त्रिस्कन्धात्मक ज्योतिष शास्त्र का प्रथम स्कन्ध 
(भाग) है होरा या जातक । प्रस्तुत 'सारावली' 
में इसी का विवेचन किया गया है । इस विषय पर 
वराहमिहिर ने वृहज्जातक का निर्माण किया था 
किन्तु उसमें विषयों का विभाजन संक्षेप में मिलता 
है। इसके उपरान्त कल्याणवर्मा की यह सारावली 
ही दुसरा ग्रन्थ है जिसमें जातक के जीवन से सम्वद्ध 
सभी प्रकार के सुख दु:ख अच्छा-वुरा आदि का विस्तत 
विवरण सम्यक्‌ प्रकार से विवेचित हुआ हे । इस एक 
मात्र ग्रन्थ के विवेकपूर्वक अध्ययन से जातक के 
सम्पुर्ण जीवन का वास्तविक फलादेश कहा जा सकता 
द । यवनजातक आदि ग्रन्थों का सार भी इसमें 
संगृहीत हे! इस महत्ता के कारण ही यह ग्रन्थ 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में ज्योतिष-पाठचग्रन्थों में 
निर्धारित है। 

मूल ग्रन्थ संस्कृत में होने से सामान्य जन उसका 
उपयोग नहीं कर पाते थे अतः सर्वप्रथम हिन्दी 
अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। अपनी प्रामा- 
णिकता एवं प्राचीनता की दृष्टि से यह ग्रन्थ अदभत 
एवं अनूठा है। 


. ₹ु. १५ (सजिल्द) 
25 २० ५ (04) 


RINDI 


व 


श्रीसत्कल्याण वर्म-विरचिता 


सारावली 


“कान्तिमती” हिन्दी व्याख्या सहिता 


व्याख्याकार :. 
डॉ० मुंरलीघरचतुर्वेदी 
ज्योतिषाचार्यः ( सिद्धान्त, फलित ), 
विद्यावारिधि : ( पो-एच० डो०.) - 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली : वाराणसी : पटना 


6 मोतीलाल बनारसीदास 4५ 
भारतीय संस्कृति साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता शश 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ । 
शाखाएँ : ७ चौक, वाराणसी-१ ( उ० प्र० ) र 
७ अशोक राजपथ, पटना-४ ( बिहार ) डे | 


प्रथम संस्करण : वाराणसी, १६७७ ` 9७ 
द्वितोय संशोधित संस्करण : वाराणसी, १६८१ | 


सूल्य : ₹० ४५०० अजिल्द 
२० ६५:०० सजिल्द 


भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये 
रियायती मूल्य के कागज पर मुद्रित । 


श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा गौरीशंकर प्रेस, 
झध्यमेदवर, वाराणसी द्वारा मुद्रित ।` FD 


॥ श्री हनुमते नमः ॥ 
भूमिका 
ज्योतिःशास्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते’ 


यह तो सर्वेविदित है कि वेदाङ्गो में ज्योतिषशास्त्र सर्वेश्रेष्ठ शास्त्र है। इस 

शास्त्र के वल पर ही जगत्‌ का शुभाशुभ ज्ञात हो सकता है। इस शास्त्र के मुख्य 
तीनहुभाग [ १. सिद्धान्त, २. संहिता, ३. होरा ] हैं। ये तीनों भाग मर्हषियो 
` द्वारा प्रणीत होने के कारण ही जीवन में होने वाली घटनाओं का सत्य परिचय 
देने में पूर्ण समर्थ होते हैं। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । सिद्धान्त, संहिता 
इन दोनों के लक्षण तत्तद्‌ ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ होरास्कन्ध के अन्तगंत है। अतः जिज्ञासा होती है कि होरा किसे 
कहते हैं ? उत्तर--'होराथं शास्त्रं होरा तामहोरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति । अहश्च 
रात्रिश्च अहोरात्रो होरा गब्देनोच्यते' अहोरात्र शब्द के पूर्व वणं ( अ ) तथा पर 
चरणं (त्र ) का लोप करने से होरा शाब्द निष्पन्न होता है। पुनः यह जिज्ञासा होती 
है कि अहोरात्र शब्द से ही होरा शब्द क्यों निष्पन्न होता है। उत्तर--प्रवह वेग 
से १ दिन में ही १२ मेषादि राशियां उदित होकर अस्त होती हैं अर्थात्‌ दिन 
रात्रि में काल के वश से १२ राशियों का भ्रमण होता है काल अहोरात्र के 
अन्तर्गत होता है। इन्हीं को लग्न भी कहा जाता है। लग्न के आधार पर ही 
शुभाशुभ फल का ज्ञान जिस शास्त्र से होता है अर्थात्‌ जीव की जन्मकालीन ग्रहस्थिति 
अथवा तिथि नक्षत्रादिकों द्वारा उसके जीवन के सुख दुःखादि का निर्णय जिस शास्त्र 
से होता है उसे होराशास्त्र या जातक या जातकशास्त्र कहते हैं । 

बृ० जा० में कहा है--होरेत्यहोरात्रविकल्प० । 

तथा च प्रस्तुत ग्रन्थ में भी-आद्चन्तवर्णलोपाद्धोरास्माकं भवत्यहोरात्रात्‌। तत्प्र- 
तिबद्धश्रायं ग्रहभगणारिचिन्त्यते यस्मात्‌ ॥ 

एवं बृहत्संहिता में भी-होराऽन्योऽङ्गविनिरचयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोऽपरः' 
॥ १ अ० ९ इलो० ) ॥ 

इस होराशास्त्र का क्या प्रयोजन है । उत्तर--लघुजातक में कहा है---'यदुपचित- 
'मन्यजन्मनि शुभाऽशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌ । व्य्रञ्जयति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप 
इव? (१ अ० ३ इलो०) प्राणियों के पूर्वजन्माजित शुभाशुभ कर्म का ज्ञान इस होरा 


“शास्त्र से होता है । जैसे अन्धकार में इष्ट पदार्थं का ज्ञान दीपक की सहायता से. 


होता है, उसी प्रकार जीवन में आनेवाले शुभ वा अशुभ समय का ज्ञान होराशास्त्र 
से होता है । इस शास्त्र के फलादेश कथन में दैवज्ञ ही समर्थ होता है।. . 


>>. अशी 


(९. 


ग्रन्थकार ने कहा है--विधात्रा लिखिता याऽसौ ललाटे$क्षरमालिका । दैवज्ञस्तां . 


तथा दाम्भुहोराप्रकाश में भी--'वर्णावली तु लिखिता भुवि मानवानां धात्रा 
ललाटपटले किल दैववित्ताम्‌' इत्यादि प्राणियों के मस्तकों पर ब्रह्माजी द्वारा लिखित 
शुभाशुभ फल को होराशास्त्र को ज्ञानरूपी चक्षु से दैवज्ञ ही देखकर सुख व दुःख का 
ज्ञान कराने में समर्थं होता है, न कि नक्षत्रसूची फलादेश में समर्थे होता है। दैवज्ञ 
कौन होता है। उत्तर 
होरापारसमुद्रपारगमने नून समर्थो भहान्‌ 
पाट्याख्ये गणिते च बीजगणिते यो दभंगर्भाग्रधीः । 
सिद्धान्ते स्फुटवासनाप्रकथने  भेदेरनेकंयु ते, 
गोले स्यात्कुशालः स एव गणको योग्य: फलादेशके ॥ 
त्रिस्कन्धज्षो दशेनीयः प्रशान्तः भोतस्मार्तोपासने निष्ठचित्तः । 
निदंस्भो य: सत्यवादी प्रसन्तो दैवज्ञो वे स स्मृतो नेतरदच ॥ 
इसलिये त्रिस्कन्ध का ज्ञाता ही दैवज्ञ होता है । यह होराशास्न अन्य स्कन्धो से 
महानु है: बुत र 5 गा 
ज्योतिषशास्त्र के इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है कि फलित के 
मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों में वराहमिहिर के बाद अर्थात्‌ बृहज्जातक के अनन्तर ही कल्याण 
वर्मा विरचितः सारावली का ही नाम आता है | ग्रन्थ में कहा है-- 
चिस्तरकृतानि मुनिभिः परिहृत्य पुरातनानि शास्त्राणि । 
- होरातन्त्र रचितं वराहमिहिरेण संक्षेपात्‌ ॥ ( ९ अ० २ इलो० ) | 
इससे सिद्ध होता है कि आचाय वराहमिहिर ने संक्षेप में होराशास्त्र का वर्णन 
किया है । इस संक्षेप वर्णन से विषयों का विभाग स्पष्ट न देखकर कल्याण वर्मा ने 
यवनाचार्यादि द्वारा बनाये गये विस्तृत ग्रन्थों से सार हीन वस्तुओं का त्याग करके सार 
मात्र पदार्थो का ज्ञान इस प्रस्तुत ग्रन्थ में किया है । 
कहा है--'सकलमसारं त्यकत्वा तेभ्यः सारं समुद्ध्चियते' ॥ 
ग्रन्थकार का परिचय 


ग्रन्थकार ने अपने जन्मस्थान के विषय में व ग्रन्थ रचना काल के विषय में 
स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा है । केवल ग्रन्थारम्भ में लिखा है कि-- 

'ेबग्रामपुरप्रपोपणबलाद्‌ब्रह्माण्डसत्पञ्जरे' इत्यादि इलोक से ज्ञात होता है कि 
देवग्राम नगर निवासी श्रीमदू व्याघ्रपदीरवर कल्याण वर्मा इस प्रस्तुत ग्रन्थ का ग्रन्य- 
कार है । 

इसलिये व्याप्रपदीशवर शब्द से ग्रन्थकार बघेल वंशीय सिद्ध होते हैं । 


(२) 


बघेल शब्द की उत्पत्ति 

१--बघेलखण्ड जनपद को अनुश्रृतियो के आधार पर रीवाँ के बघेल वंशीय 
-क्षत्रियों का मूल पुरुष व्याप्रदेव था ! उसका मुख बाघ के मुख के समान था और 
इसी कारण उसकी सन्तान 'बाघेल' या “बघेल” कहलाई । आज भी रीवाँ महाराज 
की ओर से प्रकाशित कैलेन्डरो में बघेलवंश चित्रावली छापी जाती है, जिसके मध्य में 
स्थित व्याघ्रदेव का मुख वाघ के समान रखा जाता है। 

२--स्थानीय लेखों के आधार पर रीवाँ-जनपद के बघेल क्षत्रिय गुजरात से आये 
हुए सोलंकी हैं । 

गुजरात के पाँचवें सोलंकी राजा भीभदेव के चार पुत्र थे। जिनमें चोथे पुत्र 
सारङ्गदेव हुए, जिनके पुत्र वीर सिह हुए । जिस समय गुजरात के शासक सिद्धराज 
जयसिह (वि० स० ११५२-११९६) थे, उन्होंने वीर सिंह के पुत्र बाघ राव को जागीर 
में वघेला गाँव दिया था, जिसके आधार पर बाघराव की सन्तान बघेल नाम से 
विख्यात हुई । 

३--रीवाँ राज्य का प्राचीन इतिहास” देखने से पता चलता है कि गुजरात से 
असंतुष्ट होकर बाघराव “व्याध्रदेव' वि० सं० १२३४ में रीवाँ की ओर आये और 
कालिक्षर से १६ मील उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी पर एक मरफा नाम का किला था । 
च्याघ्रदेव ने अपना प्रभुत्व इसी किले में स्थापित किया था । कुछ दिनों के बाद व्याप्न- 
देव ने भर राजा से कालि्जर छीन लिया । तथा पाइवंवर्ती राज्यों पर भी अधिकार 
जमा छिया । व्याघ्रदेव की परिहारिन ठक्रुराइन से दो पुत्र हुए ज्येष्ठ क्णेदेव व कनिष्ठ 
'कन्धरदेव थे । व्याघ्नदेव का स्वर्ग वास वि स० १२४५ के आस पास हुआ था । 

४-व्याघ्रदेव के बाद कर्णेदेव राजा हुए । इनकी राजधानी गहोरा में थी। 
करणदेव संस्कृत के धुरन्धर विद्वात्‌ थे । इन्होंने 'सारावली' नामक ज्योतिशास्न का 
एक अच्छा ग्रन्थ लिखा है । इनके आश्रित अनेक संस्कृत के धुरन्धर विद्वानु रहा करते 
थे । जिनमें ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान्‌ था । 
. इनका स्वर्गवास वि० सं० १२६० के आस पास हुआ | इनके मरने पर उनके 
उत्तराधिकारी उनके पुत्र सौहागदेव हुए । 

रीवाँ के बघेलों का वंशवक्ष 
वीरसिह ( बघेला गाँव गुजरात ) 


बाघराव==व्याघ्रदेव 


कणंदेव कंधरदेव 


१--वत्तंमान मध्य प्रदेश के चार उत्तरी जिलों--१. रीवाँ, २, सतना, ३ सीधी 
और शहडोल से सीमित बघेलों की बोली का जनपद। : 4 

२-क्षत्रियों की शाखा विशेष देखिये रीवां स्टेट गजेटियर पृ० १२१ विस्तृत 
चर्चा के लिये देखिये 'ओरिजिन आफ दी चालूक्याज' । ३-पृ० २८-२९ . 
४-री० इ० पृ० ३१। REE हण का ् छै 


(४.) 


यही कर्णदेव कल्याण वर्मा नाम से प्रसिद्ध हुए । “रीवाँ राज्य का इतिहास' व 
“*बघेलखण्ड के संस्कृत काव्य” नामक ग्रन्थों से सिद्ध होता है कि गुजरात के पाटन जिले 
के अन्तर्गत व्याघ्रपल्ली नामक ग्राम से आये हुए बघेल वंशी आज तक राज्य करते 
चले आये थे। इसलिए रीवाँ जिला जन्मस्थान ग्रन्थकार का सिद्ध होता है । किन्तु 
देवग्राम नगरसिद्धि में 'नोहरा' व 'वान्धवगढ़' नामक राजधानी बाधक सिद्ध होती 
हैं। मैंने पता लगाया है कि करबी से उत्तर की ओर एक देवल नामक प्राम है । 
उसमें बघेलवंशी लोग रहते हैं | रीवॉ जिले में ही करबी तहसील है । 

काल 

ग्रन्थकार व ग्रन्थ रचना-काल के विषय में ग्रन्थ में किसी भी प्रकार का संकेत 
प्राप्त नही होता है। इस विषय में म० म० सुधाकर ह्विवेदीजी ने “श्रीचापवंशतिलके 
श्रीव्याप्नमुखे नृपे शकनृपाळात्‌' इस ब्रह्मगुप्त के पद्य से 'व्याघ्रपदीइवरो' के स्थान पर 
“व्याघ्रभटेश्वरो' यह पाठान्तर ज्ञात करके “व्याप्रमुख' व 'व्याघ्रभट' में समानता मान- 

कर ब्रह्मगुप्त के काळ से पूर्व ही इनका काल अर्थात्‌ ५०० शक माना है । 
१-शकङ्कर वालकृष्ण दीक्षित ने अपने इतिहास में लिखा है कि भट्टोत्पल ने 
बृहज्जातक की टीका में सारावली ग्रन्थ के अधिक वचन उद्धृत किये हैं तथा उनमें 
एक स्थान पर ( ७ अ० १३ इलोक की टीका ) वराहमिहिर का नाम आया है अतः 
सारावली ग्रन्थ वराहमिहिर के बाद का और ८८८ शक से पहले का है। सारावली 
नामक एक ग्रन्थ मैंने देखा है, उसमें उत्पलोद्धुत वचन नहीं हैं। उसके कर्ता का 
नाम कल्याण वर्मा है। उन्होंने अपने को बटेश्‍वर कहा है । बटेशवर नाम के ज्योतिषी 
शक ८२१ के लगभग थे अतः उत्पलोद्धत सारावली ही बटेशवर या कल्याण वर्मा कृत 

सारावली है और इसका रचनाकाल लगभग ८२१ शक है । 

आचार्य सुधाकर ने ५०० शक, शंकर धालकृष्ण दीक्षित ने 5२१ शक के आस- 
पास होना स्वीकार किया है किन्तु 'रीवाँ के इतिहास” से वि० सं० १२४५ के बाद 
“ये कल्याण वर्मा गद्दी पर आसीन हुए और उसी समय में ग्रन्थ रचना इन्होंने की ऐसा 


प्रतीत होता है । ब्रह्मगु्त इनकी सभा में थे इस लेख का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है तथा 
ब्रह्मगुप्त का जन्म काल ५२० शक है | इस लिये वि० सं० १२४५ से सामज्जस्य होने 


में पुर्ण कठिनाई है । हाँ इनके काल के विषय में इतना तो स्पष्ट ही है कि भट्टोत्पल व 
बलभद्र मिश्र के पूर्व ही इनका जन्म हुआ है । क्योंकि बृहज्जातक की भट्टोत्पली टीका 


में बलभद्र द्वारा संगृहीत होरा रत्न ग्रन्थ में सारावली के वचन अधिक प्राप्त होते हैं । 
किन्तु वृहज्जातक की प्रथम इलोक की टीका में 'तरणिकिरणसङ्गादेष पीयूषपिण्डो' 


इस सिद्धान्त शिरोमणि के पद्य को देखने से प्रतीत होता है कि १०३६ शक के 
बाद ही उत्पलाचार्य का जन्म हुआ है। परन्तु उत्पल ने अपनी भट्टोत्पली टीका के 
अन्त में “वस्वष्ठाष्टमिते! कहकर ८८८ शक ही सिद्ध किया है। यदि यहाँ पर 
“वस्वष्टाष्टमिते' यह पाठान्तर मान लिया जाय तो बलभद्र के १५१४ शक के वाद 


१. “भारतीय ज्योतिष’ पृष्ठ ६३७--६३८ । 


( ५) 


उत्पलाचार्ये का जन्म सिद्ध होता है। यह भी होरारत्न ग्रन्थ देखने से सिद्ध 
इसलिये नहीं होता कि भट्टोत्पली के ग्रन्थान्तरों के वाक्य इस होरा रत्न में अविकल 
उपलब्ध होते हैं। यदि वि० सं० १२४५ के बाद इनका ग्रन्थ माना जाय तो 
उत्पलाचायँ का जन्म कर्ण देव ( कल्याण वर्मा ) से पूर्व सिद्ध होगा ॥ 
है क्योंकि भट्टोत्पल ने a के बचन i स की ह ट "त 
किये हैं। शिशुपाल वध की मल्लिनाथी टीका में तथा दिवाकर की जातक पद्धति 
में भी कल्याण वर्मा का नाम आया है। ऐसा आफ्रेट सूची में है। _ 

हमारा अपना अनुमान है कि ये कल्याण वर्मा ( सारावली के प्रणेता ) उपर्युक्त 
“'रीवां का इतिहास” में दिये हुए कल्याण वर्मा से भिन्न हैं। जैसा कि उन्होंने अपना 
स्थान देवग्राम बताया है और अपने को व्याध्रपदीइवर कहा है इससे यह सिद्ध होता हैं 
कि गुजरात के चौलुक्य वंशी ( सोलंकी ) राजा कल्याण वर्मा गुजरात के व्णाघ्रपलली 
स्थान के निवासी थे जिसके समीप देवग्राम ( देवग्राम पुर ? ) आज भी विद्यमान है। 
रीवाँ का बघेल वंश इसी परम्परा में सं० १२३४ के बाद यहाँ आया । प्रकृत कल्याण 
बर्मा इससे बहुत पहले गुजरात के शासक थे और व्याघ्रदेव इनके मूल. पुरुष थे 1. 
इनका काल शक ५०० से ८२१ के मध्य था । उत्पलदेव, जिन्होंने अपना काल 
८८८ शक लिखा है, इनके बाद हुए और ब्रह्मगुप्त इन्हीं सारावली कार कल्याण वर्मा 
के सभा पण्डित हो सकते हैं, रीवाँ के इतिहास में दिये हुए कन्धरदेव या कल्याण वर्मा: 
की सभा के नहीं । 

इस कल्याण वर्मा के अतिरिक्त राजनक कल्याण वर्मा कश्मीर शैव दशन के विद्वानु हुए 
हैं। जिनका उद्धरण जयरथ ने वामकेश्वरी मत विवरण में दिया है, और विवाह वृन्दावन . 
के टीकाकार तथा व्यवहार प्रदीप के रचयिता भी कल्याण वर्मा नामक विद्वानु हैं। | 

मैंने निर्णय सागर से प्रकाशित मूळ ग्रन्थ का व संस्कृत विश्वविद्यालय 
के सरस्वती भवनस्थ ३६४७७ ग्रन्थाङ्कु का आश्रय लेकर इसकी हिन्दी व्याख्या करके 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है। और साथ में यह भी चेष्टा की है कि इस ग्रन्थकार 
ने कहां से ग्रहण किया है तथा इस ग्रन्थकार के वाद जिन ग्रन्थकारों ने इसका आशय 
लेकर ग्रन्थ रचना की है उन सबों के उद्धरण यथा स्थान दिये हैं । वैसे वैद्यनाथ ने. 
इसको मुख्यतन्त्र मानकर जातक पारिजात की रचना की है । ऐसा स्वयं उन्होंने लिखा. 
है। मेरे इस महात्‌ कार्य में श्रद्धेय पं० जनादेन शास्त्री पाण्डेय जी ने जो सहायता 
की है । उससे मैं परम उपकृत हूँ । 

अन्त में मैं विद्वदुजनों क्षमा माँगता हूँ कि मेरे दृष्टिदोष से अल्पन्नतावश कोई 
त्रुटि रह गयी हो तो उसे क्षमा कर सूचना देने का कष्ट करें । 


विदुषामनुचरः 
मथुरावास्तव्य-श्रीमद्भागवताभिनव शुक- 
भा० शु० राधाष्टमी पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज:-- 
भोमवार, सं० २०३४ मुरलीधर चतुर्वेदः . 


सं० वि० वि०, सरस्वती भवन वाराणसी । 


विषय सुची 


प्रथम अध्याय-मङ्गलाचरण १ 
द्वितीय अध्याय--मस्तक पर विधाता द्वारा लिखी गई अक्षर पंक्ति को पढ्ने 

की सामथ्यं, होरा शब्द की व्युत्पत्ति, होरा शब्दाथं, जातक व होरा में अभेद, होरा 
शास्त्र की आवश्यकता । २-३ 
तृतोय अध्याय--१२ राशियों के नाम, राशियों के स्वरूप, काल पुरुष के 
अवयव, अवयवों का प्रयोजन, १२ राशियों के नामान्तर, राशि के पर्याय, मण्डल व 
चक्राघ स्वामी, चक्राध स्वामी के आधार पर फल, १२ राशियों के स्वामी एवं नवांशा- 
घिपति, स्पष्टार्थ स्वामी चक्र, स्पष्टार्थं नवांश चक्र, भवनाधिप के विना फलादेश नहीं 
होता, वर्गोत्तम नवांश तथा द्वादशांश का वर्णेन, द्रेष्काण एवं होरा स्वामी, स्पष्टार्थ 
द्रेष्काण चक्र, स्पष्टाथं होरा चक्र, त्रिशांश के स्वामी, स्पष्टार्थं त्रिशांश चक्र, सप्तमांश 
के स्वामी, स्पष्टार्थं सप्तमांश चक्र, राशियों में वगेभेद संख्या का ज्ञान, वर्गभेद का 
आनयन, राशियों की क़्राक़्र, पुरुष, स्त्री, चर, स्थिर, द्विस्वभाव तथा गण्डान्त संज्ञा, 
गण्डान्ते में जायमान का फल, राशियों की दिशा व फल, कौन-कौन राशि किस दिशा 
व समय में बली, राशियो की दिन रात्रि पृष्ठोदयादि संज्ञा, राशियों का वल १२ 
भावों के नाम, १२ भावों के नामान्तर, चतुरस्र, केन्द्रादि संज्ञा, चतुर्थ व दशम के 
नामान्तर, नवम, पञ्चम, सप्तम के नामान्तर, ६, ३, १२, २ भावों के नामान्तर, 
फणफर, आपोक्लिम संज्ञा, उपचय, अनुपचय संज्ञा, ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, उच्च 
नीचादि ज्ञान, राशियों की हुस्व, मध्य, दीर्घो दय संज्ञा, हृस्वोदयादि का फल, राशियों 
का प्लव व प्रयोजन, राशियों के वणे तथा प्रयोजन । ४-१६ 


चतुर्थ अध्याय--कालपुरुष के आत्मादि विभाग, आत्मादि का प्रयोजन, द्रेष्काण- 

वश कालावयवों की उत्पत्ति, करन के आधार पर वाम दक्षिण अंग तथा निवेल-सवल 
संज्ञा, लग्न द्रेष्काणवश कालावयव ज्ञान, अंग ज्ञान का प्रयोजन, ग्रहों के राजत्वादि 
अधिकार ब प्रयोजन, कोन ग्रह किस दिशा का स्वामी, ग्रहों की शुभ पाप संज्ञा, सूये, 
चन्द्रमा, मंगळ और बुध के नामान्तर, गुरु, शुक्र, शनि, के नामान्तर, सूर्यादि ग्रहों के 
वर्ण और अधिदेवता, अधिदेवताओं का प्रयोजन, ग्रहों की पुरुष, खरी, नपुंसक तथा 
विप्रादि संज्ञा एवं तत्त्वों के अधिपति, ग्रहों के रस तथा स्थान, ग्रहों के वस्त्र तथा धातु, ` 
काळ एवं ऋतुओं के स्वामी ग्रह, कालाधिपति प्रयोजन, वेदों के अधिप, लोक स्वामी 
ग्रह, सूर्ये का स्वरूप और गुण, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का स्वरूप और 
गुण, नैसगिक मित्र, सम, शत्रु, ज्ञान, ग्रहों के तात्कालिक मित्र व शत्रु, पश्चधा मैत्री 
विचार, ग्रहों की साधारण दृष्टि, विशेष पूर्ण हष्टि, ग्रहो के चार प्रकार के बल, दिगुबल 


(00) 


एवं स्थान बल, काल बल व चेष्टा बल, आयन वल, द्रेष्काण बल, दिन रात्रि त्रिभाग 
बल, नेसगिक वल, सात प्रकार के बल का कथन, ग्रहों की अफलता । १६-३१ 


पंचम अध्याय--ग्रहों की दीप्तादि ९ प्रकार की अवस्था कथन, दीपादि का 
ज्ञान, दीप्त अवस्थागत ग्रह का फल, स्वस्थ, मुदित, शान्त, शक्त, पीडित, भीत, 
विकल, खल ग्रह का फल, उच्च राशि में वक्री होने पर विशेष, उच्चादि बल में 
प्रेष्ठादि कथन, पूर्ण चन्द्र होने पर राजा, आयु मध्य में सुख योग, राशि भेद फल 
कथन, फल भेद का निर्णय, राशियों में उच्च, मुल त्रिकोण व स्वगुह के अंश उच्च 
नीचादि राशि स्थित शुभ ग्रहों के शुभफल में न्युनाधिक्य, नीचादि राशि स्थित पाप 
ग्रहों के अशुभ फल में न्यूनाधिकता, शुभ फल का अभाव ओर अशुभ फळ पुर्ण, उच्च 
'च मूळ त्रिकोण वल से युक्त ग्रह फल, स्वराशि, मित्र राशि व स्वहोरा वल से युक्त 
ग्रह्‌ फल, स्वद्रेष्काण व स्वनवांश बल से युक्त ग्रह फळ, सप्तमांश व द्वादशांश वल से 
युत ग्रह फल, निंशांश वल से युत व शुभ ग्रह से दृष्ट ग्रह फल, पुरुष, स्त्री राशि बल 
से युत ग्रह फल, स्थान वल, दिग्‌ वल, अयन बल, चेष्टा बल से युत ग्रह फल, शुभ, 
'पाप वक्र ग्रह फल, निष्कण्टक राज्यप्रद ग्रह फल, दिन रात्रि बल से युत ग्रह फल, 
वर्षशादि ग्रह फल, पक्ष बल से युत ग्रह का फल, बलवान्‌ शुभ ग्रहों का फल, बलवान्‌ 
“पाप ग्रहों का फल, स्वमित्रादि राशिगत ग्रहों की दशा के नाम, बालादि दशा का फल, 


विषम राशिगत ग्रह फल, समराशि गत ग्रह फल । ३१-४० 
षष्ठ अध्याय-परस्पर कारक ग्रह कथन,कारक ग्रह का उदाहरण, अन्य कारक 
ग्रह्‌ कथन, कारक ग्रह का फल, समस्त योगों में कारक की प्रधानता | ४०-४२ 


स्तम अध्याय--वारेशादि कथन, प्रथम वर्षेश व होरेश से द्वितीयादि तथा 
अभीष्ट दिन में वारेश कथन, सौर-चान्द्रमाम कथन, भावोक्त कर्म करने का समय, 


सूर्यं के विषय, चन्द्रमा के विषय, मङ्गल के विषय, बुध के विषय, गुरु के विषय, शुक्र 
के विषय, शनि के विषय, ग्र हों के देश । ४२-४५ 


अष्टम अध्याय--आधानाध्याय का कथन, गर्भाधान योग्य रजोदर्शन कथन, 
रजोदर्शन का कारण, गर्भाधान में अक्षम रजोदर्शन, स्त्री-पुरुष संयोग कथन, सम्भोग 
ज्ञान प्रकार, गर्भ सम्भव योग, प्रकारान्तर, गर्भस्थिति का स्वरूप, गर्भ में पुत्र व कन्या 
का ज्ञान, अन्य प्रकार, गर्भ में यमल योग, पुत्रयोग ज्ञान, नपुंसक योग ज्ञान, प्रकारान्तर 


से यमल योग ज्ञान, गर्भे में तीन वालक के जन्म का योग, माता-पिता मौसीं-चाचा 
ग्रह, मातादि संज्ञा का प्रयोजन, गर्भाधान के बाद प्रत्येक मास में गर्भे का स्वरूप, गर्भ 


के १० मासों के स्वामी, गर्भपात योग, गर्भपुष्टि ज्ञान, गर्भ के साथ गर्भवती मरण योग 


ज्ञान, अन्य प्रकारान्तर, गर्भ वुद्धि योग ज्ञान, गर्भे समय से प्रसव मास ज्ञान, अन्य 
प्रकार से प्रसव ज्ञान, जन्म राशि ज्ञान, तीन व बारह वर्ष के बाद प्रसव योग ज्ञान, 


प्रसव के दिन-रात्रि काल का ज्ञान, प्रसव के लग्तादि का विचार, नेत्रहीन योग ज्ञान, 


पुनः नेत्र हीन योग ज्ञान, मूक योग ज्ञान, जड, सदन्त योग ज्ञान, अधिकाङ्ग योग ज्ञान 
चामन व कुब्ज योग ज्ञान, पङ्गु योग ज्ञान । ४५-६० 


(<) 
नवस अध्याय--मस्तकादि से जन्मयोग ज्ञान, प्रसवस्थान का ज्ञान, प्रकारान्तर 
से प्रसव स्थान ज्ञान, प्रकारान्तर से प्रसवदेश ज्ञान, पुनः अन्य प्रकार से जन्म स्थान का 
ज्ञान, सूतिका के गृह का ज्ञान, सूतिका गृह में शयन स्थान ज्ञान, प्रसव गुहू में वरामदे 
का ज्ञान, सूतिका गुह्‌ स्वरूप ज्ञान, सूतिका गृह के द्वार व समीप के घर का ज्ञान 
सूतिका की शय्या का ज्ञान, सूतिका का भूमिशयन व उपसूतिका ज्ञान, सूतिका घर में 
दीपक का स्थान व स्वरूप, दीपक की बत्ती व तेल का ज्ञान, अधिक दीपक ज्ञान, प्रसव 
समय के अन्धकार का ज्ञान, पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग ज्ञान, कष्ट में प्रसव व 
माता सुख ज्ञान परजात जन्म योग ज्ञान, प्रसव समय में मातृकष्ट का ज्ञान माता से 
त्यक्त योग ज्ञान, प्रकारान्तर से ज्ञान, नालवेष्टित जन्म योग ज्ञान, सर्पेवेष्टित जन्म योग 
ज्ञान, यमल जन्म योग ज्ञान, जातक के शरीर व वर्ण का ज्ञान, जातक को प्रकृति का 
ज्ञान, जातक के पिता व माता के मरण योग का ज्ञान, माता पिता के सुख योग 
का ज्ञान। ६०-७१ 
दशम अध्याय--पुरुष वनिता ग्रहों के बल का ज्ञान, तीन प्रकार के अरिष्टों का 


कथन, तृतीय व द्वितीय वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, नवम वर्षे के वाद अरिष्ट ज्ञान, १ मास में 
अरिष्ट ज्ञान, एक, छै, चार वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, दो मास में अरिष्ट ज्ञान, शीघ्र अरिष्ट 


ज्ञान, जन्माधिपति के द्वारा शरीर पीड़ा ज्ञान, सात वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, शरीर पीड़ाः 
ज्ञान, १० या १६ वषं में अरिष्ट ज्ञान, शीघ्र मरण ज्ञान, स्वल्प काळ में मरण ज्ञान, 


अन्य अरिष्ट ज्ञान, १,४,८ वर्ष में, १, ६, ८, मास में, अन्य, नवम वषं मे, चतुर्थ 
मास में, पुनः अन्य, प्रकारान्तर से, अन्य, पुनः अन्य, माता के सहित, शीघ्र, नवमः 


वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, मातृ पितृ, पिता के, माता के साथ मरण योग ज्ञान, जन्म के 
समय पिता का ज्ञान, पिता के मरण योग काज्ञान, पुनः माता के साथ मरण योग का 


ज्ञान, माता त्र जातक में १ के मरण का ज्ञान, नेत्र हानि योग ज्ञान, प्रकारान्तर से 


नेत्र हानि योग ज्ञान, कर्णे रोग योग ज्ञान, चन्द्रराशि से कर्ण रोग ज्ञान, तीन दिन 
जीवन योग ज्ञान, १ दिन व सात दिन जीवन योग ज्ञान, रोगारम्भ से अरिष्ट ज्ञान, 


पुनः रोगारम्भ से, जन्माऽङ्ग से आरिष्ट ज्ञान, एक मास व सात दिन आयु योग ज्ञान, 
मृतजातक योग ज्ञान, त्रिकोणगत पाप ग्रह से अरिष्ट योग ज्ञान, पुनः अरिष्ट योग ज्ञान, 


शीप्रमरण योग ज्ञान, १०८ वर्ष की आयु योग ज्ञान, १२० वर्षे की आयु योग ज्ञान, 


अरिष्ट ज्ञान, देवतुल्य आयु योग ज्ञान, गतायु योग ज्ञान, अनुक्तकाल योगों में मरण 
समय ज्ञान, पुनः पाँचवें वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, ११, ७, ४, ३, ९ वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 


« ५, १२, ७ वषं में, दुर्मुहु्त में, अल्प समय में, प्रत्येक राशि में चन्द्रकृत अरिष्ट ज्ञान, 


कथित अंशों में मरण समय ज्ञान । ७२-९२ 
एकादश अध्याय--पुणंचन्द्र होने पर अरिष्ट नाश योग ज्ञान, प्रकारान्तर से 
रिष्टभङ्ग योग ज्ञान, पुनः प्रकारान्तेर से रिष्टभङ्ग योग ज्ञान । 5३-४६ 


द्वादश अध्याय--गुरु की स्थितिवश अरिष्टभङ्गयोग ज्ञान, प्रकारान्तर से राहु 


से, प्रकारान्तर से अरिष्ट भङ्ग योग ज्ञान, केन्द्रस्थ गुरु व शुक्र से अरिष्ट भङ्ग योग 
ज्ञान, अमितायु योग ज्ञान । ६७-१० ९, 


RI So २ 


७  ) 


त्रयोदश अध्याथ-सुनफा-अनफा-दुरुधरा योगलक्षण, केमद्रुम योग ज्ञान, 
प्रस्तार विधि से . सुनफादिभेद संख्या ज्ञान, दुरधरा योग के १०८ भेदों की सारिणी, 
सुनफा योगफल, अनफा, दुरुधरा योगफल, केमद्रुम योगफल, सुनफादि योगों का केन्द्र 
में प्रधानत्व कथन, सुनफा योग कारक भौम का फल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का फल,. 
अनफा योग कारक भौम का फल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का फल, दुरुधरायोग कारक 
भौम वुध का फळ, भौम गुरु, भौम शुक्र, भौम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, वुध शनि, ` 
गुरु शुक्र, गुरु शनि, शुक्र शनि का फल, स्वल्प-मध्यम-उत्तम धनादि योग ज्ञान का फल 
चन्द्रमा से उत्तमादि धन योग ज्ञान, प्रकारान्तर से उत्तमादि धन योग ज्ञान । 
१००-११२ 
चतुर्दश अध्याय--वेशि, वाशि, उभयचरी योग लक्षण, वेशि योग फल, वेशिः 
योग कारक गुरु, शुक्र, वुध, भोभ, शनि, का फल ज्ञान, वाशियोग फल, वाशि 
योग कारक गुरु शुक्र बुध भौम शनि का फल, फलादेश में विशेष कथन, उभयचरी 
योग का फल । ११३-११५ 
पञ्चदश अव्याय-सूर्यं चन्द्र युति का फल, सूर्य भौम, सूर्य बुध, सूर्य गुरु, 
सूर्य शुक्र, सूर्यं शनि, चन्द्र भौम, चन्द्र बुध, चन्द्र गुरु, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, भौमः 
बुध, भौम गुरु, भौम शुक्र, भौम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शुक्र, गुरुः 
शनि, शुक्र शनि युति का फल । ११५-१२१ 
षोडश अध्याय --सूर्‍र्य चन्द्रमा भौम, सूर्ये चन्द्रमा वुध, सूर्यं चन्द्रमा गुरु, सूर्ये 
चन्द्रमा शुक्र, सूर्ये चन्द्रमा शनि, सूये भौम वुध, सूर्ये भौम गुरु, सूर्ये भौम शुक्र, 
सूर्यं भौम शनि, सूर्यं बुध गुरु, सूर्यं बुध शुक्र, सूर्य बुध शनि, सूर्य गुरु शुक्र, सूर्य शुक्र 
शनि, चन्द्रमा भौम बुध, चन्द्रमा भौम गुरु, चन्द्रमा भौम शुक्र, चन्द्रमा भोम शनि, 
चन्द्रमा बुध गुरु, चन्द्रमा बुध शुक्र, चन्द्रमा बुध शनि, चन्द्रमा गुरु शुक्र, चन्द्रमा गुरु 
शनि, चन्द्रमा शुक्र शनि, चन्द्रमा बुध गुरु, चन्द्रमा बुध शुक्र, चन्द्रमा बुध शनिं; 
चन्द्रमा गुरु शुक्र; चन्द्रमा गुर शनि, चन्द्रमा शुक्र शनि, भौम वुध गुरु, भोम वुध 
शुक्र, भौम वुध शनि, भौम गुरु शुक्र, भोम गुरु शनि, भौम शुक्र शनि, बुध गुरु शुक्र, 
बुध गुरु शनि, बुध शुक्र शनि, गुरु शुक्र शनि, युति का फल, माता व पिता के सुख 
का ज्ञान, शुभ ग्रहों की युति का फल, पापग्रहों की युति का फल । १२१-१२७ 
सप्तम अध्याय--सु० चं० मं० बुध, सू० चां० मं० गुरु, सू० चं० मं० शुक्र,- 
सू० चं० मं० शनि, सू० चं० बुध गुरु, सू० चन्द्र बुध शुक्र, सू० चन्द्र बुध शनि, 
सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र, सूर्ये चन्द्र गुरु शनि, सूर्य चन्द्र शुक्र शनि, सूर्ये भौम बुध गुरु, 
सूर्य भौम बुध शनि, सूर्य भोम गुरु शुक्र, सूर्ये भौम गुरु शनि, सूये भोम शुक्र शनि, 
सूर्य बुध गुरु शुक्र, सूर्ये बुध गुरु शनि, सूर्ये बुध शुक्र शनि, सूर्य गुरु शुक्र शनि, चन्द्र 


' भौम बुध गुरु, चन्द्र भौम बुध शुक्र, चन्द्र भोम बुध शति, चन्द्र भौम गुरु 


शुक्र, चन्द्र भौम गुरु शनि, चन्द्र भोम शुक्र शनि, चन्द्र बुध गुरु शुक्रः चन्द्रः 


( १० ) 


बुध गुरु शनि, चन्द्र रुध शुक्र शनि, चन्द्र गुरु शुक्र शनि, भौम बुध गुरु शुक्र, भोम वुध 
गुरु शनि, भोम बुध शुक्र शनि, भौम गुरु शुक्र शनि, बुध गुरु शुक्र शनि युति का फल । 
१२८-१३३ 
अष्टादश अव्याय --सूयं चन्द्र भौम बुध गुरु, सूर्ये चन्द्र भौम बुध शुक्र, सूर्यं चन्द्र 
भौम बुध शनि, सूर्य चन्द्र भौम गुरु शुक्र, सूर्यं चन्द्र भौम गुरु शनि, सूर्य चन्द्र भौम 
शुक्र शनि, सूर्ये चन्द्र बुध गुरु शुक्र, सूर्य चन्द्र बुध गुरु शनि, सूर्यं चन्द्र बुध शुक्र शनि, 
सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र शनि, सूर्यं भौम बुध गुरु शुक्र, सूर्यं भौम बुध गुरु शनि, चन्द्र 
“भौम बुध शुक्र शनि, सूये भौम बुध शुक्र शनि, चन्द्र भौम गुरु शुक्र शनि, सूर्य भोम 
गुरू शुक्र शनि, सूर्ये बुध गुरु शुक्र शनि, चन्द्र भौम बुध गुरु शुक्र, चन्द्र भौम बुध गुरु 
शनि, चन्द्र भोम बुध शुक्र शनि, चन्द्र बुध गुरु शुक्र शनि, भौम वुध गुरु शुक्र शनि 
युति का फल! १३४-१३७ 
एकोनविश अध्याय--सू० चं० मं० बु० गु० शु०, सू० चं० मं० बु० गु० शनि, 
सू० चं० मं० बु० गुरु शुक्र शनि, सूयं चं० मं० गुरु शुक्र शनि, सू० वं० बुध गुरु शुक्र 
"शनि, सूर्ये भौम बुध गुरु शुक्र शनि, चं० मं० बु० गु० शु० शनि युति का फल, एकत्रित 
'५ या ६ ग्रहों का फल । १३८-१३६ 
बिश अध्याय-संन्यास योगों का वर्णन, तपस्वी योग ज्ञान, प्रत्राजक योग ज्ञान, 


तपस्वी, ब्रती योग ज्ञान, वनपर्वेतस्थ तपस्वी, भन्नत्यागी मुनि, ब्रती योग ज्ञान, यशस्वी 
मुनि योग ज्ञान, तपस्वी योग ज्ञान, फछ-मूलभक्षक तपस्वी योग ज्ञान, वल्कल, चीरधारी 


ब्रती योग ज्ञान, शान्त तपस्वी योग ज्ञान, फलभक्षक यती योग ज्ञान, पर्वत वनवासी 
“तपस्वी योग ज्ञान, दुःखी मुनियोग ज्ञान, जटाधारी वल्कल वस्नधारी मुनि योग ज्ञान, 
तपस्वी योग ज्ञान, प्रब्रज्या भङ्गयोग ज्ञान, चार आदि ग्रहों के बिना प्रव्रज्या योग ज्ञान, 
, भ्रकारान्तर से प्रन्रज्या योग ज्ञान, भाग्यहीन प्रब्रज्या योग ज्ञान, दुःखी संन्यासी योग 
-ज्ञान, नूप संन्यासी योग ज्ञान, दुःखित संन्यासी योग ज्ञान, प्रकारान्तर से संन्यास योग 
ज्ञान, प्रत्रज्या कारक सूर्य, चन्द्र, भोम, वुध, गुरु, शुक्र, शनि का फल । १३९-१४७ 

एकविश अध्याय--३२ नाभस योगों के नाम, ७ की संख्या संज्ञा का कथन, 
दल व आकृति संज्ञक योग ज्ञान, आश्रय, आकृति, संख्या, दल योग का फल, नौ, 
कुट, छत्र, चाप, यूप, शर, शक्ति, दण्ड, अद्धं चन्द्र वज्ज व यव योगों का लक्षण, 
शकट, विहग, हल व श्शङ्गाटक, चक्र व समुद्र, नल, मुसल, रज्जु, माला व सपं योगों 
'का ज्ञान, नाभस योगफल प्राप्ति ज्ञान, नौका, कूट, छत्र, चाप, अद्ध चन्द्र, वस्न, यव, 
कमल, वापी, शकट, विहग, गदा, श्वुज्भाटक, हल, चक्र, समुद्र, यूप, शर, शक्ति, 
“दण्ड, माला, सर्प, रज्जु, मुसल, नळ, गोल, युग, शूल, केदार, पाश, दामिनी, वीणा 
योगों का फल । १४७-१६४ 

द्वाविश अध्याय-मेपस्थ सूये का फल, भौम राशिस्थ सूर्यं पर ग्रहों की दृष्टि 
"के फल, वृष राशिस्थ सूर्ये का फळ, शुक्र राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल, 


( ११) 


मिथुन राशिस्थ सूर्य का फल, बुध राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कक 
राझिस्थ सूर्ये का फल, ककं राशिस्थ सूर्ये पर ग्रहों की दृष्टि के फल, सिह राशिस्थ 
सूर्य का फल, सिंहे राझिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, 
राशिस्थ सूर्ये का फल, गुरु राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की इष्टि के फल, मकर राशिस्थ 
सूर्यं का फल, शनि राशिस्थ सूर्ये पर ग्रहों की हृष्टि के फल, कुम्भ राशिस्थ, मीन 
राशिस्थ सूर्ये का फल । १६५-१७६ 
त्रयोविश अध्याय--मेष राझिस्थ चन्द्रमा का फल, मेष राशिस्य चन्द्र पर 
ग्रहों की इष्टि के फल, वुष राशिस्थ चन्द्र का फल, वृष राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की 
इष्टि के फल, वुषस्थ चन्द्रमा के पूर्वार्ध व पराध का फल, मिथुन राझिस्थ चन्द्र काः 
फल, मिथुन राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की इष्टि के फल, ककं राशिस्थ चन्द्रमा का फल, 
कर्के राशिस्थं चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, सिह राशिस्थ चन्द्रमा का फल, सिंहः 
राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कन्या राशिस्थ चन्द्रमा का फल, कन्या, 
राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल, तुला राशिस्थ चन्द्रमा का फल, तुला: 
राझिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, वुरिचिक राझिस्थ चन्द्र का फल, वृश्चिक, 
राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों.की दृष्टि के फल, धनु राशिस्थ चन्द्र का फल, धनु रागिस्थ; 
चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, मकर राशिस्थ चन्द्रमा का फल, मकर राझिस्थ चन्द्रमा. 
पर ग्रहों की हृष्टि के फल, कुम्भ राशिस्थ चन्द्र का फल, कुम्भ राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों: 
की दृष्टि के फल, मीन राशिस्थ चन्द्रमा का फल, मीन राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की 
दृष्टि के फल, कथित फलों का निर्णय । १७६-१९२ 
चतुर्वि अध्याय-भौम राशि. नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, 
शुक्र राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, बुध राशि नवांशस्थ चन्द्र पर 
ग्रहों की दृष्टि के फल, कर्क राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, सिह 
राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के 'फल, गुरु राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों” 
की हष्टि के फल, फल कथन में विशेषता। | १९२-१६६ 
` पडाव अध्याय--मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुलां, वृर्चिकं,' 
धनु, मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ भौम का फल, स्वराशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि- 
के फल, शुक्र राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल, बुध, कर्क, सिंह, गुरु, शनि 
राशिस्थ भौम पर ग्रहों की हृष्टि के फल । १९६-२०६ 
षड्‌ विद अध्याय--मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुळा, वृश्चिक, धनु, 
सकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ बुध का फल, भौम, शुक्र, बुध, ककं, सिह, गुरु, शनि 
राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल । २०७-२१६ 
सर्पावश अध्याय--मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 
मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ गुरु का फल, भोम, शुक्र, बुध, ककं, सिंह, स्वरादिस्थ, 
शनि राझिस्थ गुरु पर ग्रहों की इष्टि के फल । २१६-२२५ 


( १२) 


अष्टाविश अध्याय मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 


अकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ शुक्र का फल, भौम, स्व, बुध, कक, सिह, गुरु, शनि 
-राझिस्थ शुक्र पर ग्रहों की हृष्टि के फल । २२६-२३४ 


एकोनत्रिश अध्याय- मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ शनि का फल, भौम, शुक्र, बुध, कके, सिंह, गुरु, 
-स्वराशिस्थ शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल । २३५-२४४ 

त्रिश अधयाय--ग्रह भाव फलाध्याय का कथन, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम,दशम, एकादश, द्वादश भाव में सूर्यं का फल, लग्नस्थ 
चन्द्रमा का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पश्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 
एकादश, द्वादश भावस्थ चन्द्र का फल, लग्नस्थ भोम का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
"पञ्चम, षष्ठ, स्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भावस्थ भोम का फल, लग्नस्थ 
बुध का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं, पचम, शत्रु, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, 
'हादश भावस्थ बुध का फल, लग्नस्थ गुरु का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पत्चम, 
'बष्ठ, सतम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भावस्थ गुरु का फल, लग्नस्थ शुक्र 
का फल, द्वितीयस्थ, ३-८ भावस्थ, 5-१२ भावस्थ शुक्र का फल, लग्न व 
घनस्य, ३-८ भावस्थ, ९-१२ भावस्थ शनि का फल, भावों का शुभाशुभत्व 
ज्ञान । २४४-२६१ 

एकत्रिश अध्याय--केन्द्रस्थ सूये चन्द्र युति का फल, सूर्य भोम, सूर्ये बुध, 
सूर्य गुरु, सूये शुक्र, सूर्ये शनि, चन्द्र भोम, चन्द्र बुध, चन्द्र गुरु, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, 
भौम बुघ, भोम गुरु, भोम शुक्र, भोम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शुक्र, 
शुरु शनि, शुक्र शनि युति का फल । क २५७-२७२ 

दवारि अध्याय भाग्यभाव विचार, भाग्यस्थ गुरु पर ग्रहों की दुष्टि के फल, 
भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य भोम की दृष्टि का फल, सूर्ये चन्द्र, सूय बुध, सूये शुक्र, सूये शनि, 
चन्द्र भोम, चन्द्रबुध, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, भोम बुध, भोम शुक्र, भौम शनि की दृष्टि 
का फल, बुध शुक्र, बुध शनि, शुक्र शनि, भाग्येश की व समस्त ग्रहों की दृष्टि का फल, 
शुभ राशि में बली ग्रहों का फल, नीचादि राशि में पाप ग्रहों का फल, भाग्य भाव में 
स्वराशिस्थ पाप, ग्रहों का फल, भाग्यस्थ प्रधान राजयोग का ज्ञान, समस्त ग्रहों से दृष्ट 
युतत भाग्यभाव का फळ, नवमस्थ सूर्य चन्द्र योग का फल, सूर्ये भोम, सूयं बुध, सूर्यं 
गुरु, सूर्य शुक्र, सूर्यं शति युति का फल, नवमस्थ चन्द्र भौम युति का फल, चन्द्र बुध, 
चन्द्र गुरु, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, भौम वुध, भौम गुरु, भोम शुक्र, भौम शनि, बुध गुरु, 
वुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शुक्र, गुरु शनि, शुक्र शनि युति का फल, सू० चं० भौ० शा 
सू० चं० बुध, सू० चं० गुरु, सु० चं० शुक्र, सू. चं० शनि, सूर्य भौम बुध, सू० भो० 
गुरु, सू० भौ० शुक्र, सू० भौ० शनि, सूर्यं वुध गुरु, सु० बुध शुक्र, सू० बुध शनि, 
सु० गुरु शुक्र, सु० गुरु शनि, सु० शुक्र शनि, चं० मं० बुध युति का फल, भाग्यस्थ 


( १३ ) 


चं० मं० गु०, चं० मं० शुक्र, चं० मं० शनि, चं० बु० गुरु, चं० बु० शुक्र, चं० बु० 
शनि, च'० गु० शुक्र, च'० गु० शनि०, च'० शुक्र शनि, मं० बु० गुरु, मं० बु० शुक्र, 
मं ० बु० शनि, बु० गु० शुक्र, बु० गु० शनि, गु० शु० शनि युति का फल, सू० च० 
मं० बुध, सू० च ०मं० गुरु, सू० च ० मं० शुक्र, सू० च ०म० शनि, सू०च'०बु० गुरु, 
सू० च ० वु० शुक्र, सू० च ० बु० शनि, सू० मं० बु० गुरु, सू० सं० बु० शुक्र, सू० 
मं० बु० शनि, सू० मं० गु० शुक्र, सु० मं० गु० शनि, सूट बु० गु० शुक्र, सू० बु० 
गु० शनि, सू० बु० शु० शनि, सू० गु० शु० शनि, च ० सं० ब्रु० गुरु, च ० मं० 
बु० शुक्र, च० मं० बु० शनि, च ० मं० गु० शुक्र, च ० मं० गु० शनि, च० मं० 
शु० शनि, च॑० वु० गु० शुक्र, च० बु० गु० शनि, च बु० शुक्र शनि, 
च ० गु० शु० शनि, भौ वु० गु० शनि, भौ" बु० शुक्र शनि, भौ० गु० शु» 
शनि, बु० गु० शु० शनि युति का फल नवमस्थ बुध के साथ तीन चरादि ग्रहों का 
फल, नवमस्थ बुध गुरु के अतिरिक्त ग्रहों का फल । २६३-२९१ 
न्रर्याजश अध्याय-फल कथन में विशेषता का ज्ञान, चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्ये 
काः फल, भौम का, बुध का, गुरु का, शनि का, सूर्यं भोम युति का फल, सूर्य बुध, 
सूर्य गुर, सूर्यं शुक्र का फल, चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्य शनि युति का बल, भोम बुध, 
भौम गुरु, भौम शुक्र, भोम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गु० शुक्र, गुरु शनि, 
शुक्र शनि, सू० मं० बुध, सू० मं गुरु, सू० मं शुक्र, सू० मं० शनि, सू० बुध गुरु, 
सू० बुध शुक्र, सू० बुध शनि, सू० गु० शुक्र, सू० गु० शनि, सू० शु० शनि, मं० बु० 
गुरु, मं० बु० शुक्र, मं० बु० शनि, मं० गु० शुक्र, मं० गु० शनि, मं शुक्र शनि, बु० 
गु० शुक्र, बु० गु० शनि, बुध शुक्र शनि, गु० शु० शनि, सू० मं० बु० गुरु, सू० मं 
बु० शुक्र, सू० मं० बु० शनि, सू० बु० गु० शुक्र, सू० बु० गु० शनि, सु० बु० शुक्र 
शनि, सू० गु० शु० शनि, मं० बु० गु० शुक्र, मं० बु० गु० शनि, मं० बु० शुक्र शनि, 
सं० गु० शु० शनि, बु० गु० शु० शनि युति का फल, लग्न वा चन्द्रमा से शुभाशुभप्रद 
पाप ग्रहों का फल, लग्न व चन्द्र में बली से दशमभाव का फल, दशमस्थ में राशि के : 
बगे का फल, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन | 
राशि के वर्ग का फल, लग्न वा चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्यादि ग्रहों का फल । २९१-३०४ 
चतुख्षिश अध्याय--सूर्य से इष्ट लग्न का फल, चन्द्र से. भौम से, बुध से, 
[गुरु से, शुक्र से, शनि से दृष्ट लग्न का फल, लग्नस्थ अपनी राशि को देखने का व शुभ 
पाप ग्रह से दृष्ट लग्न का फल, किसी भो ग्रह से अदृष्ट लग्न का फछ,.दो आदि ग्रह 
से व एक शुभ ग्रह से इष्ट लग्न का फल, समस्त ग्रहों से दृष्ट लग्न का फल, लग्नस्थ 
तीन शुभ ग्रह व पाप ग्रहों का फल, लग्त से ६, ७, ८ में पाप ग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त 
[ शुभ ग्रहों का फल, लग्नस्थ ग्रह के फल में व्यूनाधिक कथन, धनभाव में सू० श० भौम 
का फळ, गुरु बुध का फल, शुक्र का फल, तृतीयभाव में पाप ग्रह राशि व पाप ग्रहों 
का फल, भ्रातृसंख्या का ज्ञान, तृतीय भाव में शनि व शुक्र का फल, बुध का फल 
सन्तान प्राप्ति वा अप्रासिका ज्ञान, पंचमस्थ शुभराशि में गुरु के षड़वर्ग का फल, 


( १४ ) 


सन्तान संख्याज्ञान, क्षेत्रज पुत्र योग ज्ञान, दत्तक व क्रीत पुत्र योग ज्ञान, कृत्रिम पुत्र 
प्राप्ति योग ज्ञान, अधम, गुढपुत्र, अपविद्ध, पुनभू , कानीन, संहोढ पुत्रज्ञान पुत्र अप्रासि 
योग ज्ञान, दासो पुत्रप्राप्ति योग ज्ञान, कन्या सन्तति योग ज्ञान, सन्तान हीन योग ज्ञान; 
पश्चमस्थ शुभ पाप ग्रह का फल, शत्रु भाव विचार, स्त्रीलाभ योग ज्ञान, स्त्रीनाश वं 


पुनभूँ स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान, स्त्री संख्या योग ज्ञान, प्रकारान्तर से, स्त्री वर्ण योग ज्ञानं 
स्त्री विनाश योग ज्ञान, विकलदार योग ज्ञान, कानी स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान, वन्ध्यापतिं 


योग ज्ञान, स्त्री पुत्र हीन योग ज्ञान, स्त्री के साथ व्यभिचार योग ज्ञान, पुत्र स्त्री हीन 
व अधिक अवस्था. में स्त्रीलाभ योग ज्ञान, अधिक धनाढ्य योग ज्ञान, सूर्ये से हष्ट या 
युत लाभ भाव का फल, चन्द्र से, भोम से दृष्ट या युत लाभ भाव का फल, वुध से 
हृष्ट युत का व आयस्थ, बुध वर्ग का फल, गुरु के वग में गुरु से हृष्ट युत का लाभ 
शुक्र के वर्ग में शुक्र से हृष्ट युत लाभ का फल, शनि के वर्ग में शनि से दृष्ट युत लाभं 
का फल, आयस्थ शुभ-पाप-मिश्र ग्रह का फल, समस्त ग्रहों से दृष्ट युत लाभ का फल, 


मित्र स्वगुहादिस्थ ग्रहों का फल, व्ययस्य सूर्ये चन्द्र भोम का फल, द्वादशस्थ गुरु-चन्द्र- 
शुक्र का फल, विशेष फल कथन, प्रकारान्तर से द्वादश भाव का फल, नेत्र विनाश 


योग ज्ञान, कान व दाँत विनाश योग ज्ञान, उन्माद योग ज्ञान । ३०४-३२४ 

पञ्चनत्रिश अध्याय--राजकुलोत्पन्त व निम्नकुलोत्पन्न राजयोग तथा धनी योगें 
क्रूर कर्मा व सत्कृत राजयोग, नीचकुलोत्पन्न राजयोगों के ३२ भेदों का कथन, स्पष्ट भेद 
ज्ञानार्थं सारिणी, अधमवंशोत्पन्न राजयोग, अधिक भूमण्डल पालक योग, अन्य राजयोग 
विज्ञान कुशल, सद्भूपाल, अधिक लक्ष्मी से युत, इन्द्र तुल्य, सकल कलाढ्य, शत्रु सें 
अजेय, शत्रु पराजित कर्त्ता, अन्य, स्वभुजबल से, अन्ये, अधि राजयोग, अन्य राजयोग; 
अपार कीतियुत, अन्य, प्रसन्न, अन्य, इन्द्रतुल्य बली अन्य, अखण्ड भूपति योग, अन्य; 
प्रकारान्तर से, यशस्वी व समस्त शत्रु हन्ता, अन्य, सावभौम, देव दानवों से बन्दित; 
शत्रु रहित, अन्य, सार्वेभोम, प्रकारान्तर, से सगरादि तुल्य, ` तपस्वी, गुरु बुद्धि तुल्यं; 
दुर्वारशत्रुमारक, अन्य राजयोग, अन्य, यशस्वी, अधिक हाथी युक्त, स्वकीति से दिशाओं 
का शुभ कर्ता राजयोग, शन्रुजेता, सार्वेभौम, अंधिक हाथी युक्त, अपूर्वं यशस्वी, निषाद 
कुलोत्पन्न, महाराज योग, अन्य, ग्रामीण, अन्य राजयोग, अधिक यशस्वी, नींचकुलोत्पन्नः 
देवतुल्य, अन्य राजयोग नीचकुलोत्पन्न, लक्ष्मी युत, प्रसिद्ध, ब्राह्मण कुलोपन्न, गाय- 
पालक, सकल नृपपालक, अन्य, यशस्वी, अन्यजात, कुत्सित, नीचकुलोत्पन्न, सत्रु जेता; 
निराकुल, चक्र व समुद्र, अन्य, अधिक सम्पत्तिवानु, नगर नामक, प्रशान्त, कलशर्सो? त, 
पुणं कुम्भनामक, सब संसार से वन्दित, स्थिर लक्ष्मीवानु, अधिक लक्ष्मीवान्‌, चन्द्रांशु 
तुल्य यशस्वी, अपने गुणों से विख्यात, अन्य, अधिक यशस्वी, अन्य, पराक्रम धन वाहन 
से युक्त, सर्पराज के तुल्य प्रतापी, राजेश्‍वर, शत्रुजित, अन्य, लक्ष्मीपति, अन्य, ब्राह्मण 
कुल में, अंग देशाधिप, मगधाधिप, शत्रुदमन, गोप कुलोत्पन्न, समस्त भूमण्डल का स्वामी 
अन्य, काइमीराधिप, अन्य, प्रसिद्ध कीतिमान्‌, शत्रुजित, अन्य द्वीपाधिप, अन्य, 
त्रिभुवनाधिप, अन्य, शत्रुजित, विमल कीतिमानू, प्रसिद्ध यशस्वी, स्वभुज विजयी, 


Sse + “++-*« 3 


( १५ ) 


प्रसिद्ध, अस्थिर स्वभावी, अजेय, द्विजदेव भक्त, सवँबन्दित, शत्रुजेता, अन्य, कीतिमानु, 
सफल पुष्कल नामक, अन्य, शतथोजन भूस्वामी, अन्य, सार्वभौम, वधित श्री शत्रुजेता, 
अन्य, संसार का कल्याणकारी, अन्य, प्रसिद्ध, वीर अन्य, अजेय, सावंभोम, अन्य, 
अतुल्य वळत्रान्‌, अहङ्कारी, कुवेर के समान धनी, त्रिसमुद्रपारग, अन्य, सिंहासनाधिशायी 


अन्य, स्वबाहुत्रल से भूमि का जेता, समस्तनुपवन्दित, अन्य, सुनफादि योग में; अतु 
कीतिमान्‌, सावभौम, अन्य, स्फीत महीपति, अन्य, अन्य राजयोग । ३२४-३६८ 
षट्त्रिश अव्याय--ग्रहों की रश्मि संख्या का ज्ञान, प्रकारान्तर से, अभिमुख 


पराङ्मुख रश्मि कथन, स्पष्ट रश्मि का आनयन, आनीत रश्मि संख्या में संस्कार 
विशेष, पुनः संस्कार विशेष का कथन, १-५ रहिमि योग का फल, ६-१० तक, ११-१५ 


तक, १६-२० तक, २१-२५ तक, २६,३० तक, ३१ से ३६ तक, ३६ से ४३ तक, 
४४ से ४६ तक, फल में विशेषता का कथन । ३६६-३७५ 


नश्चत्रिश अध्याय--पश्चममहापुरुष लक्षण, शुक्रादि से फल ज्ञान, सतोगुणी के 
प्रधान लक्षण, रजोगुणी के, तमो गुणी के, समस्त पृथ्वी पालक का ज्ञान, शात्रुजेता 
राजयोग, विशेष राजयोग, राजा का वणं ज्ञान, तत्व ज्ञान, आकाश-जल, वायु-अग्नि 
तत्त्व का फल, भूमि तत्व का फल, आकाश-जल-वायु, वल्लि छाया का, भूमि छाया का, 
वात पित्त-प्रकृति का, कफ प्रकृति का, राजयोग में विशेष कथन, मालव्य-रुचक, 


शश-हं, भद्र योग फल, अन्य फल । ३७५-३८५ 
अष्टत्रिश अध्याय-राजपोग भंग, अपशकुन से राजयोग, अन्य राजयोग, 
प्रकारान्तर से राजयोग, फल में विशेष कथन, राजयोग भंग ज्ञान । ३८५-३८९ 


एकोनचत्वारिश अध्याथ-आयुर्दायाध्याय का कथन, तीन प्रकार की आयु 
में कब किसका ग्रहण, अंशायु साधन, लग्नायुर्दाय में विशेष संस्कार, पुनः विशेष 
संस्कार, चूडामणि के मत में विशेष संस्कार, पुनः विशेष संस्कार, आयु में हानि, 
चक्राध हानि ज्ञान, ग्रहों की पिण्डायु का कथन, पिण्डायु का साधन, पिण्डायु साधन 
में विशेष, लग्न पिण्डायु साधन में विशेष, लग्नस्थ पापग्रह होने पर हानि, ग्रहों की 


निसर्याथु का कथन, परमायु योग ज्ञान, अमितायु योग ज्ञान, मनुष्यादि के परमायु 
प्रमाण का ज्ञान, परमायु प्राप्त करने के अधिकारी । ३८९-३६६ 


चत्वारिश अध्याय--दशाध्याय का कथन, दशाविषय में मणित्थ का कथन, 
दशा विषय में सत्याचायं का मत, स्वकीय मत का कथन, शुभफल, अशुभफल देनेवाली 
दशा, अवरोहिणी व आरोहिणी दशा का ज्ञान, द्या कथन में विषय, चन्द्र महादशा 
में चन्द्रराशिपश फल, समस्त ग्रहों की दशारम्भ काल में चन्द्रराशिवश फल, दशारम्भ 
में चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि का फल, दशा स्वामी का लग्नस्थ व उपचयस्थ होने पर फल, 
दशास्वामी से चन्द्र स्थिति वश फल, शन्र-नीचांशस्थित ग्रह दशा फल, लग्न दक्षा का 
शुभाशुभ फल ज्ञान, ग्रहों की नैसगिक दशा का क्रम, नैसगिक दशा का फल, सूर्य. 
की शुभ दशा का फल, सूर्य को अशुभ दशा का फल, चन्द्रमा की शुभाशुभ दशा का 


(४ ६९ ) 


फल, भौम को शुभाशुभ दशा का फल, बुध की शुभ दशा का फल, बुध की अशुभ 
दुशा का फल, गुरु की शुभाशुभ दशा का फल, शुक्र की शुभाशुभ दशा का फल, शनि 
की शुभ दशा का फल, शनि की अशुभ दशा का फल, दशा कथन में विशेष, पाँच 
प्रकार की सूर्ये दशा का कथन, लग्नस्थ केन्द्रस्थ सूर्ये दशा का फल, नीचस्थ सूर्य दशा 
का फल नीचस्थ सूर्य दशा का फल, उच्च-मुलत्रिकोण व शत्रुगृह व अष्टमस्थ सूर्य दशा 
का फल, विशेषता से चन्द्रदशा का फल, उच्च-नीच-मित्र-शत्रुस्थ व क्षीण चन्द्र दशा 
का फल, पूर्ण व बली एव अष्टम तथा शत्रुराशिस्थ चन्द्र दशा का फल, लग्नस्थ व 
उच्चस्थ एवं केन्द्रस्थ ग्रहों की दगा का फल, षष्ठस्थ व अष्टमस्थ व अस्त ग्रह की दशा 
का फल, वक्री ग्रह की दशा का फल, ग्रहों की स्थिति से दशा का फल, शत्रु राशिस्थ 
ग्रहों की दशा का फल, निर्बल ग्रह की दशा का फल, षष्ठ-क्रोण-द्य न-निधनस्थ व शनु- 
गुहमत ग्रह दशा का फल, नीचस्थ ग्रह दशा का फल, शून्य बली ग्रहों की दशा का 
फल, दशाफल प्राप्ति कथन । ३६७-४११ 

एकचत्वारिश अध्याय-अन्तदंशा पाक ज्ञान, अन्तर्देशा साधन में विशेष, 
सत्याचार्ये का मत, अन्तर्दशा साधन, दशाधीश के साथ रहने वाले ग्रह की अन्तर्देशा 
का फल, दशाधीश से सप्तमस्थ व अष्टमस्थ ग्रह की अन्तदेशा का फल, केन्द्र त्रिकोण 
के विना एकस्थ २, ३, ४ पाप ग्रहों की अन्तर्दशा का फल, दशाधीश से चतुथंस्थ ग्रह 
की अन्तर्दशा का फल, सूर्ये की महादशा में चन्द्र भौम बुध गुरु की अन्तदेशा का 
फल, सूर्ये की महादशा में शुक्र व शनि की अन्तदँदशा का फल, चन्द्रमा की महादशा में 
सूर्य भौम बुघ गुरु की अन्तदेशा का फल, चन्द्रमा की महादशा में शुक्र व शनि की 
अन्तर्दशा का फल, भौम की महादशा में सूर्ये चन्द्र बुध गुरु की अन्तर्देशा का फल, 
भौम की महादशा में शुक्र शनि की बन्तर्देशा का फल, बुध की महादशा में सूर्य 
चन्द्र भौम गुरु शुक्र की अन्तंदशा का फल; बुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा 
का फल, गुरु की महादशा में सूर्य चन्द्र भोम बुध की अन्तर्दशा का फल, गुरु की महा- 
दशा में शुक्र शनि की अन्तदंशा का फल, शुक्र की महादशा में सूर्य चन्द्र भौम बुध की 
अन्तर्देशा का फल, शुक्र की महादशा में गुरु व शनि की अन्तर्दशा का फल, शनि की 
महादशा में सूये चन्द्र, भौम बुध की अन्तदेशा का फल, शनि की महादशा में गुरु व 
शुक्र की अन्तर्देशा का फल दशा फलादेश में विशेष, अस्तग्रह की दशा का फल, लग्नेश 


व राशीश के शत्रुग्रह की दशा का फल, राज्यप्रद दशा का कथन, भोगी व शवराधिप 
योग ज्ञान । ४११--४२१ 


द्विचत्वारिश अध्याय-पापग्रह की महादशा में पापग्रह की अन्तपंशा का फल, 
भोम की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल, क्र राशिस्थ पापग्रह षष्ठ में वा 


अष्टमस्थ होने पर दशा का फल, लग्नाधीश्ष के शत्रु की दशा में लग्नेश की अन्तर्दशा 
का फ़ल । ४२१-४२२ 
त्रिचत्वारिश अध्याय--दशारिष्टभङ्ग ज्ञान । ४२२ 


DCN SO SNR - 


( १७ ) 


चतुइचत्बारिश अध्याय-उच्चस्थ सूर्यं चन्द्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि का फल, 
सूरू त्रिकोणस्थ सूर्य चन्द्र का फल, मुल त्रिकोणस्थ भौम वुध गुरु शुक्र शनि का फल, 
स्वराशिस्थ सूर्य चन्द्र का फल, स्वराशिस्थ बुध गुरु शनि का फल, मित्रगुहस्थ सूय 
चन्द्र भौम बुध गुरु शुक्र का फळ, मित्रगुहस्थ शनि का फल, नीचस्य सुर्य चन्द्र भौम 
बुध गुरु शुक्र शनि का फळ, शत्रू राशिस्थ सूर्य चन्द्र का फल, शत्रु राशिस्थ भौम वुध 
गुरु शुक्र शनि का फल, उच्च नीचादि नवांश फल का न्यूनाधिक्य, उच्चस्थ दो तीन 
ग्रहों का फल, उच्चस्थ ३, ४, ५, ६ व समस्त ग्रहों का फल, मूलत्रिकोणस्थ दो ग्रहों 
का फल, मूळत्रिकोणस्थ ३, ४, ५, ६ व समस्त ग्रहों का फल, स्वरारिस्थ दो तीन 
चार पाँच ग्रहों का फल, स्वराशिस्थ ६ ग्रहों का फल, मित्र राशिस्थ २-३-४-५-६ व 
७ ग्रहों का फल, नीचस्थ २-३-४-५-६-७ ग्रहों का फल, शत्रुराशिस्थ दो तीन चार 
ग्रहों का फल, शत्रुराशिस्थ ५-६-७ ग्रहों का फल । ४२३-४३२ 

पःचत्वारिश अध्याय-स्त्रीजातकाध्याय का कथन, भाव विशेषों से विशेष फळ 
ज्ञान, पतिव्रता सुशीला रूपवती व पुरुषाकृति योग ज्ञान, बली त्रिशांशवश फल 
कथन भौमराशिस्थ त्रिशांशों का फल, दुध शुक्र व चन्द्र राशिस्थ त्रिशांशों का फल, गुरु 
व शनि राशिस्थ त्रिशांशों का फल, स्त्री स्त्री संभोग ज्ञान, ससमभाव का फल, पर- 
पुरुषासक्त योग ज्ञान, माता के साथ कुलटा योग ज्ञान, सरोग नीरोग भंग ज्ञान, सप्तम- 
भावस्थ शनि, भोम शुक्र वुध राशि व नवांश का फल, सप्तमभावस्थ चन्द्र गुरु सूर्य 
राशि व नवांश का फल, लग्नस्थ ग्रहों का फल, अज्टमस्थ ग्रहों का फल, अल्प पुत्र 


योग ज्ञान, पुरुषाकृति योग ज्ञान, संन्यासिनी योग ज्ञान, ब्रह्मवादिनी योग ज्ञान । 
¥ ३3२-४४० 
षट्चत्वारिश अध्याय--अष्टमभावस्थितिवश मृत्यु, पर्वत वा पत्थर वा 


कूपादि पतन से मृत्यु, जलोदर रोग व शस्त्र व अग्नि से मृत्यु, रक्त जन्म रोग व सूखा 
रोगसे मृत्यु, फाँसी लगाकर वा अग्नि या कूदने से, प्रकारान्तर से मृत्यु, स्त्री हेतु मरण, 
शूल रोग से, काष्ठ के आघात से, लाठी वा धूम, अग्नि, वन्धनादि से, शस्त्र अग्नि राजा 
के प्रकोप से, कीड़ा रोग वा आघात, मदिरा पान से मरण ज्ञान, यन्त्र पीड़ा से, विष्ठा 
में, गुल्मादि रोग व पक्षियों अघात से, पवंतादि पतन से, मृत्यु स्थान का ज्ञान, 
सरण कारक योग, मेषस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल, वुषस्थ तीनों 
द्रेष्काणों का फल, मिथुन व ककं राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल, सिह व कन्या 


राशिस्थ तीनों द्रेष्काणो का फल, तुला वृश्चिक, धनु राहिस्थ, द्रेष्काणों का फल, 
सकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ द्रेष्काणो का फल । ४४०-४५२ 


सप्तचत्वारिश अध्याय--नष्ट जातकाध्याय का कथन, मेष लग्न में उत्पन्न 
के स्वभावादि का ज्ञान, वृष व मिथुन लग्न में, ककं सिंह लग्न में, कन्या लग्न में 


तुला व वृश्चिक लग्न में, धनु व मकर लग्न में, कुम्भ व मीन लग्न में स्वभावादि का 
ज्ञान । ४५३-४६० 


( १८ ) 


अष्टचरत्वारश अध्याप--मेष व वृषराशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा फल, मिथुन 
व ककं, सिह राशिस्थ, कन्या, तुला, वृश्चिक राशिस्थ, धनु व मकर राशिस्थ, कुम्भ 


व मीन राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा फल, होराफल प्राप्ति ज्ञान । ४६०-४६४ 
एकोनपश्चाश अध्याय--मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
घनु, मकर, कुम्भ, मीन राशि रूग्नस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल । ४६५-४७० 


परदा अध्याय- मेष वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या राशि लग्नस्थ ६ नवांशों 
का फल । तुलाराशित्य १-६ तक नवांशों का फल, ७-९ तक, वृश्चिक राशिस्थ 
१-३ तक, ४-दे तक, धनु राशिस्थ १-६ तक, ७-८ तक, मकर राशिस्थ १-३ तक, 
४-९ तक, कुम्भ राशिस्थ १-६ तक, ७-९ तक, मीन राशिस्थ १-३ तक ४-६ तक 
७-९ नवांशों का फल । ४७१-४० 
एकपचाश अध्याय--प्रश्‍त लग्न से जन्म के अयन का ज्ञान ऋतु व मास, 
तिथि व जन्म काल, जन्म संवत्‌, प्रकारान्तर से जन्मेष्ट, मतान्तर से जन्म राशि, जन्म' 
लग्न, प्रकारान्तर से जन्म लग्न, नक्षत्र, समस्त नष्ट जातक ज्ञान प्रकार, उपसंहार, 
चन्द्रराशि से कालादि का ज्ञान । ४६०-४९५ 
द्विपच्चाश अध्याय-सूर्यं व चन्द्र अष्टकवग ज्ञान, भोम व बुध, गुरु व शुक्र, 
शनि अष्टकवग ज्ञान । 
न्िपछाश अध्याय-वियोनि जन्माध्याय का कथन, सृष्टि के समय योग ज्ञान; 
स्थावर जङ्गम को अभिव्यक्ति, मनुष्येतर जन्म, वर्णाकृति भेद, पशुशरीर में राशि 
विभाग, वियोनि का वर्ण व चिह्न, ग्रहों के वर्ण, प्रकारान्तर से वरणे, पक्षी जन्म, वृक्ष 
जन्म योग, छग्नांशपति से वृक्षों के भेद, वृक्ष के शुभाशुभ फल, वृक्षों की संख्या, 
प्रकारान्तर से वियोनि जन्म, वियोनि ज्ञान में विशेष रीति से वियोनि जन्म, जन्तुओं. 
की आकृति व यमळादि, एक से अधिक वियोनि जन्म लोक विपरीत प्रसव, वृश्चिक. 
लग्नस्थ द्विपद वा नवम नवांश का फल, धनु लग्न व नवांश व द्वादशांश का फल 
सकर छग्नस्थ मकर नवांश वा मकर द्वादशांश का, मीन लग्तस्थ मोन नवांश वा मीनः 
द्वादशांश का फल, मेष वा वृष लग्नस्थ मेष वा वृष नवांश का फल । ५००-५०६ 
चतुःपत्चाश अध्याय--प्रस्तार चक्र का ज्ञान, प्रस्तार से फल, सूर्याष्टकवगे 
चन्द्रमा व भौम व बुध के अष्टकवर्ग का फल, गुरु, शुक्र, शनि के अष्टकवगे. का फल । 
५०८-५१२ 


< 


॥ श्रीहनुमते नम: ॥ 
द्वितीय संस्करण की भूमिका 


आज मुझे परम प्रमोद का अनुभव इसल्यि हो रहा है कि प्रस्तुत सारावली 
ग्रन्थ का प्रथम संस्करण इतने स्वल्प काल में ही समाप्त हो गया । इससे इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता एवं महत्त्व आँका जा सकता है कि फलित ज्योतिष विद्यानुरागियों 
ने संस्कृत विद्या के समुद्धारक प्रकाशक महोदय को शीघ्र ही द्वितीय संस्करण सुलभ 
कराने को प्रेरित किया है । 


वैसे यह ग्रन्थ सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी तथा राष्ट्रीय 
संस्कृत संस्थान की आचार्य परीक्षा में निर्धारित है और फलित ज्योतिष जगत में 
आचार्य वराह मिहिर के अनन्तर इसी ग्रन्थ की उपलब्धि होती है । 


उक्त ग्रन्थ में प्रतिपादित है कि पराशरादि मुनियों द्वारा विस्तार पूर्वक 

लिखे गये प्राचीन ग्रन्थों को छोड़ कर मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों में प्रथम वराह मिहिर 

ने संक्षे में फलित ग्रन्थ का अर्थात्‌ होरातन्त्र का निर्माण किया किन्तु उस होरातन्त्र 

से दशवगं, राजयोग और आयुर्दाय से दशादिकों का विषय विभाग स्पष्ट नहीं किया 

जा सकता । इसलिये विस्तृत ग्रन्थों से सारहीन वस्तुओं का त्याग करके सारमात्र 

विषयों का इसमें ग्रन्थकार ने समावेश किया है। ऐसा इस ग्रन्थ से मालूम 
होता है । जैसे-- 

सकलमसारं त्यक्त्वा तेभ्यः सारं समुद्ध्चियते' । 


इतिहास दृष्टि से मैंने उक्त ग्रन्थकार का परिचय प्रथम संस्करण की 
भूमिका में ही लिख दिया है । मेरे व्याख्यान के समय मुद्रित दो ( निर्णयसागर 
व वाराणसी ) स्थानों से इसका प्रकाशन हो चुका था । तीसरा हस्तलिखित ग्रन्थ 
मैंने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय के सरस्वती भवन से प्राप्त करके हिन्दी में 
व्याख्या की है। वाराणसी से मुद्रित संस्करण में तो यत्र तत्र ग्रन्थ के पद्यों को छोड़ कर 
अपनी बुद्धि द्वारा निमित इलोंकों का समावेश किया गया है । इस विषय का ज्ञान 
प्रायः अध्ययन अध्यापन में जुटे हुए मनीषियों को हे । जैसे तृतीय अध्याय में १७ वें 
पद्य से प्रतीत होता है कि वाराणसी के संस्करण में यह भिन्न रीति से प्राप्त. 


होता है । 


१ सा० व० १ अ० ४ इलो० । 


( २० ) 


मैंने निर्णयसागर से प्रकाशित व वि० वि० की मातृका का सहारा लेकर 
इसकी व्याख्या की थी । किन्तु प्रथम संस्करण में ज्योतिष विद्या स्नेही पाठकों को 
यह जानकारी न दे सका कि मातृका से मैंने किन-किन पद्यो का इसमें नवीन 
समावेश किया है अर्थात्‌ उक्त प्रकाशनों से अतिरिक्त तथा मातृका में अनुपलब्ध 
कितने इलोक हैं ॥ इस विषयवस्तु का कथन इस संस्करण में भूमिका देखने पर 
ही पाठकों को हृदयङ्गम हो जाय, इसलिये इसमें उन विषयवस्तुओं का देना 
अनुचित न होगा । 

जैसे--४ अ० ३ इलोक में 'भूरि विकल्पनानाम्‌' के स्थान पर/ऽभूत त्रिविकल्प- 
कानाम्‌' तथा/शैलनवाष्ट' के स्थान पर “झँलनगाष्ट' यह परिवर्तन किया है । 

८ अ० ११ इलोक में 'समांशसंप्रा्ती' की जगह पर “स्वमँशक प्राप्ती' । 

८ अ० २१ वें इलो० का पाठान्तर वि० वि० की मातृका में जो उपलव्ध 
हुआ है उसका भी समावेश हिन्दी टीका के बाद किया है। तथा इसके आगे 
प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त जो हस्तलेख ग्रन्थ में मिला है वह भी पाठान्तर 
के अनन्तर समाविष्ट करके व्याख्या की है। यह अधिक वाला पद्य बृहज्जातक के 
'छरनेन्दुनुनिरीक्षितौ च समणो' इत्यादि पद्य के अनुरूप है किन्तु बृह० ४ अ० १४ 
इलो० की भट्टोत्पली टीका में सारावली के नाम से उद्घृत है। फिर भी प्रकाशित 
ग्रन्थों में इसका अभाव हे । उत्पल टीका में इसका जो पाठ प्राप्त होता है वह भी 
यथा स्थान पर दे दिया है। इसी आठवीं अध्याय के ४४-४५ संख्यक पद्य मातृका 
में नहीं प्राप्त होते हैं। तथा ५० वें श्‍लोक का उत्पल टीका में जो पाठान्तर है वह 
भी समाविष्ट है । ६१ वाँ पद्य भट्रोत्पली में जो प्राप्त हुआ है वही मूल में देकर 
प्रकाशित वाळा भी उसी स्थान पर दे दिया है । ९ वीं अध्याय के चोथे श्लोक में जो 
मातृका में पाठ है वहीं भट्टोत्पली में है। इसी अध्याय के ३३ वें पद्य के अनन्तर 
'एक अधिक इलोक की उपलब्धि होती है। एवं ४३ वें का भी भट्रोत्पली में भिन्न 
पाठान्तर है । १० वीं अध्याय के १३ वें व १४ वें पद्यों के आगे भी एक पद्य मातृका 
में अधिक प्राप्त होता है । 

वि० वि० की मातृका में ११ वें अध्याय के ११-१७ तक इलोक अनुपलब्ध 
हैं। तथा ११ वें पद्य के स्थान पर जो पद्य था उसका समावेश १८ वें में किया है। 
यह १८ वाँ प्रकाशित ग्रन्थों में नहीं मिळता है। 


१२ वीं अध्याय के ८।१३।१४। पद्यों का मातृका में अभाव है । इसी प्रकार 
जो भी पाठान्तर मुझे प्राप्त हुए हैं उनका समावेश तत्तत्‌ स्थानों पर किया है । 


भेरी दृष्टि में इस ग्रन्थ के उद्धरण बृहज्जातक की भट्टोत्पली में, होरारत्न में 
तथा जातकसारदीप में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कहीं-कहीं पर पद्यों में अधिक 


( २१ ) 


असमानता मिलती है । उनका समावेश यहाँ कठिन है । पाठको को स्वयं देखकर 
उचित का उपयोग करना चाहिये । 

मैंने अपनी होरारत्न की टीका में यत्र तत्र निदेश किया है । इस ग्रन्थकार 
ने किन-किन ग्रन्थों की सहायता से इसका निर्माण किया है । यह विषयवस्तु पाठकों 
को सहसा ज्ञात हो जाय इसलिये उनका समावेश हिन्दी टीका के पश्चात्‌ इसमें 
किया गया है । तथा इसका आश्रय किसने ग्रहण किया है, ऐसे वाक्य भी कुछ 
इसमें दिये गये हैं । 

इस द्वितीय संस्करण में मैंने इस'ग्रन्थ के वाक्य होरारत्न नामक ग्रन्थ में 
कहाँ-कहाँ प्राप्त होते हैं, उनका भी टिप्पणी में निर्देश कर दिया है । 

अन्तमें मैं निवेदन करता हुँ कि यदि इसमें मेरी कहीं असावधानी व 
अज्ञान वश कोई त्रुटि अवशिष्ट हो तो विद्वानु पाठक गण उसे सुधार कर मुझे 
सुचित करने का कष्ट करें । 


दि० प्रबोधिनी एकादशी सं) २०३८ विदुषासनुचरः मुरलीधर चतुर्वेदी 


॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


सारावली 


प्रथमोऽध्यायः 
ग्रन्थकत्तुंः मङ्गलाचरणम्‌ 
यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधसेति 
मध्यस्थिते प्रसरति प्रक्कतिक्रियासु। 


अस्तं गते स्वपिति चोच्छ्चसितैकमात्रंः 
रभावत्रये स जयति प्रकटप्रभावः॥ १॥ 


सङ्गलाचरणस्‌ 
ग्रजःच्च मथुराजातं निर्गुणं गुणभन्दिरम्‌। 
साक्षाद्‌ ब्रह्मात्मकं नौमि नन्दानन्दननन्दनम्‌ ॥ १॥ 
गोपालं गणनायकं दिनपति सास्बं शिवं मारुतिम्‌ । 
श्रीसत्केशवदेवनासपितरं पौराणिकाग्रे सरम्‌ । 
वन्द्यान्‌ वष्णवपोठपान्‌ कुलगुरून शीदिष्णुदत्ताभिधान्‌, 
चन्देऽहं सुप्रसादकान्‌ निजगुून्‌ श्रीसङ्कटानामकान्‌ ॥ २॥ 
सीठालालपदाभिधान्‌ गुरुवरान्‌ सल्लेखशिक्षाप्रदान, 
नुत्वा श्रोमथुराजनिद्रिजवरः काशीप्रवासी ह्यहम्‌ । 
श्रीकल्याणकवर्मणशा विरचिते सारावलोग्रन्थके 
व्याख्यां कान्तिमतीं करोमि सरलां विद्याथिविदवत्प्रियाम्‌ ॥ ३॥ 
सुरलीघरप्रेसाढयो सुरलीधरनामकः। 
मुरलीधरपादाब्जे व्याख्यामेतां समपंये ॥ ४ ॥ 
जिसके उदय होने पर समस्त संसार जागृत होता है, तथा मध्याकाझ में पहुँचने 
पर अपने स्वाभाविक कर्मो में लग जाता है, और अस्त हो जाने पर केवल इवास 
अदवास मात्र जिसमें रह जाय ऐसे सो जाता है । इस प्रकार जिसका प्रभाव प्रकट है; 
ऐसे भगवानु सूये की जय हो ॥ १॥ 
विस्तरकृतानि मुनिभिः परिहृत्य3 पुरातनानि शाख्ाणि। 
होरातन्त्रं रचितं वराहमिहिरेण संक्षेपात्‌ ॥ २॥ 


१. मात्रै, २. भानुःस एष जयति, ३. परिगृह्य । 


२ सारावली 


मुनियों द्वारा विस्तार पूर्वक लिखे गये प्रचीन ग्रन्थों को छोड़ कर वराह मिहिर ने 
संक्षेप में होरातन्त्र की रचना की है ॥ २ ॥ 
राशिदशवर्गभूषतियोगायुर्दायतो दशादीनास्‌? । 
विषयविभागं स्पष्ट, कतुं न तु शाक्यते यतस्तेन ॥ ३॥ 
अत एव विस्तरेभ्यो यवननरेन्द्रादिरचितशास्त्रेभ्यः । 
सकल्मसारं त्यकत्वा तेभ्यःः सारं समुदुध्रियते॥ ४॥ 
क्योंकि उस होरातन्त्र से राशि, दशवर्ग, राजयोग और आयुर्दाय से दशादिकों 
का विषय विभाग स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अतः यवनाचार्यादि द्वारा बनाये गये 
विस्तृत ग्रन्थों से सारहीन वस्तुओं का त्याग करके सारमात्र ले रहा हूँ ॥ ३-४॥ 
देवग्रामपुरप्रपोषणबलाद्‌ब्नह्माण्डसत्प्गरे 
३क्कीतिहंसबिळासिनीब सहसा यस्येह भात्यातता! । 
श्रीमद््ाध्रपदीश्वरो रचयति स्पष्टां स सारावलीं 
होराशाख्रबिनिमंछीङृतमनाः कल्याणवर्मा कृती ॥ ५॥ 
देवग्राम नामक नगर में पालन पोषण होने से इस ब्रह्म!ण्डरूपी सुन्दर पिजरे में 
हंसिनी की तरह फैली हुई जिसकी कीति शोभित हो रही है, होराशा् के द्वारा 
जिसका चित्त निर्मळ हो गया है, ऐसा श्रीमद्व्याघ्रपदीशववर विद्वान्‌ कल्याणवर्मा इस 
सारावली की स्पष्टरूप से रचना कर रहा है ॥ ५॥ 
होरातृष्णार्तानां रिष्याणां स्फुटतराथशिशिरजका । 
कल्याणवमशैलाझदीव सारावली प्रसृता ॥ ६॥ 
होरा रूप प्यास से सताये हुए शिष्यो के लिये स्पष्टार्थ रूप ठण्डे जलवाली सारा- 
वलीरूप नदी कल्याणवर्मरूप पर्वत से निकल रही है॥ ६ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां शास्त्रावतारो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ।। 


द्वितीयोऽध्याथः 


मस्तक पर विधाता द्वारा लिखी गई झक्षर पंक्ति को पढ्ने की सामथ्यं 
पबिघात्रा लिखिता याऽसौ छळारेऽलरमालिका । 
देवज्ञस्तां पठेद् भक्त होरानिमंळचक्षुषा ॥ १॥ 
` 'जीवमात्र के ललाट अर्थात्‌ मस्तक पर ब्रह्माजी जो अक्षर पंक्ति ( जीवन में आने 
वाले सुख-दुःख ) अङ्कित कर देते हैं, उसको होराशास्र ज्ञान से निर्मेल हृष्टिवाले देवज्ञ 
( न कि नक्षत्रसूची ) स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं ॥ १॥ 


१. गोचरदशानाम्‌, २. वक्ष्ये सार्‌ समुदुधृत्य, ३. सिंहविछासिनीव, ४. भंक्त्वा, 
५. हो० र० १ अ० ४० इलो० । 


हितीय अध्याय ३ 


होरा शब्द को व्युत्पत्ति 
*आद्यन्तवर्णलोपाद्ोराशास्त्रं भवत्यहोरात्रातु* । 
तत्प्रतिबद्धश्चायं ग्रहभगणश्चिन्त्यते यस्मात्‌ ॥ २॥ 


अहोरात्र शब्द के आदि के अ, व अन्त के त्र अक्षर का लोप करने से होरा शब्द 
बचता है । दिन व रात्रि इनको अहोरात्र कहते हैं। इस अहोरात्र में वारह लग्न 
व्यतीत होते हँ । समस्त शुभाशुभ फल लग्न के अधीन हे । लग्न, समय व ग्रह (सूर्य) 
के वशीभूत है । समय ( काल ) दिन रात्रि में रहता है। इसलिये अहोरात्र शब्द से 
'होरा शब्द निष्पन्न होता है । “उसी में वेधे हुए ग्रह व राशियों की शुभाशुभता का 
विचार करते हैं ॥ २ ॥ वृहत्पाराशर में भी कहा है-- 

“अहोरात्रस्य पूर्वान्त्यलोपाद्‌ होराज्वशिष्यते” (४ अ० १ इलो०) । तथा बृहज्जातक 
में भी--"होरेत्यहोरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्‌' (१अ०३ इलो ०) ॥ २॥ 


होरा शब्दाथं 
कर्मफललाभहेतुं चतुरा: संवणंयन्त्यन्ये । 
होरेति गोस्त्रसंज्चा लग्नस्य तथार्घ राशेश्च ॥ ३॥ 


अन्य चतुरगण शुभाशुभ कर्मेफल प्राप्ति सूचक शास्त्र को (होराथं शास्त्रं) होराशास्त्र 
कहते हैं । एवं लग्न व राशि के आधे भाग (१५ अंश) की होरा संज्ञा होती है ॥३॥ 
वृहज्जातक में कहा है-'होरेति लग्नं भवनस्य चाद्ध मु" ( २ अ० ६ इलो० ) । 
जातक व होरा सें अभेद 
जातकमिति प्रसिद्ध यल्लोके तदिह दोत्येते होरा। 
अथवा देवबिमशानपर्यायः खल्वयं शब्दः ॥ ४ ॥ 
जो कि संसार में प्रसिद्ध जातक शास्त्र है, वही होरा शास्त्र है। अथवा होरा यह 
आव्द भाग्य विचार का पर्यायवाची हे ॥ ४॥ 


होरा शास्त्र की आवश्यकता 
अर्थाने सहायः पुरुषाणामापदणवे पोतः। 
यात्राससये सन्त्री जातकमपहाय चास्त्यपरः ॥ ५॥ 
मनुष्यों को धन अजित करने में यह ( होरा शास्त्र ) सहायता करता है ( शुभ 
दशा में लाभ, अशुभ में हानि ) । विपत्ति रूप समुद्र मै नौका वा जहाज का कार्ये 
करता है। एवं यात्रा के समय में मन्त्री अर्थात्‌ उत्तम सलाहकार होराशास्त्र को छोड- - 
कर अन्य कोई नहीं हो सकता है॥ ५॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां होराशब्दाथंचिन्ता 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


१. हो० र० १२० २५ इलो०, २. त्यहोरात्रम्‌, ३. हो० र० १ अ० ७ पू०॥ 


¥ सारावली 


तृतीयोऽध्यायः 


तमसावृते समन्ताज्जलभूते भूतले ततोऽकस्मात्‌ । 
उदितो भग्डएन्‌ भानुः प्रकाशयन्‌ स्वप्रकाशेन ॥ १॥ 
प्रलय काल में जब सम्पूणे संसार अन्धकार से व्याप्त था और जल ही जल इर 
पृथ्वी पर था, उस समय अचानक अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करतेः 
हुए भगवान्‌ सूये का उदय हुआ ॥ १॥ 
व्यसुजज्जगत्समस्तं ग्रहक्ष संघातकल्पितावगतमु' । 
२द्वादशमेदेश्चित्रः कालः संप्रस्तुतस्तस्मात्‌ ॥ २॥ 
सूर्ये के उदय से संसार की रचना हुई, और ग्रहों का राशिचक्र पर भ्रमण देखनेः 
से उस राशि चक्र के १२ भेद विचित्र ( भिन्न-भिन्न ) समय के अधार पर प्रस्तुत्‌ हुए. 
अर्थात्‌ नक्षत्रों के आधार पर राशियों के १२ भेद हष्टिपथ पर आये ॥ २॥ 
बारह राशियों के नाम ( भेद ) 
भेषवृषमिथुनककंर्टासहाः कन्या तुराथः तृश्विककः । 
धन्वी मकरः कुम्भो मीनस्त्विति राशिनामानिः॥ ३॥ 
मेष", वृष, मिथुन, कर्के, सिंह”, कन्या, तुला”, वृरचिक€, धनुः, मकर, 
कुम्भ”), मीन” ये क्रम से नाम ( भेद ) हैं ॥ ३॥ 
विशेष- अश्विनी भरणी तथा कृत्तिका का प्रथम चरण, इन नक्षत्रों से मेष कीः 
सी आकृति देखने पर इसकी मेष संज्ञा कल्पित की, इसी प्रकार अन्य राशियों की भीः 
कल्पना हुईं ॥ ३॥ 
राशियों के स्वरूप 
कुम्भः कुस्भघरो नरोऽथ मिथुनं वीणागदाभृत्न रो 
सीनो मीनयुगं धनुश्च सधनुः पश्चाच्छरीरो हयः । 
एणास्यो मकरः प्रदीपसहिता कन्या च नौसंस्थिता 
शेषो राशिगणःस्वनामसहृशो धत्ते तुलाभूत्तुलामु ॥ ४ ॥ 
कुम्भराशि-धट को धारण किये हुए पुरुष है । मिथुन--स्री पुरुष का जोड़ा है 
जो कि वीणा और गदा धारण किये हुए है । मीन--२ मछली मिली हुई हँ । 
घनु- धनुषधारी कमर के ऊपर मनुष्य और कमर के नीचे घोड़े के सहर है" 
मकर--हिरन के समान मुख वाला है। कन्या- हाथ में दीपक लिये हुए नौका पर वैठी 
हुई कन्या हे । तुला- हाथ में तराजू लिये हुए पुरुष । शेष राशियों के स्वरूप नाम : 
सह्श है । वृ० जा० में कहा है-“मत्स्यौ घटी नृमिथुनं सगदं सवीणं चापी नरो:श्‍व- 
जघनो मकरो हयास्यः । तौली ससस्भदहना प्लवगा च कन्या शेषाः स्वनामसदृशा: 
खचराइच सवं ( १ अ० ५ इलो० ) ॥ ४ ॥ 


१. वयवमु, २. ग्रहृभवनादयः,ग्रहदशभेदैः, ३. तुलाऽलयश्चैव, ४. हो. र. १अ. १४पृ- . 


तृतोय अध्याय -प्‌ 


काल पुरुष के अवयव 
शीर्षास्यबाहुहूदयं जठरं कटिबस्तिमेहनोरुयुगम्‌ । 
जान्‌ जद्धो चरणों कालस्याद्कानि राशयोऽजाद्याः ॥ ५ ॥ 

१२ राशियां, काल पुरुष के शरीर के अवयव इस प्रकार हैं । मेषम्=मस्तक, 
चुष--मुख । मिथुन=हाथ=भुजा । ककं=हूदय । सिह=पेट । कन्या = कमर । 
तुला =नाभि से उपस्थ पर्येन्त। वृश्चिक=उपस्थ। धनु=जांघ। मकर=ठेहुना =षेंटू। 
कुम्भ = पींड्री >ठेहुना से नीचे मोटा भाग । मीन==पैर। वृ० जा० में कहा है-- 
कालाङ्गानि वराङ्गमाननमुरो हृत्क्रोडवासो भृतो' इत्या० (१ अ० ४ इलो०) ॥ ५ ॥ 

विशेष--जन्मकाल में जो लग्न हो उसे मेषादि कल्पना करके उस पुरुष के 
अङ्गो का वर्णन अर्थात्‌ तत्तदङ्गों का शुभाशुम फल कहना चाहिए 1 

अवयवों का प्रयोजन 
२क्काळनरस्यावयवान्पुरुषाणां कल्पयेत्प्रसवकाले । 
सदसद्ग्रहसंयोगारपुष्टान्सोपद्रवांशचापि ॥६॥ 

जीवों के जन्म काल में पूर्वोक्त अवयवों का विचार इस प्रकार करना चाहिए, 
जो अवयव शुभ राशि से वा शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो वह अङ्ग जातक का पृष्ट 
होगा । पापग्रह से पीडित या दृष्ट हो तो उस अङ्ग को दुर्वेल, कमजोर, पीडा युक्त 
समझना चाहिए ॥ ६॥ 

विशेष--यह इलो० लघुजा० १ अ० ५वाँ है ६ 

१२ राशियों के चामान्तर 
अमेषादीनां क्रियतावुरुजु तुमकुली रलेयपायोनाः' । 
संज्ञास्तु जूककौपिकतोक्षाकोकेरद्ददयरी गान्त्याः । ७॥ 
सेष==क्रिय । वृष =तावुरु। मियुन=जुतुम । ककं = कुलीर । सिह त्लेय । 
कन्या =पाथोन । तुला = जुक। वृश्चिक =कौपिक । धनु ==तौक्ष ।मकर=अकोकेर । 
कुम्भ न्=हृदयरोग । मीन=अन्त्य । ये नामान्तर हैं ॥ ७॥ 
विशेष--आचारय वराह मिहिर ने वृहज्जातक में भी कहा है--(१ अ० 
८ शलोक ) । 

जातक पारिजात में राशियों के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं-- 

मेष==अज = विशव == क्रिय =तुंबुर = आद्य । .वृष'्=्उक्ष = गो=तावुर= 
गोकुल । मिथुन ==न्दर = न. युग्म =जुतुम = यम ==युग =तृतीय । ककं व्=्कुलीर= 
कर्काटक=्=ककंट । सिह==कण्ठीरव ==मृगेन्द्र = लेय । कन्या = पाथोन=रमणी म= 
तरणी । तुळा =तौली =वणिक्‌ =जूक=धट । वृर्चिक=अलि=अष्टम=कौपि = 
कीट । धन्‌, = चापम=शरासन । मकर-मृगास्य=तक़् । कुम्भ्=घट म्=तोयधर । 
मीन =अन्त्य==मत्स्य ==पृथुरोम =झ्षष । ( १ अ° ४-६॥ इलोक ) 


ब्‌. जानक । २. हो० र० १ अ० १६ पृ०। ३. हो० र० १ अ० २७ पू० | 
०४. पाथेयाः । > 


६ सारावली 


राशि के पर्याय 
ऋक्षः भवननामानि राशि; क्षेत्र भमेव वा। 
उक्तानि ूर्वमुनिभिस्तुल्याथप्रतिपत्तये ॥ ८ ॥ 


राशि = ऋक्ष =क्षेत्र=भ==भवन ये समानार्थं बोधक नाम पुर्वंमुनियों ने 
कहे हैं। यथा बृहज्जातक में-- 
“राशिक्षेत्रगुहक्षेभानि भवन' चेकार्थसंप्रत्ययाः? ( १ अ० ४ श्लोक ) ॥ ८ ॥ 
मण्डल व चक्राध स्वामी 
हादशमण्डलभगणं' तस्यार्धं सिंहतो रविर्नाथः। 
ककंटकात्प्रतिलोमं शशी तथान्येऽपि तत्स्थानात्‌ ॥ & ॥ 
द्वादश राशियों के १ मण्डल ( भ्रमण ) को भगण कहते हैं, अर्थात्‌ जो ग्रह १२ 
राशियों पर भ्रमण कर लेता है, उस ग्रह का वह भगण होता है । उस चक्र के आधे 
सिह से क्रमवार ६ राशियों ( सिंह, कन्या, तुला, वुदिचिक, धन्‌, मकर ) का स्वामी 
सूये तथा ककं से विलोम ६ राशियों ( ककं, मिथुन, वृष, मेप, मीन, कुम्भ ) का 
- अधिप चन्द्रमा होता है । एवं तारादि ग्रह ककं सिंह को छोड़ कर अन्य राशियों के. 
स्वामी होते हैं ॥ & ॥ 
चक्राधं स्वामी के आधार पर फल 
भानोरधें विहगैः शुरास्तेजस्विनश्च साहसिकाः । 
शशिनो मृदवः सोम्याः सोभाग्ययुता प्रजायन्ते ॥ १०॥ 
जन्माङ्ग में सुयं के चक्राध में सव ग्रह होने से जातक शौर्य गुण से युक्त तेजस्वी 
( कान्तिमानु ) व अत्यन्त साहसी होता है। चन्द्र के चक्रां में ग्रह होने पर मृदु, 
सरळ स्वभाव और सुन्दर भाग्यवान्‌ होता है ॥ १० ॥ 
१२ राशियों के स्वामी एवं नवांशाधिपति _ 
२कुजभृमुब्रुधेन्दुर विशरिसुतसितरुघिरार्यमन्दरानिजीवाः । 
गृहपा नवभागानामजमृगउधटकर्कटाद्याश्व ॥ ११॥ 
मङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सुर्य, वुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु, ये 
मेषादि क्रम से राशियों के स्वामी है । 5 Ce 
नवांश- मेष, सिंह धनु, राशियों में प्रथम नवांश मेप का द्वितीय वृष का इसीः 
क्रम से आगे भी । एक नवांश ३ अंश २० कला का होता है। 
वृष, कन्या, मकर में मकर से प्रारम्भ होता है । मिथुन, तुला, कुम्भ में तुला 
से, क्क, वृश्चिक, मीन में कक से आरम्भ होता है ॥ ११॥ 


१. भगणः २. हो० र० १ अ० पृ० ३१ ३. तुलककंटाश्चाद्याः । 


तृतीय अध्याय ४ ७ 


स्पष्टार्थं स्वामी चक्र 


राशि मि. ठु. [वृ 
अ० में, 
३३२० 

६४० वु. कि. वु. सि 
१०।० |मि.|मी.|ध. कि 


२०।० कि. मि.मी. ध. क. मि.मी. ध. क र 
२३।२० 5 क. मि. म. तु. 


२६।४० वृ. सि. | वु. सि.वु. कि. 
३०1० ।ध. कि. )मि.'मी,ध. कि. 


भवनाधिप के विना फलादेश नहीं होता 
भवनाधिप: समस्तं ' जातकविहितं विचिन्तयेन्मतिमान्‌ । 
एभिविना न शक्यं पदमपि गन्तुं सहाशास्त्रे ॥ १२॥ 
बुद्धिमानु ज्योतिषी को होराशास्त्र में वणित फलादेश का भावाधिपति के आधार 
पर ही विचार करना चाहिये । क्‍योंकि भावेशों के विना इस जातक शास्त्र में १ पद 
भी चलना अशक्य है॥ १२॥ 
वर्गोत्तम नवांश तथा द्वादशांश का वर्णन 
वर्गोत्तमा नवांझास्तथादिमध्यान्तगाश्चराद्य षु । 
सुतो ` कुलमुख्यकरा द्वादशभागाः स्वरांब्याद्या: ॥ १३॥ 
चर राशियों में (मेष, कर्के, तुला, मकर ) प्रथम नवांश वर्गोत्तम नवांश होता है। 
स्थिर राशियों में ( वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ ) मध्य अर्थात्‌ ५ वां नवांश वर्गोत्तम; 


-८ सारावली 


एवं ह्विस्वभाव राशियों में ( मिथुन, कन्या, धनु, मीन ) अन्तिम नवांश वर्गोत्तम 
होता है। सारांश-स्वराशि नवांश ही वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है । यथा-अेष में 
मेष का, बुष में वृष का, मिथुन में मिथुन का, इसी प्रकार अग्रिम भी । आचाये वराह 
मिहिर ने भी कहा है-- 

( वर्गोत्तमाश्न रगुहादिषु पुर्वमध्यपर्यन्तगा:, इति ( वृहू १ अ० १४ इलोक ) । 

तथा च यवनेश्‍वरः--'स्वे स्वे गुहेपु स्वगृहांशका ये वर्गोत्तमास्ते यवनैनिरुक्ता:' । 

अन्यच्च-सत्य:--'चरभवनेष्वाद्यंशा: स्थिरेषु मध्याद्विमूतिषु तथान्त्याः । 

वर्गोत्तमा प्रदिष्टा"*** 


यदि जन्मलग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक कूल में मुखिया होता है, अर्थात्‌ 
परिवार में प्रधान होता है । 


द्वादशांश--प्रत्येक राशि में अपनी राशि से प्रारम्भ होता है । १ द्वादशांश = 


२ अं० ३० क० ॥ १३॥। 
ब्रेष्काण एवं होरा स्वामी 
स्वक्ष सुतनवमभेशा द्रेक्काणानां क्रमाच्च होराणास्‌। 
रविचन्द्राविन्दु रवी विषमसमेष्वर्ध राशीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस राशि का द्रेष्काण विचार करना हो तो प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का, 

द्वितीय द्रेष्काण उससे पञ्चम राशि का, तृतीय नवम राशि का, उक्त तीनों राशियों के 

स्वामी ही द्रेष्काण स्वामी होते हैं । राशि तृतीय भाग को द्रेष्काण कहते हैं । यथा--- 

मेष राशि में प्रथम तृतीयांश अर्थात्‌ १० अंश तक मेष का, द्वितीय ११-२० तक 

सिंह का, तृतीय--२१-३० तक धनु राशि का द्रेष्काण होता है । इसी प्रकार अन्य 

राशियों में भी समझना चाहिए । 

होरा--विषम राशियों ( १, ३, ५, ७, ९, ११ ) में प्रथम होरा सूर्य की, द्वितीय 

चन्द्रमा की । सम राशियों ( २, ४, ६, ८, १०, १२ ) में प्रथम होरा चन्द्रमा की 
ढितीय होरा सूर्य की होती है । होरा १५, १५ अंश की होती है ॥ १४ ॥ 

स्पष्टार्थ द्रेष्काण चक्र 

प 

अं० मे. वु. Ee सि. क. तु. वृ. |ध. म क्‌. । 

१-१० | 

११-२० चिक. तु. वु. |ध. ff छुः -मि. वृ. मि.क. 

२१-३०|ध. भ. क्‌ं. २-३० धि. भः कुं मी.मि. वृ. मि.क. शि.क. तु. वृ. | - वु. मि.]क. पि. वुः 1 

न हिक. तु. वृ. ! 


४5199 CEI RRR be VNTR WN 


तृतीय अध्याय षट्‌ 


स्पष्टार्थं होरा चक्क 
0 मे. गू. मि.|क. |सि. क. तु. वृ. | ध. म 2 मी 


अ० १-१५ सू. चं. सू. |चं. सू. |चं | सू. चं. | सू. ! चं f चं 


१६-२० चं. सू. चं. |सू. च. स्‌. चं. स्‌ |चं. | सू. चं. सू. 


त्रिशांश के स्वामी 
"शारपः्ा्टमुनीन्द्रियभागाखिशांशकास्तु । 
युग्मेदुत्कप्रगण्याः कुजाकिजीवज्ञशुक्राणाम्‌ ॥ १५॥ 
विषम राशियों ( १, ३, ५, ७, ९, ११ ) में ५, ५, ८, ७, ५, अंश क्रम से 
अर्यात्‌ १ अंश से ५ अंश तक मंगळ, ६-१० तक शनि, ११-१८ तक गुरु, १९-२५ 
'अंश तक बुध, २६-३० तक शुक्र त्रिशांश स्वामी, एवं सम -राशियों में ५ अंश तक 
शुक्र, ६-१२ तक बुध, १३-२० तक गुरु, २१-२५ तक दानि, २६-३० तक मंगल, 
पत्रिशांशपति होता है॥१५॥ 
स्पष्टार्थ त्रिशांश चक्क 


ओजत्रिशांश युग्म त्रिशांश 
.| ओज | ५| प ८. ७ | ५ युग्म ५७८५५ 
| अंश ¦ ५ | १० | १८ | २५ | ३० अंश | ५१२२० 1 > 
ग्रह | मं. शा. || गु. | बु. | शुः ग्रह शु. तु. गु. श. में 
राशि | १ | ३१००७१९७०७ २ | (७७४१ | राशि | २| ६१२१० ८ 


सप्तमांश के स्वामी 
२मेषालिमियुनमृगहरिमीनतुळावृषभचापधरकर्को । 
घटघरकच्यापुर्वाः ससांशानां म भवन्तोद्या: । १६॥ 
मेष राशि में प्रथम सप्तमांश मेष का, द्वितीय वृष का, तृतीय मियुन का इसी 
क्रम से आगे। वृष में अलि = वृश्चिकादि से, मिथुन में मिथुन से, ककं में मकर से, 
“सिह में सिह से, कन्या में मीन से, तुला में तुला से, वृश्चिक में वृष से, धनु में धनु से, 
मकर में ककं से, कुम्भ में कुम्भ से, मीन में कन्या से, प्रारम्भ होकर सप्तम राशि तक 
सप्तमांश होते हैं, उक्त राशियों के स्वामी ही सप्तमांश स्वामी भी होते हैं । 
निष्कर्ष--विषम राशियों में अपनी राशि से ही सप्तमांश प्रारम्भ होता है, तथा 
नसमराशियों में अपनी राशि से जो सप्तम राशि हो उससे प्रारम्भ होता है। 
जातक पारिजात में कहा है-- 
20020 ओजे राशौ यथा क्रमम्‌ 


१. हो० र० १ अ० ३५ पृ०। २. हो० र० १अ० ३६ पृ० । 


० सारावली 


युग्मे लग्ने स्वरांशानामधिपा: सप्तमादयः ? ॥ (अ० १, इलो० ३१) । सर्वाथं- 
चिन्तामणि में भी-- 
ससांशपास्त्वोजगुहे तदीयाद्यग्पे गृहे सप्तमराशिपात्तु । (१ अ० १३ इलो०) ॥१६॥ 


स्पष्टाथ सप्तसांश चक्र 


न | ११ 
अंशादि |पमं.| ८मं. ¦३बु. |१०श. | पसू. १ रगु. |७शु. |२शु. |3गु. |४चं.| श. इवु. 
४1१७८ ! | elo १० १२ | 
८1३४ १७ रशु. | दगु. (४चं. |११श. | ध्वु| १मं. ८मं. |३बु. | श. |५सू. गु. |ऽशु-| 

| ११ 
१२।५१।२५।३बृ- १०श. | १२गु. | ७शु, रशु-|९गु. |४चं. | श. |६वु. |१म. |८मं. 
$ ° १२ [| 
१७।८।३४ |४चं. ११श.।६ब्रु. | १मं. | ८मं. उबु. | श. पसू. | गु. ।७शु.|२गु. ९गु. 

। | 1११ | १० 
२१२५।४२पसू. |१२गु. ७शु. | रशु. | ९गु.| ४चं. | श. |६बु. मं. ८मं. वु. | श, 

। || १२ । ११ 
२५।४२।५१|६बु. | १मं. ८मं. | उवु, १०श.| ५सू. | गु- ७शु. रशु, |९गु. ४चं.| दा, 


३०० ` ७शु.| २शु. शगु. 
॥ ५ - दा 
राशियों में दर्ग भेद संख्या का ज्ञान 
षष्टिहोरात्रिशच्चूडपदानां द्विससतिसमेताः । 
लिप्तानामष्टादशशतानि परिवर्तनेः स्वगृहात्‌ ॥ १७॥ 
एक होरा अर्थात्‌ राशि में तीस अंश, १ अंशमें साठ कला होती हैं । इस प्रकार 
एक राशि में १८०० कला होती हुँ । अपनी-अपनी राशि से इन्हीं १८०० कलाओं के 
परिवतँन से १ राशि में पड़वर्ग बनाने हों तो ६ भेद होते हैं इसलिये १२ राशियों 
में ७२ भेद होते हें । यदि सप्तवगं अभीष्ट हों तो १२ राशियों में बारह भेद अधिक 
होते हँ । कुल सप्तवर्ग संख्या १२ राशियों में ८४ होती है । यहां चुडपद से १२ अङ्क 
७२ में जोड़ने से ८४ ही होता है । चूड=अन्तिम । पद==स्थान, इसलिये राशियों: 
की अन्तिम संख्या १२ ही है ॥ १७॥ 


वरगंभेद का आनयन 
लग्नादीना लिसा ज्ञेयाः स्वगृहादिवर्गसंगुणिताः । 
अष्टादशञतभक्ताल्लब्धः स्यादीप्सितो वर्गः ॥ १८॥ 
एतेषां गुणदोषान्‌ विस्तरतो नएजातके वक्ष्ये । 
एभिः स्पष्टतरं तसत्रत्यक्षपरीक्षणं यस्मात्‌ ॥ १९ ॥ 


लि | 
४च. ११श| ध्वु.११मं.|८मं. इवु. १० ।५सू. गु, 
| 1 | | | 


Tesh पिक कक ह. - |. 


तृतीय अध्याय ११ 


अभीष्ट भाव या अभीष्ट ग्रह में इच्छित वर्ग जानना हो तो स्पष्ट भाव वा 
स्पष्ट राश्यादि ग्रह की कला बनाकर उसको अभीष्ट जो वर्ग हे उसकी संख्या से 
गुणा करके गुणनफल में १८०० का भाग देने से लब्धि अभीष्ट वर्ग राशि होती है ७ 
इनके गुण व दोषों का वर्णन नष्टजातक अध्याय में कहूँगा । जिस ग्रन्थ से साधित 
ग्रह प्रत्यक्ष परीक्षा करने में सिद्ध हों, उसी के द्वारा ग्रह स्पष्ट करके वर्गों का 
आनयन करना चाहिए ॥ १८-१९ ॥ 

विशेष- इस प्रक्रिया से सातो वर्गो की सिद्धि नहीं होती है। पाठक गण क्रियाः 

करके देख लें । 
राशियों को क्ल राक्न र, पुरुष स्त्री, चर स्थिर द्विस्वभाव, तथा गण्डान्त संज्ञाः 

अजादितः क्रूरशुभौ पुमांखी चरः स्थिरो मिश्रतनुश्व दृष्टाः । 

कुळीरमीनारिग्रृहान्तसन्धि वदन्ति गण्डान्तमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ २० ॥: 


मेष, मिथुन, सिंह, तुळा, धनु, कुम्भ राशियों की क्रूर संज्ञा । वुष, कर्क, कन्या, 
बुश्चिक, मकर, मीन राशियों की शुभ (अक्रूर) संज्ञा, इसी प्रकार से मेष मिथुनादि 
की पुरुप संज्ञा तथा वृष कर्कादि की खरी संज्ञा अर्थात्‌ विषम राशियों की क्र्र 
व पुरुष संज्ञा एवं समराशियों की शुभ ( अक्रूर ) व खरी संज्ञा होती है । मेष, ककं, 
तुला, मकर राशियों की चर, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ राशियों की स्थिर, मिथुन, 
कन्या, धन्‌, मीन राशियों की द्विस्वभाव संज्ञा होती है । बृहज्जातक में कहा है-- 
“क रः सौम्यः पुरुषवनिते ते चरागद्विदेहाः' ( १ अ० ११ इलो० ) 
बिशेष--इन संज्ञाओं का प्रयोजन क्या है । उत्तर--क्रू र राशियों में जायमान 
क्रूर स्वभाव वाला, अक्रूर में मृदु स्वभाव का होता है । पुरुष राशियों में पैदा हुआ 
जीव तेजस्वी व स्त्री राशि में सौम्य अर्थात्‌ मृदु स्वभाव का होता है। चर राशियों 
में चञ्चल प्रकृति, स्थिर में स्थिर प्रकृति, द्विस्वभाव में मिश्रित प्रकृति होती है! 
गण्डान्त--कर्क, मीन, वृश्चिक राशियों के अन्त भाग की गण्डान्त संज्ञा होती 
है॥ २०॥ 
गण्डान्त में जायमान का फल 
जातो न जीवति नरो मातुरपथ्यो भवेत्स्वकुलहच्ता । 
यदि जीवति गण्डान्ते बहुगजतुरगो भवेदुभूयः ॥ २१॥ | 


गण्डान्त में जन्म लेने वाला प्रायः जीवन नहीं पाता है, यदि जीवित रहे तो 
माता को कष्ट कारक या कुछ का नाशक होता है, तथा वहुत हाथी घोड़े से युतः 
राजा वा राज-तुल्य सुख पाता है । २१ ॥ 


१. हो. र. १ अ० ५६ पृ० । 


१२ सारावली 


राशियों को दिशा ब फल 
ऐन्द्राद्ः परिवर्तेखितयं त्रितयं त्रिभिस्तु मेषाद्यः। 
एभिदिक्ष निबद्धर्यात्रादि विकल्पयेत्कार्ये ॥ २२ ॥ 


पूर्वादि चारों दिशा में मेषादि से ३ आवृत्ति करने पर १ दिशा में ३ राशि 
#होती हैं। यथा- मेष, सिंह, धनु पूर्व में, वृष, कन्या, मकर दक्षिण में, मिथुन, तुला, 
“कुम्भ पड्चिम में, ककं, वृश्चिक, मीन उत्तर में आती हैं । चारों दिशाओं में जो जो 
“राशि पड़ती है उन्हीं राशियों के चन्द्रमा व लग्न में यात्रादि कार्थं करना चाहिए । 
म्कहा भी है-- 


'सम्मुखे ह्यथंलाभाय, और भी 'हरति सकलदोषं चन्द्रमा सम्मुखस्थः । 


बिशेष--दिशाओं में राशि स्थापन का प्रयोजन क्या है । उत्तर-चुराई हुई वस्तु- 
*खोई हुई वस्तु, चोर दिशा, सूतिका गुहृद्वार आदि का ज्ञान होता है ॥ २२॥ 


कौन-कौन राशि किस दिशा में च समय में बली 
नरपशुव्ृरिचकजलजा यथाक्रं प्रार्दिगादिगा बलिनः । 
निदि दिवसे सन्ध्यायाँ परावः पुरुषो सृगालिककिक्षषाः ॥ २३ ॥ 
पूर्वादि दिशाओं में अर्थात्‌ पूर्वं दिशा में द्विपद=नर ( कन्या, मिथुन, कुम्भ, 
"तुला, धनु का पूर्वाद्ध ) राशियाँ, दक्षिण दिशा में पशु=्=चतुष्पद ( धनु का परार्धे, 
“सिंह, वृष, मकर का पूर्वाद्ध , मेष ) राशियाँ, पश्चिम में वृश्चिक, उत्तर में जलचर 
( मकर का परार्धे, मीन, ककं ) राशियां बली होती हैं । 
समय वल--रात्रि में चतुष्पद, दिन में द्विपद, सन्ध्या में मकर, वृश्चिक, ककं, 
-मीन राशियाँ बली होती हैं ॥ २३॥ 


राशियों को दिन, रात्रि, पृष्ठोदय, उसयोदय संज्ञा 


नक्तंबळा मिथुनर्काकमृगाजगोइवा 
द्य :शष्ठका हरितुलाछिंघटान्त्यकन्या । 
पृष्ठोदयाः समिथुना मिथुनं विहाय 
शेषाः शिरोभिदरुयन्त्युभयेन सीनः॥ २४॥ 
मिथुन, कर्के, मकर, मेष, वृष, धनु इनकी रात्रि संज्ञा, तथा सिंह, तुला, वृर्चिक, 
कुम्भ, मीन, कन्या इनकी दिन संज्ञा, मिथुन के सहित जो ६ राशियाँ हैं उनमें मिथुन 
“को छोड़कर ( ककं, मकर, मेष, वृष, धनु ) ५ राशियाँ पृष्ठोदय, तथा मीन को 
छोड़कर मिथुन के साथ ५ राशियाँ ( सिंह, तुळा, कन्या, वृश्चिक, कुम्भ) शीषोदय 
संज्ञक हैं । मीन राशि उभयोदय संज्ञक है । 


द १. त्कायेमु । 


I MO STOPPER 8 YO PN 


तृतीय अध्याय १२५ 


बृहज्जातक में कहा है-“गोजार्विकर्किमिथुनाः समृगा निशाख्याः पृष्ठोदयाःः 
विमिथुनाः कथितास्त एव*"**"**** 7 ( १ अ० १० इलो० ) 


विशेष--जिन राशियों का उदय पृष्ठ से होता है वे पृष्ठोदय, जिनका सिर से 
उदय होता है वे शीर्षोदय, मीन का मुख और पूँछ से उदय होता है, इसलिये उभयोदय 
संज्ञा कही है । जातक पारिजात में इसका प्रयोजन-- 
शीर्षोदयगतः खेटः पाकादौ फलदो भवेत्‌ । 
पष्ठोदयस्थः पाकान्ते सदा चोभयराशिगः ( २ अ० ८६ इलो० ) ॥ २४॥। 
राशियों का बल 
आत्मीयनाथहृएः सहितस्तेनैव तत्प्रियेर्वापि । 
शरिसुतजीवाभ्यामपि राशिर्बळवान्न चेच्छेषेः ॥ २५॥ 
जो राशि, राशीश या राशीश के प्रिय अर्थात्‌ मित्र से दृष्ट युत हो एवं बुधा 
और वृहस्पति से युत दृष्ट हो अन्य ग्रहों से युत दृष्ट न हो तो वह राशि बलवान होती 
है ।'२५॥ वृहज्जातक में भी कहा है--'होरास्वामिगुरज्वी क्षितयुता नान्यैश्च वीर्योत्कटा: 
( २ अ० १४ इलो० ) ॥ २५॥ 
लग्नादि १२ भावों के नाम 
« तन्वर्थसहजबान्धवपुत्रारिख्री विनाशपुण्यानि । 
कर्मायव्ययभावा लग्नाच्या भावतश्चिन्त्याः ॥ २६॥ 
१ तनु, २ अर्थ, ३ सहज, ४ वान्धव, ५ पुत्र, ६ अरि, ७ स्त्री, ८ विनाश, 
& पुण्य, १० कमे, ११ आय, १२ व्यय ये, छग्नादि १२ भावों के नाम हैं ॥ २६॥ 
नामान्तर 
ग्क्तिधनपोरुषगरुहप्रतिभाद्रणकामदेहविवराणि । 
गुरुमानभवव्ययमिति कथितान्यपराणि नामानि ॥ २७॥ 
१ शक्ति== कल्प, २ धन = स्व, ३ पौरुष = विक्रम, ४ गृह, ५ प्रतिभा, ५ व्रण, 
७ काम, ८ देह विवर = छिद्र, & गुरु, १० मान, ११ भव, १२ व्यय ये द्वादश भावों 
के नामान्तर हैं॥ २७॥ 
पुनः संज्ञान्तर 
संज्ञा वेइमाष्टमयोश्चतुरस्र बे तपश्च नवमस्य । 
होरास्तदशजलानां चतुष्टयं इण्टकं केंद्रम ॥ २८॥ 
चतुर्थ, अष्टमभाव की चतुरस्र, नवम की तप, १, ७, १०, ४, की चतुश्य, 
कण्टक, केन्द्र संज्ञा होती है ॥ २८॥ 


१. कल्पस्वविक्रम हो० र० १ अ० पृ० ५६। 


४ सारावली 


पुनः चतुर्थं दशस के नामान्तर 
नामानि चतुर्थस्य तु सुखजलपाताळबंधुहिबुकानि । 
कर्माज्ञामेषरणगगनाछ्यं कीत्यते दशमसु॥ २९ ॥ - 
चतुर्थंभाव के सुख, जल, पाताल, बन्धु, हिबुक नाम हैं। दशम के कर्म, आज्ञा, 
म्मेजुरण, गगन नाम हैं॥ २३ ॥ 
पुनः नवस, प, सप्तम के नासान्तर 
घसेसुतयोखिकोण सुतस्य घी खित्रिकोणसिति) तपसः । 


द्यूनं जायास्तमयं जामित्रं ससमस्याख्याः ॥ ३० ॥ 
4, ५ को त्रिकोण कहते हैं। पञ्चम भाव को धी (बुद्धि), नवम को तरित्रिकोण, 
और सप्तमभाव को दून, जाया, अस्तमय, जामित्र कहते हैं ॥ ३० ॥ 
६; ३, १२, २ के नामान्तर 
षट्कोणं रिपुभवनं तृतीयमथ कीतयन्ति दुश्चिक्यम्‌ । 
रिःफं द्वादशाभवनं *हितीयसंज्ञ॑ कुटुम्बं च ॥ ३१॥ 
पष्ठभाव को षट्कोण, तृतीय को दुङ्चिक्य, द्वादश को रिऽ्फ, द्वितीय को 
"कुटुम्ब कहते हैं ॥ ३१॥ 
पणफर, आपोक्लिम संज्ञा 
केन्द्रात्परं पणफरमापोकििमसंज्ञितं तयोः परतः । 
बाळयुवस्थविरत्वे कमेण फलदा ग्रहास्तेषु॥ ३२॥ 
केन्द्र से आगे द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश भावों की पणफर संज्ञा है । 
'ृतीय, षष्ठ, नवम, द्वादश इन भावों की आपोक्लिम संज्ञा है । केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
में बैठे हुए ग्रह बाल्यावस्था में, पणफर / २, ५, ८, ११ ) में स्थित ग्रह यौवनावस्था 
में और आपोक्लिम ( ३, ६, 5, १२ ) में स्थित ग्रह वृद्धावस्था में जातक को फल 
देते हैं ॥ ३२ ॥ 
भावों की उपचय और अनुपचय संज्ञा 
षट्दशभवडु श्विक्यान्युपचयसंज्ञानि कीत्यन्ते । 
स्वतनुसुखसुतास्ततपर्चिद्रव्ययसंज्ञिउतानि चान्यानि ॥ ३३॥ 
६, १०, ११, ३ भावों की उपचय, २, १, ४, ५, ७, ९, ८, १२ इन भावों 
नको अनुपचय संज्ञा है ॥ ३३॥ 
ग्रहों को सूलत्रिकोण राशि 
[सिहवृषमेषकन्याः कामुंकभृत्तोलिकुम्भघराः 1 
सुर्यादीनामेते त्रिकोणभदनानि कथ्यन्ते ॥ ३४॥ 


१. मथ । २. कुटुम्बसंज्ञं द्वितीयमथ परतः । ३. भवनानि। 


तृतीय अध्याय ` पृष्‌ 


सूर्य की सिंह, चन्द्रमा की वृष, मङ्गल की मेष, बुध की कन्या, गुरु की घनु, 
शुक्र की तुला, शनि की कुम्भ राशि, मूल त्रिकोण कहलाती है ॥ ३४॥ 
विशेष--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि सूर्य की सिंह राशि तो स्वगृह भी है । 
सूर्य मूलत्रिकोण का फल देगा या स्वगृह का, इसी प्रकार चन्द्रमा की वृष राशि उच्च 
है, एवं अन्य ग्रहों की भी । समाधान-५वीं अध्याय के २१ इलोक से २४ तक है । 
ग्रहों के उच्च, परमोच्च, नीच, परमनीच 
सुर्यादीनामुच्चाः क्रिपवृषमृगयुवतिर्काकमीनतुला: । 
स्वोच्चगृहकथितभागा यथाक्रमेणेव परमोच्चा: ॥ ३५॥ 
दिग्वह्लू यष्टाविशतितिथिवाणत्रिघर्नावशतयः । १ 
स्वोच्चात्सप्तमराशिनींच: स्यादंशकात्परममु ॥ ३६॥ 
सूर्यादि ग्रहों की क्रम से मेष, वृष, मकर, कन्या, ककं, मीन, तुला उच्च राशि हैं। 
एबं उक्त राशियों में क्रम से १०, ३, २८, ०, २७, २० अंझों में सूर्यादि ग्रह पर- 
'मोच्च होते हैं। उच्च राशि से सप्तम राशि नीच स्थान व परमोच्च कथित अंशो में 
'परमनीच स्थान ग्रहों का होता है। यथा-सूर्य की उच्च राशि मेष १० वें अंश में 
'परमोच्च मेष से सप्तम तुला राशि के १०वें अंश में परमनीच । चन्द्रमा का वुष राशि 
उच्च, में ३ अंश परमोच्च, वृष से सप्तम वृश्चिक राशि नीच, ३ अं० में परम 
-नीचस्थान इसी प्रकार अन्य ग्रहों की समझना ॥ ३५-३६ ॥ 
राशियों को ह्वस्व, मध्य, दीर्घोदय संज्ञा 
"हस्वास्तिसिगोजघटा मिथुनधनुःकरकिसृगमुखाइच ससा: । 
दृश्चिककन्यामुगपतिवणिजो दीर्घाः समाख्याता: ॥ ३७॥ 
मीन, वृष, मेष, कुम्भ राशियाँ 'हस्वोदय, मिथुन, धनु, कर्क, मकर, समोदय, 
-ुङ्चिक, कन्या, सिह, तुला राशियों की दीघोंदय संज्ञा होती है ॥ ३७ ॥ 
विशेष--जातक पारिजात में-मीन राशि का समोदय में वर्णन किया है-ह्वस्वा 
ओड्जघटा: समा मृगनृयुक्‌ चापान्त्यकर्काटकाः ( १ अ० १६ इलो० ) मनीषी गण 
-इसका विचार करें ॥ ३७ ॥ 
'हस्वोदयादि का फल 
एभिलंग्नाधिगतेः शीषप्रभुतोनि वै शरीराणि । 
सहशानि विजायन्ते युतगगनचरंरच तुल्यानि॥ ३८ ॥ 
इन ह्वस्वोदयादि राशियों में जो राशि लग्नगत हो उससे जातक के मस्तकादि 
-अङ्क का विचार करना, तथा लग्नगत ग्रह के आधार पर भी शरीर के अवयवों का 
विचार करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 


१. हो० र० १२० ४४ पृ०। 


१६ सारावळी 


विशेष--यहाँ लग्न तो उपलक्षण मात्र है कारूचक्र न्यास पद्धति से ग्रह व राशियों 

की स्थिति वश शरीर के प्रत्येक अवयव की परिस्थिति का ज्ञान करना चाहिए ॥३८॥ 
राशियों का प्लव ( निम्न भुतल ) तथा प्रयोजन 
>भवनाधिपदिड्नास प्लव इति यवने: प्रयत्नतः कथित: । 
तत्प्लबगो  विनिहन्यादचिरेण महीपतिः शन्रुन्‌॥ ३६ ॥ 

राशि स्वामी की जो दिशा है वह उस राशि की प्लव दिशा मानी है ऐसा यवनों 
का कथन है। इसलिये जिस लग्न में यात्रा हो उस राशि स्वामी की दिशा में यात्रा 
करने से राजा शत्रु को शीघ्र पराजित करता है 1 ३९ ॥ 

राशियों के वर्ण तथा प्रयोजन 
१छोहितसितशुकहरिताः पाटलूपरिधूञ्रपाण्डुचित्राइच । 
कृष्णकनकाभपिङ्काः कवुःरबभ्रुत्वजादिवर्णाः स्युः ॥ ४० ॥ 
जन्मोदयगृहवर्णा तदधिपतेः पुजिता प्रतिमा । 
हन्ति हरेरिह झत्रूनिन्त्रध्वजिनीव देवरिएन्‌ ॥ ४१॥ 

१. लाळ, २ सफेद, ३ तोते के समान हरा, ४ लाल उजाला मिला हुआ, ५ 
श्रूज्र, ६ पाण्डु, ७ अनेकवर्ण, ८ काला, 5 सुवर्णं समान, १० पिङ्गल, ११ चित्र, 
१२ भूरा वणं क्रम से ये मेषादि १२ राशियों के वर्ण हैं। जन्म काल में जो लग्न 
( राशि ) वा ग्रह हो उसके समान शरीर का रङ्ग होता है । अर्थात्‌ जिस भाव में 
हानि प्रतीत होती हो तो उस राशि सह्य वर्ण की प्रतिमा बनाकर पुजन करने से 
रोगादि समस्त शत्रुओ का नाश होता है, जैसे इन्द्र की सेना द्वारा देव रिपुओं 
( राक्षसों ) का नाश होता है ॥ ४०-४१ ॥ 

इति कल्याणवर्मंविरचितायां सारावल्यां होराराशिभेदो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 


चतुर्थोच्ध्यायः 


कालपुरुष के आत्मादि विभाग 
आत्मा रविः शौतकरस्तु चेतः सत्त्व धराजः शशिजोऽथ वाणी । 
ज्ञानं सुखं शुक्रगुरू मदश्च राहुः शनि: कालनरस्य दुःवन्‌ ॥ १॥ 
काल रूप पुरुष की आत्मा सूर्ये ( सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ) है । चन्द्रमाः 

चित्त ( मन ), भौम वल ( सत्त्व ), बुध वाणी ( वचन ), वृहस्पति ज्ञान, शुक्र सुख, 
राहु मद और शनि दुःख है ॥ १॥ 
१. हो० र० १ अ० ५२ पृ०। 
२. हो० र० १ अ० ५३ पु०। 
३. ववेगुरुमंदश्च शुक्रः । 


र चतुर्थं अध्याय १७ 


वृहज्जातक में भी कहा है--'कालात्मा दिनक्कन्मनस्तु हिमगुः सत्त्वं कुजो ज्ञो वचो’ 
| जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनो दुःखं. दिनेशात्मजः ॥”* 
( २ अ० १ इलो० ) 
तथा जातक पारिजात में--'कालस्यात्मा भास्करश्चित्तमिन्दुः सत्त्वं भौम' ***** 
( २ अ १ इलो० ) 
एवं वृहत्पाराशर होरा में-सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदबान्धवः । 
सत्त्वं कुजो बुधैः प्रोक्तो बुधो वाणीप्रदायकः ॥ 
( ३ अ° १२-१३ इलो० ) ॥ १॥ 
आत्मादि का प्रयोजन 
आत्मादयो गगनगेबेलिभिबंल्वत्तरा । 
दुर्बले दुर्बछास्ते तु विपरीतं शनेः फलम्‌" ॥ २.॥ 
जन्म काळ में आत्मादि ( सूर्यादि ) ग्रह बली हों तो जातक के आत्मादि भी 
बलवान्‌ होते हैं । यथा- जिसकी कुण्डली में सूर्य पूर्णं बली हो तो उसकी आत्मा बल- 
वानु (कठोर) होती है । इसी प्रकार अन्य भी। यदि आत्मादि ग्रह निर्वेल हों तो आत्मादि 
भी दुर्वल होते हं । एवं शनि का फल विपरीत होता है । अर्थात्‌ ऊपर के इलोक में शनि 
को दुःख बताया गया है । इसलिये यदि शनि निवल हो तो दुःख भी अल्प ही होगा ॥२॥ _ 
विशेष--उपर्थृक्त दोनों पद्य लघुजातक (२ अ० १-२ इलो०) में मिलते है॥२॥ 
द्रेषकाणवश कालावयवों की उत्पत्ति 
यथा यथा टग्नगृहाश्रयाणां समुद्गमोऽभूत्त्रिविकल्पकानास्‌ः । 
तथा तथा शेलनगाएसंख्याः3 क्रमेण कालावयवाः प्रसूतो ॥ ३॥ 
जन्म समय में लग्न राशि के आश्रित जैसे-जैसे तीन द्रेष्काणों का उदय होता 
है, वैसे वैसे ही क्रम से कालपुरुष के ७, ७, ८, अवयव होते हैं । अर्थात्‌ प्रथम द्रेष्काण 
में जन्म होने से ५ वें श्‍लो० के आधार पर मूर्धादि ७ अवयव, २ य द्रेष्काण में ग्रीवादि 
७, ३ य में वस्ति आदि ८ अवयव होते हैं ॥ ३॥ 
विशेष--उक्त पद्य में “भूरि विकल्पनानाम्‌' के स्थान पर जो अंश दिया गया 
है वह संस्कृत वि० वि० सरस्वती. भवन के ग्रन्थाङ्क ३६४७७ में मिलता है तथा ' 
प्रसङ्गानुसार सङ्गति भी मिलती है। तृतीय चरण में 'शैलनवाष्ट के स्थान पर 'शैलन- 
गाष्ट' जो दिया है इसकी सङ्गति ५ वें श्लोक से मिलती है, अर्थात्‌ ग्रीवादि भी अवयव 
७ही हैँ॥ ३॥ - 
लग्न के आधार पर वाम दक्षिण अङ्ग तथा निबल-सबल संज्ञा 
लग्नात्तत्कणमुदित "वामाङ्गमयाबलम्‌ । 
सव्यार्घादितरं तस्य^ नोद्गतं 'सदलं° च तत्‌ ॥ ४ ॥ 
सामायिक लग्न से पीछे की ६ राशियाँ जो उदित ( क्षितिज से ऊपर) रहती हैं, वे 


१. स्मृतम्‌ । २. भूरिविकल्पनानामु । ३. शेलनवाष्ट । ४. प्रसूताः । ५. ममङ्गमु, 
६. रत्तस्य । सकल । 


१८ सारावली 


जातक के वाम अङ्ग, तथा अनुदित ( क्षितिज से नीचे ) ६ राशियाँ दक्षिण अङ्ग 
समझना चाहिये । वाम अङ्ग निर्बेल, दक्षिण अङ्ग सबल होता है ॥४॥ 
लग्नद्र ष्काणवश कालावयव ( जातकावयव ) ज्ञान 
मूर्धालोचनकणंगन्धवहनं गण्डौ हनुश्चाननं 
ग्रीवास्कन्धभुजं तु पाइर्वहृदयक्रोडाश्च नाभिः पुनः । 
बस्तालिद्धगुदे च मुष्कयुगलं चोरुद्रयं जानुनी 
जङ्घे पादयुगं बिळग्नभवनात्पाइवंद्वये कल्पिताः ॥ ५॥ 
जन्मकाल के समय यदि लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न ( १ ) मस्तक 
( २ ) भाव दक्षिण नेत्र, १२ वां भाव वाम नेत्र, ३ भा० द० कान, ११बाँ भा० वाम 
कान, ४, १० नाक, ५, ९ गण्ड ( गाळ ), ६, ८ ठुड्ढी ( ठोड़ी ) और सप्तम भाव 
उस जातक का मुख होता है। उक्त अवयवों का विचार तत्तद्‌ भाव से करना चाहिए । 
यदि द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न ( १ ) ग्रीवा (कण्ठ), २, १२ कंधा, ३, ११, दोनों 
हाथ, ४, १० बगल, ५, ९ छाती, ६, ८ पेट, ७ सप्तम भाव नाभि समझना चाहिए । 
यदि तीसरा द्रेष्काण हो तो लग्न ( १ ) वस्ति ( उपस्थ और नाभि का मध्यभाग ), 
२ य लिंग, १२ गुदा, ३, ११ अण्डकोश, ४, १० जांघ, ५, ६, घुटना, ६, ८ पोंडरी, 
सप्तम भाव पैर, इस प्रकार. लग्न के आधार पर दोनों तरफ कल्पना करके उक्त 
अवयवों की शुभाशुभता समझना चाहिए 1 ५ ॥। 
वराहमिहिर ने बृहज्जातक में कहा है-- 
'कुंहक्‌च्छोत्रनसाकपोलहनवो वकूत्रञ्च होरादयः' ( ५ अ० २४ इलो० ) ॥५॥ 
अद्भाज्ञान का प्रयोजन 
पापा व्रणं लाञ्छनमेषुः सोम्याः स्वांशे स्वराशावथवा स्थितेषु । 
कुर्वन्ति जन्मोत्थितमेषु चिन्हमेषुः ग्रहास्तद्विपरीतसंस्थाः ॥ ६॥ 
` जिस अवयवस्थित भाव में पाप ग्रह हों उस अङ्ग में घाव वा चोट, जिसमें 
शुभ ग्रह हों तो उसमें तिल मसा आदि चिह्न समझना । यदि ग्रह (शुभ वा पाप) अपनी 
राशि वा अपने नवांश में हो तो उक्त चिह्न जन्म के समथ से ही समझना । यदि 
स्वराशि वा स्वनांश में ग्रह न हों तो अपनी २ दशा' आने पर घाव आदि चिह्न 
करते हँ॥ ६ ॥ . 
वृहज्जातक में भी कहा है-तस्मिन्पापयुते ब्रणं शुभयुते हृष्टे च लक्ष्मा दिशेत? ।। 
(५ अ० २५ इलो० ) ॥ ६॥ 
ग्रहों के राजत्वादि अधिकार और प्रयोजन 
राजा रवि: शशधरङचर बुंध: कुमार: 
सेनापति: क्षितिसुत: सचिवौ सितेज्यो । 
भ्रुत्यस्तयोश्च रविजः सबला नराणां 
कुर्वन्ति जन्मसमये निजमेव सत्त्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. गण्ड । २. मेव । ३. मेष्य । ४. रस्तु । ५. रूपम्‌ । 


चतुर्थ अध्याय च्‌ 


` अह समिति में सूर्य, चन्द्रमा राजा, बुध राजकुमार, भोम सेनानायक, शुक्र गुरु 
सन्त्री और शनि भृत्य ( सेवक ) है । जन्म काल में जो ग्रह बलबानु हो वह जातक 
को अपने समान वनाता है । २-३ ग्रह वली हाँ तो जातक में उतने गुण होते 
हैं 1 ७॥ . 
वृहत्पाराशर में कहा है--'रविचन्द्रो तु राजानो नेता ज्ञेयो धरात्मज:” 
( ३ अ० १४ इलो० ) 
'एवं वृहज्जातक में-“दिनेशचन्ट्रौ राजानौ सचिवो जीवभागँवो' (२ अ० १ इलो.) 
जातक परिजात में भी--'दिनेशचन्द्रौ राजानी सचिवौ जीवभागँवो' 

(२अ. २ इलो. ) 
सर्वार्थेचिन्तामणि में--'दिनेशचन्द्रो नरपालमुख्यो नेता कुजः सोमसुतः कुमार: 
'बिशेष--यह पद्य रूषुजातक ( २ अ० ३ इल्लो० ) में प्राप्त होता है॥ ७॥ 

कोन ग्रह किंस दिशा का स्वामी 
भानुः शुक्र: क्षमापुत्रः सेहिकेयः शनि: शशी । 
सोभ्यस्त्रिदशमन्त्री च प्राच्यादिदिगधीइवराः ॥ ८ ॥ 
पूर्वं का सूर्य, अग्नि कोण का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नैऋत्य का राहु, परिचम 
का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुध और ईशान का स्वामी गुरु होता है 
॥ ८ ॥ जातक पारिजात में कहा है-- 
भ्रागादिका भानुसितारराहुमन्देन्दुविद्देवपुरोहिताः स्युः ( २ अ० २३ इलो० ) । 
तथा बृहज्जातक में--प्रागाद्या रविशुक्रलोहिततमः सौरेन्डुवित्सुरय:' 
( २ अ० ५ इलो० ) । 
'एवं लघुजातक में भी--'्राच्यादीशा रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवाक्पतयः' 
( २ अ० ४ इलो० ) ॥ ८ ॥ 
ग्रहों की शुभ, पाप संज्ञा 
युरुबुचशुक्राः सोस्या: सौरिकुजार्ङास्तु निगदिताः) पापाः । 
शशिजोऽशुभमंयुक्तः क्षीणश्च निशाकर: रपापः॥ ६ ॥ 
गुरु, वुध, शुक्र ये शुभग्रह हँ । शनि मंगल और सूर्य पाप प्रहृ हैं। यदि बुध पाप 
अह के साथ हो तो वह भी पाप ग्रह होता है। क्षीण चन्द्रमा भी पाप : ग्रह होता है । 
यदि पुर्ण चन्द्रमा हो तो शुभ ग्रह होता है ॥ 5 ॥ 4 PIRI 
वृहत्पाराशरहोरा में कहा है--तत्राकंशनिभूपुन्राः क्षीणेनदु-राहुकेतवः । क्रूराः 
'शेषग्रह्ाः सौम्याः ङ्रूराङ्रूरः क्रूरयुतो बुध: ( ३ अ० ११ इलो० ) 
बृहज्जातक में भी 'कषीणेद्रकंमहीसुताकंतनयाः पापा बुधस्तयु'त:' (२ अ० ५दलो०) 
लघुजातक में भौ “क्षीणेन्दरकंयमारा: पापास्तैः संयुतः सौम्य” (२-अ० ४ इलो०): 


१, चिसगँतः । ne हो० र० १ अ० ६५ पुऽ | 


२० सारावली 


तथा जातक पारिजात में भी--'क्षीणेन्दुमन्दरविराहुशिखिक्ष माजा: पापारतु"***** 
(२ अ० दे इलो० ) । 

विशेष--इस पद्य से प्रतीत होता है कि विशुद्ध शुभग्रह गुरु व शुक्र हैं। बुध 
उदासीन है, पाप के साथ पाप और शुभग्रह के सान्निध्य से शुभ, शुभ पाप दोनों. 
के सांथ रहने पर मध्य होता है । 

चन्द्रमा शुक्लपक्ष प्रतिपदा से १० (दशमी) तक मध्यबली, शुवल्पक्ष की एका- 
दशी से कृष्णपक्ष की ५ पंचमी तक पुणं बली और षष्ठी से अमावस्या तक बलहीन 
होता है । 

कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अद्ध भाग से शुवल पक्ष की अष्टमी के अद्ध भाग तक 
क्षीण चन्द्रमा होता है ॥६॥ 

सुर्य, चन्द्रमा, मंगल और बुध के नासान्तर 
हेलिर्भानु: शशी चन्द्र: १क्ूराक्षः क्षितिनन्दन: । 
आरो रक्तस्तथा वक्रो हेम्नो विद ज्ञोऽथ बोधन: ॥ १० ॥ 

सूर्य के नाम--१ हेलि, २ भानु । चन्द्रमा के--१ चन्द्र, २ झशि। मंगल के-५ 
क्रूरदृक्‌ २ क्षितिनन्दन, ३ आर, ४ रक्त, ५ वक्र । बुध के--१ हेम्न, २ विद्‌, ३ ज्ञ, 
४ बोधन नाम हैं ॥ १० ॥ 

तथा वृहज्जातक में हेलिः सूर्यद्चन्द्रमा: शीतरदिमहेग्नो विउज्ञो बोधनइचेन्दुपुत्न: 1 
आरो वक्र: क्र रहक्‌ चावनेयः' (३ अ० २ इलो०) । और भी सर्वार्थं चिन्तामणि में-- 

'सूर्यों हेलिभानुमान्‌ दीप्तरस्मिश्चण्डांशुः स्याद्‌ भास्करोञ्हस्करश्च । 

अब्जः सोमश्चन्द्रमा: शीतरश्मि: शीतांशुः स्यात्‌ ग्लौमृ गाडू: कलेशः । 

आरो वक्कश्‍चावनेय: कुजः स्याद्‌ भौमः क्रूरो लोहिताङ्गोऽथ पापी । 

विउ्ज्ञः सौम्यो वोधनश्चन्द्रपुत्रसचारिद्र' ( १ अ० ५२-५३ ) । 

अन्य भी जातक परिजात में 'हेलिः सूर्यस्तपनदिनक्ृद्भानुपूषारुणारकंः, सोमः 
शीतद्यृतिरुडपतिर्छोंमृगा ङ्के न्दुचछाः । आरो वक्रक्षितिजरुधिराङ्गारकक्र नेत्राः, 
सौम्यस्तारातनयवुध्षविद्वोधनर्चेनदुपुत्रः । ( २ अ० ३ इलो० ) ॥ 

बिशेष--ग्रन्थान्तर के आधार पर सूर्य के नाम--१ हेलि, २ भानुमान्‌, ३ दीप- 
रश्मिः, ४ चण्डांशुः, ५ भास्कर, ६ अहस्कर, ७ तपन, ८ दिनकृत्‌, ऽ भानु, १० 
पूषा, ११ अरुण, १२ अक हैं। चन्द्रमा के--१ शीतरदिम, २ अव्ज, ३ सोम, ४ 
शीतांशु, ५ ग्लौ, ६ मृगाङ्क, ७ कलेश, ८ शीतद्य ति, ९ उडुपति, १० इग्दु, १० चन्द्र 
ये नाम हैं। 

मंगल के--१ आर, २ वक्र, ३ क्रूरदृक्‌, ४ आवनेय, ५ कुज, ६ भौम, ७ क्रूर, 
< लोहिताङ्ग, दे पापी, १० क्षितिज, ११ रुधिर, ` २ अङ्गारक, १३ क्र रनेत्र, ये 
नाम हें । बुध के-१ हेम्न, २ विद, ३ ज्ञ, ४ बोधन ५ इन्द्रपुत्न, ६ सौम्य, ७ चन्द्र- 
पुत्र, ८ चान्दि, & तारातनय ये नाम हैं ॥ १० ॥ 


९ क्ररहक्‌ । 


iis 


3080 ROR 


चतुर्थ अध्याय २१ 


गुरुशुक्त-शन्ति के नामान्तर 
इड्येज्यावद्धिरा जीवो ह्यास्फुजिच्च सितो भुगु: । 
मन्द: कोणो यमः कृष्णो विद्यादन्यानि लोकत: ॥ ११ ॥ 
गुरु के नाम--१ ईड्य, २ इज्य, ३ अङ्गिरा, ४ जीव ये हैं । शुक्र के--१ आस्फु- 
जित्‌, २ सित, ३ भृगु, शनि के--१ मन्द, २ कोण, ३ यम, ४ कृष्ण ये नाम हैं । 
अन्य इसके नाम ग्रन्थान्तर से जानना चाहिए ॥ ११ ॥ यथा बृहज्जातक में- 
'कोणो मंदः सूर्यपु्ोऽसितश्च । जीवोऽङङ्िरा सुरगुरुवंचसां पतीज्यः शुक्रो 
भुगुभू गुसुतः सित आस्फुजिच्च’ ( अ० २-३ इलो० ) । 
और भी सर्वार्थेचिन्तामणि में-'जीवोंगिरा देवगुरुः प्रशांतो वाचां पतीज्यत्रि दशेश- 
चंद्याः। भृगुशनो भार्गेवसूनवोच्छः काणः कविर्दत्यगुरुः सितश्च । छायात्मजः पङ्गुय- 
मार्कसूनुः कोणोऽसितः सौरिशनी तु नीलः' ( १ अ० ५४-५५ इलो० ) 1 
अन्य भी जातक परिजात में-“मन्त्री वाचस्पतिगुरुसुरा चार्थेदेवेज्यजीवाः, शुक्र: 
काव्य: सित भृगुसुताच्छास्फूजिद्दानवेज्याः । छायासूनुस्तरणितनयः कोणशन्याकि मन्दाः, । 
( २ अ० ४ इलो० ) ॥ ११॥ 


सूर्यादि ७ ग्रहों के वर्ण और अधिदेवता 
तास्रसितारुणहरितकपीतविचित्रासिता इनादिनाम्‌ । 
पपावकजळगुहकेशवशक्रशचीचेधसः पतयः ॥ १२॥ 
सूर्थे का तामे के समान, चन्द्र का सफेद, मङ्गल का लाल, बुध का हरा, गुरु का 


पीला, शुक्र का अनेक रङ्ग, शनि का काला वर्ण है। सूरये का अग्नि, चन्द्रमा का जल, 
भौम का कातिकेय, वुध का विष्णु, गुरु का इन्द्र, शुक्र का इन्द्राणी और शनि का ब्रह्मा 


अघिदेवता होता है॥ १२॥ कृहत्पाराशर में कहा है--“रक्तश्यामो दिवाधीशो' 
( ३ अ० १६-१८ इलो० ) । 

वृहज्जातक में भी--4वर्णास्ताम्रसितारक्तहरितापीतकबु रा: । कृष्णकान्ति- 
रिनादीनां नष्टादौ च प्रकीतिता:' ( अ० १६ इलो० ) । अधिदेवता--'वन्ह्याम्बुषण्मुख 
हरीन्द्रशची विरच्चि*” ( २ अ० २, इलो० ) ॥ १२॥ 

विदोष--ग्रहवर्ण के आधार पर हृत नष्ट वस्तु का ज्ञान होता है ॥ १२ ॥ 


अधिदेवताओं का प्रयोजन 
अर्कादिग्रहदेवतमंत्रः संपूज्य तामाशाम्‌ । 
कनकगजवाहनादीन्प्राप्नोति गतोऽरितः शोघ्रम्‌ ॥ १३॥ 
सूर्यादि ग्रह का जो देवता होता है उसी देव की पूजा उसके सन्त्र से करके उसी 
दिशा में ( जिस दिशा का वह स्वामी है ) यात्रा करने से शत्रु को जल्दी पराजित 
कर सुवर्ण, रत्न, हाथी आदि का लाभ होता है ॥ १३॥ 


--->:>><* 
< 


१, हो० र० १अ० ६४ पृ० ! 


श्र सारावली 


ग्रहों के पुं-सत्री-नपुंसक तथा विप्रादि एवं तत्त्वों के अधिपति 
स्रोणां चन्द्रसित्यै नपुंसकपती सोमात्मजार्कात्मजो 
पुंसां जीवदिवाकरक्षितिसुता विप्रस्य शुक्रोऽङ्किरा । 
राज्ञां सुर्यकुजौ विशां शशधरो मिधस्य मन्दो बुधः 
झूद्राणां शिखिभूखतोयमरुतां भौमादधः कीतिताः ४ १४॥ 
चन्द्रमा, शुक्र स्त्रियों के, बुध शनि नपुंसको के, गुरु, सूर्य, भौम पुरुषों के अधिपति 
हैं । शुक्र, गुरु ब्राह्मणों के, सूर्य, मंगल क्षत्रियो के, चन्द्रमा वैद्यो के, शनि संकर जातिः 
के, बुध शूद्रों के स्वामी हैं। अग्नितत्त्व का मंगल, भूमि का बुध, आकाश का मुरु, 
जल का शुक्र, वायु तत्त्व का शनि मालिक है ॥ १४॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'बलीवो दो सौम्यसौरी च ग्रुवतीन्दुभृग्‌ द्विज ? । नरा: 
शेषाश्च विज्ञेया भानुभौमौ गुरुस्तथा' ( ३ अ० १९--२१, इलो० ) । वृहज्जातक में 
भी- “बुधसूयंसुतौ नपुंसकाख्यौ शशिशुक्री युवती नराश्च शषेषा:...” ( २ अ” 
६॥ इलो० ) ॥ १४॥ 


ग्रहों के रस तथा स्थान 
कदठुलूवणतिक्तमिश्रितसघुराम्ूकषायरस वशेषाणास्‌ । 
१ सुरतोयाग्निविहाराथंरायनपांसुत्कराणां च॥ १५॥ 


सूर्य का कड़वा, चन्द्र का क्षार, भौम का तीता, बुध का मिश्चित, गुरु का मधुर, 
शुक्र का खट्टा और शनि का कसैका रस है । देवालय, जलाल्य, अग्निस्थान, क्रीडा- 
स्थळ, कोश, शयन, कतवारखाना ये सूर्यादि ७ ग्रहों के क्रम से स्थान हैं, अर्थात्‌ इन 
स्थानों के स्वामी हैं ॥ १५ ॥ वृहत्पाराशर में कहा है-- 

'देवाल्यजळं वह्िक्रीडादीनां तथैव च । कोशशय्योत्कराणान्तु नाथाः सूर्यादयः 
क्रमात्‌’ ( ३ अ० ३२ इलो० ) । 'कटुःक्षार-तिक्तमिञ्नितमधुराम्ल-कपायाः' (३ अ० 
३४ इलो० ) 

तथा बृहज्जातक में--'कटूकलवणतिक्तमिश्चितमधुराम्लो च कपायाः' ( २ अ० 


१४ इलो०) । देवांव्वर्निविहारकोशशयनक्षित्युत्करेशाः क्रमात्‌, (२ अ० 
११ इलो० ॥ १५॥ 
ग्रहों के वस्त्र तथा धातु 
बखाणां स्थुलाहतझिखिजलहतमध्यहृढसुजीर्णानाम्‌ । 


तास्रसणिहेमसिथितरूप्यक्रमुक्तायसाो वाशप॥ १६॥ 
सूर्य का स्थूल = मोटा, चन्द्र का अहत = नवीन= ( विना फटा हुआ) भौम का 
शिखिहृत==जला हुआ, बुध का जलहत--भींगा हुआ (गीला, ओदा), गुरु का मध्य= 
मध्यम (न पुराना न नया), शुक्र का हढ़ = मजबूत, शनि का सुजीणं=अत्यन्त फटा- 
पुराना वस्त्र है। धातु==द्रव्य, सूर्य का ताम्र--तामा, चन्द्रमा का मणि, भौम कः 
सुवर्णे =हेम, बुध का मिश्रित (मिला हुआ), गुरु का रूप्यक =चाँदी, शुक्र का मुक्त = 
“मोती, शनि का आयस-=लोहा द्रव्य ( धातु ) हे ॥ १६॥ 


१. सुरग्रहकांग्नि हो० र० १अ० ७५ पृ०॥ 


चतुर्थ अध्याय २३ 


बृहत्पाराशर में इसके विपरीत है । यथा--'गुरोः पीताम्बर विप्र? भृगोः 
क्षौमं दथैव च!" ( ३ अ० ४३-४४ इलो० ) । 2 
बृहज्जातक में अनुरूप है । यथा-'वस्त्रं स्थूलमभुक्तमग्निकहतं मध्यं हृढं स्फा- 
टितम्‌ । ताञ्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यर्काच्च मुक्तायसी ( २ अ० १२ इलो० ) 
तथा जातक पारिजात में भी--स्थूलाम्बरं नूतनचारुचेळ कृशानुतोयाहतमध्य- 
मानि । इढांशुकं जीणेमिनादिकानां***' (२ अ० २२ इलो०) । द्रव्य--द्रव्याणि ताम्र- 
मणिकाश्वनशुक्तिरौप्यमुक्तान्ययञ्च दिननाथमुखग्रहाणाम्‌' ( २ अ० २० इलो० ॥ १६॥ 
विशेष- वस्त्र एवं द्रव्य का प्रसव काल में व प्रश्‍न काल में विचार किया जाता 
है । जो ग्रह उभय काल में वली हो उसके आधार पर आदेश करना चाहिए ॥ १६॥ 


काल एवं ऋतुओं के स्वामो ग्रह 
१ अयनक्षणदिवसतुंकमासतदधंशरदां दिनेझाद्या: । 


शिशिरादीनामीदा: इनिसितभौमेन्दुबु घजीवा: ॥ १७ ॥ 
अयन का स्वामी सूर्य, क्षण--मुहुर्त का चन्द्र, दिवस--दिन-रात्रि का भौम, ऋतु 
का बुध, मास का गुरु, पक्ष का शुक्र, वर्ष का शनि स्वामी होता है। शिशिर ऋतु 
का स्वामी शनि, वसन्त का शुक्र, ग्रीष्म का भौम, वर्षा का चन्द्रमा, शरद्‌ का बुध, 
और हेमन्त का अधिपति गुरु होता है ॥ १७ ॥ वृह॒त्पाराशर में कहा है-- 
'अयन्क्षणवारतु मासपक्षसमा द्विज । सूर्यादीनांः' ( ३ अ० ३३ इलो० ) । 
'भूगोऋ तुवसन्तरच कुजभान्वोश्च ग्रीष्मकः । चन्द्रस्य दर्षा' 
( ३ अ० ४५-४६ ) | 
वृहज्जातक में भी--*अयनक्षणवासरतँवो मासोद्धे च समाश्च भास्करात्‌" 
( २ अ० १४ इलो० ) । १७। 
कालाधिपति प्रयोजन ६ 
छग्नाधिपतेस्तुहयः कालो लग्नोदितांशकसमाख्यः । 
वक्तव्यो रिपुविजयो ` गर्भेषु च कार्यसंयोगे ॥ १८ ॥ 
शत्रुओं से विजय, . गर्भे अथवा कार्यों के प्रश्‍न में प्रश्‍न लग्न के स्वामी का जो 
काल १७ वें श्लोक में वणित है उस समय में कार्य सिद्धि होगी ऐसा ज्योतिषी को 
कहना चाहिए । समय कहने के समय लग्न के भुक्तांश से अनुपात द्वारा ( ३७ अंश सें 
यदि उक्त काळ तो भुक्तांश में क्या ) ठीक समय का ज्ञान करके ही आदेश करता 


चाहिये ॥ १८॥ 
ह दों के अधिप . 
३ऋस्वेदाबिपतिर्जोवो ` यजुर्वदपतिः सितः। 
सामवेदाधिपो वक्रः रारिजोऽथर्ववेदराट्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋग्वेद का बृहस्पति, यजुवेद का शुक्र, सामवेद का भौम, अथववेद का अधिपतिः 
बुध है॥ १९॥ 


१. हो० र० १ अ० ७६ पू०। २. चन्द्रसुतः। ३. हो० र० १ अ० ६७ पृ । 


२४ सारावली 


रूघुजातक में कहा है-“ऋगथर्वसामयजुषामधिपा गुरुसौम्यभौम-सिताः' 
( २ अ० ५ इलो० ) । तथा जातक पारिजात में भी--'शाखाधिपा जीवसितार- 
बोधनाः' ( २ अ० १५ इलो० ) ॥ १९॥ 
लोकस्वामी ग्रह 
सुरपूज्यः शदिणुक्रो दिनकरभोमो बुधाकंजी नाथाः । 
विबुधमनुष्यपितणां तिर्यङ्नरकाधिवासानामु ॥ २० ॥ 
देव लोक का गुरु, मनुष्य लोक के चन्द्र व शुक्र, 'पितृलोक के सूर्य व भौम एवं 
'पशु पक्षी व नरकलोक निवासियों के स्वामी वुध शनि हैं ॥ २० ॥ 
सुर्य का स्वरूप और गुण 
स्वल्पाक्‌र्डितमूर्घजः पढुमतिशुश्यस्वरूपस्वनो, 
नात्पुच्चो मधुपिङ्कचारनयनः शरः प्रचण्ड: स्थिरः । 
रक्तहमामतनुनिगूढचरणः पित्तास्थिसारो महान्‌ 
गस्भी रइचतुरस्रकः पुथुकरः कौसुम्भवासा रविः ॥ २१॥ 
थोड़े घुंघराले केश ( वाल ), सुन्दरबुद्धि व रूप, गम्भीर वाणी, अत्यन्त ऊंचा 
नहीं, सहत के समान लाल नेत्र, शूर प्रतापी, स्थिर, ( चञ्चल नहीं ), छाल और 
कृष्ण वर्णं शरीर, छिपे हुए पैर, पित्त स्वभाव, हड्डियों में तागत (वल), बड़ा, गम्भीर, 
चोखूँटा ( लम्वाई चौड़ाई सम ), विशाल किरण, केसर के रङ्गसदृश वस्त्र वाला 
सूर्य है ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमा का स्वरूप और गुण 
सौम्यः कान्तविलोचनो मधघुरवाग्गौरः कृशाङ्को युवा 
प्रांशुः सूक्मनिक्‌न्डितासितकच: प्राज्ञो मृडः सात्त्विकः । 
चारर्वातकफात्मकः प्रियसखो रक्तेकसारो घृणी 
वृद्धखीषु रतइचलोऽतिसुभगः शञ्राम्बररचन्द्रमाः ॥ २२॥ 
शान्त, शोभायान नेत्र, मीठा बोलने वाला, सफेद वर्ण, कुश शरीर, जवान, 
उन्नत, छोटे काले घुंधराले बाल, विद्वान्‌, मृदु स्वभाव, सत्त्वगुण से युक्त, सुन्दर, वात 
और कफ प्रकृति, मित्रों से प्रेम करने वाला, खून में बल, घृणा करने वाला, बुढूढी 
( बूढ़ी ) स्त्रियों में आसक्त, चञ्चल, अत्यन्त सुन्दर, सफेद वस्त्र वाला चन्द्र है ॥२२॥ 
सङ्कल का स्वरूप व गुण 
हस्वः पिङ्गरलोचनो हृढवपुर्दोप्ताग्निकान्तिइचलो 
सज्जावानरुणाम्बरः पटुतरः शूरश्च निष्पन्नवाक्‌ । 
हस्वाक्‌ ्डितदीस्तकेशतरुणः पित्तात्मकस्तामस- 
शचण्डः साहसिकोऽपि घातकशलः सं रक्तगौरः कूज: ॥ २३ ॥ 


१. हिसः 1 


७, 


हिट 


है 
हि, 

टेड 
उ: 


चतुर्थे अध्याय २५ 


लघु कद, पिङ्गल आँख, मजबूत शरीर, जली हुई अग्नि के: समान कान्ति, 
-चः्चळ, चर्वी में वल, . लाल वस्त्र, चतुर, शूर, सिद्ध वचन, छोटे घुंघराले चमकदार 


चाळ, जवान, पित्त प्रकृति, तमो गुणी, पराक्रमी, साहसी, मारने में निपुण, लालिमा 
-से युक्त सफेद वणे वाला भोम है ॥ २३ । 


बुघ का स्वरूप और गुण 
रक्तान्तायतलोचनो मधुरवार्दूर्वादळइयामछ- 
स्त्वब्सारोऽतिरजोधिकः स्फुटवचाः स्फीतखिदोषात्सक?। 
हृष्टो मध्यमरूपवान्सुनिपुणो वृत्तः शिराभिस्ततः 
सर्वेस्ानुकरोति वेषवचनं: पाराइावासा बुध: ॥ २४ ॥ 
लाल विशाल नेत्र, मीठी वाणी, घास ( दूब ) के समान कृष्ण, त्वचा ( खाल) 


“में बळ, अत्यन्त रजोगुणी, स्पष्ट वचन, स्वच्छ, त्रिदोषात्मरु ( कफ, पित्त, वात ) 


प्रकृति, प्रसन्नात्मा, मध्यम स्वरूप, चतुर, गोलाक्कति, नसों से व्याप्त, अपने वेष व 
वाणी से सवका अनुकरण करने वाळा एवं हरे वस्र वाला बुध है ॥ २४॥ 
गुरु का स्वरूप तथा गुण 
ईषस्पिद्करुळोचनश्रुतिघरः सिहाच्छनादः स्थिरः 
सत्वाढ्यः सुविशुद्ध काच्चनवपुः पीनोन्नतोरस्थलः । 
ह्रस्वो धमरतो विनोतनिपुणो बद्धोत्कटाक्ष: क्षमी 
स्यात्पीताम्बरधृकक)फात्मकतनुमेदःप्रघानो गुरः ॥ २५॥ 
थोड़े पीत नेत्र व कर्ण, सिह के समान गम्भीर शब्द, स्थिर, सतोगुणी ( सत्वगुण 
से युक्त ), तपे हुए सोने के समान शरीर वर्ण, मोटी व ऊँची छाती, रूघु, धमे में 
तत्पर, नम्रता में चतुर, स्थिर उत्कृष्ट दृष्टि, क्षमावान्‌, पीला वस्न, कफ प्रकृति, चर्वी में 
'बळ्वाला गुरु है ॥ २५॥ ७ 
शुक्र का स्वरूप एवं गुरण 
चारुदीघंभुज: पुथुरुवदन: शुक्राधिक: कान्तिमान्‌, 
कृष्णाकुञ्चितसुद्सकस्बिचिकरो दुर्वादळ्यामळ:3 । 
कामी वातकफात्मकोऽतिसुभगश्चित्राम्बरो* राजसो 
लीलावान्मतिमान्बिशालनयन: स्थुलांसदेश: सितः॥ २६॥ 
मनोहर स्वरूप, लम्बे हाथ, विशाल वक्षस्थल व मुख, वीये की अधिकता, चेष्टा- 
चातु, काळे घुंघराले पतले लम्बे वाल, दूब के समान इयामल वर्ण, कामी, वात व कफ 
अक्ृति, अत्यन्त सौभाग्य से युक्त, अनेक रङ्ग का वस्न, रजोगुणी, केलिकुशल, बुद्धिमान्‌, 
-विशाल नेत्र, मोटे कन्धा वाला शुक्र है॥ २६॥ 3 
शनि का स्वरूप और गुण 
पिङ्गो निम्तविछोचन: कुशतनुर्दोध: सिरारोऽछसः 
कृष्णाङ्गः पवनात्मको$तिविशुन: स्ताय्बाततो निघृण: । 


१. भृत्क, २. लम्बितकचो, ३. दूवाङ्कुरश्यामलः ४, धिको, ५. लामदेहः । 


२६ सारावली 


सुखे: स्थुलनलह्विजोऽतिमलिनो रूक्षोऽशुचिस्तामपो 
रौद्र: क्रोधपरो जरार्पारणतः कृष्णाम्वरो भास्करिः ॥ २७॥ 
कपिल गहरे नेत्र, पतला लम्बा शरीर, नसों से युक्त, आलसी, काला वर्ण, वातः 
प्रकृति, अत्यन्त चुगल खोर, स्नायु ( खाल ) में वल, निदंयी, मुखं, मोटे नाखून और 
दाँत, अत्यन्त मलिन वेश, चेष्टाहीन, अपवित्र. तामस प्रकृति, भयावह, क्रोधी, वुद्ध, 
( बूढा ) काले वस्त्र वाला शनि है ॥ २७॥ 
नोट--प्रहों के स्वरूप ग्रन्थान्तर में अनुरूप न होने के कारण यहाँ प्रमाण रूप में 
नहीं दिये गये हैं ॥ २७ !। 
ग्रहों के नेसगिक मित्र, शत्रू, सम ग्रह 
मित्राणि सूर्याद्गुरुभोमचन्द्राः सुयन्ढुपुत्री रविचन्द्रजीवाः । 
भानुः सशुक्रः शाशिसूर्यभौसा भन्देन्दुजी शुक्रबुधो कमेण ॥ २८॥ 
शुक्राकंजो चन्द्रमसो न कश्चित्सौम्यः शशी शुक्रबुधौ रवीन्द्र ! 
सोमाकंवक्रा रवितस्त्वमित्रा सित्रारिशेषो न सुहृन्न शत्रुः ॥२९॥ 
सूर्यादि क्रम से मित्र ग्रह, यथा सूर्य के मित्र ग्रह--गुरु, भौम, चन्द्र, । चन्द्रमा के 
सूर्ये, बुध । भोम के--सूर्य, चन्द्र, गुरु । बुध के--सूर्य, शुक्र । गुरु के--चन्द्रमा, सूर्य, 
मङ्गल । शुक्र के--शनि, बुध । शनि के--शुक्र, बुध मित्र हैँ । सूर्यादि क्रम से शत्रु 
ग्रह--सूर्य के--शुक्र, शनि । चन्द्रमा का कोई भी ग्रह शत्र नहीं है । भौम का--बुध । 
बुध का--चन्द्रमा । गुरु के-शुक्र, वुध । शुक्र के--सूर्य, चन्द्रमा । शनि के--सुर्य, 
चन्द्रमा मङ्गल शत्रु ग्रह हैं। मित्र शत्रु से वचे हुए ग्रह, उस ग्रह के सम ग्रह 
होते हैं ॥ २८-२४॥ 
वृहज्जातक में कहा है-'शत्रूमंदसितौ समश्च शशिजो मित्राणि"'"' (२अ०१६-१७)। 
सर्वार्थं चितामणि में भी-'भानोस्तु मित्राणि कु्ेदुजीवाःसमो बुधःशुक्रशनीं विपक्षौ' *** 
( १ अ०८३३-८७ इलो० ) । 
बिशेष-प्रायः जातक ग्रन्थों में इसी के अनुरूप मित्र सम शत्रु का वर्णेन है। 
बृहज्जातक में “जीवो जीवबुंधौ सितेन्दुतनयौ ` `` "`` ' (२ अ० १५ इलो०) यह किसी- 
किसी का मत है सवं सम्मत नहीं है। तथा अपनी-अपनी मूलत्रिकोण राशि से भीः 
मित्रादि का ज्ञान होता है ॥ २८-२९ ॥ 


नेसगिक मित्र, शत्रु, सस बोधक चक्र 


ग्रहाः सू. | चं. | मं. | बु. | गु | शु. | श. 
चं. |सू- "सूः सू सू | ञ्ञ यु. 
भिता मंग | इ कन | | |= | इ 
| संगु, शु. | मं. |. में |... 
क्ण” वा 
| 


चतुर्थ अध्याय २७' 
ग्रहो के तात्कालिक सित्र व शत्रु 
व्ययास्बुधनखायेषु ठृतीये सुहृदः स्थिताः । 
तत्कालरिपच: पष्टससाष्ट॑कञ्रिकोणगाः ॥ ३०॥ 
अभीष्ट काळ में जो ग्रह जिस राशि में विद्यमान हो उस स्थान ( राशि) से 
(व्यय ) १२, ( अम्बु ) ४, (धन) २, १०, ११, ३ स्थानों में ग्रह रहने पर उसका 
तात्कालिक मित्र होता है, तथा ६, ७, ८, १, ५, ९ इन स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु 
होता है ॥ ३०॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है--दशवन्ध्वायसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परमु'""***`' 

( ३ अ० ५६ इलो० ) । 

तथा बृहज्जातक में भी--'अन्योन्यस्य धनव्ययायसहजव्यापारबन्धुस्थिताः""-” 

( २ अ० १८ इलो० ) ॥ ३० ॥. 

न॑सगिक और तात्कालिक सित्रादि से पश्चधा मेत्री विचार 
हितसमरिपुसंज्ञा ये निसर्गान्निदक्ता 
हिततमहितमथ्यास्तेऽपि तत्कालमित्रेः । 
रिपुसमसुहृदारूया: सूतिकाले ग्रहेन्द्रा 
अधिरिपुरिपुमध्याः रात्रुभिश्चिन्तनीया ॥ ३१ ॥ 

जिस ग्रह का जो ग्रह नैसर्गिक मित्र हो तथा तात्कालिक भी मित्र हो तो 
अधिमित्र होता है । यदि नैसर्गिक सम एवं तात्कालिक मित्र हो तो मित्र होता है । 
यदि नैसर्गिक रिपु और तात्कालिक मित्र हो तो सम होता है । यदि नैसगिक रिपु व 
तात्कालिक रिपु हो तो अधिशत्रु होता है। यदि नैसर्गिक मित्र व तात्कालिक शत्रू, 


हो तो सम होता है। इन दोनों ( नैसगिक-तात्कारिक ) प्रकार के विवेचन से जन्म 
काल में शत्रुता ब मित्रता समझनी चाहिए ॥ ३१॥ 


वृहत्पाराशर में कहा है--'तत्काले च निसग च मित्रं चेदधिमित्रकम्‌ । 

मित्रं मित्रसमत्वे तु शत्रु: शत्रुसमत्वके ॥ 

समो मित्ररिपुत्वे तु... (३ अ० ५७-५८ इलो०) ४ 
तथा बृहज्जातक में भी ( २ अ० १८ स्लो» )। 


एवं सर्वार्थेचिन्तामणि में भी--'तत्कालमित्रं तु निसर्गेमित्रं द्यं भवेच्चेदधि- 
मित्रसंज्ञमुः (१ अ० ८९॥-९० इलो०) ॥३१; 
ग्रहो को साधारण दृष्टि 
संपइयन्ति१ स्थानात्सदा ग्रहाश्चरणवृद्धितः सर्वे । 
त्रिदशत्रिकोणचटुर्ससमानां पलं क्रमेणंव ॥ ३२॥ 
समस्त ग्रह जिन स्थानों में रहते हैं उन-उन स्थानों से ३, १० स्थानों को एक 
पाद दृष्टि से तथा ५-४ को द्विपाद दृष्टि से, ४-८ को त्रिपाद दृष्टि से और एवं स्थान 
को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, एवं चरणानुसार फल भी देते हैं॥ ३२ ॥ 


१. सव्यं सपञ्यन्ति । 


२८ सारावली 


वृहज्जातक में भी कहा है--'त्रिदशत्रिकोणचतुरख्सक्षमान्यवलोकयन्ति चरणा- 
भिवृद्धितः' ( २अ० १३ इलो० ) । 
विशेष पूर्ण दृष्टि 
पुर्ण पइयति रविजस्तृतीयदशमं त्रिकोणमपि जीव: । 

चतुरस्र भूमिसुतो य्‌ नं च सिताकंशशिबुधा: क्रमशः ॥ ३३॥ 
शनि ३-१० को, गुरु ५-८ को, भौम ४-८ को तथा शु. सू. चं. वु. ७ वें स्थान 
को पुर्ण दृष्टि से देखते हैं॥ ३३॥ लघुजातक में कहा है---'पुर्ण पश्यति रविजस्तृतीय- 
दशमे त्रिकोणमपि जीवः चतुरस्र भूमिसुतः सितार्कवुधहिमकराः कलत्रं हिः ( २ अ० 

१३ इलो ० ) ॥ ३३ ॥ 

विशेष--३, १० स्थान को शनि पूर्ण दृष्टि से क्यों देखता है ? उत्तर-इसी 
अध्याय के ७वें इलोक में शनि को भृत्य ( सेवक ) कहा है। भृत्य का कतव्य है कि 
पराक्रम से राज्य की रक्षा करना । ३ स्थान पराक्रम का और १० वाँ राज्य व कमें 
स्थान है, इसलिए पराक्रम करना व राज्य की रक्षा कर्म से करने के लिए ही शनि की 
दृष्टि ३, १० स्थान पर रहती है । सच्चा सेवक अपने कर्तव्य पर सदा आरूढ रहता 


~ 


है । एवं गुरु ५-९ को मन्त्री होने के नाते अच्छी शिक्षा व धमं के रक्षार्थ पूर्ण दृष्टि 
'बनाये रहता है, तथा 'सेनापतिः क्षितिसुतः' मंगल को सेनानायक की संज्ञा मिलने के 
कारण सुख भूमि, यानादि एवं आयु की रक्षा के लिए ४, ८ को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 
सप्तम स्थान स्त्री का है इसलिए अरद्धागिनी की रक्षा करना परम कत्तव्य है । इसलिए 
-सब ग्रह सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं॥ ३३ ॥ 
ग्रहों के ४ प्रकार के बल 
१ दिकस्थानकाळूचेष्टाकृतं बल सर्वनिर्णयविधाने । 
वक्ष्ये चतुःप्रकारं ग्रहस्तु रिक्तो भवेदवलः॥ ३४॥ 
समस्त शुभाशुभ फल निर्णय हेतु ग्रहों के दिक्‌, स्थान, काळ, चेष्टा इन ४ वल 
को मैं ग्रंथकार कहता हूँ । इन चारों वलों से हीन ग्रह निर्वेछ होता है ॥ ३४॥ 
दिगूबल और स्थानबल 
लग्ने जीवबुधी दिवाकरकजौ व्योम्नि स्मरे भास्करि- 
बॅन्धाविन्दु सिती दिशाकृतमिदं स्वोच्चे स्वकोणे स्वभे । 
मित्रस्वांशक्षसंस्थितः शुभफलंहष्टो बलोयान्ग्रह: 
खीक्षेत्रे शशिभागंवी नरगृहे रोषा दले स्थानजे ॥ ३५॥ 
जन्मळग्न में गुरु और बुध, दशम में सूर्य व भौम, सप्तम में शनि एवं चतुर्थ 
भाव में चन्द्र व शुक्र बली होते हैं । इसे दिगूबळ कहते हैं। जो ग्रह अपनी उच्च राशि 
में स्थित हो वा मूळूत्रिकोण में वा अपनी राशि में वा मित्रगृह राशि में वा अपनी 
नवांश राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह से इष्ट हो तो बलवान्‌ होता है। सम राशि 


१. हो० र० १ अ० ८८ पृ० । 


|, _ OPPO" TY OP 


चतुर्थ अव्याय २९ 


में चन्द्रमा व शुक्र एवं शेष ग्रह विषम ( नर रा में 
इसे स्थान वल कहते हैं ॥ ३५ ॥ brid मै लाह 
विशेष--दिगूबळ में लग्न को पूर्व, दशम को दक्षिण, सप्तम को पदिचम और चतुर्थे 
को उत्तर दिशा समझना चाहिए, क्योंकि ग्रंथान्तरों में ऐसा ही विवेचन प्राप्त होता है। 
यथा--वृहत्पाराशर में कहा है--'बुधेज्यो वलिनौ पूरवे रविभौमौ च दक्षिणे । 
पर्चिमे सुर्यपुचरच सितचन्द्रौ, तथोत्तरे ॥' 
: ( ३ अ० ३५ इलो० ) । 
तथा बृहज्जातक में भी--'दिक्षु बुधा ङ्किरसौ रविभौमौ सूर्यसुतः सितशीतकरो च |” 
( २ अ० १९ इलो० ) । 
अन्य भी सर्वार्थ चिन्तामणि में--'लग्ने बुधेज्यौ बलिनौ तु पुर्व...” 
(१ अ० १०॥-४१ ॥ इलो० )' 
एवं स्थान वल का भी वर्णन है वृहज्जातक में ( २ अ० १४ इलो० ) । 
सावर्थं चिन्तामणि में भी (१ अ० ९० इलो० ) ॥ ३५॥ 
ग्रहों का काल बल व चेष्टाबल 
जीवार्कास्फुजितोऽह्व विच्च सततं मन्देग्डुभौमा निशि 
होरामासदिनाब्दपाश्च वलिनः सोम्याः सितेऽन्येऽसिते । 
संग्रामे जयिनो विलोमगतयः संपुणंगावो ग्रहाः 
सुर्य पुनरुत्तरेण बलिनो सत्योक्तचेष्टाबले ॥ ३६॥ 
गुरु, सूर्ये, शुक्र दिन में, बुध दिन व रात्रि में अर्थात्‌ सवेदा, शनि, चन्द्रमा, भौम 
रात्रि में वली होते हैं होरा में होरेश, मास में मासेश, दिन में दिनपति, वर्ष में वषश 
बळी होता है । शुक्लपक्ष में शुभ ग्रह, कृष्णपक्ष में पापग्रह वळी होते हैं, इसे काल वल 
कहते हैं । 
वृहत्पाराशर में कहा है--'निशायां वलिनइचन्द्र-कूज-सौरा भवन्ति हिं। स्वेदा ज्ञो 
बली ज्ञेयो दिने दोषा द्विजोत्तम । कृष्णे च बलिनः क्रूराः सौम्या वीर्ययुताः सिते” 
( ३ अ० ३६-३७३ इलो० )' 
बृहज्जातक में भी--'निशि शशिकुजसौराः सवंदा ज्ञो हि चान्ये’ ( २अ० २१ इलो०। 
चेष्टावल--जो ग्रह युद्ध में विजयी हो, जो वक्रगति हो, जिन ग्रहों की किरण सम्पू गे 
हों वे ग्रह वली होते हैं । रवि और चन्द्रमा उत्तरायण में बळी होते हैं । यह सत्याचाये 
जी के मत से चेष्टाबल है ॥ ३६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'उदगयने रविशीतमयूखौ...( २ अ० २० इलो ० ) ॥३६॥ 
ग्रहों का आयन बल 
उत्तरमयनं प्राप्ताः शुक्रकजाकन्द्रमन्त्रिणो बलिनः । 
यास्य दाशिरविपुत्री दृयेऽपि शशिजः स्ववगंस्य: ॥ ३७ ॥ 
उत्तर अयन में शुक्र, मंगल, गुरु, रवि प्राप्त हों तो, चन्द्र, शनि दक्षिणायन में 
प्राप्त हों तो बळी होते हैं । बुध अपने वर्ग में हो तो दोनों अयन में बली होता है॥ ३७ ।॥ 


० सारावळो 


द्रेष्काण बल 
“पुंखीनपुँसकाख्याः क्षेत्रे ष्वाचन्तमध्यसंप्रात्ता: । 
सुर्याधिगंत्य सदा नदोदिता यवनराजसतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुरुष ग्रह ( मं० गु० सू ०) किसी भी राशि के प्रथम द्रेष्काण (१० अं० तक) में, 
-स्त्री ग्रह ( चं० शु० ) तृतीय द्रेष्काण में, नपुंसक ग्रह ( श० बु० ) द्वितीय द्रेष्काण में 
-बली होते हैं । सूर्य के सानिध्य से निकलकर ही ग्रह बळी होते हैं ऐसा यवन राज 
“का मत है ॥ ३८॥ बृहत्पाराशर में कहा. है-आदिमध्यावसामेषु द्रेष्काणेपु स्थिताः 
-क्रमात्‌ । पुंनपुंसकयोषाख्या. ..( २७अं० ६ इछो० ) ॥ ३८ ॥ 
अथ दिन रात्रि त्रिभाग बल 
प्राग्रात्रिभागेऽतिबलः शशाङ्क: शुक्रो नि्ार्धेऽवनिजो निशान्ते । 
प्रातर्वुघो मध्यदिने च सूर्य: सर्वत्र जीवोऽकंसुतो दिनान्ते ॥ ३६ ॥ 
रात्रि के प्रथम त्रिभाग में चन्द्र, मध्य रात्रि ( निशार्धे ) में शुक्र, अन्तिम त्रिभाग 
“में मङ्गल बली होता है। एवं दिन के प्रथम त्रिभाग में बुध, द्वितीय में सूर्ये, तृतीय 
“भाग में शनि और गुरु सर्वदा बली होता है॥ ३४ ॥ वृहत्पाराशर में कहा है। 
“दिनत्र्यंहे तु सौम्याकंशनीनां...( २१ अं० १२ इलो० ) ॥ ३६ ॥ 
अथ नेसगिक बल 
कृष्णा रबुधगुरुसिता: झशिसूर्यावुत्तरोत्तरं बलिनः । 
२स्बाभाविकबळ्मेतद्बङसास्ये चिन्तयेतप्राज्ञः ॥ ४०॥ 
दानि ( कृष्ण ) भौम, वुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, सूर्य ये क्रम से उत्तरोत्तर वली होते 
रहै । अर्थात्‌ शनि से भौम, भोम से वुध इत्यादि । यह स्वाभाविक बल है । यदि अन्य 
वलो में समता हो तो जिसका स्वाभाविक बल अधिक हो वह बलवान्‌ होता है 


॥ ४० ॥ लघुजातक में कहा है--( 'मन्दा रसौम्यवाकूपति-सितचन्दरार्का यथोत्तरं वलिनः । 
न्नैसगिकवलमेतद्‌'"`' ( ३ अं० १० इलो० ) ॥ ४०॥ 
ग्रहो के सात प्रकार के बल 
३दिक्‌ स्थान-चेष्टा-क्षण-वक्र हटि स्वाभाविकं सप्तविधं वलं स्यात्‌ । 
तत्स्वप्रकारेण बळं ददाति रिक्तो हि शुन्योऽल्पबलोऽल्पवीर्यः ॥ ४१॥ 
दिकू-स्थान-चेष्टादि सात प्रकार के ग्रहों के बल होते हँ । अपने कथित प्रकार से 
“यदि बल प्राप्त हो तो ग्रह वली होता है। यदि कुछ भी बळ प्राप्त न हो तो ग्रह शुन्य 
होता है । अल्प वल मे' अल्प बळी समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
ग्रहों की अफलता 
कूराहत: श्राञ्जुजितो गतश्च ने चेऽरिभांेष्वपि दुष्चेष्ट: । 
षछाए्टमे रिष्फगते$णुरूलो विनावधिका रोप्यफलो ग्रहेन्द्र:॥ ४२ ॥ 


१. युंस्त्री । २. साधारण। ३. ४१, ४२ सङ्कथक इलोक संस्कृत वि० वि० 


सरस्वती भवन की मातृका सं० ३६४७७ में अधिक विद्यमान हैं । 


पंचम अध्याय ३१ 


पाप ग्रह से पीड़ित, शत्रु से पराजित, नीच राशिस्थ व नीचांशस्थ, दुष्ट चेष्टा 
चाछा, ६, ८, १२ में, अल्प स्वरूप व रूक्ष ग्रह, : विना बल वाला ग्रह, शुभाशुभ फल 
से रहित होता है ॥ ४२ ॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां ग्रहयोनिभेदो 
नाम चतुर्थाऽध्याथः । 


पञ्चपरोऽष्यायः । 
सिश्रक अध्याय कथन 
राशिप्रभेद्संज्ञ: कथितो ग्रहयोनिभित्तिरध्यायः। 
सरवव्यापकमधघुना कथयिष्ये सिश्रक॑ नाम ॥१॥ 
राशिप्रभेद एवं ग्रहयोनिशित्ति ( भेद ) अध्यायों को कहा अब सब जगह व्यापक 
रूप से विद्यमान मिश्रक नाम के अध्याय को कहता हूँ ॥ १ ॥ 
ग्रहों की दीप्तादि ८ प्रकार की अवस्था 
दीस: स्वस्थो मुदितः शान्तः शाक्तो निपीडितो' भीतः । 
विकलः खरुश्च कथितो नवभ्रकारो ग्रहो हरिणा ॥ २॥ 
१ दीसत, २ स्वस्थ, ३ मुदित, ४ शान्त, ५ शक्त, ६ निपीडित, ७ भीत, ८ विकल 
ॐ खल ये ग्रहों की अवस्था हरि ने कही हैं ॥ २॥। 
दोप्तादि का ज्ञान 
स्वोच्चे भवति च दोस: स्वस्थः स्वग॒हे सुहृद्ग॒हे मुदितः । 
शान्तः शुभवगस्थः क्तः - स्फुटकिरणजालश्च ॥३॥ 
विकलो रबिलुसकरो ग्रहाभिमूतो निपीडितश्चं वसु । 
पापगणस्थश्च खलो नोचे भीतः समाख्यातः ॥ ४॥ 
ग्रह अपनी उच्च राशि में दीत, अपनी राशि में स्वस्थ, मित्र की राशि में मुदित, 
शुभग्रह के वर्ग में शान्त, अनस्तङ्गत शक्त, सूये की किरणों से अस्त ग्रह विकल, युद्ध 
में पराजित निपीडित, पापग्रह के वर्ग में खल और अपनी नीच राशि में ग्रह भोत 
अवस्था प्राप्त करता है ॥ ३-४॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है-'स्वोच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वक्ष स्वस्थोऽधिमित्रभे । 
"मुदितो मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ ८ ॥ शत्रुभे दुःखितः प्रोक्तो विकलः पाप- 
'संयुत: । खलः खलगृहे ज्ञेयः कोपी स्यादकंसंयुतः ( ४५ अ० ८-९ इलो० ) ॥ ३-४॥ 
विशेष--'वृहत्पाराशर में अधिमित्र के घर में मुदित' मित्र के घर में शान्त 
इत्यादि विरोध प्रतीत होता है.॥। ३-४॥ 


१. तिपीडितो । २. तऽप्रपीडितः । 


३२ सारावली : 


दीप्त ग्रह का फल 
दीप्ते विचरति पुरुषः प्रतापविषमारिनिदरधरिपुवगः१ । 
छक्म्यालिङ्भितदेहो गजमदसंसिक्तभूपृष्टः ॥ ५॥ 
यदि जन्माङ्ग स्थित ग्रह ( जो कोई ) दीसत अवस्था में हो तो वह मनुष्य अपनी 
प्रताप रूप असह्य अग्नि से शत्र, वर्ग को भस्म कर विचरण करता है, तथा लक्ष्मी 
से देह आलिङ्गित होता है, अर्थात्‌ समस्त सम्पत्ति सुख प्राप्त होता है। एवं उसके 
हाथियों के मद से पृथ्वी का ऊपरी भाग भींग जाता है॥ ५ ॥ 
स्वस्थ अनस्थागत का फल 
स्वस्थः करोति जन्मनि रत्नानि सुखानि कनकपरिवारान्‌ । 
नुपतेदेण्डपतित्वं गृहधान्यकुदुम्बपरिवृ्धिस्‌ ॥ ६॥ 
जन्मकाल में स्वस्थ अवस्था में स्थित ग्रह अनेक सुवर्ण के आभूषण, रत्नादि 
विविध प्रकार के सुख करता है, और राज्य में न्यायाधीशादि अधिकार व घर में 
धान्य एवं कुटुम्ब वुद्धि करता है॥ ६॥ 
सुदित अदस्थागत ग्रह का फल 
मुदिते विळसति मुदितो विलासिनीकनकरत्नपरिपुर्णः । 
विजितसकलारिपक्षः समस्तसुखभाङ नरो भवति॥ ७॥ 
यदि मुदित अवस्था में ग्रह हो तो प्रसन्न चित्त होकर विलास करता है। तथा 
स्त्री सुवर्णे रत्न से पूणं, समस्त शत्रु पक्ष को जीतने वाळा, समस्त सुखों का भोगकर्त्ता 
मनुष्य होता है॥ ७॥ 
शान्त अदस्थागत गह का फल 
झान्ते प्रशान्तचित्तः सुखघनभागी महीपतेः सचिव: । 
विद्वात्परोपकारी घसपरो जायते पुरुषः3॥ ८॥ 


यदि शान्त अवस्था में ग्रह हो तो चित्त में अधिक शान्ति, सुख व धन का प्राप्त 
कर्ता, राजा का मन्त्री, मनीषी, दूसरे का उपकार करने वाला, धर्मपरायण एवं 
आाग्यवानु होता है ॥ ८॥ 


शक्त अवस्थागत ग्रह का फल 
खीवस्रमाल्यगन्धेदिछसति पुरुषः सदा विततकीतिः। 
दयित: सवजनस्य च राक्ताख्ये भवति विख्यात: ॥ &॥ 
यदि शक्त अवस्था में ग्रह हो तो जातक स्त्री, वस्त्र, माळा, सुगन्धित द्रव्यों से 
आनन्दित होता है, उसको कीति सदा विस्तृत होती है, और समस्त जनों का प्रिय 
(प्यारा ) व संसार में ख्याति प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
पीड़ित अवस्थागत ग्रह का फल 
दुःखेवर्याधिभिररिभिः प्रपीड्यतेऽ पीडिताख्ये तु । 
देशाहेशं॑ विचरति बन्धुवियोगाभिसंतप्त: ॥ १०॥ 


१. निचयः । २. जनः ख्यातः । ३. सुभगाः । ४. पीडिते सदा पुरुष; । 


३ पंचम अध्याय ३३ 


यदि पीडित अवस्था में ग्रह हो तो जातक नाना प्रकार के दुःखों से रोगों से 
शत्रुओं से पीडित होता है और बन्धुओ के वियोग से दुःखी ( सतप्त ) होकर देश 
देशान्तर में विचरण करता है ॥ १०॥ 
सीत अवस्थागत ग्रह का फल 
बहुसाधनोऽपि राजा प्रघ्वस्तबलः प्रपोडितो रिपुणा । 
नाशमुपयाति विजितो भोते दैन्यं परं प्रातः ॥ ११ ॥ 
यदि भीत अवस्था में ग्रह हो तो बहुत साघनों से युक्त राजा मी शत्रुओं से पीड़ा 
प्रा कर निवल और पराजित होकर नाश को प्राप्त होता है या परम दोनता को 
प्राप्त करता है ॥११॥ 
विकल अवस्थागत ग्रह का फल 
स्वस्थानपरिश्रष्टः क्लिष्टो मलिनः प्रयाति परदेशम्‌ । 
विध्वस्तवलो) . बिकले  रिपुतळसंचकितचित्तशच ॥ १२॥ 
यदि विकल अवस्था में ग्रह हो तो छत्रुतल से चकित चित्त होकर अपने स्थान 


से पृथक्‌ होता है और क्लेश होने से मलीन चित्त करके दुसरे देश में जाता है, तथा 
उसका बल, अथवा धन नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 


खल अचस्थागत ग्रह का फल 
स्त्रीसरण१दुखतश्ः समस्तघननाशकलुषितमनष्कः । 
न जहाति शोकभारं कथमपि खलसंज्ञिते पुरुषः ॥ १३ ॥ 
यदि खल अवस्था में ग्रह हो तो जातक--स्त्री-पुत्रादि पालन में समर्थं न होकर 
उनके दुःख से दुःखी, सम्पूर्ण घन नाश से कलुषित मनवाळा कमी भी अन्तःकरण में , 
शोक रूपी भार का त्याग नहीं करता है ॥ १३॥ 
उच्च राशि में ग्रह का फल 
उच्चराशी विलोमे च फल) तान्येरिहेष्यतेऽ । 
कालस्यातिबहुत्वाचच तस्मात्स्बोच्चेऽतिवक्रिते ॥ १४॥ 
यदि उच्च राशि में वक्री ग्रह हो तो अन्य आचायों के मत में फळ नहीं होता; . 
तथा उच्चराशि में अतिवक़् होने पर भी काल की अधिकता से फळ का अभाव” 
होता है ॥ १४॥ 
उच्चादि बल में श्रेष्ट, मध्य, अल्पबल का कथन 
स्वोच्चािताः श्रेष्ठबला भवन्ति म्‌ ऊन्निकाणे स्वगृहे च मध्याः । 
इष्टेक्षिता मित्रगृहाध्यिता वा वायं कनोयः समुपोद्ठहन्त ॥ १५॥ 
ग्रह अपनी उच्चराशि में श्रेष्ठ वळी, मुळत्रिकोणराशि व अपनी राशि में स्थित 
हो तो मध्यबली, मित्र ग्रह से दृष्टवा मित्र की राणि में स्थित हो तो अल्पबली 
होता है ॥ १५॥ 


१. घनी । २. हरण । ३. बलं । ४, हरिष्यते । 


३४ सारावलो 


चन्द्र बल में धेष्ठादि कथन 
झुक्लप्रतिपद्दहके मध्यबलः कोत्यंते यवनवृद्धे | 
श्रेष्ठी द्वितीयदशके स्वत्पबलश्चखमास्तृतीये च ॥ १६ ॥ 
यवनाचार्यों का कथन है कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल दशमी तक चन्द्रमा 
मध्यबली, शुक्ल एकादशी से कृष्णपक्ष की पञ्चमी तक उत्तम वली, और कृष्णपक्ष की 
षष्ठी से अमावस्या तक अल्पबली होता है ॥ १६॥ 
पुणंचन्द्र होने पर राजा 
आहितकलासमुहः प्रसन्ननिजमण्डलः सुपरिपुर्णः । 
अप्रतिहतमिह कुर्ते भूपतिबलमुड्गणाधिपतिः ॥ १७ 1 
यदि जन्माङ्ग में चन्द्रमा सम€त किरणों से युत प्रसन्तमण्डळ परिपूर्ण हो तो 
जातक को सामध्यंवात्रु राजा बना देता है ॥ १७॥ 
आयु मध्य में सुख योग 
चन्द्राध्यासितराशेर्नायो लग्नाधिपोऽपि' चा यस्य । 
केन्द्रे सुरगुरमन्त्रः वयसो मध्ये सुखं तस्य ॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाछ में चन्द्रमा जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी रूग्नेश भी 
हो, वा गुर केन्द्र में हो तो उसे आयु के मध्य में पुण सुख होता है ॥ १८॥ 
राशिभेद फल कथन 
राशेस्तदीइवरस्य च बलेन परिकल्प्यमुक्षभेदफलम्‌ । 
युगपत्फलोपलब्घेरदधृतिरेकस्य कतंव्या ॥ १९॥ 
राशि ब राशीश के वल से राशि भेद फल ( बल भेद ) का ज्ञान कर यदि 
एक सा दोनों का फल हो तो एक को ग्रहण करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
फल भेद का निर्णय 
होराग्रहबलसाम्ये निसगंजं चिनम्तनोयमाचायेः । 
अळग्नाधिपतेस्तुल्यं बलमिह चूडामणिवंदति ॥ २० ॥ 
लग्त ( राशि ) व ग्रह के बळ में समता हो हो नेसगिक बल के द्वारा जो बळी 
हो उसके आधार पर फल कहना चाहिये ऐसा मत बहुत आचायों का है, किन्तु चूडा- 
भणि नामक आचायं का कथन है कि लग्नेश के वल के समान बली होता है अर्थात्‌ 
ऊर्नेश ही बली होता है ॥ २० ॥ 
कन्यादि राशियों में उच्च मुलत्रिकोण व स्वगृह के अंश 
-. उच्चबलं कस्यायां बुधस्य तुङ्गांशकैः सदा चिन्त्यम्‌ । 
परतस्त्रिकोणजातं पञ्जभिरंशेः स्वराशिजं परतः ॥ २१ ॥ 
उच्चं भागत्रितयं वृष इन्दोश्च न्रिकोणमपरेऽञ्ञाः । 
द्वादशभागा सेषे न्निकोणमपरे स्वभं तु भौमस्य २२॥ 


स rE 
१. थवा । २. सुरमन्त्री वा । ३. धिपेन तु । 


पंचम अध्याय ३५ 


'बशभागा ईज्यस्य च श्रिकोणमपरे स्वभ॑ चापे । 
शुक्रस्य तु त्रिकोण पञ्चभिरपरे स्वभं जूके ॥२३॥ 
'विशतिरंशझाः सिंहे त्रिक्षोणमपरे स्वभवनमकंस्य । 
'कुम्भे त्रिकोणनिजभे रविजस्य यथा रवेः सिंहे ।२४॥ 
सूर्यं की सिंह राशि मुळ त्रिकोण व स्वगृह मी है तो सूर्य सिह में मुळ त्रिकोण का 
'फळ देगा व अपने घर का (उत्तर) सिह राशि में सूर्यं १ अंश से २० अंद्य तक मुल- 
'त्रिकोण फळ, २१ से ३० अंश तक स्वगृह फळ देता है। चन्द्रमा ३ अंश तक उच्च का, 
४ से ३० अंश तक मुल त्रिकोण का। मोम मेष में १ २ अंश तक सुलत्रिकोण, और 
१३ से ३० तक अपने घर का । कन्या राशि में बुध १-१५ अंश तक उच्च का १६ 
अंश से २० तक मुलत्रिकोण का २१ से ३० तक अपने घर का । धनुराशि में गुरु 
१-१० अंश तक मूळन्रिकोण, ११ से ३० तक स्वमवन का, शुक्र तुला में १-५ अंश 
तक सूछत्रिकोण का ६ से ३० तक स्वमवन का । शनि कुम्मराञि में उसी प्रकार फल 
दैता है जिस प्रकार सिंह में सूय फल देता है अर्थात्‌ १-२० अंश तक मुलत्रिकोण और 
२१ से ३० तक अपने घर का फल देता है ॥ २१-२४॥ 
वृहत्पाराथर में कहा हैं 'रवे: विहे नखांशाश्च त्रिकोणमपरे स्वमम्‌। उच्च- 
मिन्दोवृंषे त्र्यंशास्त्रिकोणगपर$श्यका”-? ( ३ अ० ५१-५४ इलो० ) तथा जातक- 
शरिजात में भो ( १ अ० ५१-५४ इलो० ) है ॥ २१-२४॥ 
उच्च नोचादि राशिस्थित शुभ ग्रहों.के शुभ फल में न्युनाधिक्य 
स्वोच्चस्थितः शुभफलं प्रकरोति. पूर्ण ु 
नीचक्षंगस्तु विफल रिपुमन्दिरेडल्पम्‌ । 
पादं शुभस्य हितभे स्वगृहे तदधं 
पादत्रयं गगनगः स्थितवांस्त्रिकोणे ॥२५॥ 
यदि उच्चराशि में ग्रह हो तो शुम फल पूर्ण, नीच राशि में शुम फल का अमाव । 
झनुराधि में अल्प शुम फङ, मित्र को राशि में चतुर्थांश, अपने घर में आघा और 
अुळत्रिकोण राशि में ३ चरण अर्थान्‌ ३ शुम फल होता है ॥ २५॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है--'स्वोच्चे शुमं फलं पूर्ण त्रिकोणे पाइवजितम्‌' 
( ३ अ० ५९-६० इलो०: ) 
और लघुजातक में मी--इष्ट पादविवृद्धया मित्रस्वगृहत्रिकोणतुज्धेषु ``? म 
( १२ अ० ७ इलो० ) ॥ २५ ॥ः 
नोचादि राशिस्थित पाप ग्रहों के अशुभ फल में न्युनाधिकता 
नीचक्षंगः सकलमेव करोति पापं 
न्यूनं च किचिदरिभे विफलं स्वतुङ्गे । 
पादत्रयं हितगृहे बिहगोज्गुभस्य 


स्वक्ष दलं च चरण स्थितवांस्त्रिकोणे ॥२६॥ 
१. हो० र० १ अ० ४६ पृ० । 9 


३६ सारावली 


नीच राशि में ग्रह होने पर अशुम फळ पूर्ण, शत्रु राशि में पूर्ण अशुभ फल से कुछ: 


कम, उच्च में शून्य, मित्र राशि में ३ चरण ई; अपनी राशि में आधा शोर मुलचिकोण 


में एक चरण डे अशुम फल होता है ॥ २६ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--तढददुष्टफले ब्रूयाद्‌ व्यत्ययेन विचक्षणः' 


( ३ अ० ६० इलो०) 
शुभ फल का अभाव और अशुभ फल पूर्ण 
औत्पातिकाः सकबितृलुसकरा विरुक्षा 
नोचं गता रिपुगृहं च नभरचरेच्या: । 
युद्धे जिताः शुभफलानि चिनाइयन्ति 
पापानि याति सुतरां परिवर्धयन्ति ॥२७॥ 
जिन ग्रहों के योग से उत्पात हो, जो सूर्य के साथ अस्त हो, कान्ति हीन हो, नीचः 
राशि वा शत्र के घर में हो, जो युद्ध में पराजित हो, इन परिस्थितियों में ग्रह का गुम 
फल नष्ठ होता है तथा पाप (अशुभ) फळ निरन्तर बढ्ता है ॥ २७॥ 
उच्च व मुलत्रिकोण बल से युक्त ग्रह फल 
१उच्चबलेन समेतः परां विभूति प्रहः प्रसाधयति । 
पुसामथ साचिव्यं त्रिकोणबलवान्‌ बळपतित्वम्‌. ॥२८॥ 
ग्रह उच्च बल से युक्त हो तो अत्यधिक सम्पत्ति जातक को प्राप्त कराता है। 
कोण बळ से युक्त ग्रह राजा वा तत्सम व्यक्ति का मन्त्रो अथवा सेना-नायक 
बनाता है ॥ २८ ॥ वृहज्जातक में कहा है--'जनयति नुपमेकोऽप्युच्चगो""`? 
२ ( २१ अ० २ इलो० + 
स्वराशि, मित्रराशि और स्वहोरा बल से युक्त ग्रह फल 
स्वक्षें बलेन सहितः प्रमुदितघनधान्यसंपदाकान्तस्‌ । 
मित्रबलेन च युक्तो जनयाल कोर्त्यान्वितं पुरुषम्‌ ॥ १६॥ 
तेजस्विनमतिसुभगं 3 सुस्यिरविभवं नुपाच्च लब्धधनम्‌ । 
निजहोराबलयुक्तो जनयति विक्रान्तमिति चिन्त्यम्‌ ॥३०॥ 
अपनी राशि के बळ से युक्त ग्रह हो तो जातक प्रसन्नचित्त, धन-धान्य भौर लक्ष्मी 
से पूर्ण होता है । मित्र राशि बल से युक्त ग्रह हो तो कीतिमानू, तेजस्वी, अत्यन्त सुखी, 
स्थिरलक्ष्मी और राजा से घनागम करने वाला होता है । स्वहोरा बळ से युत ग्रह 
पराक्रमी बनाता है ॥ २६-३० ॥ 
स्वद्रेष्काण ओर स्वनवांशबळ से युक्त ग्रह फल 
स्वद्रेक्काणबलेनाहोनो गुणभाजनं ग्रहः कुरुते । 
थे स्वनवांदकबलयुक्तः करोति पुरषं प्रसिद्ध च ॥३१॥ 
अपने द्रेष्काण बल से युक्त-ग्रह हो तो गुणवान्‌ , अपने नवांशगत बल से युक्त ग्रह 
हो तो पुरुष प्रसिद्ध होता है ॥ ३१॥ क 


पंचम अध्याय ३७ 


सप्तसांश व द्वादशांश बल से युत ग्रह फल 
ससांशकचलसहितः साहसिकं वित्तकोर्त्याढ्यम्‌ । 
हिरसाँचबलसमेतः कर्मरतपरोपकारकं चेव ॥३२॥ 
सप्तमांश बल से युत ग्रह साहसी, धनी, कोतिमानु बनाता है । द्वादशांश बल से 
युत ग्रह कमंठ, परोपकारी बनाता है ।।३२॥ 
त्रिशांश बल से युत और शुभग्रह से दृष्ट ग्रह फल 
लिशांशबलेन तया विकसत्सोख्यं गुणा'न्वतं कुर्यात्‌ । 
शुभदर्शनफल "सहितः पुरुषं कुर्याद्वनान्वित ख्यातम्‌ । 
सुभगं प्रधानमखिल * सुरूपदेहं सुसोख्ये च ॥३३| 
त्रि्यांश बल से युत ग्रह जातक को विकसित पूर्ण सुखी एवं गुणवानु कर देता 
है | शुभ ग्रह से दृष्ट ग्रह पुरुष को धनी, प्रख्यात, सुन्दर भाग्यवाचु, लोकमान्य सुन्दर 
दैहघारो, अच्छे सुख से युत करता है ॥३३॥ 
पुरुष स्त्रो राशि बल से युत ग्रह फल 
पु'स्त्रीभवनबलेन च करोति जनपुजितं कलाङुशलम्‌ । 
पुरुषं प्रसन्नचित्तं कल्य परलोकभोरु च ।॥।३४॥ 
पुरुष वा स्त्री राशिबळ से युत ग्रह संसार में मान्यता, कलाओं में कुशलता, 
चित्त में प्रसन्नता, ( कल्य = वातो निरामयः कल्यः ) शरीर में आरोग्यता, परलोक 
से मयता, पुरुष ( जातक ) को देता है ॥।३४।। 
स्थानबरू से युत ग्रह फल 
स्थानबलेन समेत: स्थितिसौरुण्सुहच्च भागाढयः । 
घीरो निइचलचित्तः स्वतन्त्रकर्मा भवेन्मनुज; ॥३५॥ - 
स्थानबळ से युत ग्रह जातक को स्थिर व मित्रसुखी, भाग्यवानु, धेयंवानु, स्थिर 
चित्त एव स्वतन्त्र कायं कर्ता करता है ॥३५॥ 
दिग्बल से युत ग्रह फल 
आशाबलसमुपेतो नयति स्वदिशं नभशचरः पुरुषम्‌ । 
नोत्वा सस्त्रविभूषणबाहनसौख्यान्वितं कुरुते ॥३६॥ 
दिशावल से युत ग्रह पुरुष को अपनो दिशा में ले जाता है और वहाँ रे जाकर 
जस्त्र, भूषण ओर वाहन सुख से युक्त करता है ॥३६॥ 
अयनबल से युत ग्रह फल - 
आयनवलसमुपेतो दद्याद्विविधार्यसङ्गमं स्वदिशि ॥॥३७॥ 
अयनबल से युत ग्रह अपनी दिशा में अनेक प्रकार से धनलाम कराता है ॥३७॥ 
चेष्टाबल से युत ग्रह फल 
क्वचिद्राज्यं क्वचित्पूजां इवचिद्त्रव्यं क्दचिद्यशः । 
ददाति विहगरिचित्रं 3 चेष्टावोर्यसन्त्रितः ॥३८॥ 


१. बल । २, समले । ३. स्पष्टवीयं । 


३८ सारावली 


चेष्टाबळ से युत ग्रह जातक को, कमी राज्य, कभी पुजा; कहीं द्रव्य (धन), कही 
यश, ऐसा विचित्र फल देता है ॥३८॥ 
ः शुभ पाप, वक्र ग्रह फल 
यक्रिणस्तु महावोर्याः शुभा राज्यप्रदा ग्रहाः । 
पापा व्यसनिनां* पु सां कुर्वन्ति च *वृथाटनम्‌ ॥३९॥ ` 
शुभ ग्रह वक्री होकर अति बलवान होने से राज्य सुख को देते हैं। पापग्रह वक्रीः 
होने पर व्यसनी ( दुःखदायी ) और वृथा (व्यर्थ) घूमने वाला बना देते. हैं ॥३९।। 
निष्कंटक राज्यप्रद ग्रह फल 
स्वस्यशरोरसमागमसुकरो-टूचजयबलेन विदधाति । 
शुभमखिलं बिहगेन्द्रो राज्यं च विनिजितारातिम्‌ ॥४०॥ 
यदि ग्रह का निमंळ विम्ब. या चन्द्र का सान्निध्य हो एवं युद्ध में विजयी हो तों: 
वह ग्रह सम्पूणं शुभ फल और शत्रुओं से न जीतने वाले राज्य को देता है ॥४०॥ 
दिन रात्रिबल से युत ग्रह फल 
रात्रिदिवाबलपूर्णंभू गजछाभेन शायंपरिवृद्धया । 
मलिनयति दात्रुपक्ष भजति च लक्ष्मों नभश्चरेः पुरुषः ॥४१॥ 
राशि दिन बल से युत ग्रह भूमि व हाथी के लाम से एवं पराक्रम की अधिकताः 
से, शत्रुपक्ष को मलिन कर अर्थात्‌ जीतकर लक्ष्मी प्राप्त कराता है ॥४१॥ 
, वर्षशादि ग्रह फल 
३द्विगुणं हिंगुणं दद्यु्वर्षाधिपमासदिवसहोरेशाः । 
क्रमपरिवृद्धया सोख्यं स्वदशासु धनं च कोति च ॥४२॥ 
वर्षे, मासेश, दिवसे और होरेश अपनी-अपनी दशा में क्रम वृद्धि से दुगुना” 
सुख, कीति व घन को देते हैं अर्थात्‌ वर्षेश से ढ्ियुण मासेश, मासेश से द्विगुण दिवसेशः 
झर दिवसेश से द्विगुण होरा स्वामी पूर्वोक्त सुखाद फल देता है ॥४२॥ 
पक्षबर से युत ग्रह का फल 
पक्षबलाद्रिपुनाझं रत्नाप्बरहस्तिसंपदं दद्युः । 
स्त्रीकनकभूमिलाभान्कोति च शश्ञाङ्खकरघवलास्‌ ॥४३॥ 
पक्षबल से युत ग्रह घत्रु नाश, रत्न, वस्त्र, हाथी ( वाहन ) आदि सम्पत्ति और 
हे सुवर्ण, भूमि का लाम एवं चन्द्र की किरणों के समान स्वच्छ कीति को देता' 
॥४३॥ 
समस्त बल से युत ग्रह का कल 
सकलकर भारर्भाररतानमंलकरजालभासुराः सततम्‌ । 
राज्यं ग्रहाः प्रदद्युः सौख्यं च झनोरथातीतम्‌^ ॥४४॥। 
जो ग्रह पूर्वोक्त बलों से युक्त तथा स्वच्छ किरणों के समूह से शोभायमान हो तोः 
जातक की इच्छा से मी अधिक राज्य और सुख को देता है ॥४४॥ 


१. व्यसनदः । २, पदाटनं । ३. द्विगुणा । ४. बलमार । ५. मनोरथादधिकं ।: 


._ हक की बल कट 0 कक कक 


a; 


पंचम अध्याय ३९ 


बलवान्‌ शुभ ग्रहों का फल 
"आचारसत्यशुभशौचयुताः सुरूपा- 
स्तेजस्विनः कृतिविदो द्विजदेवभक्ताः । 
सरवस्त्रगन्धजलभूषणसंप्रियाइच 
सोम्यप्रहेबंल्युतेः पुरुषा भवन्ति॥ ४५ ॥: 
यदि जन्मकाल में समस्त शुम ग्रह बळवानु हों तो जातक शुभाचार, सत्य, छुभ 


पवित्रता से युत, सुन्दर स्वरूपवान्‌, तेजस्वी, कार्यकुशल, ब्राह्मण और देवता का भक्त, 
माला, वस्त्र, सुगन्धित जळ, अलङ्कार में प्रोति करने वाला होता है ॥ ४५॥ 


` बलवान्‌ पाप ग्रहों का फल 
लुब्धाः कुकर्म निरता निजकार्यनिष्ठाः 
साधुद्विषः सकलहाइच तमोऽभिभूताः । 
कूरा: सदा बघरता मलिनाः कृतघ्नाः 
पापग्रहेबलयुतेः पिशुनाः कुरूपा; ॥ ४६ ॥ 
जन्मकाल में यादि समग्र पाप ग्रह बलवान्‌ हों तो जातक लोमी, दुष्कम में प्रीति, 
स्वार्थ परायण, सज्जन द्वेषी, कलही, ( कलह कर्ता ), तामसी, क्रूर, हिंसक, मलिन, 
कृतघ्न, चुगलखोर ओर कुरूप होता है ॥ ४६ ॥ 
स्वसित्रादि राशिगत ग्रहों की दशा के नास 
स्वमित्रक्षेत्रसंस्थाना ग्रहाणां बालसंज्ञिका । 
स्वन्निकोणगतानां च कुमारी नाम संज्ञिका ॥ ४७ ॥ 
ग्रहाणां स्वोच्चसंस्थानां युवराजाभिघा भवेत्‌ । 
बन्नुक्षेत्रगतानां च वृद्धा नाम तथेरिता ॥ ४८॥ 
नोचगानां ग्रहाणां च दशा मरणसंज्ञिता। 
तत्तत्फलसमायुक्ता ग्रहाणां तु दशा भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जो प्रह अपने मित्र को राशि में हो उसकी चाला नाम दशा, स्वमुलत्रिकोणस्थ 
राशि में कुमारी नाम की दशा, अपनो उच्च राझि में ग्रह होने से युवती नाम दशा, 
अपनी चत्रु राशि में वृद्धा नाम दशा, स्वनीच राशि में ग्रहों की मरण नाम की दशा 
होती है । स्व-स्व फल से युक्त ग्रहों को दशा होती है ॥ ४७-४६ ॥ 
बालादि दशा का फल 
अबाले: सुखी सुशोलइच४ योवनेरवनीदवर;" । 
-धबुद्धेव्यांधित्र्धेणे वृद्धिमंरणे मरणं व्ययम्‌ ।। ५० ॥ 
बाला दशा में सुख, कुमारी में सुन्दर शीलवानु, युवती में राजा, वृद्धा में रोगमय 
व ऋण ( कजे ) वृद्धि, मरण में मरण वा अपव्यय ( व्यर्थं खर्चा ) होता दै ॥ १० ॥' 
१. हो० र १ अ० पु० ९६। २. वधकरा । ३. बाले । ४. स्यात्‌ । ५. ने रजनी ॥ 
६. वृद्धे । 


-¥o सारावली 
विषम राशिगत ग्रह फल , 


१पूराजिगैः शुभखगेधोंराः २सङ्ग्रामरक्षिणो बलिनः । 
निश्चेष्टः सुकठोराः क्रूरा मुर्खाइच जायन्ते ॥ ५१ ॥ 
जन्मकाल में यदि पुरुष {विषम ) राशिगत बली ग्रह हों तो घेयंवानु, लड़ाई की 
इच्छा करने वाला होता है। यदि विषम राशिगत निर्बल ग्रह हों तो कठोर, क्रूर, 


' मुखं होता है ॥ ५१॥ 
सम राशिगत ग्रह फल 
युबतिभवनस्थितेषु च मृदवः सङ्ग्रामभीरुकाः पुरषाः । 
जलकुसुमचस्त्रनिरताः जोम्याः कल्याः स्वजनहृशः ॥ ५२ ॥ 
जन्मकाल में यांद स्त्री (सम) राखिगत ग्रह हों तो सरल स्वमाव, लड़ाई से भय, 
जल-पुष्प वस्त्र में प्रीत, सौम्य, निरामय और अपने जनों का पोषक होता है ॥ ५२॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां मिश्षकाष्यायः पञ्चमः ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
परस्पर कारक ग्रह कथन 
स्त्रक्षेत्रिकोणतुङ्गस्था यदि केन्द्रेषु संस्थिताः । 
अन्योन्यं कारकास्ते स्युः केन्द्रेष्वेव ह्रेमंतम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्मकाल में यदि ग्रह अपनी राशि वा मुळत्रिकोण राशि में या अपनी उच्च- 
राखि में स्थित होकर केन्द्र में ( १।४।७।१० ) विद्यमान हों तो वे परस्पर कारक होते 
हैं । ऐसा हरि नामक आचायं का मत है ॥ १॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है-“स्वक्षें स्वोच्चे च मित्रक्षे मिथः केन्द्रगता ग्रह्दाः” 
{ ३२ अ० २६ इछो० ) 
एवं बृहज्जातक में भी--“'सवक्षंतुङ्गमुलन्रिकोणगाः कण्टकेषु यावन्त आश्निताः 
सवं एव तेऽन्योन्यकारकाः ।” ( २२ अ० १ इलो० ) ॥ १ ॥ 
कारक ग्रह का उदाहरण 
रघितनयो जूकस्थः कुलीरलग्ने बृहस्पतिहिमांशू । 
मेषे कुजो रवियुतः* परस्परं कारका एते॥ २॥ 
ककं लग्न में गुरु व चन्द्रमा हो, शनि तुला में, मेष में भौम व सूर्य होने से ये 
परस्पर कारक अर्थात्‌ राज्यप्रद ग्रह होते हैं ॥ २॥ 
बृहज्जातक में कहा है--“ककंटोदयगते यथोड्ुपे”””””" ” (२२ अ० २ एलो०) ॥ 


१. पुराशिशु ग्रहेन्द्रः । ३. संग्रामकांक्षिणो बलिभिः । ३. गविसितः । 


षष्ठ अध्याय ४१ 


ग्रन्थ के आधार पर कारक कुण्डली बृहज्जातक के आधार पर कुण्डली 


१ / 


विशेष--यहाँ ककं लग्न उपलक्षण मात्र है। जातक की कुण्डली में केन्द्र स्थित 
ग्रह यदि स्वर्क्षादि में स्थित हों तो कारक होते हैँ ॥२॥ 
अन्य कारक ग्रह कथन 
तुङ्गसुहृत्स्वगुहांशे स्थिता ग्रहाः कारकाः ससाख्याताः । 
सेष्रणे च रविरिति विशेषतो वक्ति चाणक्यः ॥ ३॥ 
ग्रह किसी भी भाव में उच्चस्थ या मित्रराशि में वा स्वनवांश में स्थित रहने पर 
कारक होता है एवं दशम भाव में सूयं मेष राशि में होने पर विशेष कारक होता है । 
रेसा चाणक्य ऋषि कहते हैं ॥ ३ ॥ 
बृहत्पाराशर में भी कहा है--“कमंगस्तु विशेषतः” (६२ अ० २६ इलो ०) 


ऐसा ही वृहज्जातक में वर्णन दै--“कमंगस्तु तेषां विशेषत?” 
( २२ अ० १ इछो० )॥ ३॥ 


| विशेष--कारक ग्रहों में १० स्थान की विशेषता यह है कि दशम भाव राज्य 
आव है । इसलिए स्वोच्चादि स्थित ग्रह दशम भाव में विशेष राजयोग कारक 
होता है ॥ ३॥ 
अन्य कारक ग्रह कथत 
लग्नस्थाः सुखसंस्था दशमस्थाञ्चापि कारकाः सर्वे । 
एकादसेऽपि केचिद्वाञ्छन्ति न तन्मतं मुनोन्द्राणाम्‌॥ ४.॥ 
स्वोच्चादि से भिन्न राशि में ग्रह लग्न चतुथं दशम में स्थित हों तो भी कारक 
होते हैं। किसी आचायं के मत में एकादश माव में स्थित ग्रह भी कारक होता है । 
किन्तु यह मत श्रेष्ठ मुनियों का नहीं है ॥ ४॥ 
कारक ग्रह का फल 
नोचकुले संभूतः कारकविहगेः प्रधानता याति। 
क्षितिपतिवंशसमुत्यो भवति नरेन्द्रो न सन्देहः ॥ ५॥ 


१. हो० र० ५ अ० ७०१ पृ० । 


४२ सारावली 


जिसके जन्मकाल में पूर्व कथित कारक ग्रह हों तो वह नीच कुल में पैदा होकर 
भी प्रधान पद प्राप्त करता है। राजकुछ में जन्म होने पर निश्चय ही राजा होता है । 
इसमें सन्देह नहीं है । | 
वृहत्पाराशर में कहा है--''नोचान्वयेऽपि यो जात: विद्यमाने च कारके । 
सोप राजसमो विप्र घनवानु सुखसंयुतः ॥ 
राजवंश्रसमुत्पन्नो राजा भवति निश्चयसू”""”'"”'” (३२ अ० २६-३० इलो०) ॥ ५ ॥॥ 
< . समस्त योगों में कारक को प्रधानता 
कारकभेदो बळवान्मूलं योगेषु कोतितो हरिणा । 
तरमात्फलनिर्देशः कारकवेघादिभिर्वाच्यः ॥ ६ ॥ 


समस्त योगों में कारक भेद ही बलवात होता है। ऐसा हरि नामक आचारय काः 
कथन है । इसलिये कारक भेद से फलादेश करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां कारकाष्यायः षष्ठः ॥ 
सप्माऽष्याथः 
वारेशादि कथन 
रविचन्द्रभौमबुधजोवशुक्रसौरा दिनादिपतयश्च? । 
मासे चाइवयुजादी दिनेइवरोऽन्दे दिनपतेश्च ॥ १ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये दिनादि के स्वामी होते हैं । आरिव- 
नादि वषं व मास से प्रथम वार ( सूर्यादि ) जो होता है वही वर्षेश व मासे 


होता है ॥ १ ॥ 
विद्वोष--प्रथम वार सूर्यं का, द्वितीय चन्द्रमा का; तृतीय भौम का इत्यादि । 
यहाँ यह शंका होती है कि सूयं के बाद चन्द्रमा ही क्यों ? गुरु क्‍यों नहीं ? 
उत्तर--आकाश में सबसे ऊपर दानि की कक्षा है, तदन्तर क्रम से गुरु, मंगल, 
सुयं, शुक्र, बुध, चन्द्रमा की कक्षा है। सूयं सिद्धान्त में कहा है कि “मन्दादधः क्रमेण 
स्पुरचतुर्था दिवसाधिपा:” { १२ अ० ७८ इलो० ) । इस युक्ति से शनि से चतुथं सूर्य, 
सूर्य से चतुथं चन्द्रमा; चन्द्रमा से चतुर्थ भौम इत्यादि सात बार होते हैं । ये ही सात 
वार वषे, मासेश, वारेश ( दिनस्वामी ) व होरेश होते हैं। वर्षारम्म में जो सूर्यादि 
वार हो वही वर्षे, मासारम्म में जो में 
४ नी काड यो वार हो वह मासेश एवं प्रथम होरारम्म में मी 
प्रथम वर्षेश व होरेश से द्वितीयादि तथा अभीष्ट दिन में (सास मध्य में ) 
वारेश कथन-- 
अब्दाधिपाइचतुर्धा: क्रमेण षष्ठस्तु कालहोरेशा! । 
दिर्द्रादशहोराः स्युदिवसास्त्वर्कादिकास्त्रिशत्‌ ॥ २॥ 
१. दिनान्दपतयस्तु । 


सप्तम अध्याय ४३ 


सासास्त्रिशद्गुणिता गतेदिनेः सप्तभाजिता दिवसा: । 
अब्दाधिपाः प्रगण्या गतेदिनाद्येः प्रयत्नतस्तु स्युः ॥ ३॥ 
प्रथम वर्षेश दिन से चतुथं ग्रह ( सूर्ये-चन्द्रादि वार क्रम से ) द्वितीय वर्ष होता 
है । पुनः द्वितीय से चतुथं तृतीय व्षेश होता है । इसी प्रकार अग्निम वर्षेश का ज्ञान 
भी होता है । एक अहोरात्र में २४ घण्टे होते हैं। १ घण्टा = १ होरा = २६ घटी । 
इसलिए ६० घटी = १ छहोरात्र । इन ३४ होरा स्वामियों का ज्ञान प्रथम होरा 
स्वामी से छटे-छठे ग्रह ( वार ) ब्रम से होता है । प्रथम से षष्ठ-द्वितीय, द्वितीय से 
घष्ठ-तृतीय, इस प्रकार आगे मी । ३० सूर्यादि ( सावन ) दिन का १ मास होता है । 


इसलिए जिस मास के मध्य में वारेश का ज्ञान करना हो वहाँ तक चेत्र शुक्लादि से 
गत मास संख्या को तीम से गुणा , करके गत दिन संख्या जोड़कर ७ का माग देने पर 


जो शेष हो, वह सूर्यादि क्रम से दिन का स्वामी (वारेश) होता है । एवं गत दिनादि 
से वर्षश का ज्ञान प्रयत्न से करना चाहिए ॥ २-३॥ 


विशेष- शुभ अथवा अशुभ फल ज्ञान के लिए समय के चार भेद होते है-- 
१ होरा, २ अहोरात्र ( दिन रात्रि), ३ मास, ४ वषं । इन चारों में सुक्ष्म होरा है । 
क्रम वार चारों का उदाहरण-- 

वर्ष स्वामी जानने का ऊदाहरण- यदि {प्रथम वर्ष का स्वामी मंगळ है तो द्वितीय 
वषं का स्वामी कौन होगा । उत्तर--मंगल से चतुथं शुक्र है इसलिए द्वितीय वषं का 
शुक्र हुआ । एवं शुक्र से चतुर्थं चन्द्र है यह तृतीय वर्ष का स्वामी हुआ, इसी प्रकार 
झागे मी । इसकी उपपत्ति इस प्रकार से है। १ वर्ष में ३६० दिन होते हैं। अतः 
द्वितीय वर्षारम्भ में ३६१ दिन होंगे ३६१ में ७ का भाग देने पर ५१ लब्धि व येष 
४ आता है । इस कारण से द्वितीय वर्षश चतुथं ग्रह ( वार ) निश्चित हुआ । 

मास स्वामी जानने का उदाहरण- माना यदि प्रथम मास का स्वामी मंगळ है 
तो छठे मास का स्वामी कोन होगा । उत्तर--गत मास संख्या ५ को ३० से गुणा 
करने पर १५० हुआ इसमे षष्ठ मास प्रथम दिन संख्या १ जोड़कर ७ का भाग देने 
पर २१ लब्धि व ४ शेष बचा, इसलिये मंगल से चतुथं शुक्र छठे मास का स्वामी 
हुआ । 

होरा स्वामी जानने का उदाहरण मंगलवार के दिन चतुर्थं होरा का स्वामी 
कौन होगा । उत्तर मंगळवार के दिन प्रथम होरा मंगल की, द्वितीय मंगल से छठी 
सूर्य की, सूयं से छटी शुक्र को तृतीय होरा और शुक्र से छठी होरा बुध की अतः चतुथं 
होरा का स्वामी बुध हुआ । 

सूर्य सिद्धान्त में कहा है, 'होरेशाः सूर्यंतनयादधोऽघः क्रमशस्तथा' ( १२ अ० 
७९ इलो ० ) ॥ २-३ ॥ र 

सौर व चान्द्रमास कथन 
एकस्त्रश:दभागेयक्तइचेत्रादीनां प्रहाबीनाम्‌। 
ब्रमशो चिज्ञातव्या शुवलप्रतिपरप्रसल्यायाम्‌॥ ४॥ 


211 सारावली 


तीस अंश का १ सौर मास होता है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चान्द्रमास ३० 
तिथि का होता है । मेष के सूय में जो चान्द्र मास होता है उसकी चैत्र संज्ञा होती है, 
खुष में वैशाख इस प्रकार आगे भी जानना चाहिये ॥ ४॥ 

भावोक्त कर्म करने का समय 
यस्य ग्रहस्य भावो यस्तस्य गुहे प्रशस्यते कम । 
तस्मिइचोपचयस्थै रतास्मल्ळगनने गुहे चास्य ॥ ५ ॥ 
यत्कमंग्रहदिवसे तदेव होराब्दधासकालेबु । 
पादविवृद्धया वा स्यात्तेषां कालस्य संपाकः ॥ ६॥ 

जिस ग्रह का जो भाव हो अर्थात्‌ जो ग्रह जित माव का स्वामी हो उस भाव 
के कमे उस ग्रह की राशि में ग्रह रहने पर, या मावेश राशि से उपचय राशि में ग्रह 
रहने पर, उसी राशि के लग्न में, उसी के दिन ( वार ), होरा, वर्ष, मास में माव- 
जन्य कमे प्रशस्त होते हैं । किन्तु वर्षश, मासेश, दिवसेश, होरेश के काठ में चरण वृद्धि 
से भावोक्त कमं की सिद्धि होती है ॥ ५-६ !। 

सुर्य के विषय 
व्यालो णंकशे ) लसुवणंशस्त्रविषदहनभेषजनुपाइच । 
म्लेच्छाब्धितारकान्तारकाष्ठमन्त्रप्रभुः सुर्य: ॥ ७॥ 
सपं, ऊन, पवत, सुवणं, शस्त्र, विष ( जहर ), अग्नि, औषधि, राजा, म्लेच्छ, 
समुद्र, वार ( मोती वा रजत ), वन, काष्ठ और मन्त्र का स्वामो सूय है ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा के विषय - 
कवि२कुसुमभोज्यमणिरजतशंखलबणोदक्रेषु बस्त्राणाम्‌ । 
भूषणतारीघुततिलतेलकनिद्राप्रभुइचन्द्र: ॥८॥ 

कविता, फूल, खाने के पदार्थ, मणि, चांदो, शङ्ख, क्षारजळ, वस्त्र, भूषण 
4 अलंकार ) स्त्री, घी, तिळ. तेल और निद्रा का स्वामो चन्द्रमा है ॥ ८ ॥ 

संगल के विषय 
रक्तोत्पलता-्रसुवर्ण रधिरपारदमन:शिलाद्यानाम्‌ । 
क्षितिनुपतिपतनमूच्छापैत्तिकचोरभ्रभुमौंमः ॥ ९॥ 
लाळ कमल, तांबा. सोना, रुधिर ( खुन ), पारा, मैनसिळ ( पत्थर ), भूमि, 
राजा, पतन, मूर्च्छा, पित्त और चोर का स्वामी मौम है ॥ ६ ॥ 
बुध के विषय 
अतिलिखितशिल्पवेद्यकनंपुणमन्त्रित्वदृतहास्थानाम्‌ । 
खगयुरमख्यातिवनस्पतित्वणंमयप्रभुः सौम्यः॥ १०॥ - 
वेद, लेख, कारीगरी, आयुवेद, निपुणता, मन्त्रोश दूत. हास्य ( हँसना ), पक्षो, 
यमळ, ख्याति, वनस्पति और सुवण का स्वामी बुध है ॥ १० ॥ 


१. व्यालोत्कणंकश । २. अपिकृसुम । 


InP NY WORRIES RS 


अष्टम अध्याय ` ४५ 


गुरु के विषय 
साङ्गल्यघर्मपौष्टिकमहत््वशिक्षानियोगपुरराषम्‌ । 
यानासनश्यन्सुव्णंधान्यवेइमपुत्रपो जीवः ॥ ११॥ 
शुभ कमं, धमं, पौष्टिक ( पृष्टता ); महत्ता, शिक्षा, गर्माधान, नगर, राष्ट्र, 
सवारी, आसन, शय्या, सुवण, अन्न, गृह और पुत्र का स्वामी गुरु है ॥ ११॥ 
शुक्र के विषय 
- चत्त्रमणिरत्नभूषणविवाहगन्धेष्टमाल्ययुबतीनाम्‌ । 
गोमयनिदानविद्यानिघुवन रजतप्रभुः शुक्रः ॥ १२॥ 
हीरा, मणि, रत्न भूषण, विवाह, गन्ध, ,मित्र, माळा, स्त्री, गोबर, निदानः 
( निर्णय ), विद्या, सुरत, चांदो का स्वामी शुक्र हैं ॥ १२॥ 
शनि के विष्य 
त्रपुसौसकलोहककुघान्यमृतबन्धुमन्दभुतकानाम्‌ । 
नीचस्त्रीपण्यकदासदीनदोक्षाप्रभुः सौरिः ॥ १३ ॥ 
रांगा, सीसा, लोहा, कुत्सित अन्त, मृतबन्धु, मुखे, नौकर, नीच, स्त्री, 
विक्रयवस्तु, दास, दीन और दीक्षा का स्वामी शनि है ॥ १३ ॥ 
ग्रहो के देश 
अकः कलिङ्गविषये यवनेषु च चन्द्रमाः । 
शुक्रः समतटे जातः सेन्बदेषु बृहस्पति: ॥ १४ ॥ 
सगघेषु बुधो जातः सोराष्ट्रषु शनेश्चर: । 
अङ्गारकस्तुज्जयन्यां राहुः केतुश्च द्राविडे ॥ १५ ॥ 
सूयं का कलिद्ध, चन्द्र का यवन, शुक्र का समानतल ( भोककर ) गुरु का सिन्धु, 
बुध का मगध, शनेदचर का सौराष्ट, भौम का उज्जैन और राहु केतु का द्रविङः 
देश है ॥ १४-१५॥ 


इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां कारकाघ्याय: सप्तम: । 


अष्टमोऽध्याय; 


आधानाध्याय का कथन 
१ राइयादिफलविभागः कस्य विधेयो विना समुत्पत्ते:२ । 
आधघानमथो वक्ये कारणभूतं समस्तजन्तुनास्‌ ॥ १ ॥ 
राशी आदि ( होरा, द्रेष्काणादि वर्ग ) के फलों का विभाजन उत्पत्ति ( जन्म ) 
काल के विना किसका कौन समझ सकता है, इसलिए मैं ( कल्याण वर्मा ) समस्त 
जीवों के कारण भूत आधानाध्याय ( निषेकाध्याय ) को कहता हू ॥ १॥ 
१. होण र० १ अ० १५४ पृ० । २. समुत्पत्तिम्‌ । ३. मतो । 


४६. साराबली 
गर्भाधानयोग्य रजो दर्शन कथन 


अनुपचयराशिसंस्थे कुमुदाकरबान्धवे रुधिरवृष्टे । 
प्रतिमासं युवतीनां भवतोह रजो बुवन्त्येके ॥ २ ॥ 
स्त्री की जन्म राशि से चन्द्रमा जब अनुपचय राशि में अर्थात्‌ राशि से १।२।४।५। 
७।८।९।१२ इन स्थानों में हो और गोचर में स्थित मंगल की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि 
रहने पर प्रति मास स्त्री को मासिक धमं होता है। ऐसा बहुत आचार्यो का 
कथन है ॥ ३॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'कुजेन्दुद्ेतुप्रतिमासमातंवं गते लु”""-"""'” (४ म. १ इलो०) 
८ रजो दशन कारण 
इन्दुजंलं कुजोऽग्निजंलमसृगथवार्तिरेब पित्तं स्यात्‌ । 
एवं रक्ते' हीने पित्तेन रजः प्रवतंते स्त्रीषु ॥ ३॥ 
स्त्रियों को प्रत्येक मास में योनि से तीन दिन तक रुषिर बहता है। उसी को 
रजो दर्शन कहते हैं। उस रजो दर्शन का कारण चन्द्रमा और मंगळ है । क्योंकि जल- 
मय चन्द्रमा और अर्निमय मंगल है । इसलिए जळ से रुधिर और अग्नि से पित्त उत्पन्न 
होता है ।.जब पित्त के द्वारा रुधिर ( खुन ) में हळचळ होती है तो स्त्रियों को मासिक 
धम होता है ॥ ३॥ 
गर्भाधान में अक्षम रजो दर्शन 
एवं यद्भवति रजो गस्य निमित्तमेव कथितं तत्‌ । 
उपचयसंस्थे बिफल प्रतिमासं दशनं तस्य ॥ ४॥ 
इस प्रकार जो प्रत्येक मास स्त्रियों को मासिक घमं होता है वही गर्भ का कारण 
है । यदि स्त्री की राशि से ३।६।१०।११ वें चन्द्रमा हो तो वह मासिक धमं निष्फळ 
होता है, अर्थात्‌ गमंघारण को क्षमता उस रजो दशन में नहीं होती है ॥ ४॥ 
स्त्री पुरुष संयोग कथन 
उपचयभवने शशभूद्‌ दृष्टो गुरुणा सुहृदूभिरयवासो । 
पुंसां करोति योगं विशेषतः शुक्रसंदृष्टः॥ ५ ॥ 
पुरुष की राशि से उपचय ( ३।५।१०।११ ) राशि मे चन्द्रमा हो और उसपर 
मुरु की या अपने मित्र ग्रह की विशेष कर शुक्र की दृष्टि रहने पर यदि स्त्रो पुरुष 
संयोग होता है तो गर्भ अवश्य होगा ॥ ५ ॥ 
वृहुज्जातक में कहा है-- 'अतोऽन्यथास्थे शुभपुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनो' 
( ४ अ० ७एलो०) 
इसकी सट्टोत्पछ टीका में बादरायण का भी स्पष्ट वाक्य इस प्रकार से है-- 
'पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि दुस्यते हिममयुखः । 
; स्त्रीपुरुषसंप्रयोगं तदा चदेदन्यया तैव? ॥ ५ ॥ 
१. क्षुधिते । २. विहितं । ३, विपुलं । न 


ita ro iiss. CS 


अष्टम अध्याय v७ 


विज्षेष--तीन दिन तक रजोदशंन गम धारण करने में समथं नहीं होता है तथा 
घमंशास्त्र में त्याज्य भी है । “मतुं स्पृश्या चतुर्थ’ चतुथं दिन भी निषेक के योग्य 
नहीं होता, कहा है “नाद्यारचतल्रोऽत्र निषेकयोग्या' इसलिये ५ चे दिन से १६ वें दिन 
'तक ही निषेक का समय होने से इसी में पुरुष स्त्री की राशि से चन्द्रमा को पूर्वोक्त 
रीति से जानकर निषेक करने पर सन्तान अवश्य होती है । किन्तु 'न वन्ध्या वृद्धातु- 
राल्पवयसामपि चेतदिष्म्‌' ॥५॥ 
अन्य पुरुष संयोग कथन 
चन्द्रे कुजेन दृष्टो पुष्पवती सह विटेन संयोगम्‌ । 
राजपुरषेण रविणा रविजेनाप्नोति भृत्येन ॥ ६॥ 
एकेकेन फलं स्यादुदृष्टे नान्येः कुजादिभिः पापैः । 
सर्वेः स्वगृहं त्यक्वा गच्छति वेश्यापद युवतिः ॥ ७ ॥ 
यदि उपचयस्थ चन्द्रमा रजोददांन के समय मंगळ से दृष्ट हो तो धूतं पुरुष से, 
सुर्यं से दृष्ट हो तो राजपुरुष से, शनि से दृष्ट हो तो नोकर से स्त्री का संयोग होता 
है । इस प्रकार एक-एक पाप ग्रह से हृष्ट हो और अन्य (शुम ग्रह) से अइष्ट होने 


र पूर्वोक्त फल समझना चाहिये । यदि भोमादि सब पाप ग्रहों की दृष्टि चन्द्रमा पर 
हो तो वह स्त्री घर का परित्याग करके वेश्या हो जाती है ॥६-७॥ 


वृहुज्जातक के निषेकाध्याय के प्रथम इलोक की भट्टोत्पली टीका में मणित्थ नामक 
“आचाय के वचन भी इस प्रकार हुँ 


ऋतु विरमे स्नातायां यद्युपचयसं स्थित: शशी भवति । बिना गुरुणा हष्टो भर्त्रा 
'सह संगमरच तदा । राजपुरुषेण रविणा बिटेन भौमेन वीक्षिते चन्द्रे । सौम्येन चपल- 
सतिना भृगुणा कान्तेन रूपवता । भृत्येन सुयंपुत्रेणायाति स्त्रीसङ्गमं हि तदा । एकैकेन 


फलं स्याद्‌ इष्टे नान्यैः कुजादिभिः पापैः। ( सर्च: ) स्वगृहं त्यकत्वा गच्छति वेश्यापद 
-युवतिः॥ ६-७॥। 


संभोग ज्ञान प्रकार 
द्विपदादयो बिळग्नात्सुरतं कुर्वन्ति सप्तमे यद्वत्‌ । 
तद्वत्स्त्रीपु पषाणां गर्भाधाने समादेव्यम्‌ ॥ ८॥ 


अस्तेञ्युभयुतदृष्टे)। सरोषकलहहं भवेद्प्राम्यम्‌ । 
सौम्य सौम्येः सुरतं वात्स्यायनसंप्रयोगिकाख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्न शुभाशुभमिश्चेः कमंभिरथिवासिता विषयवृत्ति: । 
गर्भावासे ` निपतति संयोगे शुक्रशोणितयोः ॥ १० ॥ 
गर्माधान कालिक अथवा प्रश्‍न कालिक लग्न से सप्तमभाव स्थित द्विपदादि राशि 
जिस रीति से संसोग करता है अर्थात्‌ यदि सप्तम में द्विपद राशि हो तो द्विपद की ' 
तरह, चतुष्पद हो तो चतुष्पद की तरह स्त्री पुरुष के सम्भोग को कहना चाहिये । यदि 
१. इष्टियुते । 


४८ सारावली 


सप्तमभाव पर पाप ग्रह की दृष्टि या स्थिति हो तो असमाजिक क्रोध व लड़ाई के साथ, 
यदि शुभ ग्रह से युत इष्ट समभाव हो तो कामशास्त्र की रीति से शान्ति पुर्वक 
हासादि से युत, यदि शुम पाप दोनों की दृष्टि या युति हो तो शुक्र ( वीयं ). 
शोणित ( रज ) संयुक्त गर्मावास ( बच्चे दानी ) में कर्मानुकूळ विषय ' वृत्ति पतित 
होती है ॥ ८-१० ॥ 
वृहज्जातक में कहा है 'यथास्तराशिमिथुनं समेति तथैव वाच्यो” 
( ४ अ० २ इलो० ) ॥ ८-१०॥। 
बिशेष - द्विपदादि राशियों का वर्णन पूवं में हो चुका है । यदि सप्तम में मेष राशि 
हो तो बकरा को तरह, वृष हो तो बैल की तरह इस प्रकार आगे सी ॥ ८-१०॥ 
गर्भ सम्भव योग 
उपचयगो रविशुक्रो बलिनौ पु स: "स्वमंशक प्राप्तौ । 
युवतेर्वा कुजचन्द्री यदा तदा गर्भसंभवों भवति ॥ ११॥ 
यदि गर्माधान के समय पुरुष की राशि से उपचय ( ३1६1१ ०1१ १)रक्षि में ` 
अपने-अपने नवांश में स्थित बलवानु सूये व शुक्र हों अथवा स्त्री की राशि से उपचयः 
राशि में मंगळ व चन्द्रमा अपने-अपने नवांश में हों तो ग्रभ॑स्थिति की संभावना 
होती है ॥११॥ 
लघु जातक में कहा भो है--'बल्युक्तौ स्वगृहांशोष्वकंसितावृपचयक्षां पु साम्‌ । 
स्त्रीणां वा कुगचन्द्रौ यदा तदा गमं संमवो मवति? ( ५ अ० ८ इलो० ) ॥११।॥ 
बिज्ञेष--इस इलोक के द्वितीय चरण में प्रकाशित पुस्तकों में 'समांश-संप्राप्तो' यह 
पाठ प्राप्त होता है। ग्रन्धान्तर से इसकी संगति अळब्ध है । तथा संस्कृत वि० वि० के 
सरस्वती भवन ग्रन्यागार के ग्रन्थाङ्क सं ३६४७७ में जो पाठ प्राप्त हुआ है वही यहाँ 
दिया गया है । यह पाठान्तर ग्रन्थान्तर से भो समता रखता है ॥११॥ 
अन्य प्रकारान्तर 
शुक्राकं भोमशश्िभिः ` स्वांशोपचयस्थितैः सुरेड्ये वा । 
२घर्मोदयात्मजस्थे बलवति गस्य संभवो भवति॥ १२॥ 
गमं है या नहीं इसके जानने का पुनः प्रकारान्तर --प्रश्‍न कालिक लग्न से अथवाः 
आघान लग्न से यदि शुक्र, सुयं, मोम, चन्द्रमा स्वनवां में स्थित होकर उपचय राशि 
में हों अथवा बलवान्‌ वृहस्पति यदि नवम, लग्न या पञ्चम में स्थित हो तो गभं काः 
संभव होता है अथात्‌ गमं है ऐसा जानना चाहिये ॥१२॥ 
बृहज्जातक में कहा है--*रवोन्दुशुक्रावनिजेः स्वमागगेर्गुरौ निकोणोदयसंस्थितेऽपि 
वा? ( ४ अ० ३ इलो० )॥१२॥ 
विशेष पूर्वोक्त योग नपुंसक को निष्फल होते हैं। जैसे अंधे को चन्द्रमा की 
किरणों की शोमा विफछ होती है ॥१२॥ 


१. समांशसंप्रात्ती । २. हो० र० १ अ० ११९ १० । ३. घर्मेशवात्मजे वा । 


४ अष्टस अध्याय १38 


गर्भेस्थित का स्वरूप 
मिथुनस्य मनोभावो योहड्मदलालसं भवति । 
इलेष्मादिभिः स्वदोषस्तत्तल्यगुणो निषिक्तः स्यात्‌॥ १३॥ 
आधान काल में स्त्री-पुरुष की जैसी मन की भावना, जिस प्रकार की इच्छा, कफ, 
वातादि दोष से युत होती है तदनुरूप गुण दोष से युत गर्भस्थ बालक होता है॥१३॥ 


गर्भे में पुत्र और कन्या का ज्ञान 
विषमे विषमांशगता होराशशिजीवभास्करा बटिन; । 
कुर्वन्ति जन्म पुसां समे' समांशे तु* युवतीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि आधान काल में अथवा प्रश्‍न काळ में बलवानु लग्न, चन्द्रमा, गुरु, सूर्य 
विषम राशि में व विषम राशि के नवांश में हों तो पुत्र का जन्म, यदि पूर्वोक्त लग्न 
चन्द्रादि समराशि व सम राशि के नवां में हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ 
लघुजातक में कहा है 'विषमक्षे विषमांशे संस्थिताइच गुरुशशा ङ्कलग्नार्का: । 
पुञ्जन्मकराः समभेषु' (५ अ० ११ इलोक ) । 
तथा वृहज्जातक में भी--'ओजक्षे पुरुषांशकेषु बलिभिलेग्नाकँगुविन्दुभि:' । 
पुञ्जन्म प्रवदेत्‌ ( ४ अ० ११ इलोक ) ॥ १४॥ 
अन्य प्रकार 
भोजक्षे गुरुसुयाँ बलिनो पंस: समे सितेन्डुकुजा: । 
कन्यानां जन्मकरा गर्भाधाने स्थिता बलिनः ॥ १५ ॥ 
यदि बलवान्‌ गुरु, सूर्यं विषम राशि में हों तो पुरुष का जन्म, यदि सम रालिस्थ 
बलवान्‌ शुक्र, चन्द्रमा, भौम हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ १५ ॥ 
लघुजातक में कहा है--वलिनौ विषमेऽकंगुरू नरं स्त्रियं समगृहे कुजेन्दुसिता:' 
(५ अ० ११ इलोक ) । 
तथा बृहज्जातक में भी---गुवेंकों विषमे नरं शशिसितौ वक़दच युग्मे स्त्रियमु' 
(४ अ० ११ इलोक ) ॥१५॥ 
गर्भ में यसल योग ८ १ 
मिथुने चापेऽकंगुरू बुघट्टष्टौ दारकट्दगं कुरुतः ।, 
खोयुग्मं कन्यायां सितशशिभौमा झषे च बुघदृष्टा: ॥ १६॥ 
यदि प्रश्‍न काल में अथवा गर्भाधान काल में मिथुन राशि में या धनु राशि में 
गुरु-सूर्य हों और बुध से दृष्ट हों तो दो पुत्र का, यदि शुक्र, चन्द्र, मंगल कन्या या 
मीन मे बुध से दृष्ट हों तो दो कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ १६॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'ढ.यङगस्था बुधवीक्षणाच्च यमलो कुर्वेर्ति पक्षे स्दके' । 
(४२० ११ ६लोक ) ॥ १६॥ 


_ १. समा । २. युवती नरजन्म । 


५०. सारावली 


पुनः पुत्र जन्म योग 
लग्नं मुत्वा विएमे शनंश्चरः 'पुरुषजन्मदो भवति । 
योगे विहगस्य बलं संवीक्ष्य बदेज्नरं खिम बाऽपि॥ १७॥ 
लग्न का त्याग करके यदि शनि विषम ( ३।५।७।९।११ ) भाव में हो तो पुरुष 
का जन्म कहना चाहिये । आधान काल में अथवा प्रश्‍न काल में ग्रह के बल को देखकर 
ही पुत्र या कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'विहाय लग्नं विपमक्षेसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्मकरो 
विलग्नात्‌ । प्रोक्तग्रहाणामवलोक्य वीयं’ ( ४ अ० १९ इलोक ) । 
एवं लघुजातक में भी कहा है ( ५ अ० १२) ॥ १७॥ 
नपु सक जन्म योग कथन 
२अन्योन्य' रविचन्द्र विषमक्षंगतो निरीक्षेते । 
इन्डुजरविएुत्रौ वा इष्टो बलिनो नपुंसकं कुरुतः ॥ १८॥ 
पश्यति चक्रः समभे सूर्यं चन्द्रोदयो च विषमक्षे । 
यद्येवं गर्भस्थः वीबो मुनिभिः समादिष्टः ॥ १६॥ 
ओजसमराझिसंस्थो जञेन्दू षण्ढं कजेक्षिती कुरुतः । 
नरभे विषमनवांशे होरेन्दुबुधाः सिताकिदटा वा॥ २०॥ 


प्रश्‍न अथवा आधान समय में यदि बलवान्‌ विषम राशिगत सूर्य और चन्द्रमा 
परस्पर दृष्ट हों अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा को देखता हो और चन्द्रमा सूये को देखता हो तो 
गर्भे में नपुंसक का जन्म कहना चाहिये। यह एक योग है । यदि विषम राशिगत बली 
शनि और बुध परस्पर में दृष्टि सम्बन्ध रखते हों तो द्वितीय योग । यदि विषम राशि- 
गत भौम समराशिगत सूर्ये को देखता हो तो तृतीय योग । यदि समराशिगत मंगल, 
विषम राशिस्थ ळून और चन्द्रमा को देखता हो तो चतुर्थ योग । यदि विषम राशिस्थ 
बुध व समराशिस्थ चन्द्रमा को मंगल देखता हो तो पञ्चम योग । अथवा यदि विषम 
राशि में विषमराशि के नवांश में लग्न, चन्द्रमा, वुध हों और उन पर शुक्र शनि की 
दृष्टि हो तो भी नपुंसक का जन्म कहना चाहिए । यह छठा योग है ॥ १८-२० ॥ 

वृहज्जातक में कहा है-'अन्योन्यं यदि पश्यतः शशिरवी थद्याकिसौम्यावपि वक्रो 
वा समगं” ( ४ अ० १३ इलोक ) । इनका विचार जन्माङ्ग में भी करना चाहिये 
॥ १८-२० ॥ 

विशेष--यहाँ पर ग्रन्थकार की उक्ति युक्तिसंगत प्रतीत होती है । क्योंकि बृह- 
ज्जातक में सूर्य चन्द्रमा को सम-विषम राशिगत कहकर योग का वर्णन किया है किन्तु 
पुर्ण दृष्टि वहाँ पर सूर्य चन्द्रमा में सिद्ध नहीं होती है, पाद दृष्टि के बल पर ही योग 
बन सकता है। पाद.दृष्टि से योग में न्यूनता आती है । पूर्ण दृष्टि तो सूर्ये चन्द्रमा की सप्तम 


१. पुत्र | २. हो० र० १ अ० १३२ पृ० । ३. दये 1 ४. स्तदा दृष्टः । 


अष्टम अध्याय ५१ 


पर होती है । इसलिये परस्पर में समराशिस्थ अथवा विषम राशिस्थ सूर्य चन्द्रमा 
(सिद्ध होते हैं । विद्वान्‌ लोग इसकां विचार करें ॥ १८-२० ॥ 
प्रकारान्तर से यमल योग . 
ग्ने समराशिगते चन्द्रे च निरीक्षिते बलयुतेन) । 
गगनसदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भस्थितं नित्यमुः ॥ २१॥ 
समराशी शशिसितयोविषमे गुरवक्रसौम्यलग्नेषु । 
द्विशरीरे चा बलिषु प्रचदेत्‌ खीपुरुषमत्रंव ॥ २२॥ 
यदि लग्न व चन्द्रमा समराशिगत हों और बलवान्‌ ग्रह से दृष्ट हों तो गर्भ में 
यमल ( दो ) का जन्म कहना चाहिये । यदि समराशिस्थ चन्द्रमा व शुक्र हों तथा 
विषम राशिस्थ अथवा दविस्वभाव राशिस्थ बली गुरु, भोम, वुध व लग्न हों तो भी 
यमल १ स्त्री १ पुरुष का जन्म कहना चाहिये ॥ २१-२२॥ 
वृहुज्जातक में कहा है-'युग्मे चन्द्रसितो तथौजभवने स्युर्ज्ञारजीवोदयाः, लग्ने- 
न्दूनृनि रीक्षितो च समगो युग्मेषु वा घ्राणिनः ।' ( ४ अ० ४० इलो० ` ॥ 
बिशेष--यहां २१ वें इलोक में बलवान्‌ ग्रह से दृष्ट कहा है किन्तु बृहज्जातक में 
पुरुष ग्रह से दृट होने पर योग का वर्णन है । संस्कृत वि० वि० की पुस्तक में इसका 
| २१ वें इलोक का ) पाठान्तर इस प्रकार है । 
“लग्ने समराशिगते चन्द्रेण निरीक्षिते बलयुतेन । 
गणितविदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भस्थितं नूनम्‌ ॥ 
अर्थ--यदि समराशि का लग्न हो और वली चन्द्रमा लग्न को देखता हो तो 
ज्योतिषी को गर्भे में दो वालक हैं ऐसा कहना चाहिये। इस पद्य के आगे सं० 
वि० वि० की पुस्तक में 
लग्नेन्द्र समराशौ पुंग्रहृहष्टो च सिथुनजन्मक रौ । 
उदयज्ञवक्रगुरवो वलिनः समराशिगास्तयैवोक्ताः ।' यह शलोक अधिक प्राप्त होता 
है । यह 'ळनेन्दरनृनिरीक्षितौ च समगौ, इत्यादि वृहज्जातकोक्त के अनुरूप ही है। 
किन्तु प्रकाशित ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता है । उत्पलाचा्य जी ने अपनी वृहज्जातक 
(४ अ० १४ इलो०) की टीका में इछोफ़ का पूर्वार्धे 'लग्नेन्द्र वा समगी पुग्रहहष्टो च 
'मियुनजन्मकरौ इस प्रकार से उद्धृत किया है । श्लोक का उत्तराध समान है ।२१-२२। 
गर्भ में तीन बालकों के जन्म का योग 
दिशरीरांशकयुक्कान्‌ ग्रहान्‌ विउग्नं3 च पश्यतीन्दुसुते । 
सिथुनांश कन्येका हो पुरषो ब्रितप्यमेर्वं स्यात्‌ ॥ २३॥ 
उद्विशरीरांशकयुक्तान्‌ ग्रहान्‌ विळग्नं च पश्यतीनदुसुते । 
कन्याँरो ट्रे कन्ये पुरुषच निषिच्यते “गर्ने ॥ २४॥ 
*सिथुनधनुरंशगतान्‌ ग्रहान्‌ विळग्नं च पञ्यतोन्दुसुतः । 
मियुनांशस्थशच यदा पुरुषत्रितयं तदा गरभे॥ २५॥ 


१. हो० र० १ अ ११३ पृ०॥ २. नूनं ३. नियत । ४. इलोकार्ध पुनरुक्त है ।- 
५, गर्भः । ६. नुमिथुनधन । 


प्र सारावली गै 
कन्पामीना१शस्थान्‌ विहगानुदय च युवतिभागगत: । > 
प्यति शिशिरगुतनयः फन्यात्रितय' तदा गर्भेः॥ २६॥ 
यदि द्विस्वभाव राशि के नवमांश में ग्रह व लग्न हों और मिथुन राशि के 
नवां में स्थित बुध, लग्न व ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में १ कन्या व दो पुत्र, यदिः 
कन्या राशि के नवांश में स्थित बुध, पूर्वोक्त स्थिति में स्थित ग्रह व लग्न को देखता 
हो तो गर्भ में २ कन्या एक पुत्र कहना ( समझना ) चाहिये । यदि मिथुन व धनू. 
राशि के नवांश में ग्रह व लग्न हों और मिथुन राशि के नवांश में स्थित वुध लग्न 
व ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में तीन पुरुष ही समझना । यदि कन्या व मीन राशि 
के नवांश में लग्न व ग्रह हों और कन्या राशि से नवमांश में स्थित वुध देखता हो तो; 
गर्भ में तीन कन्या कहनी चाहिये अर्थात्‌ तीनों कन्या होती हैं ॥ २३-२६ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है 'ग्रहोदयगताद्बंगांशकान्पश्यति । स्वांशे ज्ञे त्रितयं ज्ञगां- 
झकवशाद्‌ युभ्मं त्वमिश्रैः समम्‌’ ( ४ अ० १४ इलो० ) ॥ २३-२६ ॥ 
साता-पिता-मौसी-चाचा ग्राह 
उदिवसे मातापितरौ शुक्ररवी शशिशनी निशायां च। 
सातुभगिनीपितृब्यो विपर्ययात्‌ कीर्तितो ' यवनः ॥ २७॥ 
यदि दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र की माता और सूर्य की पिता, यदि रात्रि में 
नर्भाधान हो तो चन्द्रमा की माता और शनि की पिता संज्ञा होती है । इसके विप- 
रीत अर्थात्‌ रात्रि के ग्रह दिन में और दिन के रात्रि में मौसी चाचा संज्ञक होते हैं । 
यथा यदि दिन में गर्भाधान हो तो चन्द्रमा की मौसी और शनि की चाचा, यदि रात्रि 
में गर्भाधान हो तो शुक्र की मौसी और रवि की चाचा संज्ञा होती है ॥२७॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'दिवाकंशुक्रो पितृमातृसंज्ञितो शनैश्चरेन्दू निशि तद्वि- 
पर्ययातु । पितृव्यमातृष्वसृसंज्ञितौ च' ( ४ अ० ५ इलो० ) ॥ २७ ॥ 
इन संज्ञाओं का प्रयोजनं 
रग्नाद्विषमक्ष॑गतः पितुः (पतृव्यस्य खेचरः रास्त: । 
४सातृभगिनीजनत्योः समग्रृहणोऽ्ये तथा भेषु ॥ २८॥ 
यदि पिता व चाचा (पितृब्थ) ग्रह लग्न (आधान, प्रश्‍न, जन्म) से विषम राशि 
में हो तो उनके लिए शुभ अर्थात्‌ सुखकारक होते हैं । तथा माता व मौसी संज्ञक ग्रह. 
लग्न से समराशिगत हों तो माता व मौसी के लिए सुख कारक होते हैं ॥ २८ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'तावथोजयुग्मक्षंगतौ तयोः शुभौ' ( ४ अ० ५ इलो०काः 
४ पाद ) ॥ २८॥ 
गर्भाधान के अनन्तर प्रत्येक सास में गर्भ का स्वरूप 
सासेष्वाधानादिषु गभ॑स्य यथा क्रमेण जाधन्ते। 
सप्तसु करिलाण्डकराखास्थित्वग्रोमचेतनताः ॥ २९१॥ 


१. गतान्‌ । २. गर्भ: । ३. हो० र० १ अ० १२२ पृऽ । ४. जननीभगिन्यो: ।ः 


अष्टम अध्याय ५३ 


सासेऽष्से च तृष्णा क्षुधा च नवमे तथोद्वेंग: । 
दशमे त्वथ सम्पूर्णः पक्वमिच फलं पतति गर्भ: ॥ ३०॥ 
आधान काल से ७ मास तक क्रम से गर्भ का रूप--प्रथम मास में कलल (शुक्र 
शोणित संमिश्रण ) । २ य में पिण्ड, ३ य में शाखा ( हस्तादि अवयव जन्म ), ४ थे 
में अस्थि ( हड्डी ), ५ म में त्वचा ( चर्म ), ६ वें में रोम, ७ म में चेतनता, होती 
है ८ म में प्यास भूख ( माता की खाई हुई वस्तु का भोजन ), ९ म में उद्वेग 
( चलना ), १० वें मास में पूर्ण होकर पके हुए फल के समान गिरता है अर्थात्‌ 
गर्भ से बाळक वाहर आता हे ॥ २९-३० ॥ 
वृहज्जातक में कहा है 'कलल्घनाराङकुरास्थिचर्माङ्गजचेतनाः? (४ अ० १६ इलो०) 
॥। २६-३० ॥ 
गर्भे के १० मासों के स्वासो 
शुक्रा रजीवरविइादिसौरिबुधविळग्नपोडुपादित्याः । 
सासपतयः स्युरेतेर्गभेस्य शुभाशुभं चिन्त्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१ म का शुक्र, २ य का भौम, ३ य का गुरु, ४ थे का सूर्य, ५ म का चन्द्रमा, 


चष्ठ का शनि, ७ मका वुध, ८ मका लग्नेश, दे म का चन्द्रमा, १० वें मास का 
स्वामी सूर्य होता है इन मासेशों के शुभाशुभत्व से गर्भ की शुभता वा अशुभता का 
विचार करना चाहिये ।' ३१ ।। 


बृहज्जातक में कहा है--'सितकुजजीवसूये '" “शुभाशुभं च मासाधिपतेः सहृशम्‌' । 
{ ४ अ० १६ इलो० ) ॥ ३१॥ 


गर्भपात योग 
उत्पातक्रूरहते तस्मात्‌ स्वस्याधपे पतति गर्भः। 
रग्नगृहं वा हेतुर्योगोऽस्तौः गर्भपतनस्य ॥ ३२॥ 
अथवा निषेककाले बिळग्नसंस्यो यदा रुधिरमन्दौ । 
तद्गृहगतेऽथवेन्दो तदीक्षिति वा पतति गर्भेः॥ ३३॥ 
यदि गर्भाधान समय में जो ग्रह दिव्यान्तरिक्षादि उत्पात से हत या पापग्रह से 
पराजित हो तो उस ग्रह के मास में गर्भपतन होता है। अथवा लग्न राशि गर्भपतन 
का कारण होता है। अथवा आधान कालिक लग्न में शनि मंगल हों अथवा शनि 
मंगल की राशि ( १०।११।१।८ ) में चन्द्रमा हो अथवा शनि मंगल से दृष्ट चन्द्रमा 
हो तो गर्भे का पतन होता है ॥॥ ३२-३३ ॥ 
बृ ज्जातक में कहा है -“मासाधिपतौ निपीडिते तत्काल स्रवणं समादिश्ञेत्‌' ( ४ 
अ० ९ इलो० ) ॥ ३२-३३ ॥ A 
{ गर्भपुष्टि ज्ञान 
हे सौस्गेखिकोणजायार्थखास्बुसंस्थंवी । 
पापेखिळाभयातैः सुखी च गर्भो निरीक्षिते रविणा ॥ ३४॥ 


१. तथातिपूर्णंः । २. योगेशो । 


पड सारावली 


यदि आधानःकालिक वा प्रइनकालिक होरा 'होरेति लग्नं' अर्थात्‌ लग्न में शुभ- 
ग्रह हों या चन्द्रमा शुभ ग्रह से युत हो अथवा लग्न वा चन्द्रमा से 5।५।७।२।१०।४ 
इन भावों में शुभग्रह हों तथा ३1११ भाव में पापग्रह हों, लग्न टा चन्द्रमा पर सूर्ये 
की दृष्टि हो तो प्रसव पर्यन्त गर्भ सुखी रहता है ॥ ३४ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'शशाङ्कलग्नोपगतै: शुभग्रहैस्त्रिकोणजायार्थसुखास्पदस्थितैः ॥ 
तृतीयलाभक्षं गतेरच पापकं"' ( ४ अ० १० इलो० ) ॥ ३४॥ 
गर्भ सहित गर्भवती मरण ज्ञान 
क्रूरान्त:स्थ: सूर्यश्चन्द्रो वा युगपदेव मरणाय । 
सोम्येरहृष्टमु्तिर्युवतीनां गर्भेसहितानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदि आधान समय में सूर्य या चन्द्रमा पाप ग्रह के मध्य में हों और उन पर शुभ 
ग्रह की दृष्टि का अभाव हो तो गर्भ सहित गर्भवती का मरण होता है ॥ ३५ ॥ 
बि३\ष--आचार्यं वराह मिहिर ने लग्न व चन्द्रमा को पापग्रह के मध्य में रहने 
पर सगर्भा स्त्री का मरण योग कहा है। यहाँ सूर्य व चन्द्रमा को पापद्वय मध्य में 
अरिष्ट कारक कहा है । सूर्य पिता कारक है । इसलिए पितृ कारक ग्रह पाप मध्य 
में रहने पर सगर्भा को अरिष्ट कथन युक्तसंगत प्रतीत नहीं होता है। आचार्य वराह 
ने कहा है 'पाप-द्वयमध्यसंस्थितौ लग्नेन्द॒ न च सौम्यब्रीक्षितो' ( ४ अ० ७ इलोक ) । 
विद्वान्‌ लोग विचार करें ॥ ३५॥ 
अन्य प्रकारान्तर 
उदयास्तगतेः पापे: सोम्येरनवेक्षितैइच मरणं स्यात्‌ । 
उदयस्थितेऽकंजे वा क्षीणेन्दौ भौमसंदृष्ठे ॥ ३६॥ 
यदि आधान समय में लग्न व सप्तम भाव में पाप ग्रह शुभ ग्रहों से अदृष्ट हों तो 
सगर्भा का मरण, अथवा लग्न में शनि हो और उस पर क्षीण चन्द्रमा व भौम की 
दृष्टि हो तो गर्भवती का मरण होता है ॥ ३६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'उदयराशिसहिते च यमे स्त्री विगलितोडुपतिभूसुतदृष्टे” 
( ४ अ० ६ इलोक ) ॥ ३६ ॥ 
पुनः अन्य प्रकारान्तर 
व्ययगेऽक *दाशिनि कुशे पाताळे रोहिते सगर्भा स्त्री । 
ख्रियते तस्मिन्नयवा शुक्र पापद्वयान्तःस्ये॥ ३७॥ 
चन्द्रचतु्यँः क्र रैविंग्नतो वा विपद्यते गर्भ: 1 
होराद्यूने क्षितिजे ञ्रिते गर्भः सह जनन्या ॥ ३८॥ 
हिबुकगते धरणिसुते रिःफगतेऽकें क्षपाकरे कीणे । 
रगर्भेण सह ख्रियते पापपग्रहदशनं ध्राप्ते॥ ३६ ॥ 


१. च शशिनि कृशे. २. सहगर्भा स्त्री 


2-८ ता 


अष्टम अध्याय २ प्प्‌ 


लग्ने रविसंयुक्त क्षीणेन्दौ वा कुजेऽयवा म्रियते । 
व्ययधनसंस्थेः पापंस्तथेव सोम्यग्रहादुष्टंः ॥ ४० ॥ 
जामित्रे 'रवियुक्ते एग्नगते वा कुजे निषिक्तस्य । 
गर्भस्य भवति मरणं शस्रच्छेदै: सह जनन्या ॥ ४१ ॥ 
यदि द्वादश भाव में सूर्य या क्षीण चन्द्रमा हो और भौम चतुर्थ भाव में हो, 
अथवा दो पापग्रह के बीच में शुक्र हो तो गर्भवती का गर्भ के साथ मरण होता है । 
चन्द्रमा या लग्न से चतुर्थ भाव में पापग्रह हों तो गर्भ नष्ट होता है । लग्न से सप्तम में 
भौम हो तो गर्भ के साथ गर्भवती का मरण होता है । 
चतुर्थ भाव में मंगल हो तथा वारहवें भाव में सूर्य व क्षीण चन्द्रमा हो उन पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो तो सगर्भा का मरण होता है । लग्न में सूर्य हो वा चन्द्रमा क्षीण 
हो अथवा लग्न में भौम हो १२ व २ भावों में पाप ग्रह शुभग्रह से अदृष्ट हों तो भी 
गर्भवती का मरण होता है । सप्तम भाव में सूर्य हो और लग्न में मंगल हो तो शास्त्र 
के द्वारा ( आपरेशन से ) सगर्भा का मरण होता है ॥३७-४1 ॥ | 
वृहज्जातक में कहा है--क्रूरे शशिनइचतुर्थंगे लग्नाद्वा निधनाश्रिते कुजे। बन्ध्वन्त्य- 
गयोः कुजार्कयोः क्षीणेन्दौ निधनाय पूर्ववत्‌ ( ४ अ० ८ इलोक ) । उदयास्तगयोः 
कुजार्कयोनिधनं शास्त्रक्रतं वदेत्तथा' ( ४ अ० ९ इलोक ) ॥ ३७-४१ ॥ 
गर्भे वृद्धि योगज्ञान 
बलिमिद्रुंधगुरुशुक्रृ ष्टेऽकंण च बिदधते गभः । 
सासाधिपबलतुल्यस्तेस्तैः संयुज्यते भावः :। ४२॥ 
मासि तृतीये स्त्रीणां दोह॒दक॑* जायते तथाव्वश्यम्‌ । 
मासाधिपस्वभावविळग्नयोगादिभिइचान्यत्‌ ॥ ४३॥ 


गर्भाधान कालिक लग्न पर यदि बली वुध, गुरु, शुक्र और सूर्य की हृष्टि हो 
तो गर्भ बढ़ता है अर्थात्‌ गर्भ का पतन नहीं होता । एवं प्रत्येक मास में मास स्वामी 
के वलानुसार मासेश के स्वभाव व गुणोंसे युत गर्भ होता है । गर्भवती स्त्री को तीसरे 
महीने में निश्चय दोहद ( खान-पान की इच्छा ) होता है । वह ( दोहद) मास 
स्वामी के स्वभाव से व लग्न योगादि से भी जानना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
गर्भ समय से प्रसव मास ज्ञान 

निषेककाले चररादिगेऽके गर्भप्रसुतिदंशमे च मासे । 

एकादशे च स्थिरराशिसंस्थे स्याद्द्वादशे मास्युभयाश्रिते च ॥ ४४॥ 

गर्भाधाने चरे राशी दशमासँ: प्रसूयते । ‘ 

स्थिरेणेकादशे मासे उभये द्वादशे “भव: ॥ ४५ ॥ 


१. जामित्रगे$्कंदृष्टे । २. दोहूदको । ३. दशमेऽथ । ४. सवः । 


५६ सारावली 


यदि आधान समय में सूर्य चर राशि में हो तो दशम मास में, स्थिर राशि में 
सूर्य हो तो ग्यारहवें मास में, ह्विस्वभाव राशिस्थ सूर्य हो तो बारहवें मास में प्रसव 
होता है । अब चन्द्रमा के संचार से प्रसव का वर्णन--यदि गर्भाधान के समय चन्द्रमा 
चर राशि में हो तो दशम मास में, स्थिर राशिगत हो तो ग्यारहवें मास में, द्विस्व- 
भाव राशि में होने पर वारहवें मास में प्रसव होता है ॥ ४४-४५ ॥ 
विशेष--४४, ४५ इलोक सं. वि. वि. की मातृका में नहीं है ॥४४-४५ ॥ 
अन्य प्रकार से प्रसवज्ञान 
गर्भप्रसवनिधानं तास्क्राङिकळग्नवर्गतदिचन्त्यस्‌^ । 
२आधानाञ्जन्मर्क्षं दरामं वाञ्छन्ति केचिदाचार्याः ॥ ४६॥ 
आधानोदयशशिनोः सञ्षमभं बादरायणो ब्रूते ' 
तस्मान्नैकान्तोऽयं सर्वेषां संमतं वक्ष्ये॥ ४७॥ 
गर्भ से प्रसव का ज्ञान गर्भाधान कालिक लग्न के होरादि षड्वर्गं से करना 
चाहिये । आधान राशि से दशवीं जन्म राशि होती है ऐसा मत किसी-किसी आचार्य 
का है । वादरायणाचार्य का मत है कि आधान लग्न से सप्तम जन्म लग्न व आधान 
राशि से सप्तम जन्म राशि होती है । इसलिये इस कथन में मतैक्य न होने के कारण 
मैं ( ग्रन्थकार ) सर्वसम्मत मत को कहता हूँ ।। ४६-४७॥ 
सर्वसम्मत से जन्म राशि ज्ञान 
यस्मिन्‌ हादराभागे गर्भाधाने स्थितो निशानाथः । 
तत्तुल्यक्षे प्रसवं गर्भस्य समादिशोत्पराज्ञः॥ ४८ ॥ 
गर्भाधान समय में चन्द्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि से आगे द्वाद- 
झांश संख्या तुल्य राशि में चन्द्रमा के होने पर संभव मास में विद्वात्‌ लोगों को प्रसव 
का आदेश करना चाहिये ॥ ४८ ॥ वृहज्जातक में कहा है-- 
'तत्कालमिन्दुस हितो द्विरसांशको यस्तत्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशाङके' 

( ४अ० २१ लो० ) 
और भी इस ( तत्काल० ) इलोक की उत्पल टीका में गागि का वचन--“यावत्संख्ये 
द्वादशांशे शीतरश्मिव्यंवस्थित: । तत्संख्यो यस्ततो राशिर्जन्मेन्दौ तद्गते भवेत्‌? ॥४८॥ 

तीन वषं के बाद व बारह वषं के बाद प्रसव योग 
लग्ने शनेइचरांदो शनेइचरे य जगे यदि निषेकः । 
वषंत्रयेण सूतिद्वादशमिः स्याच्छशिनि चवम्‌ ॥ ४६॥ 
यदि आधान कालिक लग्न में शनि का नवमांश हो व शनि सप्तम भाव मे होतो 
तीन वर्ष में प्रसव होता है । यदि चन्द्रमा का नवमांश लग्न में हो और सप्तम भावगत 
चन्द्र हो तो वारहवें वर्ष में प्रसव होता है ॥ ४६ ॥ 


१. लग्नवच्चिन्त्यमु । २. आधानजन्मक्रक्ष, आधाने जन्मक्षे । 


1 


अष्टम अध्याय ५७ 


वृहज्जातक में कहा है-- 
“उदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे यदि भवति निषेक: सूतिरब्दत्रयेण । शशिनि 
"लु विधिरेष द्वादशाब्देऽपि कुर्यात्‌’ ( ४ अ० २२ इलो० ) ॥ ४९ ॥ 
प्रसव के दिन, रात्रि काल का ज्ञान 
तात्काटिकदिवसनिशासंज्ञः समुदेति राशिभागो यः। 
यावानुदयस्तावान्‌ वाच्यो दिवसस्य रात्रेर्वा ॥ ५०॥ 
गर्भाधान कालिक लग्न दिन संज्ञक या रात्रि संज्ञक जो हो उस राशि के जितने 
अंश उदित हों अर्थात्‌ भुक्त हों उतना ही दिन या रात्रि व्यतीत होने पर प्रसव कहना 
चाहिये ॥ ५० ॥ वृहज्जातक में कहा है-- * 
'यावानुदेति दिनरात्रिसमानभागस्तावदुगते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म” ( ४ अ० 
२१ इलो० ) ॥ ५० ॥ 
विशेष--'तत्कालमिन्दु स०” इसकी उत्पल टीका में यह इलोक इस प्रकार से है- 
“तत्काछूदिवसनिश्ञासंज्ञ: समुदेति राशिभागो य: । यावानुदयस्ता...'। सं० वि०वि० 
की मातृका में केवल 'समुदयति' यह पाठान्तर है ॥ ५० ॥ 
प्रसव के लग्नादि का विचार 
सुनिभागे दिवसनिशोजंन्मनि लग्नं वदेद्य क्त्या । 
उदयगणात्‌ प्रसव: स्याहिनपक्षमुहृतंमाससंज्ञर्क्षात्‌ ।। ५१ ॥ 
२इत्याधाने प्रथमं प्रसुतिकाळं सुनिश्चित कृत्वा । 
जातकविहितं च विधि विचिन्तयेत्तत्र गणितज्ञ: ॥ ५२॥। 
पूर्वे श्‍लोक से दिन रात्रि ज्ञान करके जन्म के समय में होरादि षड्वर्ग में स्थित 
"लग्न का ज्ञान युक्ति से कहना चाहिये । इस प्रकार उदय ( लग्न ) समुदाय ( षड्व- 
र्गादि ) से दिन ( वासर ) पक्ष मुहुर्त मास संज्ञक राशि में प्रसव होता है । 
इस प्रकार आधान समय में प्रथम प्रसव समय का निश्चय करके ज्योतिषी को 
जातकोक्त फलादेश का विचार करना चाहिये ॥ ५०-५२ ॥ 
विशेष--दिन पक्षादि का ज्ञान चतुर्थाध्याय के १७वें इलोक में किया है ॥५०-५२॥। 
नेत्र होन योग ज्ञान 
स्यातां यद्याधाने रविदाशिनी सिहराशिगो लग्ने । 
हृष्टो कुजसौरिभ्यां जात्यन्धः संभवति तत्र ॥ ५३ ॥ 
आग्नेयसोम्यद्टटौ रविशशिनी बुदबुदेक्षणं कुरुत: । 
नयनविनाशो$पि यथा तथाघुना संप्रवक्ष्यामि ॥ ५४ ॥ 
यदि गर्भाधान कालिक सिंह लग्न में सूर्य व चन्द्रमा हों और उनपर मङ्गल व 
झनि की दृष्टि हो तो जातक अन्धा होकर जन्म लेता है । यदि सूर्थ चन्द्रमा, मङ्गल व 


१. हो० र० १ अ० १३८ वृ ०। २. हो० र० १ अ० १३८ पृ० । ३. च ततो । 
४. हो० र० १ अ० १४१ पु० | 


ष्ट सारावली 


बुघ से दृष्ट हों तो बुद॒-व्रुद्‌ ( पुनः-पुनः खुलना व बन्द होना ) नेत्र जातक के होते हैं ४ 
जिन योगों में नेत्र का विनाश होता है अब उनको कहता हूँ ॥ ५३-५४ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है---“रविशशियुते सिंहे लग्ने कुजाकिनिरीक्षिते, नयनरहितः 
सौम्यासोम्यैः सबुद्वुद्ळोचनः' ( ४अ० २० इलो० ) 
पुनः-हीन योग ज्ञान 
व्ययभवनगतदइचन्द्रो वामं चक्षुबिनाशयति होन: । 
सूयस्तथैव चान्य/च्घुभदष्टी याप्यतां नयतः ॥ ५५ ॥ 
यदि द्वादश भाव में क्षीण चन्द्रमा हो तो वाम नेत्र, सूर्य निर्वेल हो तो दक्षिण नेत्र 
का विनाश करता है | यदि द्वादशस्थ सूर्य व चन्द्रमा शुभ ग्रह से दष्ट हों तो पूर्ण फल 
नेत्र हानि का नहीं देते हैं 11 ५५ ॥ 
, बृहज्जातक में कहा है---व्ययगरृहगतश्चन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रविर्न शुभगदिता ! 
योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः’ ( ४ अ० २० इलो० ) ॥ ५५॥ 
सुक योग ज्ञान 
ऋ रगृ हसन्धिगतेः शशिनि वृषे भोमसोरर*विदृष्टे । 
सुक: सौम्यंदु'ष्टे वाचं कालान्तरे वदति॥ ५६॥ 
यदि पाप ग्रह, राशि सन्धि में हों और वृष राशिस्थ चन्द्रमा, मङ्गल शनि रवि से 
दृष्ट हो तो गर्भस्थ वालक गूंगा होता है ! यदि वृषस्थ चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि 
हो तो कालान्तर के वाद वालक बोलता है ॥ ५६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'अवाग्गवीन्दावशूभैर्भ॑सन्धिगैः शुभे क्षितैरचेत्कुरुते गिरं चिरात्‌' 
( ४अ० १७ इलो ० ) ॥ ५६॥। 
जड, सदन्त योग ज्ञान 
क्र रेषु राशिसन्धिषु दाशी न सौम्येनिरीक्ष्यते च जडः । 
बुधघनवमभागसंस्थौ शानिभौमो यदि सदन्तः स्यात्‌ ॥ ५७॥ 
यदि समस्त पाप ग्रह राशि सन्धि में हों व चन्द्रमा शुभ ग्रहों की दृष्टि से हीन हो 
तो जातक जड ( मुखं ) होता है। यदि शनि, मङ्गल बुध के नवमांश में हों तो गर्भस्थ 
बालक दांत के सहित जन्म लेता है ॥ ५७ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'सन्धौ पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत्सौम्यदृष्टः' 
'सौम्यर्षाशे रविजरुधिरौ चेत्सदन्तोऽत्र जातः? 
( ४ अ० १८ इलो० ) ॥ ५७,॥ 
अधिकाङ्भः योग ज्ञान 
सौम्ये न्रिकोणसंस्थे छग्नाच्छेषग्रहैब॑ळविहीनः । 
द्विगुणास्यपादहस्तो योगेऽस्मिन्नाहितो भवति गर्भ: ॥ ५८ ॥ 


यदि लग्न से बुध नवमभाव वा पश्चमभाव में हो और अन्य समस्त ग्रह निवँल हों ,* 


तो गर्भस्थ वालक के मुख पैर हाथ दूने ( द्विगुण ) होते हैं ॥ ५८ ॥ 
१. सव्यं । २. संदेष्टे । 


अष्टम अध्याय ५९. 
बृहज्जातक में कहा है--'त्रिकोणगे ज्ञे विवल॑स्ततोऽपरँ्मुखा ङूध्रि हसत द्विगुणस्तथा 
भवेत्‌’ ( ४ अ० १७ इलो० ) ॥ 
इस इलोक की उत्पलटीका में भगवानु गागि का वचन इस प्रकार है 
“बलहीनैग्रेंहे: सवेर्नेवपश्चमगे वुधे । द्विगुणाङ्ध्िजिरोहस्तो भवध्येकोदरस्तथा' ॥५८॥ 
वामन व कुब्ज योग ज्ञान 
वामनको सकरान्त्ये लग्ने रविचद्धसोरिभिट्ट'ष्टे । 
शशिनि विलग्ने ककिणि * कुजाकिदृष्टेऽथःवा कुब्जः ॥ ५६ ॥ 
यदि मकर राशि के अन्तिम नवांश में ळग्न हो और सूर्य चन्द्रमा व शनि से दृष्ट 
हो तो गर्भस्थ वालक वामन ( छोटा कद ) होता है। यदि कर्के लग्न स्थित चन्द्रमा,. 
मंगल व शनि से दृष्ट हो तो गर्भस्थ वालक कुवडा होता है ॥ ५९ ।। 
बृहज्जातक में कहा है-'सौरशशाङ्कदिवाकरहष्टे वामनको मकरान्त्यविलग्ने' 
( ४ अ० १९ इलो० ) ॥ 
'कुड्जः स्वक्षें शशिनि तनुगे मन्दमाहेयहष्टे' (४ अ० १८ इलो० २ चर०) ॥५३॥. 
पङ्गु योग ज्ञान 
मीनोदथे च दष्टे २कुजाकिदाशिभिः पुमान्‌ भवति पङ्गुः । 
याप्या भवन्ति योगाः सोम्यग्रहवीक्षिताः सर्वे ॥ ६० ॥ 
यदि मीन लग्न हो और उस पर मंगल, शनि, चन्द्रमा की इष्टि हो तो गर्भस्थ 
वालक छंगड़ा होता है । कथित समस्त योग यदि शुभ ग्रह से हृष्ट हों तो कालान्तर 
में उपाय से निर्दोप वा कुछ अल्पता होती है ॥ ६० ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'पंगुर्मीने यमशशिकुजैर्वीक्षिते ळग्नसंस्थे' 
(४ अ० १८ इलो० ३ च० ) ॥६०॥, 
विशेष--सं० वि० वि० की मातृका में “याप्या” के स्थान पर 'व्यर्था' थहः 
पाठ है ॥ ६० ॥ 
बिना शिर पेर, हाथ के जन्म का योग 
भौमयुता द्रेष्काणास्त्रिकोणलग्नेषु संदृष्टा: । 
विभुजाङ्घ्रि मस्तकः स्याच्छनि रविचन्द्रैवंदेदृगभः ॥ ६१ ॥ 
यदि गर्भाधान काल में पञ्चमभावस्थ द्रेष्काण मंगल से युत हो और शनि, चन्द्र» 
सूर्यं से इष्ट हो तो विना हाथ का गर्भस्थ को कहना चाहिये । यदि नवमभावस्थ द्रेष्काण 
मंगल से युत व उक्त ग्रहों से दृष्ट हो तो विना पैर का, लग्नस्थ द्रेष्काण भोम युत वः 
उक्त ग्रह से हृष्ट हो तो विना मस्तक का गर्भेस्थ वालक को कहना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--*धीनवमोदयगेशच हृक्काणैः पापयुते रभुजाङ्रिशिराः स्यात्‌” 
( ४ अ० १६ इलो० ), 
तथा उत्पल टीका में भगवानु गागि का भी वचन इस प्रकार है-- 


१. कुजार्क । २. तथा ३. कुजाकंशशिभिः । 


६० सारावली 


24 
लग्ने द्रेष्काणगो भौमः सोरसूर्येन्दुवीक्षित: । 
कुर्याद विशिरसं तद्वत्पश्चमे बाहुर्वाजतमु । 
विपदं नवमस्थाने यदि सोम्येने वीक्षितः’ ॥ ६१ ॥ 
विशेष--निर्णय सागर से प्रकाशित मूल पुस्तक में यह श्‍लोक इस प्रकार है-- 
क्र्रग्रहस्त्रिकोणे त्रिकोणलग्ने शभेपु वल्वत्सु । 
विशिरोड्श्रिवाहुयुग्मः शेपैरवलैर्भवति गर्भ: ॥ ६१ ॥ 
किन्तु इसका अर्थे ठीक-ठीक नहीं लगता है । सं० वि० वि० की मातृका में पूर्वाद्धे । 
“इस प्रकार है--“कूरग्रहद्टक्काणे त्रिकोणलग्ने शु" । | 
यहाँ जो श्लोक दिया है वह उत्पल टीका में उद्धृत है तथा भगवान्‌ गार्गि के j 
-वचन से समता रखता हे ॥ ६१ ॥ | 
१इत्याधानविधानं प्रसुतिसमयेशपि योजयेद्योग्यम्‌ । | 
आधाने यच्नोक्तं प्रसुतिविहितं तदपि चिन्त्यम्‌ ॥ ६२॥ 
इस आधानाध्याय में जिन-जिन योगों का वर्णन किया है उन उपर्युक्त योगों का 
“विचार जन्मकालिक लग्न से भी करना चाहिए । एवं जिन योगों का विचार इस । 
“अध्याय में नहीं है आगे के नवमाध्याय में है उन योगो का विचार आधान के समय । 
म्में करना चाहिये । 


| 
|| 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां आधाने5प्टमो5४माय: ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


( सुतिकाध्याय ) 
सआधाने हि मयोक्तं प्रसुतिकाळस्य निणयार्थपरम्‌ । 
तस्मिन्‌ सुपरिज्ञाते जन्साध्यायं प्रवक्ष्यामि ॥ १॥ 
आधानाध्याय में मैंने जो वर्णन किया है वह निश्चय करके प्रसूतिकाल के निर्ण- 
-यार्थं ही किया है । अव आधानाध्याय को कहकर जन्माध्याय को कहता हूँ ॥ १॥ 
सस्तकादि से जन्मयोग ज्ञात 
झीर्षोदये बिलग्ने सुर्ध्ना घ्रसवोऽन्यथोदये चरणेः। 
उभयोदपे च उहस्तैः शुभहृष्टे शोभनोऽन्यथा कष्टः ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय शीषोदय संज्ञक लग्न हो तो प्रथम गर्भ से शिर, पृष्ठोदय हो तो 
“चरण, उभयोदय लग्न हो तो प्रथम हाथ से प्रसव (जन्म) होता है अर्थात्‌ पहले हाथ 
बाहर निकलता है । यदि लग्न, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो सुख पूर्वक, पापग्रह से दृष्ट 
हो तो कष्ट से जन्म होता है ॥ २ ॥ 


१. हो० र० १ अञ १४४ पृ । २. आधानं । ३. करम्‌ । 


नवम अध्याय ६१, 
प्रसव स्थान का शान 
१भ्वनांशसद्दशादेशे प्रसवो ज्ञेयः सदात्र युवतीनामु । 
मिश्रगुहांशे वर्त्मनि स्थिरराइयंशे तथा *स्वग्रहे॥ ३॥ 
स्वगुहनवांदो लग्ने स्वगृहेऽन्यस्मि3न्यदि प्रथमहम्ये । 
जन्म लग्न की राशि व नवमांश के समान जगह पर प्रसव ( जन्म ) होता है।' 
यदि लग्न में ढिस्वभाव राशि का नवमांश हो तो मार्ग में, स्थिर राशि के नवांश में 
जन्म होने पर अपने घर में जन्म कहना चाहिये। यदि लग्न में अपनी राशि का 
नवांश हो तो अपने घर में, अन्य राशि का नवांश हो तो दूसरे के घर में जन्म 
होता है ॥३-३३॥ 
वृह० में कहा है--“राश्यंशसमानगोचरे मार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे । स्वक्षांशगते 
स्वमन्दिरे"? ( ५ अ० १३ इलो० ) ॥३-३३॥ 
विशेष--वृ० जाऽ में चर नवांश में मार्ग में जन्म कहा गया है॥ ३३ ॥ 
प्रकारान्तर से प्रसवस्थान का ज्ञान 
पितृमातृग्रहबळ*“तस्तरात्स्वजनगृहेषु बळयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राकारतरुनदोबु च सुतिर्नोचा^श्रितैः सोन्ये: । 
नेक्षन्ते छग्नेन्दू यच कस्था ग्रहा महाटव्याम्‌॥ ५॥ 
सलिलभळगने चन्द्रौ जळराशी वीक्षतेश्यवा पूर्ण: । 
प्रसवं सलिले विद्यात्‌ बन्धूदणदरामगइच यदा ॥ ६॥ 
यदि पितृसंज्ञक ( सूर्यं शनि ) ग्रह जन्मकाल में बली हों तो पिता या चाचा केः 
घर में, मातृ संज्ञक ग्रह (चन्द्रमा, शुक्र) वल्वानु हों तो माता (मामा) या मौसौ के 
घर में वालक का जन्म होता है। यदि समस्त शुभग्रह नीच राशि में हों तो घर के 
बाहर वृक्ष के नीचे, या काष्ठ के घर में, या नदी के तट पर जन्म समझना । यदि सवः 
ग्रह एक स्थान में स्थित ळग्न व चन्द्रमा को नहीं देखते हों तो निर्जन बन ( जहाँ 
कोई मनुष्य न हो ) में जन्म कहना । यदि जन्म लग्न में जलचर राशि हो और 
चन्द्रमा भी जलचर राशि का हो तो जळ में ( जल के ऊपर ) अर्थात्‌ जल के समीप 
में अथवा पूर्ण चन्द्रमा जलचर राशिगत लग्न को देखता हो तो भी जल में, अथवा 
जलचर राशि का लग्न हो और चन्द्रमा जलचर राशि का दशम वा चतुर्थे भाव में 
हो तो भी जल में प्रसव ( जन्म ) कहना चाहिये ।।३३-६॥ 
वृह० में कहा है--'पितृमातृत्रहेषु तद्वलात्तरुशाळादिषु नीचगैः शुभ: । 
यदि नैकगतैस्तु वीक्षितो ऊग्नेन्दू विजने प्रसूयते ( ५ अ० १६ इलो० ) । 
'आप्योदयमाप्यगः शशी संपूर्णः समवेक्षतेऽथवा । 
मेषुरणवन्धुळग्नगः स्यात्सूतिः सलिले न संशय” (५ अ० दे इलो०) ॥४-६॥। 
विशेष-चतुर्थ इलोक का उत्तराद्धे सं० वि० वि० की पुस्तक में 'पितृमातृग्रहवझे 
दत्स्वजनगुहेषु बल्योगात्‌' । यह पाठान्तर है तथा उत्पल ने भी अपनी टीका में इसी 
१. हो० र० १ अ० १४८ पृ० । २. तथान्यगृहे । ३. स्वगृहेऽन्यस्मिन्‌ प्रतिद्वन्दे :- 
४. बर्गे । ५. चाश्रिते । ६. भवने । 


६२ सारावली 


अकार उद्धृत किया है । एवं पञ्चम इलोक के चतुर्थ चरण में 'महाठव्यां' के स्थान 
पर “तदाटव्याम्‌' यह उभवत्र पाठ है ।।४-६।। 
पुनः प्रकारान्तर से प्रसव देश ज्ञान 
सोम्येळग्ने पुर्ण स्दशृहगते शशिनि सलिळसंयाते । 
पाताळस्थेश्च शुभैजलजे छऊम्नेऽम्ब्रगेह्े शशिनि ॥ ७॥ 
वृश्चरिककुलीरळग्ने सोरे चन्द्रेक्षि्ति त्वबटे। 
भवति प्रसव: खीणां बदस्ति यवनाः सह रूणित्थैः ॥ ८ ॥ 
रविजे जळजदिळग्ने क्रीडोद्याने बुधेक्षिते प्रसवः । 
रविणा देवागारे तथोब्रे चंच चन्द्रेण ॥ &॥ 
यदि लग्न में शुभ ग्रह हों पूर्ण चन्द्रमा स्वराशि का हो या जलचर राशिका हो 
अथवा शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में हों, लग्न व चन्द्रमा जलचर राशि के हों तो जळ में 
जन्म होता है । यदि वृश्चिक वा ककं लग्न में दानि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो गड्ढे में 
'स्त्रियों का प्रसव होता है । ऐसा मणित्थाचार्यं के सहित यवनाचार्यो का कथन है । 
यदि शनि, जलचर राशिस्थ लग्न में बुध से दृष्ट हो तो क्रीडा के उद्यान में जन्म, उक्त 
शनि पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो देव मन्दिर की भूमि में जन्म, यदि चन्द्र से हृष्ट 
आनि हो तो ऊषर भुमि में जन्म होता है ॥ ७-९ ॥ 
बृहज्जातक में कहा हैं--'पूर्णे शरिनि स्वराशिगे सौम्ये ळग्नगते"""'"'"' 
( ५ अ० ८ इलोक ) 
'अलिककियुते विलग्नगे सौरे शीत्तकरेक्षितेऽवटे’ ( ५ अ० १० इलो० ) 
“मन्डे$न्जगते विलग्नगे बुधसूर्येन्दुनि रीक्षिते क्रमात्‌ । 
क्रीडाभवने सुरालये सोखरभूमिषु च प्रसुयते' 
( ५ अ० ११ इ्लो० ) ।। ७-९॥ 
पुनः अन्य प्रकार से जन्म स्थान का ज्ञात 
आरण्यभवनळग्ने गिरिवनदुर्गे तथा नरविळग्मे । 
रुधिरेक्षिते इमशाने यिल्पकनिलभेषु सौम्येन ॥ १०॥ 
सूर्येक्षिते गोनृपदेववासे शुक्रेन्टुजाभ्यां रमणी यदेशे । 
शक्रेड्यट्ष्टे द्विजवल्िहोत्रे नरोदये सम्प्रवदन्ति सुतिमु ॥ ११॥ 
यदि वनचर राशि का लग्न हो तो पर्वत, वन, किला ( दुर्गं ) में जन्म कहना 
चाहिये । यदि पुरुषराशिगत ळग्नस्थ शनि भौम से दृष्ट हो तो इमशान में, बुध से 
दृष्ट हो तो शिल्पघर में, सूर्य से दृष्ट हो तो गोशाला या राजभवन या देव मन्दिर में 
जन्म होता है । यदि शुक्र या चन्द्रमा से हष्ट शनि हो तो सुन्दर स्थान में, गुरु से हृष्ट 
हो तो अग्नि होत्र शाला में जन्म होता है ॥ १०-११ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'नुळग्नगं प्रेक्ष्य कुजः इमशाने रम्ये सितेन्दू गुरुरग्निहोत्रे । 
रविनंरेन्द्रामरगोकुलेषु हिल्पालये ज्ञः प्रसवं करोति’ ॥ 
( ५ अ० :१२ इलो० ) . 


नवम अध्याय ६३ 


सथा उत्पलटीका में भी बादरायण का वचन इस प्रकार है-- 
सूर्यक्षिते गोन्‌पदेववासे शुक्र न्दुजाभ्यां रमणीयदेशे । 
सुरेज्यदृष्टे द्विजवह्मिहोत्रे नरोदये संप्रवदन्ति सूतिमु ॥ १०-११ ॥ 
सुतिका के गृह का ज्ञान 
स्वोच्चे दशमे जीवे हित्रिचतुभूमिके गृहे प्रसव: । 
मन्दर््षाशोः्शाळं' जतुर्थदशमस्थितैः  सोम्ये: १२॥ 
यदि जन्म समय में कर्क राशि का गुरु दशम भाव में हो तो २, ३ या ४ तल्ले 
( मञ्जिल ) के मकान में जन्म होता है। शुभ ग्रह यदि शनि के नवांश में स्थित होकर 
चतुर्थ दशम भाव में हों तो वरामदा रहित मकान में प्रसव होता है ॥| १२॥ 
लघुजातक में कहा है-- गुरुरूच्चो दशमस्थो द्वित्रिचतुर्भूमिकं करोति गुहम्‌' 
( ६ अ० ८ इलो० ) ॥ १२: 
सुतिका गृह सें शयन स्थान ज्ञान 
द्वौ हो राशी मेषात्‌ पूर्वादिषु संस्थितो गृहविभागे । 
कोणेषु द्विशरीरा "लग्नन्तु भवेद्धि तत्प्रमुखेः3॥ १३॥ 
यदि जन्मकाल में मेप वृष लग्न हो तो घर के पूर्व भाग में, मिथुन में अग्निकोण 
में, कर्क सिंह में दक्षिण में, कन्या में नैक्रा त्य कोण में, तुला वुश्चिक में पश्चिम में, 
धनु में वायव्य कोण में, मकर कुम्भ में उत्तर में, मीन में ईशान कोण में, सूतिका 
शयन स्वान होता है ॥ १३ ॥ बृह० में कहा है--- 
प्राच्यादि गृहे क्रियादयो द्वौ द्वौ कोणगता ह्विमूतय:' (५ अ० २१ इलो०) ॥१३॥ 
विशेष- शलोक का भावार्थ-मेष राशि से दो दो राशि घर के पूर्वादि दिशाओं 
में, तथा ४ द्विस्वभाव राशि चारों कोण में न्यास करना चाहिये । उन राशियों 
में लग्न प्रमुख होता है ॥ १३॥ 
प्रसव गृह में वरासदे का ज्ञान 
दिग्भागराशिमण्डळकेन्द्रे षु खगेषु तच्छाळा । 
व्झषमृगहयबलवत्त्वे गृहं हिशाळ) त्रिशालं च॥ १४॥ 
पूर्वं श्‍लोक से राशि चक्र का न्यास दिशाओं में करने से जिस दिशा के केन्द्र में 
अर्थात्‌ राशि में ग्रह हों तो उस दिशा के घर के आगे वरामदा कहना चाहिये । यदि 
मीन मकर धनु राशि वल्वातु हों तो दो या तीन वरामदे वाले घर में जन्म 
होता है ॥ १४॥ 
विशेष--सं० वि० वि० की पुस्तक में विशाल के स्थान पर द्विशाल यह पाठ 
मिळता है । तया अथ के स्यात पर झब है ॥ १४॥ . 


१. साले । २. लग्नस्य । ३. प्रमुखे । ४. अथ । ५. विशाल । 


६४ सारावली 


सुतिका गृह स्वरूप ज्ञान 
चित्रं नवं भूगुसुते च हढं गुरो च 
दग्धं कुजे दिनकरे परिपु्णकाष्टमु' । 
चन्द्रे नवं च बहुशिल्पकृतं बुधे च 
जीर्ण भवेदगृहमिहोष्णकरात्मजे च ॥ १५॥ 
यदि जन्मकाल में शुक्र बलवान्‌ हो तो विचित्र व नवीन, गुरु बली हो तो मजवृत,.. 
मंगल सबल हो तो जला हुआ,, सूर्यं बली हो तो काष्ठ से पूर्ण, चन्द्रमा रली होतो 
नवीन, बुध बली हो तो अत्यन्त शिल्प कला से युत, शनि बलवानु हो तो पुराना घर 
सूतिका का होता है ॥ १५॥ 


बृह्‌० में कहा है--'जीण॑ संस्कृतमकंजे क्षितिसुते दःधं नवं शीतगोः। काष्ठाढ्य नः 
दृढं""' ( ५ अ० १६ इलो ० ) ॥ १५ ।} 
सूतिका गह के द्वार व समीप के घर का ज्ञान 
वासगृहे छा नगतात्‌ द्वारो दिक्पाळकात्‌ दलोपेतात्‌ । 
भवनग्रहसंयोगेः प्रतिवेइमाश्चिन्तनीयाः स्युः ॥ १६॥ 
देवाळयास्ब्रुपावकको शविहारास्तथोत्करो? भूमेः । 
निद्रागृहं च भास्करशशिकुजगुदभार्गवाकिबुधयोगातु ॥ १७॥ 
जन्म काल में केन्द्र में जो ( यहाँ यून शब्द केन्द्र का द्योतक प्रतीत होता है 
ग्रन्थान्तर से समता के लिये ) ग्रह वलवानु हो उस ग्रह की दिशा में सूतिका के घर 
का दरवाजा समझना चाहिये । तथा घर के देने वाले ग्रह ( चित्रं नवं १५ वें इलोक 
से) की जिस दिशा में जैसी स्थिति में ग्रह हो उसी प्रकार से अन्य घर समझना 
चाहिये । यथा रवि से उस दिशा में देवालय, चन्द्रमा से जलाशय, मंगल से अग्नि घर 
( रसोईधर ) गुरु जहाँ हो अर्थात्‌ जिस दिशा में हो वहाँ धन सञ्चय घर, शुक्र हो तो 
बिहार स्थान ( रतिघर ), शनि से कतवारखाना, बुध से शयनागार सूतिका के घर: 
से कहना चाहिये ॥ १६-१७ ) बृह० में कहा है-- 
'द्वारः्च तद्‌ वास्तुनि केन्द्रसंस्थैज्ञेयं गृहैवीर्यंसमन्नवितैर्वा ॥ १६-१७॥ 
विशेष- यदि केन्द्र में कोई ग्रह नहीं हो तो सबसे बळी ग्रह की दिशा में द्वारः 
कहना चाहिये । तथा अन्य घरों को तत्तद्‌ ग्रहवश कहना चाहिये ॥ १६-१७॥ 
सुतिका की शय्या का ज्ञान 
३खट्वास्थितिर्भदनवद्य तविहगसमानि तत्र चिह्वानि । 
आस्तरणानि च विद्यात्‌ दृष्टिशुभकृतानि दैवज्ञः ॥ १८॥ 
प्राच्यादिगृहद्वितयं द्विररीरा राशयश्च गात्राणि। 
आजानुशिर:रायनं ग्रहतुल्थं लक्षणं तत्र॥१६॥ 
ग्रहयुक्त वा नियतं विनतत्वं च द्विमूतिराशिषु च। 
षट्त्रि नवान्त्याः पादाः भ्पयंड्केऽङ्कानि राशयः दोषा: ॥ २० ॥ 


१. जीर्ण । २. उपस्करस्थानमु । ३. हो० र० १ अ० १६६ पृ० । ४. पर्यन्ते ॥ 


५ नवम अध्याय ६५ 


सूतिका की शय्या का ज्ञान घर की तरह करना चाहिये । शय्या के जिस माग में 
ग्रह जिस स्थिति में हो उसो प्रकार से वहाँ चिल्लो को कहना, तथा विस्तर का ज्ञान 
लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से देवज्ञ ( ज्योतिषी ) को जानना चाहिये । 
पूर्वादि दिशाओं में दो दो राशि एवं द्विस्वमाव राशियों ( ३।६।९।१२ ) को कोण 
में ( पायों पर ) न्यास करने से शय्या का स्वरूप होता है, अर्थात्‌ शय्या में १२ भावों 
का न्यास इस प्रकार से करना चाहिये -लग्त व द्वितीय माव को सिर की ओर, तृतीय 
भाव को सिर के दक्षिण पावा पर, ४, शवां दक्षिण पाटी पर, षष्ठ भाव को पैर के 
दक्षिण पावा पर, ७, ८ वां भाव पैर की पाटी पर, ९वां माव पैर के वाम माग के 
पावा पर, १०, ११वाँ माव, वाम पाटी पर और वारहवें भाग को सिर के वाम माग 
के पावा पर न्यास करने से पाँय से सिर तक शय्या की स्थिति होती है । ग्रह के समान 
शय्या के लक्षण कहना चाहिये । द्विस्वमाव राशि जिस अंग ( शय्या के ) में ग्रह युक्त 
हो वहाँ पर शय्या में टेढ़ापन समझना । पाप ग्रह से उस अंग में आघात कहना । 
६, ३, ६; १२ राशि माव शय्या में पावा होती हैं और अन्य राशि शाय्या के अंग 
होते हैं । ॥ १८-२० ॥ बृह० में कहा है— 
“शय्यास्वपि वास्तुवद्वदेत्पादेः षट्‌न्रिनवान्त्यसंस्थितैः' ( ५ अ० २१ इलो० ) 
॥ १८-२० ॥ 
सूतिका का भूमि शयन व उपसुतिका ज्ञानः 
नोचस्थे भूशयनं चन्द्रेऽप्ययवा सुखे विलग्ने वा । 
शशिळग्नबिवरयुक्तग्रहतुल्याः सुतिका ज्ञेयाः ॥ २१ ॥ 


१ अनुदितचक्राधंयुते रन्तर्बं हिरन्यया चदन्त्येक्के । 
लक्षणरूपनि ठूषणयोगस्तासां शुभेर्योगात्‌ ॥ २२ ॥ 


क्रूरेविरूपदेहाः लक्षणहीनाः सुरौद्रमलिनाश्च । 
मिश्रेमंध्यमरूपा बलसहितेः सवंमेवमव्रधायंम्‌ ।। २३॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा नीच राशि में होकर चतुथं माव में वा लग्न में स्थित 

हो तो सूतिका का निवास (शयन) भूमि में होता है । अब उपसूतिका का ज्ञान बताते 
हैं । लग्न व चन्द्रमा के मध्य में जितने ग्रह हों उतनी वहाँ उपसुतिका (प्रसव के समय 
अन्य स्त्री ) होती हैं। अनुदित चक्राद्ध ( ळग्न से सक्षम तक ) में 1जतने ग्रह हों 
उतनी सहायक ( उपसूतिका ) स्त्री मीतर और सप्तम से लग्न तक जितने ग्रह हों 
उतनी उपसूतिका बाहर में समझना चाहिए । उन ग्रहों में मी जितने शम ग्रह हों जिस 
२ चक्राद्ध में हों उतनी सुलक्षणा सुरूपा, अलङ्कार युता समझना, क्र्रग्रहो से कुरूपा, 
कुलक्षणा, मलिना, दुभंगा स्त्री कहना चाहिए । मिश्र ( शुमाशुम ) ग्रहे हों तो मध्यम 
रूप गुणादि से युत, इस प्रकार ग्रहों के बल के आधार पर तब फल कहना चाहिए 
॥ २१-२३ ॥ वृह० में कहा है 
१. हो० र० १ आठ १७० पृ० । 


६६ सारावली 


“छरनचन्दरान्तरगतंग्रंहैः स्युरुपसूतिकाः । बहिरन्तश्च चक्रार्धे हृद्याहयेऽन्यथा परे? 
“नोच घंस्थेष्च मूमौ' ( ५ अ० १७ इलो० )॥ २१-२३ ॥ 
सूतिका के घर में दीपक का स्थान व स्वरूप 
द्वादशभागविभक्ते' वासगृहेऽवस्थिते सहस्रांशौ । 
दीपञ्चरस्थिरादिषु तथेव वाच्यः प्रसरकाले ॥ २४॥ 
पूर्वोक्त रीति से सूतिका के घर में १२ राशियों को १२. भाग में विभक्त करके 
जिस राशि में सूर्य जिस भाग में स्थित हो वहाँ दीपक समझना चाहिए । यहाँ भी राशि 
ब्यास करते समय प्राच्यादि क्रम से ही न्यास करना चाहिए । यदि सूयं चरराशिगत 
हो दो दीपक को चल, स्थिर में स्थिर, द्विस्वभाव में कमी चल, कमी स्थिर, समझना 
चाहिए ॥ २४॥। वृहज्जातक में कहा हैं -- 
“दीपोऽकंयुक्तक्ष॑ंवशाच्चराद्यः? ( ५ अ० १८ इलो २ च० ) ॥ २४॥ 
दीपक की वत्त व तेल का ज्ञान 
यावल्लग्नादुदितं ्वातदंग्धा तु तावतो भवति । 
दीपः पूर्णे पुर्ण: शशिनि क्षीणे क्षयस्तु तेलस्थ ॥ २५॥ 
जन्म काल के समय लग्न के जितने अंश उदित (शुक्त) हों उतना भाग बत्ती का 
जला हुआ समझना । यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो दीपक में तेल मी पूर्ण, क्षीण चन्द्रमा हो 
तो तेल अल्प कहना चाहिए ॥ १४॥ 
बृह० में कहा है-'स्नेहः शशांकादुदयाच्च वत्तिः’ ( ५ अ० १८ इलो० १ पादः ) ।२५। 
अधिक दोष का ज्ञान 
२बळबति सूर्ये दुष्टे बहून्‌ प्रदीपान्‌ बदेत्‌ कुपुत्रेण । 
अन्येरपिः गतवीयेः सूतौ ज्योतिस्तृणेर्भवति॥ २६ ॥ 
यदि जन्मकाळ में बलवाचु सुर्य, भौम से दृश हो तो प्रसव काल में अधिक्र दीपक 
समझना, यदि अन्य ग्रह निर्बल हो तो प्रसव में तृण जलकर प्रकाश होता है ॥२६॥ 
प्रसव के समय अन्धकार का ज्ञान 
सोरांशेऽ् जलांशे चन्द्रेऽकजसंयुतेऽयवा हिबुके । 
तद्दृष्टे वा कुर्यात्तमसि प्रसवं न संदेहः॥ २७॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा दानि क्ते नवां में वा जलचर राशि के नवमाँच्च में, या 
शनि से युत चतुर्थ माव में अथवा दानि से दृष्ट चन्द्रमा हो तो अन्धकार में जन्म होता 
है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 
वृह० में कहा है—'मन्दर्क्षांशे राजिनि हिबुके सरू हृष्टेऊजगे वा, तद्युक्ते वा तमसि 
शयनम्‌? ( ५ अ० १७ रलो० ) ॥ २७॥ 
पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग का ज्ञान 
होरामनीक्षमाणे शशिनि परोक्षस्थिते पितरि जातः । 
मेषूरणाच्च्यृते वा चरभे भानो विदेशगते॥ २८॥ 


१. मागच्छन्ने । २. हो० र० १ अ० १६० पृ० । ३. रपगत । 


ER RE 4८: Re ।“ 


| 


नवम अध्याय ६७ 


द्युनिज्ञोरर्कासितयोः कुजेन सन्दृष्टयोः पितान्यगतः^ । 
चरराशी परदेशे युक्तेक्षितयोस्तु तत्र मृतः॥ २९॥ 
पञ्चभनवमद्यूने पापेरकातु पापसदृष्टे: । 
बद्धः पिताऽन्यदेशे राशिवशात्‌ स्वेऽथवा सार्गे॥ ३०॥ 
यदि जन्म समय में लग्न, चन्द्रमा से अदृष्ट हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना, 
-दशमभाव से च्युत (अर्थात्‌ ११, १२, वा ८, ६, माव में) सूर्यं चरराशि में हो तो 
परदेशस्थ पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए । यदि दिन में जन्म हो तो सूय, 
रात्रि में जन्म हो तो शनि, मंगल से इष्ट हो तो पिता के परोक्ष में जन्म । यदि सूयं, 
शनि, चरराशि में भौम से युत या दृष्ट हों तो परदेश में पिता को मृत समझना 
चाहिए । सूयं से ५, ६, ७ भावों में पापग्रह, पापग्रह से दृष्ट हो तो पिता को बन्धन 
(जिल) में कहना, चर रासिस्थ ग्रह होने पर अन्य देश में, स्थिर में स्वदेश में, द्विस्व- 
भाव में मागं में समझना चाहिए ।! २८-३० ॥ 
वृह० में कहा है--'पितुर्जात: परोक्षस्य लग्नमिन्दावाश्यति । विदेशस्थस्य चरभे 
अध्याद्‌ भ्रष्टे दिवाकरे ( ५ अ० १ इलो० ) ॥ २८-३० ॥ 
कष्ट में प्रसव च माता सुख ज्ञान 
जायात्रिकोणसंस्थेः क्करेरानन्दर्वाजतः प्रसवः । 
दशमचतुर्योपगतेः सोल्ये: संपत्तयो विपुलाः ॥ ३१॥ 


यदि जन्मकाळ के समय में सक्षम, नवम, पंचम भावों में पापग्रह हों तो कष्ट से 
श्रसव होता है । यदि चतुर्थ, दधाम माव में शुभग्रह हों तो सुख से प्रसव व अधिक 
सम्पत्ति प्राक्त होती है ॥। ३१॥ 
परजाव जन्म योग ज्ञान 
पइ्यति न गुरुः शशिनं लग्नं च दिवाकरं सेन्दुम्‌ । 
पापयुतं वा सारं न्द्रं यदि जारजातः स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
गुरुशशिरवयो नीचे सूतो लग्नेऽयवाकसूनुश्च । 
लग्नोडुपभूगुपुत्रा: शुभेरदृशस्तथान्यजातश्रर ॥ ३३॥ 
यदि जन्म समय में लग्न व चन्द्रमा गुरु से अदृष्ट हों अथवा एकराशिगत सूय व 
मन्द्रमा को गुरु न देखता हो तो, वा पापग्रह से युत सुर्य चन्द्रमा पर गुरु की दृष्टि 
का अभाव हो तो जातक जार से अर्थातु दूसरे से उत्पन्न कहना चाहिए । यदि गुरु, 
'वन्द्रमा, सुयं नीच राशि में हों अथवा शनि लग्न में हो व लग्त, चन्द्रमा, शुक्र पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि का अमाव हो तब मी परजात अर्थात्‌ अन्य से उत्पन्न जातक को 
समझना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 
वृह० में कहा है--“न लग्नमिन्दु च गुरुनिरीक्षते न वा शशाङ्क रविणा सप्तागतम्‌ । 
सपापकोऽके ण युतोश्यवा शशी परेण जातं प्रवदन्ति निश्चयात्‌ (५अ० ६ इलो०) ॥२२-३३॥ 


१. प्यमवत्‌ । २. जातः स्यात्‌ । 


६८ * सारावलो 


विशेष--इस पद्य के आगे सं० वि० वि० की पुस्तक में परजात योग के परिहार 
में एक पद्य अधिक इस प्रकार से प्राप्त है-- 
गुरुक्षेत्रगते चन्द्रे तद्युक्ते वान्यराशिगे । तद्द्रेष्काणे तदंशे वा न परेर्जात इष्यते ॥३४॥ 
अर्थ--यदि गुरु की राशि ( ९१२ में चन्द्रमा हो तो, अथवा अन्य किसी राशि 
में चन्द्रमा गुरु से युत हो तो, अथवा गुरु के द्रेष्काण में वा नवमांश में स्थित चन्द्रमा 
हो तो मी बालक दूसरे से उत्पन्न नहीं होता है किन्तु बृह० को उत्पल टीका में यह 
पद्य भगवान्‌ गार्गि के नाम से उद्धृत है । मनीषीगण इसका विचार करें कि किसका 
यह इलोक है ॥ ३२-३३ ।। 
प्रसव समय में मातृकष्ट का ज्ञान 
क्लेशो मातुः क्ररेबन्ध्वस्तगतेः इाक्षाडुयुक्तेर्वा । 
चन्द्रात्‌ सप्तमरम्शौ पापा सरणाय* वक्रसन्दृष्टाः ॥ ३४ ॥ 
चन्द्राहशमे भानुर्मातुर्मणणं करोति पापयुतः। 
शुक्रात्‌ पञ्चमभवने सोरियुतस्तेन वा दृष्ट: ॥ ३५॥ 
चन्द्रात्त्रिकोणराशी रविजो सातुवंधं दिशति रात्री । 
शुक्रात्तयेव दिवसे भौमः पापेन सन्दृष्टः ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय में पापग्रह के साथ चन्द्रमा चतुर्थ वा सक्षम भाव में हो तो 
मातृकष्ट के साथ प्रसव (जन्म) समझना (कहना) चाहिए । अथवा चन्द्रमा से सक्षम 
राशि में भोम से दृष्ट पापग्रह हों तो माता का मरण होता है । चन्द्रमा से दशम स्थान 
में पापयुत सूयं हो तब मी माता का मरण होता है तथा शुक्र से पञ्चम स्थान में सुर्य 
शनि से युत वा दृष्ट हो तो मो माता का मरण होता है। यदि रात्रि में जन्म हो व 
चन्द्रमा से पंचम वा नवम स्थान में शनि पापग्रह से दृष्ट हो तो भी मरण, अथवा 
दिन में जन्म हो, शुक्र से पंचम वा नवम माव में मंगल पापग्रह से दृष्ट हो तब भी 
माता का मरण कहना चाहिए ॥२४-३६ ॥ 
बृह० में कहा है-' पापेशचन्द्रस्मरसुखगतै क्लेशमाहु्ंनन्याः ।” (५ अ० ६७ इलो ०) 
विशेष- मातृकष्टकारक योग वृहत्पाराशर, सर्वार्थचिन्तामणि में भी इनसे मिन्नः 
प्राक्त होते हैं ।।३४-३६ ॥ 
माता से त्यक्त योग का ज्ञान 
कुजसौरयोस्त्रिकोणे . चन्द्रेऽस्तगते वियुज्यते मात्रा । 
दुष्टे सुरेन्द्रगुरणा सुखान्वितो दीर्घजीवी च॥ ३७॥ 
त्रियते पापेदुंष्टे शशिनि विलग्ने कुजेऽस्तगे त्यक्तः । 


लग्नाच्च लाभगतयोचसुधासुतमन्दयोरेवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्यति सौम्यो बलवान्‌ यादृग्गृह्ञाति तादृशो जातः । 
शुभपापग्रहदृष्टे परेगृहोता$थवा* ख्रियते ॥ ३९ ॥ 


१. मरणाय निदिष्टाः । २. नवमे । ३. सौरियुतोऽ्कोऽय । ४. त्स्वला, स्तला" ` 
५. गृहीतोर्शप स म्रियते । 


1 
| 
i 
$ 
अं 


नवम अध्याय ६६ 


यदि जन्मकाल में सूर्यं व मोम एक राशि में हों और उस राशि से नवम वा 
पंचम वा सप्तम में चन्द्रमा हो तो माता जातक का त्याग कर देती है । यदि इस. योग 
में चन्द्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो माता के त्यागने पर भी जातक सुखी और दीर्घायु 
होता है । यदि लग्नस्य चन्द्रमा व सक्षमस्थ मोम पापग्रह से दृष्ट हों वा लग्न से लाम 
भाव में शनि-मंगल हों तो भी माता थे बालक का त्याग होता है व बालक मृत -होता 
है ॥ यदि इन योगों पर बली शुमग्रह की दृष्टि हो तो अर्थात्‌ चन्द्रमा पर शुभग्रह की 
दृष्टि होने पर शुभग्रह जिस वर्ण का हो उसी वर्ण के व्यक्ति के हाथ में जातक आकर 
जियेगा । यदि शुम पाप दोनों की दृष्टि हो तो दूगरे के हाथ में जाने पर भी वालक 
मर जाता है ॥ ३७-३६ ॥ 
वृहू० में कहा है--आराकजयोस्त्रिकोणगे चन्द्रेऽस्ते च विसृज्यतेऽम्बया । 
दृष्टेऽमरराजमन्त्रिणा दीर्घायु: सुखभाक्‌ च स स्मृत: ॥ 
पापेक्षिते तुहिनगावुदये कुजेऽस्ते त्यक्तो विनश्यति कुजाकंजयोस्तुपापे । सोम्येडपि*** 
( ५ अ० १४-१५ इलो० ) ॥ ३७-३९ ॥। 
विशेष--सं० बि० वि० की पुस्तक में ३८ इछोक का उत्तराद्धं इस प्रकार है-- 
“छग्नास्तलामगतयो वसु"'""।' वृह के १५वें इलोक की टीका में 'ळग्नाच्च लामगतयो:' 
यह पाठ है इसलिये मूल में यही दिया गया है । लग्नात्स्वलामगतयो: इस पठ में स्व 
शब्द का वास्तविक कोई अथं नहीं प्रतीत होता है ।॥ ३७-३९ ॥ 
प्रकारान्तर से ज्ञान 
१एकांशस्थितयोर्वा यमारयोस्त्यञ्यतेऽयवा मात्रा । 
लग्नात्सक्षमभवने भोमे झनिवीक्षिते नियतम्‌ ॥ ४० ॥ 
यादृक्रशयति सोम्यस्तत्तुल्यगुणं सुतः समाघत्ते। 
पितृजननोसादृश्यं रवेः शशाङ्कस्य बलघोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि शनि व भौम किसी मी राशि में एक अंश ( एक नवांश ) में हों तो माता 
बालक का त्याग कर देती है। लग्न से सक्षम भाव में मंगल शनि हो तो निश्‍चय माता 
त्याग कर देती है। जिस शुभ ग्रह की दृष्टि लग्त व चन्द्रमा पर हो उस शुम ग्रह के 
गुण त्यक्त बालक में होते हैं। यदि रवि बलवान्‌ हो तो पिता के समान, चन्द्र बली 
-हो तो माता के सदृश बालक का गुण व स्वमाव होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
वृहत्पारा० में कहा है--'एकांशकस्थो मन्दारौ यत्र कुत्र स्थितो यदा' ( ९ अ० 
३३ इलोक ) ॥ ४०-४१ ॥ 
नालवेष्टित जन्म योग ज्ञान 


सिहाजगोभिरुदये जातो नालेन वेष्टितो जन्तुः । 
लग्ने कुजेऽय सौरे राश्‍शयंशसमानगात्रश्च ॥ ४२॥ 


१. एकांशावस्थितयो यंमारयोस्त्यज्यते मात्रा । २. सुतम्‌ । 


७० सारावली 


यदि जन्मकाल में सिह, मेष वा वृष लग्न हो और उस लग्न में भौम या शनि 


स्थित हो तो बालक का जन्म नाल से वेश्ति कहना। लग्न में जिस राशि का 
नवांश हो वह राशि कालपुरुष के जिस अंग में - हो उस अंग को नाल से वेष्टित कहना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ 


बृहज्जातक में कहा हे--'छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्स्थे सौरेऽथवा कुजे । रादयंश-- 


सहरो गात्रे जायते नालवेष्टितः' ( ५ अ० ५ इलोक ) ॥ ४२ ॥ 


सपेवेष्टित जन्म योग ज्ञान 
भौमशनिद्रेककाणे पापे लग्ने स्थिते शशियुते चा । 
इृचेकादशगेः सौम्येरभिवेष्टितको भुजङ्गेन ॥ ४३ ॥ 
यदि जन्मकालिक लग्न में शनि या मौम का द्रेष्काण हो, उसमें (लग्न में) पाप 
ग्रह वा चन्द्रमा हो व द्वितीय एवं एकादश भाव में शुभ ग्रह तो सपं से वेष्टित का 
जन्म होता है ॥ ४३ ॥ 


वृह० में कहा ई--'यशाड्के पापलग्ने वा वृश्चिकेशनिमागगे । शुभे: स्वायस्थि-- 


तैर्जातः सपंस्तद्वेष्डितोऽपि वा ॥ (५ अ० ३ इलोक ) ॥ ४३ ॥ 
घिशेष - वृहज्जातक में केवल शोम के द्रेष्काण में लग्न को कहा है। यहाँ 
ग्रंथकार ने शनि के द्रेष्काण में भी योग का वर्णन किया है । उत्पल टोका में भगवानु 
गागि ने भी मंगल के द्रेष्क्राण में ही योग कहा है) यथा-“मोपद्रेष्क़ाणगे चन्द्रे 
सोम्यैरायधनस्थितैः । सर्प॑स्तद्वेष्टितस्तद्वत्पापलग्ते विनिदिशेत्‌. ॥॥ तथा उत्पल टोका 
में सारावली का वचन भी “मौमहृक्काणगतेन्दौ लग्ने वा संस्थिते वदेज्ञातमु । द्रचेक्ा- 
दशगैः सौम्येरहिवेष्टितको भुजंगो वा ॥ इस प्रकार है । किन्तु प्रकाशित पुस्तकों में व 
सं० वि० वि० की पुस्तक में उत्पल द्वारा उद्धृत पद्य नहीं प्राक्त होता है॥ ४३ ॥ 
यसल जन्म योग ज्ञान 
सुर्यश्चतुष्पदस्थः शेषा द्विशरीरसंस्थिता बलिनः । 
कोशर्वेष्टितदेही यमलो खलु संप्रजायेतेः ॥ ४४॥ 
यदि जन्म समय में सूयं चतुष्पद (मेप, वृष, थिह, धनु का पराद्धे और मकर 
का पूर्वाद्ध) राशि में हो व बली अन्य सब ग्रह द्विस्वमाव राशि में हों तो एक नाळ 
से वेष्टित दो बालकों का जन्म कहना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
बृह० में कहा है--'चतुष्पादगते मानौ शेषेर्वीयंसमन्वितः । द्वितनुस्थेश्च यमलौ 
भवतः कोशवेष्टितो' ( ५ अ० ४ इलोक ) ॥ ४४ ॥ 
जातक के शरीर व वर्ण का ज्ञान 


लग्ननवभागतुल्या मूति्बेलसंयुताद्ग्रहाद्वापि । 
नवभागादर्णाक्तिः शशियोगात्तत्र सुतस्य 11 ४५ ॥. 


१. सुते । २. प्रसुयेते । 


E 
§ 
१ 


नवम अध्याय ७१ 


बहवो यदि बलयुक्ता मिश्चा मूर्तिस्तदा वाच्या । 
कुलजातिदेशपुरुषान्‌ बुद्धचाऽऽदेशं समादिशेत्तज्ज्ञः ॥ ४६ ॥ 
जन्मकालिक लग्न में जिस राशि का नवांश हो उसका जो स्वामी ग्रह हो उसके 
सहृ अथवा जन्मकालिक ग्रहों में जो सबसे बली ग्रह हो (ग्रह व राशि में जो बली ) 
उसके समान शरीर कहना चाहिए । चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में हो वा राशि स्वामी 
के तुल्य जातक का वर्ण कहना चाहिए । यदि अधिक ग्रह बली हों तो उन सबके समान 
मिश्चित देह और वर्ण समझना चाहिए । कुल, जाति, देश, व्यक्ति को समझकर विद्वानु 
ज्योतिषी को जातक के शरीर व वर्ण का आदेश करना चाहिए ॥४६-४६ ॥ 
बृह० में कहा है--“लग्ननवांशपतुल्यतनु: स्याद्वीयंयुतग्रहतुल्यतनुर्वा । चन्द्रसमेत- 
नवांशपवर्ण: ( ५ अ० २३ इलोक ) ॥ ४५-४६ ॥ 
जातक की प्रकृति का ज्ञान 
त्रिशऱ्धागे भानुग्रंहस्य "यस्य स्थितो भवति । 
तत्तुल्याः प्रकृतिः स्यादेवं मुनवोश्ध्यवस्यन्ति ॥ ४७ ॥ 
तत्कालसुहृदरित्वं बलं च नोचोच्चमध्यतंश्रितताम्‌ । 
ज्ञात्वा ग्रहस्वभावांस्तेभ्यः संचिन्त्यमन्यदपि 1 ४८॥ 
जिस ग्रह के त्रिशांश में सूर्य हो उस ग्रह के समान जातक की प्रकृति होती है ऐसा 
मुनियों का कथन है । जन्म समय में ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, बल, नीच, उच्च, स्थिति 
व ग्रह स्वभाव को जानकर अन्य विषय का मी विचार करना चाहिए ॥४७-४५॥। 
जातक के पिता व माता के मरण योग का ज्ञान 
२क्षीणे शद्िनि सपापे माता ञ्रियते पिता रवो तद्वत्‌ । 
बलिभिदुंष्टे भिश्चेवर्याधिः सोम्ये: शुभं भवति ॥ ४९॥ 
यदि जन्मकाल में क्षीण चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो व पापग्रह से हृष्ट हो तो माता 
का मरण होता है । इसी प्रकार सूयं निर्बल सपाप हो एवं पापग्रह से दृष्ट हो तो 
पिता का मरण कहना चाहिये । यदि शुम पाप दानों से युत हो तो कलेश कारक, 
यदि शुभ ग्रह से सूयं चन्द्रमा ह हों तो पिता माता को शुम होता हे || ४९॥ 
साता पिता के सुख योग का ज्ञान 
विपुलविम्लमूतिः स्वोच्चगो वा स्वराशौ 
गुरुसितयुतइनदुर्वोधनेनानुदृष्डः । 
अतिशयशुभदाता पञ्चमे वाऽपि मातुः 
पितुरपि खलू तद्वत्‌ भास्करः सवंदेव ॥ ५० ॥ 
यदि जन्म के समय पञ्चम भाव में परिपूर्ण चन्द्रमा. गुरु वा शुक्र से युत हो और 
बुध से दृष्ट हो तथा अपनी रासि में वा उच्चराशि में स्थित हो तो माता के लिये 
अत्यन्त शुभफळ देता है । इसी प्रकार सूयं अपनी राशि में या स्वोच्च राशि में शुक्र 
गुरु से युत पंचम माव में बुध से इ ही तो पिता को सुख देनेवाला होता है ॥५०॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां सूतिकाष्यायो नवमः ॥ 


१. यस्येह संस्थितो । २. हो० र० १ अ० १७४ पृ० । 


७२ सारावला 


दशमो 5ध्याय$ 


आयुर्जञनाभावे सर्वं विफल प्रकोतितं यस्मात्‌ । 
तस्मात्तज्ज्ञानाथे रिष्डाध्यायं प्रवक्ष्पाभि ॥ १॥ 

जब तक आयु का ज्ञान नहीं होता है तब तक जातकोक्त समस्त फल ( विचार ) 
निष्फल होता है । इसकिए आयु ज्ञान के लिये मैं अरिष्टाव्याय ( बालारिष्ट ) को 
कहता हूँ ॥ १1! 

पुरुष-बनिता ग्रहों के बल ज्ञान 
ओजे स्थिताः पुमांसः शुक्लेऽहनि सूरिभिः समाख्याताः । 
युग्मभवनेषु सर्वे कृष्णे निशि योषितो बलिनः ॥ २॥ 
यदि जन्म शुक्ल पक्ष व दिन में हो तो विषम राशि में पुरुष ग्रह, कृष्ण पक्ष रात्रि 
में जन्म होने पर सम राशि में स्त्री ग्रह बली होते हैं ॥ २॥ 
तीन प्रकार के अरिष्टो का ज्ञान 
त्रिविधमिह शास्त्रकारा "नियतमनियतं च योगजं प्राहुः । 
योगसमुत्थं तावह्ृक्ष्ये पञ्चात्तु परिश्ञेषो॥ ३॥ 

१ नियत, २ अनियत, ३ योगज ये तीन प्रकार के अरिष्ट शास्त्रकर्त्ताओं ने वर्णन 
किये हैं। इन तीनों में प्रथम योगज अरिष्ट को कहता हूं । शेष नियत, अनियत 
अरिशों को पीछे कहूँगा ॥ ३॥ 

तृतीय वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
-२ बु हस्पतिभाँमगृहेऽष्टमस्थः  सूर्यन्दुभो माकंजदृष्टमृतिः । 
अब्दैस्त्रिभिर्भागंवदृष्टिहीनो लोकान्तरं प्रापयति प्रसुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

जन्म काल के समय यदि मोम की राशि ( १, ८ ) में अष्टम माव में गुरु हो 
और सूर्यं, चन्द्रमा, मौम व शनि से दृष्ट हो एवं शुक्र का दृष्टि से रहित (गुरु) हो 
तो जातक का तीसरे वषं में मरण होता है ॥ ४ ॥ 

जातकामरण में कहा दै-मोमालयेर्कारशनीन्दुदृष्टे । (अरिष्टा० २ इलो ०) ॥४॥ 

दूसरे वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
वक्री इानिभोंमगुहं प्रपन्नरचन्द्रेऽऽटषष्ठेऽय चतुष्टये वा । 
कुजेन सम्भ्रा्तबलेन दृष्टो वषंद्ययं जीवयति प्रजातम्‌ ॥ ५॥ 

यदि जन्म समय में वक्री शनि भौम की राणि ( १, ८) में हो, एवं चन्द्रमा ६, 

८, १, ४, ७, १० में बली मोम से दृष्ट हो तो जातक २ वर्ष जीता है ॥५॥ 
जा० भ० मे कहा है-षष्ठाष्टमे वापि चतुश्ये वा, ( अ० ३ इलो० ) ॥५॥ 


१. नियमनियमं च । २. हो० र० ५ अ० ६१७ पृ०। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 


0000). ., 


दशस अध्याय ७३ 


नवस वर्ष के बाद अरिष्ट ज्ञान 
भास्करहिमकरसहितः शनेइचरो मृत्युदः प्रसवकाले । 
वर्षेनेवभिर्यातिरित्याह ब्रह्मशौण्ड:ख्य: ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म समय मे सूये चन्द्रमा के साथ शनि हो तो नवम वषं के अनन्तर जातक 
को मृत्यु होती है । यह कथन ब्रह्मशोण्ड का है ॥ ६ ॥ 
जा० भ० में कहा है-चन्द्राकंयुग्जन्मनि भानुसूनुः करोति नूनं निधनं नवाब्दे:!॥६॥ 
१ सास में अरिष्ट का ज्ञान 
भोमदिवाकरसोराइिछद्रे जातस्य भोमगृहे' । 
त्त्रियते$ःवर्यं स नरो यमक्रतरक्षोपि मासेन || ७ ॥। 
यदि जन्मकाल मे भौम, सूयं, शनि, मङ्गल की राशि (१, ८) में वा पाठान्तर 
से शुक्र की राशि (२॥७) में अष्टम माव में हों तो जातक यमराज से रक्षित 
होने पर मी १ मास में अवश्य मरता है ॥ ७ ॥ 
जा० म० में कहा है--'मासेन मन्दावनिसुनुसूर्याः' ॥ ७ ॥ 


एक ( १ ) वर्ष सें अरिष्ट ज्ञान 
एकः पापोऽष्टमग. शुक्रगृहे पापबोक्षितो वर्षात्‌ । 
मारयति नरं जातं सुधारसो येन पीतोऽपि॥ ८॥ 
यदि जन्म समय में शुक्र की राशि ( २। ७) में अष्टम भाव स्थित एक मी . 
पापग्रह, पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक को १ वषं में मार देता है चाहे उसने अमृत 
का पान भी क्या हो तब भो मर जाता है ॥ ८॥ 
जा० भ० में बहा है-“एकोऽपि पापोऽष्टमगोऽरिगेहे' ॥ ८ ॥ 
६ वर्षे में अरिष्ट ज्ञान 
रविशशिभवने शुक्रो ढवादशरिपुरन्ध्रगं^ शुभेः सर्वेः । 
दृष्टः करोति षड्भिवंषेमंरणं किमन्न चित्रं हि॥ ६॥ 
यदि जन्म के समय में शुक्र, सिंह या ककं राशि में स्थित होकर बारहवे, षष्ठ 
र्‍या अष्टम माव में शुमग्रहों से दृष्ट हो तो छठे वपं में मरण होता है । इसमें विचित्रता 
की बात क्या हुं ॥ ६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'मूर्येन्दुगेहे दनुजेन्द्रमन्त्री व्ययाष्टमारिस्थितसौम्यखेटैः' ॥९॥ 
चतुर्थ वर्षमें अरिष्ट का ज्ञान 
ककंटघामनि सोम्यः 3षष्ठा्मसंथितो विलग्नर्क्षात्‌ । 
न्द्रेण दृष्मृतिवंषंचतुष्केण मारयति ॥ १० । 
तीव्रफलराजयोगा यवनाद्येये विनिमिताः्तेषु । 
जायन्ते खलु कुलजा रिष्टं तेषु प्रसुतानाम्‌ ॥ ११॥ 


१. यस्य शुक्रगृहे । २. रन्धग: । ३. षष्ठाष्टव्ययगतो । 


७४ सारावली 


यदि लग्न से ६, ८, १२ भाद में कक राशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो चार 
वषे में मरण होता है। यवनादि आचार्यो ने जिन उत्कृष्ट फलवाले राजयोगों का 
वर्णन किया है उन योगों में कुलीनों की उत्पत्ति होती है किन्तु उन्हें अरिष्ट का मी 
भय रहता है ॥ १०-११ ॥ 
जा० भ० में कहा है--सोमस्य सुनुयंदि ककटस्थ:' ।। १०-११ ॥ 
२ सास में अरिष्ट ज्ञान 
फेतुय स्मिन्नुक्षेऽभ्युदितस्तस्मिन्प्रसुयते यो हि। 
सासद्रयेन मरणं विनिदिशेत्तस्य जातस्य ॥ १२॥ 
जिस नक्षत्र में केतु का उदय हुआ हो, यदि उसी नक्षत्र में किसी का जन्म हो 
तो जातक का २ मास में निधन होता है।। १२॥ 
जा० म में कहा है - 'केतुदयो भे प्रमवेच्च यस्मिन्‌? ॥ १२ ॥ 
शीक्ल अरिष्ट ज्ञान 
गगनस्थो दित्रसकरः 'पापेवंहुभिनिरीक्षितः सद्यः । 
मारयति भौमधामति शनिभे च न संशयो भवति ॥ १३ ॥ 
यदि भीम की राशि ( १, ८,) या शनि की रारि ( १०, ११ ) में दशमभाव 
स्थित सूयं, बली पापप्रहों से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण होता है इसमें संदेह नहीं है ॥१३॥ 
जा० भ० में कहा है--“मेषुर णेऽको धरणीसुतस्य"''"""" ° ॥ १३॥ 
जन्साधिपति के द्वारा शरीर पीड़ा ज्ञान 
जन्माधपतिः पापः पापक्षैः पापयुरदुष्टः । 
पीडां जनयति पुंसां शुभदृष्ट्या न चातितराम्‌ ॥ १३ क॥ 
यदि राशीश पापग्रह हो वह पापग्रह की राशि में हो व पाप ग्रह से दृष्ट या युत 
हो तो शरीर पीड़ा देता है । यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो अधिक पीड़ा नहीं 
देता है ॥ १३ क ॥ 
विशेष--यह इलोक सं० वि० वि० को पुस्तक में अविक प्राप्त होता है । 
७ वषं में अरिष्ट ज्ञान 
लग्ने यद्द्रेषकाणा निगडाहिविहङ्गपासधरसंज्ञाः । 
मरणाय सप्तवर्षे: ऋरयुता न स्वपतिदुष्टाः ॥ १४॥ 
यदि लग्न में निगड़, सपं, पक्षी, पासधर संज्ञक द्रेष्काण पापग्रह से युत हो और 
्रेष्काणेश की इष्टि न हो तो सक्षम वष में निधन होता है ॥ १४॥ 
बिशेष -निगडादि द्रेष्काण “कुलीरमीनालिगताहृगाणा मध्यावसानभप्रथमा 
मुजङ्गाः | अलिद्वितीयो भृगलेयपूर्वः क्रमेण पाशो निगडो विहङ्गः” ॥ १४ ॥ 
शरीर पीड़ा ज्ञान 
लग्नं रूग्नाधिपो यस्य पापयुक्तेक्षितो भवेत्‌ । 
पीडां करोति जातस्य शुभयुरदृष्टितोऽल्पिकाम्‌ ।। १४ क ॥ 


१. वर्लिमः । 


५३" ५५ | ४ अल) 


~ १ RA 


* बचत 


दशम अध्याय ७% 


यदि जातक का लग्न व लग्तस्वामी पापग्रह से युत दृष्ट हो तो पीड़ा करता है ॥ 
शुभग्रह की दृष्टि व युति से अल्प पीड़ा होती है ॥। 
बिशेष--यह पद्य सं० वि० वि० की पुस्तक में अधिक है ।। १४॥। 
१० या १६ वषं में अरिष्ट ज्ञान 
राहुझ्चतुष्टयस्थो मरणाय निरीक्षितो भवति पापैः । 
वर्षवंदन्ति दशभिः षोडशभिः केचिदाचार्याः ॥ १५ ॥- 
यदि जन्मकाळ में राहु १, ४, ७, १० माव में पापग्रह से दृष्ट हो तो किसी के 
मत से १० वषं में किसी के मतसे १६ वें वपं में मरण होता है ॥ १५॥ 
जा० मा० में बहा है--राहुमंवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती क्र्रग्रहैश्चापि निरीक्षितश्चेत्‌ 
करोति वर्षदंशमिविनाशं वदन्ति वा षोडशभिश्च केचित्‌ । 
( र्आर० अ० ११ शलोक ) ॥ १५ ॥- 
शीज्ष मरण ज्ञान 
पापास्त्रिकोणदे छे सोम्याः षष्टाष्टमव्ययगताइच । 
सूर्योदये प्रसुतः सद्यः प्राणांस्त्यजति जन्तुः ॥ १६॥ 
यदि सूर्योदय के समय जन्म हो और पापग्रह ५, ६, १, ४, ७, १० भाव में हों 
तथा शुमग्रह ६, ८, १२ भाव में हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है ॥ १६ ॥ 
स्वल्पकाल सें मरण ज्ञान 
अंशाचिपजन्मपती लग्नपतिशचस्तमुपगता यस्य । . 
संवत्मरैस्तु मरणं निर्व्याजं कतिपयेरेव॥ १७॥ 
यदि नवांश पति, राशि स्वामी, लग्नस्वामी ये तीनों जिस जातक के अस्त हों तो 
झल्प ही वर्षो में मरण होता है ॥ १७ ।! 


अन्य अरिष्ट ज्ञान 
राशिप्रमितेवंषँमरि्रति बिलग्नपो रिपुस्थाने । 
मासैट्रेंबकाणपतिदिचसैरंझाधिपो हन्ति ॥ १८॥ 


मारयति षोडशाहाच्छनेशचरः पापवीक्षितो लग्ने । 
संयुक्तो . मासेन तु वर्षाच्छुद्वस्तु मारयति ॥ १९॥ 
यदि षष्ठ भाव में लग्न स्वामी हो तो षष्ठ भाव स्थित राशि तुल्य वषं में, 
द्रेष्काणपति हो तो राशि तुल्य मास में, लग्ननवांशरपात षष्ठ भाव में हो तो राशितुल्य 
दिन में मरण होता है। | 
यदि पापदृष्ट शनि लग्न में हो तो सोलह दिन में, पापयुत शनि होने पर १ मास 
में यदि पापदृष्ट यूत शॉन न हो तो १ वर्ष मे मरण कारण होता है ॥ १८-१९ ॥ 
अन्य अरिष्ट ज्ञान 
क्षीणशरीरइचन््रो लग्नस्थः क्र्रवीक्षित: कुरते । 
स्वगंगमनं हि पुंसां कुलीरगोऽजान्परित्यज्य ॥ २० ॥। 


७६ सारावलो 


यदि जन्म काल में क्षोण चन्द्रमा ककं, वृष, मेष राशि को छोड़कर पाप ग्रह से 
दृष्ट लग्न में हो तो जातक का स्वगंगमन होता है ॥ २०॥ 
१, ४, ८ वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 
वर्षान्मारयति शशी षष्टाष्टमराशिसंस्यितो लग्नात्‌ । 


सद्यः ूूरेदृष्टः सौम्येरब्दाष्टकाच्चेव ॥ २१ ॥ 
"अशुभशुभेः सन्दृष्टे वषंचतुष्केण निदिशेदन्तम्‌ । 
अनुपातः कतंब्यः प्रोक्ताइ्‌ः *नंग्रंहैदृष्टे । २२ ॥ 


यदि चन्द्रमा लग्न से षष्ठमाव वा अष्टम भाव में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र ही 
१ वषं के मध्य में मरण, यदि शुमग्रह से हश चन्द्रमा हो तो अश्म वर्ष में निधन 
होता है । 
यदि शुम पाप दोनों से हृष्ट हो तो चतुर्थ वषं में मरण होता है । ग्रहों का अल्पाधिक 
दृष्टिवश अनुपात द्वारा मरण काळ का निश्‍चय करना चाहिए ॥ २१-२२ ॥ 
जा० म० में कहा है-सुतिकाळे मवेच्चन्द्र: षष्ठे वाऽइमसंस्थितः । 
बालस्य कुरुत सद्यो मृत्यु पापविलोकितः ॥। 
शुमाशुमालोकनवुल्यतायां ` वर्षेश्चतु्मि्मिध्रनं तदानीम्‌ । न्यूनाधिकत्वे सुधिया 
विधेयस्त्रेराशिकेनैव विनिइचयोऽयम्‌ । ( अरि० अ० १३-१४ इडोक़० ) ॥ २१-२२ ॥ 
१, ६, ८ मास में अरिष्ट ज्ञान 
सोम्याः षष्ठाष्टमगाः पापैवंक्रोपसङ्गतेदुष्टाः 
मासेन मृत्युदास्ते यदि न3 शुभेस्तत्र सन्दृष्टः ॥ २३॥ 
लग्नाद्द्बादशघनगेः क्र्रेम्नियते च रन्ध्ररिपुयुक्तेः । 
शु भसम्पकं मयातेर्मासे षछेण्टमे बा$पि ॥ २४ ॥ 
यदि शुभग्रह षष्ठ अशम माव में वक्रगति वाले पाप ग्रह से दृष्ट हों तथा शुभग्रह 
से अद्ृष्ट हो तो १ मास में निधन होता है । यदिलग्न से १२, २, ८, ६ माव में 
पापग्रह, शुमग्रह से अदृष्ट व पृथक्‌ हों तो ६ या ८ वें मास में मरण होता है ।२३-२४। 
जा० म० में कहा है--धनान्तगर्वा5रिमृतिस्थितैर्वा धर्माष्ठमस्थैव्यंयशत्रुगर्वा । 
क्रूरग्रहे यो जननं प्रपन्नः पष्ठेष्ष्टमे मासि मूर्ति प्रयाति॥ षष्ठाष्टमस्था शुमखे चरेन्द्रा 
विलोमगैः पापखगेः प्रदाः । शुभे रदा यदि ते मवन्ति मासेन नूनं निधन तदानोम्‌ । 
( अरि० अ० १५-१६ इलो० ) ॥ २३-२४॥ 


अन्य अरिष्ट ज्ञान 
लरनाधिपजन्मपती षष्टा्टमरिःफगो प्रसवकाले । 
अस्तमितो मरणकरो राशिप्रमितबंदेद्र्ष: ॥ २५ ॥ 


होराधिपतिद्य ने पापजितो मरणमेव विदधाति । 
मासेन जन्मनाथस्तद्वच्चन्द्रो न यदि शुभवृष्टः ॥ २६ ॥ 


१. अशुभैः शुभेश्च दृष्टो । २. न्यूनग्रहैरष्टः । ३. तेन शुभेस्तु । 


दशम अध्याय ७७ 


यदि जन्मकाल में लग्न स्वामी व राशीश ६, ८, १२ माव में अस्त होकर 
स्थित हों तो राशि तुल्य वर्ष में मरण होता है । ,यदि लग्न स्वामी पापग्रह से परा- 
जित होकर सप्तम भाव में शुमग्रह से अदृष्ट हो तो १ मास में मरण होता है । इसी 
प्रकार यदि राशीश वा चन्द्रमा सप्तम माव में पापग्रह से पराजित होकर शुमम्रह से 
अद्ृष्ट हो तो भी १ मास में मरण कारक होता है ॥२५-२६॥ 
जा० म० में कहा है--बिलगजन्माधिपती भवेतामस्तङ्गतावष्टरिपुव्ययस्थौ । 
जातस्य जन्तोमंरणप्रदौ तौ वदन्ति राहिप्रमितेहि वर्षे: ॥ होराधिपः पापयृतः स्मरस्थः 
करोति नाशं खलु जीवितस्य’ ( अरि० अ० १७-१९ इलो० ) २५-२६ ॥ | 
नवम वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 
चन्द्रः कुलरवियुक्तः ' स्वसुतस्थाने न चापि शुभदृष्टः । 
मरणं शिशोः प्रयच्छति वर्ष नवमे न सन्देह: ॥ २७॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा, भौम व सूये से युत व शुमग्रह से अहृष्ट मिथुन या 
कन्या में हो तो जातक का नवम वषं में मरण होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 
सर्वार्थं चिन्तामणि में कहा है-तरणीन्ट्रकुजाः पुत्रस्थाने युक्ता न सौम्यगाः । 
जातो यमपुरं यात्ति नवमेऽब्दे न संशयः 11२७1 
जा० भ० में कहा है- युक्तो मवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्वान्यखगैनं हृष्टः |. 
स्वसुनुगेहोपगतो विनाशं करोति वर्ष नवमेऽमंकस्य' (अरि० अ० २० इलोक) ॥२७॥ 
चतुर्थ मास में अरिष्ट ज्ञान 
होरेशवरस्तु -मृत्यौ पापे: सकलश्च दृश्यते बलिभिः । 
मासि चतुर्थ मरणं जातस्य करोत मुनिवाक्यम्‌ ॥ २८॥ 
यदि लग्न स्वामी अष्टम भाव में समस्त पापग्रहों से दृष्ट हो तो चतुर्थ मास में 
निधन करता है ऐसा मुनियों का कथन है ॥ २८॥। 
पुनः अन्य अरिष्ट ज्ञान 
जन्माधिपतिः सूर्यः स्वपुत्रसहितोष्टमे भवति राशो । 
वषं राशिप्रमितेमंरणाय सितेन॑ सन्दृष्टः ॥ २६॥ 
व्ययाष्टषष्ठोदयगे शशाङ्क पापेन युक्ते शुभर्दृष्टहोने । 
केन्द्रेषु सौम्यग्रहवरजितेषु प्राणेवियोगं व्रजति प्रजातः ॥ ३० ॥ 
यदि जन्म राद्योश सूयं, शनि से युत होकर अष्टममाव में शुक्र से दृष्ट हो तो 
राशि तुल्य वषं में मरण कारक होता है। यदि १२, ८, ६, १ भाव में चन्द्रमा पाप 
ग्रह से युत व शुम ग्रह से अहृष्ट एवं केन्द्र ( १।४।७।१० ) में शुमग्रह न हो तो. 
जातक का निधन होता है ॥२९-३०॥ 
जा० भ में कहा है-'लग्नास्तरन्ध्रान्त्यगते शशाङ्क पापान्विते सौम्यखगैरहृष्टे । 
केन्द्रेषु सौम्यग्र हवजितेपु कीनाशदेशं हि शिशुः प्रयाति’ (अरि०अ० २१ इलो०)॥२२-३०॥ 


१. रविइष्टः । २. मूता । र 


७८ सारावलो 


प्रकारान्तर से अरिष्ट ज्ञान 
चक्रस्य पूर्वभागे पापा: सोम्यास्तथेतरे चेव । 
वृश्चिकलग्ने जाता गतायुषो वज्त्रमुष्टियोगेडस्मन्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षीणे शशिनि विलग्ने पापैः केन्द्रेषु मृत्यु संस्थेर्वा । 
भवति विपत्तिरवश्यं यवनाधिपतेमंतं\ चेतत्‌ ॥ ३२॥ 
यदि मचक्र के पूर्वमाग में पाप ग्रह व पश्चिम माग में शुम ग्रह हों और वृश्चिक 
लग्न में जन्म हो तो इस वज्ञमुष्टि योग में जातक का निधन होता है। यदि लग्न में 
क्षीण चन्द्रमा हो और समस्त पाप ग्रह केन्द्र में वा अष्टम भाव में हों तो मरण 
अवश्य होता है, यह यवन राजा का मत है ॥ ३१-३२ ॥ 
जा० भ० में कहा है-रन्धालये वाथ चतुष्टयेषु खलम्रहाणां मिलनं यदि स्यात्‌ । 
कलानिधौ क्षीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रसूतः !। लग्ने कुडोरेऽ'्ययवाऽलि संज्ञे 
खलग्रहा: पूवंदळे यदि स्युः । सौम्यः परार्घे खलु वञ्त्रपुष्डिर्योगोऽयमुक्तः प्रकरोति 
रिष्टम्‌’ ( अरि० अ० २२-२३ इलोक ) ॥ ३१-३२ ॥ 
अन्य अरिष्ट ज्ञान 
राइयन्तगतेः पापैः सन्ध्यायां तुहिनरश्मिहोरायाम्‌ * । 
मृत्यु: प्रत्येकस्थेः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्व ॥ ३३ ॥ 
ूनचतुरस्रसंस्थे पापह्ृयमध्यगे शशिनि जातः। 
विलयं प्रयाति नियतं देवैरपि रक्षितो बाळः॥ ३४॥ 
यदि सन्ध्या काळ में जन्म हो व पाप ग्रह राशि के अन्तमाग में हों और लग्न 
में चन्द्रमा को होरा हो, एवं चारों केन्द्र में चन्द्रमा व पापग्रह हों तो मरण होता है । 
यदि चन्द्रमा दो पापग्रह के मध्य में स्थित होकर ७।४।८ आव में हो तो देवता से 
रक्षित होने पर मी जातक का निश्‍चय मरण होता है ।।३३-३४॥ 
जा० म० में कहा है-रच्धाम्बुजायामवनेषु खेटा विधौ च पापद्वयमध्ययाते । 
यस्य प्रसूतिः स तु याति कामं यमस्य धामं प्रवदन्ति पूवे । सन्व्याद्वये मान्त्यगताश्च 
पापाथ्न्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले । चतुषु केन्द्रेषु शशाङ्कपापाः स याति वालः किल 
कालगेहम्‌ ( अरि० अ० २६-२७ ) ॥ ३३-३४ ॥ 
पुनः अन्य अरिष्ट ज्ञान 
दापद्ृयमध्यगते होरासक्ताटमस्थिते चन्द्रे । 
सोम्येरबलेद्ंटे जातो ख्रियते ध्रुबं ह्यत्र“ ॥ ३५॥ 
दूनाष्टमयेः पापैः क्ूरग्रहदीक्षितेः सह जनन्या । 
खिपते शुभसंदृष्टेः सत्यस्य मताद्वदेदृव्याधिम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि दो पापग्रह के बीच में चन्द्रमा, लग्न वा सप्तम, वा अष्टममाव में निर्बल शुभ 
अह से दृष्ट हो तो निश्‍चय जातक का निधन होता है । यदि सक्षम अष्टम माव में पाप: 


१० पतेन सन्देहः । २. वेलायां । ३. संस्थ: । ४. बालः । 


दशम अध्याय ७९ 


ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह हों तो माता के साथ जातक का मरण होता है । यदि उक्त योग 
पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सत्याचाय के मत से व्याधि मात्र होती है ॥ ३५-६६ ॥ 
जा० भ० में कहा - है-स्मराष्टमस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साघुखगैनँ 
दृष्टा: । करोति रिष्टं त्वरयामंकस्य साकं जनन्यामिमतं बहूनाम्‌’ ( आर० अ० 
२८ इलोक ) ॥ ३५-३६ ॥ 
साता के सहित अरिष्ट ज्ञान 
ग्रहणोपगते चन्द्रे सक्रूरे लग्नगे कुजेऽष्टमगें। 
भात्रा साध भ्रियते चन्द्रवरर्के च इस्त्रेण॥ ३७॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा का ग्रहण हो और चन्द्रमा पापग्रह के साथ लग्न में व 
संगल अष्टम माव में हो तो माता के सहित जातक का मरण होता है । यदि सूर्य ग्रहण 
काळ में जन्म हो व पाप ग्रह से युत सूर्यं लग्न में हो और अष्टम माव में मंगल हो तो 
साता के सहित जातक का निधन शस्त्र ( आपरेशन ) से होता है ॥ ३७॥ 
जा० भ० में कहा है-निजोपरागे त्वशुमान्वितेन्दुळुग्नस्थितो भूमिसुतोऽष्टमस्थः । 
तो जनन्या सह बालकस्य मृत्युस्तथाके सति शस्त्रघातः (अरि०अ० २९ शलोक) ॥।३७॥ 
झीघ्ल निधन अरिष्ट ज्ञान 
क्षीणे शशिनि विलग्ने कष्टकनिधनाश्नितेस्तथा पाप: । 
सौम्यादृष्टे मृत्युः सद्यः सत्यस्य निदेंशः' ॥ ३८॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो, एवं पाप ग्रह, १।४।७।८।१० माव में शुम ग्रह से 
अदृष्ट हों तो शीघ्र मृत्यु होती है--ऐसा सत्याचार्यं जी का कथन है ॥ ३८॥ 
शीघ्र अरिष्ट ज्ञान 
झूनगतेऽकें लग्ने यमे कुजे चा विपर्यये वाऽपि। 
अन्यतरथुते वेन्दावशुभे दृंष्टेऽचिरान्मृत्युः ॥ ३९ ॥ 
होरानिघनास्तगतेः पापे: क्षांणे व्ययस्थिते) चन्द्र । 
जातस्य भवेन्मरणं सद्यः के्द्रेषु चेन्न शुभाः ॥ ४०॥ 
यदि जन्म समय में सक्षम मात्र में सूर्य होव लग्न में शनि वा मोम हो तो शीघ्र 
मरण होता है । अथवा अष्टमभाव में शनि वा मोम हो ओर लग्न में सुयं हो तो शीघ्र 
मरण, यद्वा यदि चन्द्रमा भौम वा शनि से युत एवं पाप ग्रह से हष्ट हो तो शीघ्र 
निधन होता है । यदि लग्न, अष्टम, सक्षम माव में पाप ग्रह हों तथा क्षीण चन्द्रमा 
व्यय (द्वादश) भाव में हो और केन्द्र में शुभग्रह न हों तो शीघ्र मृत्यु होतो है ॥३६-४०॥ 
जा० भ० में कहा है--भूमोसुते वाकंसुते विलग्ने भानौ स्मरस्यानगतेऽन्यथा वा । 
युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्रेञिरेण मृत्युः परिवेदितव्यः॥ पापैविळग्नाष्टकधामसस्थैः 
क्षीणे विधो द्वादशमावथाते । केन्द्रेषु सौम्या न भवन्ति नूनं शिशोस्तदानीं निधनं 
प्रकल्प्यम्‌? ( अरि० अ० ३०-३१ इलो ०) ।। ३६-४० ॥ 


१. निदेशात्‌ । २. व्यवस्थिते । ३. चेदशुभा । 


८० सारावली 


पुनः शीज्ष अरिष्ट ज्ञान 
लग्नान्त्यनवमनेचनसंयुक्ताश्वरध सु धं सौ राराः 1 
जातस्य वधकृत:' स्युः सद्यो गुरुणा न चेद्दृष्टा: ॥ ४१ ॥ 
लग्ने चन्द्रेश्कै वा पापा बलिनस्त्रिकोणनिधनेषु । 
सौम्यरदृष्ट्युक्ता:ः सद्यो मरणाय कीतिता यवनेः ॥ ४२ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, द्वादश, नवम, अष्टम माव में चन्द्रमा, सूयं, शनि, मौम 
से युत व गुरु से अहष्ट हो तों जातक का शीघ्र निधन होता हैं । यदि लग्न में चन्द्रमा 
वा सूयं हो और बलवान्‌ पाप ग्रह पञ्चम, नवम, अष्टम माव में शुम ग्रहों की दृष्टि व 
युति से हीन हो तो शीघ्र मरण होता है-ऐसा यवनाचायों का मत है ॥ ४१-४२॥ 
नवम वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 
शुक्रो रविशनिसहितो मारयति नरं सदा प्रसवकाले । 
दृष्टोऽपि देवगुरुणा नर्वाभवर्षेनं सन्देहः ॥ ४३ ॥ 
यदि जन्म काळ में शुक्र, सूर्यं शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट मो हो तो जातक 
का नवम वर्ष में मरण होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४३ ।। 
जा० म० में कहा है--'भानुमानुतनयोशानसः स्युत्रेत्मसुतिसमग्रे खळयुक्ताः । 
यद्यपीन्द्रगुरुणा परिह रिष्टदास्तनुभूतां नत्रमेऽ्दे' अरि० अ० ३० इलोक) ॥ ४३ ॥ 
मातृ अरिष्ट ज्ञान 
यत्रस्थस्तत्रस्यो रुधिराक शनेश्चरेक्षि तश्चन्द्रः । 
जननोमूत्युं कुर्यान्न तु सौम्यनिरोक्षितः सद्यः ॥ ४४॥ 
यदि जन्म के समय किसी मी माव में चन्द्रमा, मोम, सूर्य, शनि इन तीनों से 
दृष्ट हो तो माता का शीघ्र निधन होता है । यदि चन्द्रमा शुम ग्रह से इष्ट हो तो 
माता का निधन नहीं होता है ॥ ४४ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'त्रिभिः पापग्रहैः सूतौ चन्द्रमा यदि दृश्यते । मातृनाशो 
भवेत्तस्य शुमहष्टे शुमं वदेत्‌’ ॥ ( ९ अ० २४ इलो० ) ॥ ४४ ॥ 
` पितु-अरिष्टज्ञान 
रुधिरशनेशचरदृष्टो दिवसकरो दिबसजन्मनि तु यस्य । 
पापयुतो चा हन्यात्‌ पितरं निःसंशयं जातः॥ ४५॥ 
रहितो बुधगुरुशुक्रज॑न्मनि रुधिराङ्गसौरसहितोऽकं: । 
कथयति पितरमतौतं पितुरपि च शारोरकर्तारम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस जातक का दिन में जन्म हो और सूर्य, भौम शनि से हष्ट हो अथवा सूयं, 
पाप ग्रह से युत हो तो निश्चय पिता का मरण होता है । यदि जन्म के समय में सुर्य, 
मोम ओर शनि से युत ही तथा वुध. गुरु, शुक्र से युत न हो तो जातक के पिता व 
पितामह का मरण कहना चाहिए ॥ ४५-४६ ॥ 


१. वधं कुयु; । २. सौम्येरमिश्रहृष्टाः । 


६ दशम अध्याय ८१ 


पिता के अरिष्ट का ज्ञान 
पापद्दयमध्यगतो दिवसकरो दिवसजन्मनिरतस्य । 
पापयुतो वा हन्यात्‌ पितरं नि:संशय जात: ॥ ४७ ॥ 
१सूर्याद्टमराशी यदि युक्तो सोरछोहितो प्रसवे । 
सोम्याहृष्टो निर्धन कुर्यातां सद्य एव पितु: ॥ ४८॥ 
पापग्रहसंयुक्तशचररारिगतो दिवाकरः प्रसचे । 
विषदास्त्रजलान्मृत्यु कथयत्यल्पायुषं पितरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि जातक का जन्म दिन में हो और सूर्य दो पाप ग्रह के मध्य में हो, अथवा 
सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो अवश्य पिता का मरण होता है। यदि जन्म काल में 
सूर्य की राशि से अष्टम राशि में पाठान्तर से सप्तम राशि में, शनि व भौम शुभग्रह 
से अदृष्ट हों तो पिता का शीघ्र मरण करते हैं । यदि जन्माङ्ग में चरराशि में सूर्य, 


पाप ग्रह से युक्त हो तो अल्पायु पिता की मृत्यु विष या शस्त्र या जल से होती 
हे ॥ ४७-४९ ॥ 


साता के साथ सरण योग का ज्ञान 
चन्द्रादष्टमराशो नवमे वा ससमेऽपि वा पापाः । 
सर्वे तत्रान्यतमे हत्यर्जातं सह जनन्या ॥ ५०॥ 
यदि चन्द्रमा से अष्टम राशि में वा नवम में वा सप्तम में समस्त पाप ग्रह हों 
या एक पाप ग्रह हो तो माता के साथ जातक को मारते हैं अर्थात्‌ दोनों का मरण 
होता है ॥ ५० ॥ 
जन्म के समय पिता का ज्ञान 
चरराशिगते सूर्ये दिनजन्मनि वीक्षिते कुपुत्रेण* । 
कथयति विदेशयातं जातस्य शरीरकर्तारमु ॥ ५१॥ 
चररारिगतं सौरं यद्यर्को रात्रिजन्मनीक्षेत । 
अत्रापि विदेशास्यं कथ यति पितरं प्रसुतस्य ॥ ५२॥ 
यदि जातक का जन्म दिन में हो और चरराशिगत सूर्य, भौम से इष्ट हो तो 
जन्म के समय पिता को परदेश में कहना चाहिए। यदि जातक का जन्म रात्रि में 
हो और चरराशिगत यदि सूर्य से हष्ट हो तो, इस योग में भी जन्म के समय पिता 
को परदेश में कहना चाहिये ॥५१-५२ ॥ 
पिता के सरण योग का ज्ञान 
रुधिरसहितस्तु सौरश्चरभवने रात्रिजन्मनिरतस्यः। 
कथयति पितरमतीतं परदेशे नात्र सन्देहः ।॥ ५३॥ 
यत्रस्यस्तत्रस्थः स्वपुत्रर्घिराङ्गसङ्गतः सुयः। 
प्राग्जन्मनो निवृत्तं कथयति पितरं प्रसुतस्य ॥ ५४॥ 


१८ सुर्यात्सप्तम । २. तु पुत्रेण । 


<२ सारावळो 


यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चरराशिस्थ शनि, भौम से युक्त हो तो 
पिता का मरण परदेश में होता है--इसमें सन्देह नहीं हैं । यदि जन्माङ्ग में जिस 
किसी भी राशि में सूर्य, शनि व भौम से युत हो तो जन्म से पुर्व ही पिता का निधन 
कहना चाहिये ॥ ५३-५४॥ 


पुनः माता के साथ सरण योग का ज्ञान 
जन्माष्टससषष्ठद्वादशसंस्थेषु चेव पापेषु । 
माता सुतेन साधं ख्रियते नास्त्यत्र सन्देहः ।॥ ५५॥ 
यदि जन्म के समय पाप ग्रह, प्रथम, अष्टम, सप्तम, षष्ठ, द्वादश, भाव में हों तो 
निःसन्देह माता के साथ जातक का निधन होता है॥ ५५॥ 


साता व जातक में १ के मरण का ज्ञान 
जोवति माता त्रियते सुनुः १षष्ठाष्टमेषु पापेषु । 
जन्माष्टसप्तमेषु च जीवति सूर्नु्रियेत तन्माता ॥ ५६॥ 
यदि कुण्डली में ६।८ भाव में पाठान्तर से ६।१२ भाव में सब पापग्रह हों तो 
माता जीती है और बालक ( जातक ) मरता है । यदि लग्न, अष्टम, सप्तम भाव में 
पापग्रह हों तो वालक जीता है और उसकी माता का मरण होता है ॥ ५६॥ 
नेत्र हानि योग ज्ञान 
बक्रो वा सोरो वा हादशसंस्थो नयनहन्ता । 
दक्षिणनयनं सौरी वाममभाद्भारको हन्यात्‌ ॥ ५७॥ 
युगपच्वन्द्रादित्यौ द्वादशाभे निष्टितौ* ग्रहो स्याताम्‌ । 
कुरुतः प्रसुतमन्धं पापः षष्ठेऽयवा निधने॥ ५८॥ 
अथवाप्यन्यतरयुते द्वादशभे वापि जायमानस्य । 
अत्रापि हरेन्नमनं दक्षिणमकंः शशी सव्यम्‌ ॥ ५६॥ 
स्वर्भानुनोपसृष्टा यदि होरा दिनकरश्च जामित्रे । 
जातस्तत्र मनुष्यो निःसन्दिग्धं 3भवत्यन्धः ॥ ६०॥ 
जिस जातक के जन्मांग त्रक्र में द्वादश भाव में भौम अथवा शनि हो तो नेत्र 
हानि होती है । यदि शनि हो तो दक्षिण नेत्र की, भौम हो तो वाम नेत्र की हानि 
होती है। यदि बारहवें भाव में सूर्य चन्द्र दोनों ही हों तथा षष्ठ वा अष्टम भाव में 
पाप ग्रह हों तो जन्म से ही जातक अन्धा होता है। अथवा इन दोनों । सूर्य-चन्द्र ) 
में एक भी बारहवें भाव में हो तो नेत्र हानि होती है । यहाँ भी सूर्य दक्षिण नेत्र की, 
चन्द्र वाम नेत्र की हानि करता है । यदि राहु लग्न में हो और सप्तम भाव में सूर्य हो 
तो जातक निश्चय ही अन्धा होता है ।। ५७-६० ॥ 


१. षष्टान्त्यगेषु । २. विष्ठितौ । ३. भवेदन्धः । 


दशम अध्याय ८३ 


प्रकारान्तर से नेत्र हानि योग ज्ञान 
धनराशी द्वादशभे चन्द्रः सूर्यश्च १निष्टितो यत्र । 
'तत्रापि भवत्यन्धो यद्यष्टमघष्टयो: पापौ ॥ ६१ ॥ 
रजनिकर: षष्ठगतो निधने सूर्यो रवे: सुतस्तुः शुभे (व्यये) । 


चक्रः कुठुम्बर।शावत्नाष्यन्धो भवेज्जात: ॥ ६२ ।: 
रुधिराज्भरसो रयुक्तश्चन्द्रो निधनेऽथवाऽपि षष्ठे वा। 
इत्तवलेष्मविकाररंद ष्टि हुन्यादशुभयुक्तः ॥ ६३ ॥ 


दक्षिणमएमसंस्थः सव्यं लु हरेत्समाश्रितः षष्ठम्‌ । 

सोम्येनिरीक्षिततनुः सद्यो न हरेत *पश्चादा ॥ ६४॥ 

दिनकरसुतेन सहितो निधने चान्त्येश समाश्रितश्चन्द्रः । 

वातइ्छेष्मबिका रदृ ए हन्यादशुभदृष्टः ॥ ६५ ॥ 

निधने दक्षिणनयनं त्यागे सव्यं हरेत्तु नियमेन । 

सोम्यंस्तु दुशयसानेः न हरेदथदा हरेत्पशचात्‌॥ ६६॥ 

एतेनेव तु विधिना सौरारदिवाकराश्रितइचन्द्रः । 

कुर्याददृ्िविकारं नानारोगन्र्‌वं जन्तोः ॥ ६७ ॥ 

यदि द्वितीय भाव में चन्द्र व द्वादशभाव में सूर्य हो तथा अष्टम व षष्ठ भाव में 

पाप ग्रह हों तो जातक अन्धा होता हे । यदि षष्ठ भाव में चन्द्रमा व अष्ठम भाव में 
सुर्य, शनि व्ययभाव में व भौम द्वितीय भाव में हो तो इस योग में भी जातक अन्धा 
होता है । (यहाँ रवेः सुतस्तु शुभे, यह पाठ युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, शुभे के 
-स्थान पर व्यये यह नेत्र विचार की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है सं० वि० वि० 
“की मातृका में ६२ वां इलोक नहीं है) । यदि चन्द्रमा भौम व शनि से युत होकर 
'पष्ठ भाव में वा अष्टम भाव में हो अथवा किसी भी पाप ग्रह से युत होकर ६ वा ८ 
भें हो तो वित्त वा कफ के विकार से जातक का नेत्र नष्ट होता है । यदि अप्ठम में 
स्थित हो तो दक्षिण नेत्र, षष्ठ में स्थित चंद्रमा हो तो वाम नेत्र नष्ट होता है । यदि 
योग शुभग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र अर्थात्‌ जन्म के समय में नहीं, पीछे कालान्तर में 
नेत्र नष्ट होता है । यदि चन्द्रमा सूर्य के साथ अष्टम भाव में वा व्यय भाव में पाप 
ग्रह से दृष्ट हो तो वायु या कफ के विकार से नेत्र नष्ट होता है । यह योग यदि 
अष्टम में हो तो दक्षिण नेत्र, व्यय भाव में हो तो वाम नेत्र नष्ट होता है। इसी 
अकार यदि चन्द्रमा, शनि सूर्य से युत हो तो नाना प्रकार के रोगों से निश्चय ही 
जातक के नेत्र में विकार होता है ॥ ६१-६७ ॥ 


१. विष्टितो। २. सुतो धनभे। ३. निरीक्षित। ४. नयनं हरेद्धरेत्वश्वात्‌ । 
५. न्यतरमाश्रितश्चन्द्रः । ६. मानो । 


८४ सारावली 


कर्ण ( कान ) रोग ज्ञान 

एकादशी तृतीये होरायां पापसंयुते दाशिनि । 

कर्णविकलो नर: स्यात्पापग्रहनीक्षिते सद्य: ॥ ६८ ॥ 

नवमे पः्चमराशो पापग्रहवीक्षितो ग्रहो स्याताम्‌ । 

श्रोत्रोपघातमतुळं कुर्यातां जातमात्रस्य ॥ ६६ ॥ 

नवमे दक्षिणकर्ण वामं वै पञ्चमे ग्रहो हन्यात्‌ । 

अत्रेव सौम्यभे वा शुभदुष्टे वा शुभं वाच्यम्‌ ॥ ७० ॥ 

यदि कुण्डली में पापग्रह से युत चन्द्रमा, एकादश, वा तृतीय, वा लग्नभाव में 

पापग्रह से दुष्ट हो तो जातक को शीघ्र ही कर्ण ( कान ) रोग होता है । यदि नवम 
भाव व पञ्चम भाव में ग्रह, पापग्रह से दुष्ट हों तो जातक के कानों में अधिक आघात 
(कष्ट वा रोग) करते हें । यदि नवम भाव में ग्रह पापग्रह से दुष्ट हो तो दाहिना 
(दक्षिण) कान, तथा पञ्चम में ग्रह हों तो वाम कान में रोग होता है अर्थात्‌ नष्ट 
होता है । यहाँ भी यदि शुभग्रह की राशि में, वा शुभग्रह से योग दृष्ट होने पर शुभ 
फल कहना चाहिये ॥ ६८-७० ॥ 


चन्द्र राशि से कणां रोग ज्ञान 
राशो होरान्तरं प्राप्य यो यस्मिन्‌ व्याविमाप्नुयात्‌ । 
तच्चास्य होराप्रसचे चन्द्रस्थानं च बऱ्धूचेत्‌ ॥ ७१॥ 
सव्यापसव्यभागे योगमथेव ग्रहास्तु संप्राप्ताः । 
कुयुनृणां च चिह्नं व्यङ्गभयं पापवोक्षिताः सोम्याः ॥ ७२॥ 
विदित्वा त्रितयं ह्ये तत्‌ कृत्स्नस्य तु विशेषत: । 
शुभाशुभो तु विज्ञेयो ग्रहसंयोगकारणी ॥ ७३॥ 
यदि जन्मलग्न के अतिरिक्त जो व्यक्ति जिस राशि के चन्द्रमा में रोग प्राप्त करता: 
है उसे ही उस ( रोग ) का लग्न समझ कर रोग का विचार करना चाहिये, और 
जन्मकालीन चन्द्रमा से भी विचार करना चाहिये । इस प्रकार योग कारक ग्रहों से 
दक्षिण या वाम भाग में सौम्य ( शुभ ) ग्रह चिह्न करते हैं यदि वे पापग्रह से दृष्टः 
हों तो शरीर के उस अङ्ग को विरूप करते हें । इन तीनों (जन्म लग्न, जन्मराशि, 
रोगोत्पत्ति समय चन्द्रराशि, को समझ कर विशेष रूप से ग्रहों के संयोग का कारण: 
जानकर शुभाशुभ फल कहना कहना चाहिये ॥ ७१-७३ ॥ 


तीन दिन जीवन योग ज्ञान 
चन्द्रादित्यौ तृतीयस्थो `मीनक्षेत्रं स॒ यस्य तु। 
व्याध तत्र विजानीयात्‌ त्रिरात्रं तस्य जीवितम्‌ । ७४ ॥ 


१. तस्माच्च । २. क्षेत्रस्य । 


दशम अध्याय ८५ 


जिस जातक की कुण्डली में मीन राशि के सूर्य व चन्द्रमा तृतीय भाव में हों तो 
जन्म से ही व्याधि (रोग) प्राप्त करके ३ दिन में उसका जीवन समाप्त होता है ॥७४॥ 
१ दिन जीवन योग ज्ञान 
अतस्तृतीये नक्षत्रे समस्ते व्यस्तगेऽपि वा । 
रवी रात्रि परां जीवेच्चन्द्री दशममाथिते || ७५ ॥ 
यदि चन्द्रमा दशम स्थान ( भाव) में हो और चन्द्रमा से तृतीय नक्षत्र में 
र्ये सव पापग्रहों से युत हो अथवा अकेला ही हो तो १ दिन जातक का जीवन 
होता है ॥ ७५ ॥ 
सात दिन जीवन योग ज्ञान 
सहितो चन्द्रजामित्रे यस्याङ्गारकभास्करौ । 
जातस्य तस्य हि तदा भवेत्सप्ताहजीबितसु ॥ ७६ ॥ 
जिस जातक के चन्द्रमा से सप्तम भाव में भौम सूर्य दोनों हों तो उस जातक का 
जीवन सात दिन का होता है ॥॥ ७६॥ 
रोगारम्भ से अरिष्ट ज्ञान 
चतुरस्रस्थिताः पापा वामदक्षिणगा यदा। 
तदा यो व्याधिमाप्नोति दशरात्रं स जीवति ॥ ७७ ॥ 
त्रिकोणे दक्षिणे सूयंइचन्द्रो चामे यदा भवेत्‌ । 
यस्तदा लभते व्याधि द्वादशाहं स जीवति ॥ ७८ ॥ 
यदि जन्म के समय चतुर्थ, अष्टम भाव में पापग्रह हों और वे पापग्रह १२। २ में 
हो जांय उस समय में यदि जातक रोग प्राप्त करता है तो १० दिन केवल जीता है। 
यदि रोगारम्भ के समय पञ्चम सूर्यं और नवम चन्द्रमा हो तो १२ दिन का जीवन 
होता है ॥ ८७-७८ ॥ 
पुनः रोगारम्भ से अरिष्ट ज्ञान 
त्रिकोणस्थो यदा चन्द्रइचतुरस्रऽथ भास्करः? । 
ददा दुर्व्याधिना य्युक्तस्त्र रात्रं नातिवर्तते ॥ ७९ ॥ 
तदा होराचतुर्थस्थशचन्द्रः षष्ठस्थितो रवि: । 
अष्टादशाहं च नरस्तदा व्यधिसमन्वितः ।। ८० ॥ 
रविर्यदा चन्द्र मस स्त्रिकोणस्थानमा्र त: । 
विशति दिवसान्‌ जोवेत्तदा व्याधिभयादितः ।। ८१॥ 
होराष्टमस्थितः सूर्यः सौरभोमनिरीक्षितः । 
यः पुमान्‌ प्राप्नुयाद्वयाधि न स जीवेद्विपद्यते3 ॥। ८२॥ 
यदि रोगारम्भ समय में वा ५ भाव में चन्द्रमा हो तथा चतुर्थ वा अष्टम में 


CHS 


सूर्य हो तो इस योग में दुष्ट रोग से युक्त होकर तीन दिन से अधिक जातक नहीं जीता 
१. भास्करौ । २. पुत्र । ३. विपत्स्यते । 


८६ सारावली 


है । यदि लग्न से चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तथा षष्ठ भाव में सूर्य हो तो अठारह 
दिन रोग से युक्त रहकर मरण होता है । यदि चन्द्रमा से नवम वा पंचम भाव में सूर्य 
हो तो इस स्थिति में रोग आरम्भ होने पर बीस दिन जातक जीता है । यदि रोग- 


कालीन लग्न से अष्टम भाव में सूर्य, शनि भौम से दृष्ट हो तो उस व्यक्ति का जीवन ६ 
न होकर मरण होता है ॥ ७९-८२ ॥ ६ 
पुनः जन्माङ्ग से अरिष्ट योग ज्ञान ३ 


होरायाँ कण्टके भोमो भवेद्यस्य प्रजायतः । न 
न च केन्द्रगतो जीवो जायते मृत एव स: ॥। ८३॥ 
अथ होरागतः सूर्यो क च केन्द्र बृहस्पति: । ३ 
निधने वा परः कश्चित्‌ जातमात्रो विनश्यति ॥ ८४॥ | 
होरायां कण्टके चन्द्रो न च केन्द्र बृहस्पति: । 
निधने "वा परः कश्चित्‌ जातमात्रो विनयति ।। ८५ ॥ 
प्रे ष्काणजामित्रगतो यस्य स्याह्दारुणग्रहः। 
होरागतः शशाङ्कशच सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ ८६॥ 
यदि १।४।७। १० भाव में भौम हो और गुरु केन्द्र में न हो तो मृत का 
जन्म होता है । यदि जन्म काल में सूर्य लग्न में हो तथा गुरु केन्द्र से अन्य स्थान में 
हो तो जन्म के साथ ही मरण होता है । अथवा अष्टम में कोई पापग्रह हो और गुरु 
केन्द्र से भिन्न स्थान में हो तो भी जन्म के साथ ही मरण होता है। यदि लग्न या 
केन्द्र में चन्द्रमा हो ओर गुरु केन्द्र से अन्य स्थान में हो ओर अष्टम में कोई पापग्रह 
हो तो जन्म के साथ मरण होता है । यदि जन्म कालीन लग्नस्थ द्रेष्काण से सप्तम 
राशि में पापग्रह हो और लग्न में चन्द्रमा हो तो शीघ्र मरण होता है ॥ ८४-८६॥ 
एक मास वा सात दिन को आयु योग का ज्ञान 
ग्रहाः समेय्‌ बंहवो निधने यस्य जन्मनि। 
मासं वा ससरात्रं वा तस्याय्‌ः समुदाहृतम्‌ ॥ ८७॥ 
जिस जातक के जन्म काळ के समय अष्टम भाव में अधिक ग्रह हों तो उसकी 
आयु एक मास या सात दिन की होती है ॥ ८७॥ 


सृत जातक योग ज्ञान 
इानेशचरदश्च होरायां निधने च महोसुतः । 
न च देवगुरुः केन्द्रे मृतगर्भः प्रसुयते॥ ८८॥ 
यदि लग्न में शनि हो व अष्टम में भौम हो और गुरु केन्द्र ( १। ४ । ७। १०) 
से अन्य भाव में हो तो मृतक का जन्म होता है ॥ ८८ 1 


Re त Ee 


१. पापकः । 


दशम अध्याय ४७ 


त्रिकोण गत पापग्रह से अरिष्ट योग ज्ञान 
यः प्राग्विलग्ने द्रेक्काणस्तत्तमानो यदा ग्रहः । 
भवेत्त्रिकोणगा; पापास्तत्समानफलो भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
सौरे व्याधिमवाप्नोति मरणं धरणीसुते। 
सूर्यो स्यादुव्याधिवेकल्यं मरणं नात्र संशयः॥ ६० ॥ 
जन्म के समय लग्न में जो द्रेष्काण वर्तमान हो अर्थात्‌ जिस राशि का द्रेष्काण हो 
यदि वह राशि त्रिकोण ( ५1९ ) में पाप ग्रह से युक्त हो तो अग्रिम इलोक में कथित 
ग्रह अपने समान फल देता हैं । यथा--यदि शनि हो तो व्याधि, भौम हो तो मरण, 
सूर्य हो तो रोग से शरीर में कष्ट होकर मरण होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥८९-१०॥ 
पुनः रिष्ट योग ज्ञान 
अथ होरागतो भोमः केन्द्रस्थश्च भृगोः सुतः । 
स॒ वै मरणमाप्नोति होरायां पुनरागते ॥ ६१॥ 
यदि जन्म लग्न में भौम हो और शुक्र केन्द्र में हो तो पुनः जव भौम लग्नगत राशि 
में आता है तव बालक ( जातक ) का मरण होता है ॥ 5१ ॥ 
शीघ्र मरण योग ज्ञान 
गुरुस्त्रिकोणे होरायां होरेशश्च महीसुतः । 
तस्यान्यतरकेन्द्रस्थः सद्यो जीवितनाशन: ॥ &२॥ 
यदि जन्म समय गुरु त्रिकोण में हो और लग्न स्वामी लग्न में हो तथा गुरु वा 
जन्म लग्न से केन्द्र में भौम हो तो शीघ्र मरण होता है ॥ $२ ॥ 
१०८ वर्ष की आयु योग ज्ञान 
न नैधने "ग्रहः कश्चित्‌ पापो होरागतोऽयवा । 
केन्द्र वान्यतरे जीवो जीवत्यष्टरातोत्तरमु ॥ ६३ ॥ 
न केन्ट्रो कश्चिदाग्नयो न त्रिकोणे न नेधने। 
गुरुशुक्री च केन्द्रस्थौ जीवेदटशताधिकम्‌ ।! ९४ ॥ 
यदि जन्म के समय अष्टमभाव व लग्न में कोई भी पापग्रह न हो तथा किसी भी 
केन्द्र राशि ( १।४।७।१० ) में गुरु हो तो १०८ वर्ष जातक जीता है । यदि केन्द्र, 
त्रिकोण व अष्टम भाव पापग्रह से रहित हों तथा गुरु, शुक्र केन्द्र में हो तो जातक 
१०८ वर्षं जीता है ॥ 5३-६४ ॥ 
१२० वर्षे की आयु योग ज्ञान 
यदि होरागतः शुक्रः केन्द्र ष्वन्यतमे गुरु: । 
नैधने न च पापाः स्यात्‌ स विशं जीवते शतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदि लग्न में शुक्र हो और किसी भी केन्द्र में गुरु हो तथा अष्टम भाव में पापग्रह 
हों तो १२० वर्ष जातक ओता है ॥९५ ॥ 


१. गुरुः । २. केन्द्रेष्वन्यतमे । 


८८ सारावलो 


अरिष्ट ज्ञान 
राशो कर्कोटहोरायाँ *गुरुशुक्री समन्वितौ । 
गुरुश्चन्द्रथुतो चाऽपि निधने न च कश्चन ॥ &६॥ 
यदि ककं लग्न में गुरु शुक्र हों वा गुरु चन्द्रमा से युत कर्क लग्न में हो तथा | 
में पापग्रह न हों तो अरिष्ट होता है ॥ -६ ॥ 
देवतुल्य आयु योग ज्ञान 
न च केन्द्रगता: पापा न त्रिकोणे न नैधने । 
तस्यायुरमरभ्रख्यं निश्रयेन च कीत्यंते ॥ &७॥ 
यदि केन्द्र, त्रिकोण व अष्टम भाव में पापग्रह न हों तो जातक की देव तुल्य आयु 
निःसंदेह कहना चाहिये ॥ 5७॥ 
गतायु योग ज्ञान 
निधनास्तव्ययळग्नत्रिकोणगाः क्षीणचन्द्रसंयुक्ताः । 
पापा बलिनः शुभदंरदृश्यमाना गतायुष:* प्रायः ॥ ९८ ॥ 
यदि ८।७।१२।१।४।५ इन भावों में क्षीण चन्द्रमा वली पापग्रह से युत हो तथा 
शुभग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक की आयुगत कहना चाहिये अर्थात्‌ जीवन नहीं होता 
है ॥ &६८॥ 
अनुक्तकाल योगों में मरण समय ज्ञान 
योगे बलिनः स्थानं? स्वं वा लग्नं गतेऽपि वा चन्द्रो । 
बलवति पापेंदू छ वर्षन्ति मृत्य॒कालः स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है उनमें योग करने वाले ग्रहों में से जो 
चली ग्रह हो उसकी राशि में जव चन्द्रमा का संचार हो तव अरिष्ट कहना अथवा 
चन्द्रमा पुनः अपनी राशि में वा लग्न मे आये और पापग्रहों से दृष्ट हो तो मरण होता 
है । यह विचार १ वर्ष के भीतर होता है । 55 ॥ 
वृह्‌० ज।० में कहा है--'योगे स्थानं गतवति बलिनश्चन्द्रे स्वं वा तनुगृहमथवा' 
/ ६ अ० १२ इलो )॥ ९९॥ 
पुनः पाँचवें वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
रविचन्द्रभौमगुरुभिः कुजगुरुसौरेन्दुभिस्तथैरुस्थः । 
रविशनिभौमरझा्कृमरणं खलु पञ्चमिर्वषँः ॥१०० ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य-चन्द्र-मौम-गुरु एकराशि में हों वा भौम-गुरु-शनि-चन्द्र 
एक राशि में हों, अथवा सूर्य-शनि-भौम-चन्द्रमा एक राशि में हों तो पाँच वर्ष में 
जातक का मरण होता है ॥ १०० ॥ 


१. गुरुशुक्रसमन्विते । २. युपं प्रायः ३. स्थाने । 


दराम अध्याय ८€ 


जा० भ० में इसके कुछ विपरीत कहा है--'सू्यज्ञजीवाः शनिभौमशुक्राः सूर्यार- 
अन्दाश्च यदीन्दुयुक्ताः । प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्युर्नाशः शिशोरव्दकपश्चकेन' 
( अरि० अ० ३७ इलोक ) ॥ १०० ॥ 
ग्यारहवें वर्ष सें अरिष्ट ज्ञान 
रविणा" युक्त: शशिजोचञ्सौम्यैद्‌ शो विनाशयति नूनम्‌ । 
एकादशभिव्ष्दवाङ्क ऽपि स्थितं जातम्‌ ॥ १०१ ॥ 
यदि सूर्य से युत बुध, पाठान्तर से सूर्य-चन्द्र से युत वुध, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो 
देवत! से रक्षित भी जातक का ११ वें वर्ष में मरण होता है ॥ १०१ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो ज्ञश्चैकादशाब्दै: कुरुते विनाशम्‌' 
( अरि० अ० ४० इलोक ) ॥ १०१ ॥ 
सात वर्ष सें अरिष्ट योग ज्ञान 
ळग्ने *रविमन्दकुजः शुक्रगृहे सप्तमे शशी क्षीण: । 
दृष्टो न देवगुरुणा सप्तमिरब्देविनाइयति ॥ १०२ ॥ 
यदि ऊग्न में सूर्य-शनि-भोम हो तथा सप्तम भाव में शुक्र को राशि ( २७) में 
क्षीण चन्द्रमा गुरु से अदृष्ट हो तो सात वर्ष में जातक का मरण होता है ॥ १०२ ॥ 
वित्रेष-यह योग मेष लग्न या वृश्चिक लग्न में बनता है ॥ १०२ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'लग्ने5क मन्दावनिजा कृदोन्दुः स्मरे षडब्दैरथ सप्तभिर्वा” 
4 अरि० अ० ४० इलोक ) ॥ १०२ ॥ 
चतुर्थ वर्ष में अरिष्ट योग ज्ञान 
केन्द्र रविषुषिततनुः क्षितिसुतमन्दावलोकितोऽय य॒तः । 
वर्षचतुष्के चन्द्रो मारयति किमत्र गणितेन ॥ १०३॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा केन्द्र में सूर्य से यूत हो तथा भोम व शनि से हष्ट या युत हो 
तो ४ वर्ष में जातक का मरण होता है । यहाँ ( इस योग में ) गणित करने की 
आवश्यकता नहीं होती है 11 १०३ ॥ 
तीन वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
ळग्नाधिपतेश्चनद्रो मरणपदस्योऽतिङ्गष्णतां यातः । 
क्र: सकलेदुष्टो न शुभः सर्वेखिभिस्तु मारयति ॥ १०४॥ 
यदि लग्नेश से अष्टम स्थान में अत्यन्त कृष्ण ( क्षीण ) चन्द्रमा हो ओर समस्त 
वाप ग्रहों से इष्ट व शुभग्रहों से अदृष्ट हो तो ३ वर्ष में मरण होता है ॥ १०४॥ 
जा० भ० में कहा है--'निशापतिळंग्नपतेः सकाशाच्चेदष्टमस्थः कृशतां प्रयातः । 
क्र रेइच दृष्टश्च शुर्भनं हृष्टो वर्षद्वयान्ते स करोति रिष्टम्‌’ ( अरि० अ० ३३ इठोक ) 
व १०४॥ 
& वर्ष में अरिष्ट योग ज्ञान 
लग्नाधिपतिः पापः झरिनोंरो रिःफगो यदि च चन्द्रात्‌ । 
क्रूरैविलोक्यसानो मारयति शिशुं नवभिरब्देः॥। १०५ ॥ 


१. रविशशियुक्त: । २. कुजाः शत्रुगृहे । 


€० सारावली 


यदि पाप ग्रह लग्नेश होकर चन्द्रमा के नवमांश में चन्द्र राशि से बारहवें स्थान 
में हो व पापग्रहो से दृष्ट हो तो जातक का ९ वर्ष में मरण होता है ॥ १०५ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'लग्नाधिपः पापखगे नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशग: शशाङ्कात्‌ । 
पापेक्षितो मारयति प्रसूतो शिशुं नवाब्दैः खलु कीर्तयन्ति' ॥। 
( अरि० अ० ४४ इलोक ) ॥ १०५ ॥: 
५ वर्ष में अरिष्ट योग ज्ञान 
दर्शनभागे सौम्याः क्रूराश्चादुइयके प्रसवकाले । 
राहुरुग्नोपगतो यमक्षयं नयति पऱ्डभिवेषे: ।। १०६॥। 
यदि जन्म के समय सब शुभग्रह दृश्य चक्रार्ध में हों और समस्त पाप ग्रह अदृश्य 
चक्रां में हों तथा राहु लग्न में हो तो ५ वर्ष में मरण होता है ॥ १०६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'अहइ्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति ।* 
स्वर्भानुनामा तनुभावगामी' ( अरि० अ० ४५ इलोक ) ॥ १०६॥ 
१२ वर्षे सें अरिष्ट योग ज्ञान 
राहुः सप्तमभवने शर्शिसुनुनिरीक्षितो न शुभवृष्ट:। 
दशाभिर्ट्राभ्यां सहितेरब्देर्जातं विनाशयति ॥ १०७॥ 
यदि राहु सप्तम भाव में सूर्य व चन्द्रमा से दृष्ट हो एवं शुभग्रह के अदृष्ट हो तो 
१२ वर्ष में जातक का मरण होता है ।। १०७॥ 
जा० भ० में कहा है-सिंहीसुतः सप्तमभावसंस्थः शानैरचरादित्यनि रीक्षितरचेत्‌ । 
नालोकितः सौम्थखगैस्तु जीवेद्वर्षाणि हि द्वादश यः प्रसूतः'॥ 
( अरि० अ० ४७ इलोक ) ॥ १०७॥ 
७ वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 
घटसिहवृङ्चिकोदयक्ृतस्थितिर्जीवितं हरति राहुः। 
पापे निरीक्ष्यमाणः सप्तमितैनिश्चितं वर्षे: ॥ १०८ ॥ 
यदि कुम्भ वा सिंह वा वृश्चिक लग्न में राहु पापग्रहों से दृष्ट हो तो निश्चित ही 
७ वषं में जीवन हरण ( मरण ) करता है ॥ १०८ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सिंहालिकुम्भस्थितसँ हिकेयो विलोकितः क्र रखगैर्येदिः 
स्यात्‌ । वर्षाणि सप्तैव तदीयमायुः प्रकीतितं जातकशास्रविद्धि: ( अरि० अ० ४८ 
इलोक ) ॥ १०८ ॥ 
दुमु हते में अरिष्ट ज्ञान 
केतोरुदय' पुर्वः पइचादुल्कादिपवननिर्घाताः । 
रोद्रो सापंमुहू्ते) प्राणः सन्त्यज्यते जन्तुः ॥ १०६ ॥ 
यदि जन्म के समय से प्रथम केतु का उदय हो, पीछे उल्कादि पात व वायु का 
निर्घात (आँधी) हो एवं रौद्र व सार्पे मुहूतं में जन्म हो तो मरण होता है ॥ १०८ ॥ 


१. सति च मुहृतं । 


दशम अध्याय 5१ 


जा० भ० में कहा है—'केतूदयः स्यात्प्रथमं ततश्चेन्निर्घातवाताशनयो भवन्ति ७ 
यो रौद्रसार्पास्यमुहु्तजन्मा प्राप्नोति कामं यममन्दिरं सः? ॥ 
( अरि० अ० ४३ इलोक ) १०९ ॥: 
अल्प समय सें अरिष्ट योग ज्ञान 
क्षीणं यदा शशाङ्क पश्येद्राहः समागतं पापः। 
सारयति तदा दिवसंनि्व्याजं कतिपगेरेव॥ ११० ॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रहों से युत हो और राहु से हृष्ट हो तो विना कारण अल्प 
समय में जातक का निधन होता है ॥ ११०॥ 
जा० भ० में कहा है--'चन्द्रं क्र_रयुतं क्षीणं पश्येद्‌ राहुयंदा तदा । दिनैः स्वल्प-- 
तरैर्वालः कालस्यालयमाव्रजेत्‌' ( अरि० अ० ५० श्लोक ) ॥ ११० ॥ 
प्रत्येक राशि में, चन्द्रकूत अरिष्ट योग ज्ञान 
कुम्भे दिशति इाझाद्को भागे मृत्युं त्थेकविशाख्ये' । 
[सिंहे च पञ्चमेंरो वृषे' च नवमे तथंवोक्तः ॥ १११॥ 
अलिनि त्रिविशायुक्ते मेषे च तथाष्टमे दिशति मृत्युम्‌ । 
कर्कटके द्वाविशी तुलिनि चतुथे मृगे विशे॥ ११२॥ 
कन्यायां प्रथमेंशो धनुधरेऽप्डादरी झषे दशने । 
मिथुने च द्वाविशे झाशी प्रसूतस्य सरणकरः॥ ११३॥ 
यदि जन्म कालीन चन्द्रमा कुम्भराशि के २१ वें अंश में हो, या सिंह के पवे अंश 
में हो, या वृष के नवें अंश में हो तो मरण करता है । वृश्चिक राशि के २३ वें अंश 
में, मेष के अष्टम अंश में, कर्के राशि के २२ वें अंश में, तुला के ४ थे अंश में, मकर 
राशि के २० वें अंश में चन्द्रमा हो तो निधन कारक होता है। कन्या राशि के प्रथमांश 
में, धनु के १८ वें अंश में, मीन के दशवे अंश में, मिथुन राशि के २२ वें अंश मे 
चन्द्रमा हो तो मरण कारक होता है ॥ १११-११३ ॥ 
जा० भ० में कहा है-'मात ङ्गौ नंवभिइच रामनयनैनेत्राश्विभि: सायकैरेकेनाम्बुधि-- 
भिख्रिलोचनमितैध्‌ त्या च विशोन्मितैः । भूनेत्रेद शभिलंवैयंदि भवेन्मेपा दिसंस्थो विधुवंषे-- 
भागसमै: करोति निधनं काळोऽयमत्रोदितः' (अरि०अ० ५१ इलोक) ॥ १११-११३ )॥' 
कथित अंशों में मरण समय ज्ञान 


ये भुक्ता:3 शशिर्नोशा जन्मनि वषेंगंतेस्तु तावऱ्हि: । 
मरणं हि जन्मभाजामप्यन्तकबद्ध रक्षाणास्‌ । ११४ ॥ 
जन्मकालीन समय में चन्द्रमा जिस राशि में जितने अंशों में मरण कारक कहा 
गया है उतने ही वर्षो में यमराज से रक्षित होने पर भी जातक का निधन होताः 


है ॥ ११४॥ 
१. तथैकविशेंशे । २. क्र रेण वृषे मृतिर्मरणभागे । ३. ये तूक्ता: । 


-३२ सारावली 


विशेष--इस;अध्याय में जिन अरिष्टो का वर्णन किया गया है उन अरिष्टो में सबका 
“निधन नहीं होता, किन्तु अरिष्ट भङ्ग योग होने पर इन योगों में भी जातक का जीवन 
होता है । प्रत्येक राशि में जिन-जिन अंशों में चन्द्रकृत अरिष्ट कहा है वहाँ अनुपात 
टरा समय का ज्ञान करके ही अरिष्ट कहना चाहिये । क्योंकि चन्द्रमा अंश कलादि से 
-युत होता है ।यथा--मेष के अष्टम अंश में चन्द्रमा अरिष्ट कारक होता है कुण्डली में 
यदि ०।७।१०।२० चन्द्रमा है तो मेष के अष्टम अंश में होने से अष्टम वर्ष में अरिष्ट 
-कारक हुआ । अष्टम वर्ष में कब मरण होगा यह अनुपात द्वारा जानकर फलादेश 
कहना चाहिये ॥ ११४॥ 
कथित अरिष्ट योगों में गुरु की स्थिति वश मरण वर्ष ज्ञान 

एबं सवंप्रयत्नेन जायमानस्य देहिनः । 

होरास्थानानि) केन्द्राण चिन्तनीयानि तद्यथा ॥ ११५॥ 

चिन्तयेज्जायसानस्य स्यानराशिषु नित्यदा: । 

बृहस्पतिनुणाँ जीवस्तस्य नित्गं बृहस्पते: 11 ११६॥ 

पःच्चदशषट्समेतऽचत्वाररारा्थेकाविशाच्चः 1 

इतसथएँ चत्वारिशत्‌ ष्ष््टिख्िशत्‌^ क्रमायु होराया: ॥| ११७॥ 

तृतीयचतुर्थपश्चमसप्तसनवसदशसैकादशगुहेषु जीवस्थितो* वर्षा: | 


इस प्रकार समस्त प्रयत्न से जातक के राशि स्थान व केन्द्र स्थान का विचार 
“करके अरिष्ट कहना चाहिये । गुरु जातक का जीवन है इसलिये वृहस्पति की स्थिति- 
“वदा मृत्यु का विचार करना चाहिये । यथा यदि गुरु--३।४।५।७।३।१०।११।१ भाव 
में हो तो क्रम से ५।१०।४६।२१।१०० पाठान्तर से ( ३० ) ४०।६०।३० पाठान्तर 
-से ( ५० ) वर्ष तक जातक का जीवन होता है ॥ ११५-११७३ ॥ 

विशेष--इस अध्याय में ११७३ या ११८ पद्य प्रकाशित पुस्तकों में प्राप्त होते हैं 
“किन्तु सं वि० वि० की मातृका में २, १७, ४४ से 5७ तक एवं ११५ से ११७३ 
तक इलोक नहीं हैं । कुछ प्रकाशित पुस्तकों से अतिरिक्त पद्य प्राप्त हुए हैं उनको यथा 
"स्थान दे दिया है तथा भाषा में अङ्कित भी किया गया है कि यह अधिक 
-हे ॥ ११५-११७३ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अरिष्टाध्यायो दशमः ॥ 


१. स्थानेषु । १. तस्मान्मृत्युं । ३. तथैव विशरच । २. त्रिशच्चत्वारिशत्‌ । 
५. पश्चाशदेव यथोक्तहोरायाः । ६. वोत्थिता । ७. प्रोक्ताः सहजे तुये पञ्चमके सप्तमे 
-च नवमे च ! दशमे चैकादशके गृहेषु जीवस्थितौ वर्षाः ॥ ११८॥ 


एकादद्य अध्याय &३- 


एकादशोऽध्यायः 


संभूतारिष्टाख्या भङ्गस्तेषा यथा भवेद्योगेः । 
तानागसतो वक्ष्ये प्रधानभूता यतस्तेऽत्र' ॥ १॥ 
उड्टपतिकृतरिष्टानां भङ्गस्तावन्निरूप्यते पुवसु* । 
सम्यक्‌ ३शेषाणामपि यथामतं ब्रह्मपूर्वाणामु ॥ २॥ 
इससे पूर्वं ( दशम ) अध्याय में जिन वालारिष्ट योगों का वर्णन किया है उन 
योगों की विफलता जिन योगों से होती है उन योगों को मैं ( ग्रन्थकार ) आगम से 
कहता हूँ, क्योंकि होराशास्त्र में वे योग प्रधान होते हँ । उनमें भी सर्वप्रथम मैं 
चन्द्रमा द्वारा कृत अरिष्ट योगों की विफलता का वर्णन करता हूँ । पुनः अवशिष्टः 
योगों की विफलता को ब्रह्मादि शास्त्रकारों के मत से कहूंगा ॥ १-२॥ 
पुणंचन्द्र होने पर अरिष्ट विनाश ज्ञान 
सर्वेगंगनश्रमणद्‌ एइचन्दो विनाशयति रिष्टम्‌ । 
आपुर्यमाणमू्तिर्यया नृपः  सन्नयेदृद् षम्‌॥ ३॥ 
चन्द्रः सम्पुर्णतनुः शुक्रेण निरीक्षितः सुहूऱद्वागे । 
रिष्टहराणां श्रेष्ठो वातहराणां यथा बस्तिः ४॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा पूर्ण विम्ब अर्थात्‌ सोलह कला परिपूर्ण हो और 
समस्त ग्रहों से दुष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है, जैसे न्याय के विरुद्ध चल्ने 
वालों का राजा नाश करता है । यदि पूर्ण विम्ब से युत चन्द्रमा, मित्र के नवमांझ में 
स्थित हो व शुक्र से दृष्ट हो तो अरिष्ट टूर करने वालों में श्रेष्ठ होता है अर्थात 
अरिष्ट का विनाश करता है जैसे वायु रोग हरण में बस्ति क्रिया श्रेष्ठ होती है । 
लघुजातक में कहा है--'चन्द्रः सम्पूर्णतनुः सौम्यक्षेगतः स्थितः शुभस्यान्तः । 
प्रकरोति रिष्टभङ्गं विशेषतः शुक्रसंदृष्टः' ॥ ( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ 
तथा जा० भ० में भी (पूर्ण: कैरविणीपतिदिविचरैः सर्वे: प्रदृष्टस्तदां रिष्टंः 
हन्त्यथवा सुहृल्लवगतः सद्वीक्षितोऽतिप्रभः' ( अरि० भं० २ इलो० ) ॥ ३-४॥। 
प्रकारान्तर से रिष्टभङ्ग योग ज्ञान 
परभोच्चे शिशिरतनुभुृंगुतनयनिरीक्षितो हरति रिष्टम्‌ 1 
सम्यर्विरेकवमनं कफपित्तानां यथा दोषमु॥ ५॥ 
चन्द्रः शुभवर्गस्थ: क्षीणोऽपि शुभेक्षितो हरति रिष्टम्‌ । 
जलमिव महातिसारं *जातीफर्चल्कळकवथितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि चन्द्रमा जन्म के समय में अपने परमोच्च रा०१। अं० ३ में स्थित हो और 
शुक्र से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है, जैसे कफ व पित्त के दोष को विरेकः 


१. भूतानतस्तत्र । २. सम्यक्‌ । ३. शेषाणामपि पश्चात्‌ । ४. सुनयविद्वेष्ट्बन्‌ ।. 
५ पित्तकफानां । .६ दाडिम । 


४ सारावली 


( जुळाव ) व वमन ( उल्टी ) नाश करता है। यदि क्षीण भो चन्द्रमा शुभग्रहों के 
-चं में, शुभग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है जैसे जाइफल के छिलके का 
-क्वाथ (काढ़ा) महात्तिसार रोग का विनाश करता है॥ ५-६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'क्षीणो वापि निजोच्चगः गुभखगैः शुक्रेण दृष्टस्तदा रिष्टं 
-अतु समुपागतं स तु हरेत्‌’ ( अरि० धं० २ श्लोक ) ॥ ५-६ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से रिष्टभङ्ग योग जान 
सप्ताएमषष्टस्था: शशिन: सोम्या हरन्त्यरिष्टफलम्‌ । 
पापे रमिश्रचाराः कल्याणघुतं यथोन्मादम्‌ ॥ ७॥ 
युक्तः शुभफलदायिधभि रिन्‍्दु : सौम्यैनिहन्त्यरिष्टानि) । 
तेषामेव च्यंशे लवणविमिश्र॑ घृतं नयनरोगम्‌ ॥ ८॥ 
यदि चन्द्रमा से ७, ८, ६ भावों में पाप ग्रह से रहित शुभग्रह हों तो अरिष्ट का 
म्नाश करते हैं, जैसे उन्माद रोग का नाश कल्याण घृत करता है । यदि चन्द्रमा शुभ- 
“फल देने वाले शूभग्रह से युत हो और झुभग्रह के द्रेष्काण में हो तो अरिष्ट का नाश 
-करता है, जैसे लवण से युत घृत नेत्र रोग (द्द) का पाठान्तर से नमक गर्म पानी में 
-मिलाकर कान में भरने से कान के रोग या दद का नाश करता है ॥ ७-८ ॥। 
जा० भ० में कहा है--रिष्टं निहन्युः शुभदा: शशा ड्ात्पापैविनास्ताष्टमशत्रृसंस्थाः। 
शुभान्वितः साधुटृकाणवर्ती पीयूषमूतिः रामयत्यरिष्टम्‌' (अरि० भ० ३ इलोक ०) 11७-८॥ 
पुनः प्रकारान्तर से अरिष्ट सङ्ग योग ज्ञान 
आपुर्यमाणमुतिर्ढठादशभागे शुभस्य यदि चन्द्रः । 
रिष्टं नयति विनाश तक्राभ्यासो यथा गुदजम्‌ ॥ &॥ 
सोम्यक्षेत्रे चन्द्रो होरापतिना विलोकितो उहन्ति । 
रिष्ट' न वीक्षितोऽन्येः कुलाङ्गना कुल्मिवान्यगता ॥ १०॥ 
यदि जन्माङ्ग में चन्द्रमा पूर्ण विम्ब से युत होकर शुभग्रह के द्वादशांश में हो तो 
-अरिष्ट का विनाशक होता है, जैसे तक्र (मठा) के सेवन से गुद रोग (बवासीर) नष्ट 
“होता है । यदि चन्द्रमा शुभग्रह की राशि में लग्नेश से दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से 
अदुष्ट हो तो अरिष्ट का नाशक होता है, जैसे कुलांगना अन्य के संग से अपने कुल 
“का नाश करती है ॥ 5-१० ॥ 
जा० भ० में कहा है-'लग्नेशद,ष्टः शुभ राझियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्टयो- 
न्यात्‌’ (अरि० भ० ४ इलोक ) ॥ 5-१० ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
ऋरभवने शशाङ्को भइनेशनिरीक्षितस्तदनुवगें । 
रक्षति शिशुं प्रजातं कृपण. इव धनं प्रयत्नेन ।। ११॥ 


१. प्रवौनिहन्त्यरिष्टानि । २. स्रुतिपुरवच्छ्वणशूळं । ३. हरति । 


एकादश अध्याय प्‌ 


जन्माधिपतिबलवान्‌ सुहूऱ्हिरिभिवीक्षित: शुभैभङ्गम्‌ । 
रिष्टस्य करोति सदा भीरुरिव प्राप्तसंग्राम: ॥ १२ ॥ 
यदि चन्द्रमा पापग्रह की राशि में या पापग्रह के वर्ग में राशिस्वामी से दृष्ट हो 
त्तो जातक की रक्षा करता है, जैसे लोभी पुरुष अपने धन की प्रयत्न से रक्षा करता 
है । यदि राशि स्वामी बली हो ओर शुभ मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश 
करता है, जैसे डरपोक मनुष्य संग्राम : लड़ाई ) में उपस्थित होकर भी किसी को 
नहीं मारता है ॥ ११-१२ ॥ 
जा० भ० में कहा है--स्थितः शशी क्ररखगस्य राशौ राशीइवरेणापि विलोकि- 
शतञ्च । तद्वर्गंगो वा यदि तेन युक्तः कूर्यादलं मंगलमेव नान्यत । जन्माधिपालो बळवानु 
किल स्यात्सौम्यैः सुहृद्भिश्च निरीक्षमाणः । ( अरि० भं० ६-७ इलोक ) ॥ ११-१२॥ 
पुनः ्रकारान्तर से 
१जन्माधिपतिळंग्ने दुष्टः सर्वेविनाइयति रिष्टम्‌ । . 
घृष्टोषणबिदळाभ्यां प्रत्येककृताजनं यथा शुक्लम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म का अधिफति अर्थात्‌ राशि का स्वामी लग्न में समस्त ग्रहों से दृष्ट हो 
शतो अरिष्ट का नाश करता है जैसे काली मिर्च और बाँस के कोमळ ऊपरी भाग को 
घिसकर प्रतिदिन आँख में लगाने से शुभ्रता ( फुछी ) नष्ट होती है ॥ १३॥ 
जा० भ० में कहा है--यद्वा तनुस्थः सकलैः प्रदृष्टो रिष्टं हि चन्द्रेण कृतं निहन्ति 
{ अरि० भं० ७ इलोक ) ॥ १३॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
२हवोच्चस्थस्वगृहेञयवापि सुहृदां वगेऽपि ४सोम्येऽयवा 
संपूर्णः शुभवीक्षितः शशधरो वर्ग स्वकोयेऽथवा । 
दात्रणामवलोकने न पतितः पापरयुक्तेक्षितो 
रिष्टं हन्ति सुदुस्तरं दिनपतिः प्र लेयराशि यथा ॥ १३॥ 
यदि पूर्ण बिम्ब चन्द्रमा अपनी उच्चराशि में वा अपनी राशि (कर्के ) में, वा 
“मित्रराशि के षड्वगे में अथवा शुभग्रह के वर्ग में वा अपने वर्ग में शुभग्रह से दृष्ट हो 
और स्त्रचत्रुग्रह व पापग्रह से अदृष्ट व अयुत हो तो अरिष्ट का विनाश करता है, जैसे 
सुर्य सुदुस्तर ( पार करने में कठिन ) प्रालेय राशि ( पाला ) को नष्ट करता 
है ।॥ १४॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
दाशिनोऽन्त्ये बुधसितयोराये क्रुरेषु वाक्यतो गगने । 
दुरितं चातुथिकसिव नश्यति मुनिकुसुमरसनस्यैः ॥ १५ ॥ 
ळग्नेइवरस्य चन्द्रः षटत्रिदशायहिबुकेषु शुभदृष्टः । 
क्षपणति समस्तरिष्टान्यनुयाते) नुपतिरोध इव ॥ १६॥ 


१. जन्मेशो लग्नेशवरदृष्टः सर्वं । २. स्वोच्चे वा । ३. वगथ । ४. सोम्ये$पि । 
५. अनुयातो निरुप, रिष्टं वारयते । 


&६ सारावली 


एको जन्माधिपतिः परिपू्णणलः १शुभेँद्‌ष्टः। 
हन्ति निशाकररिष्ट व्याध्र इव मृगान्‌ वने मत्तः॥ १७॥ 

यदि चन्द्रमा से बारहवें भाव में बुध वा शुक्र हों और ग्यारहवें भाव में पापग्रहः 
हों एवं दशम भाव में गुरु हो तो अरिष्ट का नाश होता है, जैसे मुनि कुसुम ( अगस्त्य 
पुष्प ) के रस को सूंघने से कठिन चतुर्थ दिन में आने वाले रोग ( ज्वर ) का नाश 
होता है | यदि लग्न स्वामी से ६, ३, १०, ११, ४, में चन्द्रमा शुभग्रह से दृष्प ही तो 
सब अरिष्टों का नाश होता है, जैसे राजा की सेना के पीछे चलनेवाले मनुष्य को कोई 
कष्ट नहीं होता है । यदि एक ही राशि स्वामी बलवान्‌, शुभग्रह से दृष्ट हो तो चन्द्र- 
कृत अरिष्ट का नाश करता है, जैसे जंगल में उन्मत्त वाघ हरिणों का नाश करता 
है ॥ १५-१७॥ 

जा० भ० में कहा है---“वाचामधीशो दशमे शशाङ्काद्‌ व्यये ज्ञशुक्रो च खलः 
किलाये.। विळग्नपात्त्र्यम्बुदशान्तलाभे शुभेक्षितेन्दुःच हरेत्स रिष्टम्‌’ ( अरि० भं०- 
९ इलोक ) ॥ १५-१७ ॥ 

पुनः प्रकारान्तर से अरिष्टभङ्ग योग ज्ञान 
पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायां 
कष्णेऽथवाऽहनि शुभाशुभदृश्यमान: । 
तं चन्द्रमा रिपुबिनाशागतोऽपि यत्ना- 
दापत्सु रक्षति पितेव शिशु न हन्ति॥ १८॥ 

यदि शुक्ल पक्ष हो और रात्रि में जन्म हो या कृष्णपक्ष में दिन में जन्म हो तो ६. 
८ भाव में स्थित चन्द्रमा शुभाशुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर भी यत्न से विपत्ति में रक्षा 
करता है, जैसे पिता अपने पुत्र को मारता नहीं है किन्तु रक्षा ही करता है ॥ १८॥ 

विशेष-सं० वि० वि० की पुस्तक में इलोक ११-१७ तक अनुपलब्ध हैं किन्तु 
१८ वाँ श्लोक ११वें श्‍लोक के स्थान पर है । मैंने १८वें श्लोक का अध्याय समाप्ति पर 
समावेश किया है । यह १८वाँ श्लोक प्रकाशित पुस्तकों में नहीं प्राप्त होता है ॥ १८॥ 

बृहत्पारा० में कहा है--'शुक्लपक्षे क्षपा जन्म, लग्ने सौम्यनिरीक्षितः । विपरीत 

कृष्णपक्षे तथारिष्टविनारानम्‌’ ( १० अ० ५२ इलोक ) ॥ १८ ॥ 

विद्वोष--यह श्लोक लघुजातक के अरिष्टभङ्भाध्याय में आचार्य वराह मिहिर ने 
कहा है। ( 5 अ० १६ इलोक ) ॥ १८ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां चन्द्रारिष्टभङ्गो नामेकादशोऽध्यायः ।} 


१. शुभग्रहैदृष्टः । २. मत्तान्‌ । 


हक्क आस 3. 


७ द्वादश अध्याथ ६७ 


ह्वादशो5व्याय: 
गुरु की स्थितिवश अरिष्टभद्धः योग ज्ञान 


*सर्वातिशाय्यतिवल: स्फुरदंशुमालो? 
लग्ने स्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजमन्त्री । 
एको बह्नि दुरितानि सुदुस्तराणि 
भक्त्या प्रयुक्त इव उचक्रघरे प्रणाम: ॥१॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में देदीप्यमान किरणों से युत बली गुरु इकेला भी लग्न में स्थित 
हो तो समस्त अरिशों का नाशक होता है, जैसे भक्ति पुवंक किया हुआ श्रीविष्णु के 
पाठान्तर से श्री शिवजी के प्रति एक नमस्कार भी समग्र महापापों को नष्ट करता 
है॥१॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है--'एक एव बली जीवो छग्नस्थोऽरिष्टसःचयम्‌ । हन्ति 
पापक्षयं मक्त्या प्रणाम इव शूलिनः? ( १० अ० ३ इलो०) ॥ १॥ 
विशेष-- यह इलोक लघुजातक ( ८ अ० १ इलो० ) में पठित है ॥ १॥ 
प्रकारान्तर से अरिष्ट भंगयोग ज्ञान 
सौम्यग्रहैरतिबर्लोदबलेइच पापै- 
लंग्नं च सोम्यभवने  “शुभवृष्टियुक्तम्‌ * । 
असर्वापदा विरहितो भवति प्रसूतः 
पुजाकरः खलु यथा दुरितेग्रहाणाम्‌ ॥ २॥ 
यदि जन्मकुण्डली में समस्त शुभग्रह पूर्ण बलवानु हों तथा सब पापग्रह निबेल हों 
और शुभग्रह की राशि में लग्न, शुमग्रह से दृष्ट होतो जातक के समस्त अरिष्टों 
( आपात्तयों ) का विनाश होता दै, जैसे सब ग्रहों की पुजा करने वाला पापों से रहित 
होता है ॥ २॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
पापा यदि शुभवर्गे सोम्ये दृष्टाः शुभांशवगंस्थे: । 
निघ्नन्ति तथा रिष्टं पति विरक्ता यथा युवतिः 11२॥ 
यदि जन्म काल में सब पापग्रह शुमग्रह के षड्वगे में, शुमग्रह के नवमांशो के वर्गों 
में स्थित शुभग्रहों से दृष्ट हों तो अरिष्ट का नाश करते हैं, जैसे विरक्ता स्त्री अपने 
पांत को नष्ट करती हैं ॥| ३॥ 
विद्येष--यह पच्च लघु जा० ( ८ अ० १२ इलो० ) में पठित है ॥ ३॥ 


१. सर्वानिमानतिबलः, सर्वातिगाम्यतिबलः। २. जालो । ३. शुलधरे। ४. भवनं । 
५. भृगुदष्टिपुष्टम्‌ । ६. युक्तेः । ७. सर्वापदाभिरहितो । 


९८ सारादली 


राहु से अरिष्टभंग योग ज्ञान 
राहुस्त्रिषष्ठळाभे लग्नात्‌ सौम्येनिरीक्षितः सद्यः । 
नाशयति सर्वदुरितं मारत इव तूलसंघातम्‌ ॥४॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न से ३।६।११ भाव में राहु शुभग्रह से दृष्ट हो तो सब 
अरिशें को शीघ्र नष्ट करता है, जैसे वायु, रुई के ढेर को नष्ट करती है ॥ ४ ॥ 
बिशेष-यह इलोक लघुजातक ( ८ अ० १३ इलो० ) में पठित है ॥ ४ ॥ 
पुनः अरिष्टभंग योग ज्ञान 
शीर्षोदयेषु राशिषु सबर्गगनाधिवासिभिः सुतौ । 
प्रकृतिस्थेश्चारिष्टं विक्रयते घृतमिवाग्निष्ठम्‌ ॥ ५ ॥। 
यदि जन्मकाल के समय समस्त ग्रह शीपाँदय ( सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
कुम्भ, मिथुन ) राशि में मार्गी हों तो जातक के अरिष्ट का नारा होता है, जैसे अग्नि 
में छोड़ा हुआ घी नष्ट होता है ॥ ५॥ 
विशेष--यह श्‍लोक लघुजातक ( ८ अ० १४ श्योक ) में पठित है ॥ ५॥ 
पुनः प्रकारान्तर से ज्ञान 
तत्काले यदि विजयी शुभग्रहः शुभनिरीक्षितो वरे । 
तर्जयति? सर्वरिष्टं मारत इव पादपान्‌ प्रबलः ॥६॥ 
यदि अन्म-कुण्डली में कोई भी शुमग्रह युद्ध में विजयी हो एवं शुभग्रह से दृष्ट 
शुभवर्ग में हो तो अवश्य ही समस्त अरिष्ट का नाशक होता है, जैसे प्रबल वायु वृक्षों 
को नष्ट करती है ॥ ६ ॥ 
विशेष -यह पद्य लघुजातक में ( ८ अ० १५ इलो० ) आचार्य वराह ने कहा 
है ॥ ६॥ 
पुनः प्रकारान्तर से ज्ञान 
परिविष्टो गगनचरः क्रूरेइ्च विलोकितो हरति पापम्‌ । 
स्नानं सन्तिहितानां इतं यथा भास्करप्रहणे ॥७॥ 
स्निग्धमुदुपवनभाजो * जलदाश्च^ तथेव खेचराः शस्ताः* । 
स्वस्था:? क्षणाच्च रिष्टं शमयति रजो “यथाम्बुधारोघ: 11८1) 
यदि अरिष्टकारक ग्रह किसी ग्रह से घिरा हुआ (युत ) पापग्रह से दृष्ट हो तो 
अरिष्ट का नाश करता है, जैसे सूयंग्रहण के समय कुरुक्षेत्र मे स्वान करने से पाप का 
नाश होता है । यदि जन्मकाल में सुन्दर मन्द वायु तथा मेघ हों और ग्रहसमुदाय बली 
व निमेळ बिम्ब हो तो क्षणमर में अरिष्ट का शमन होता है जैसे जलधारा घूलि- 
समुदाय का शमन करती है ॥ ५-८ ॥ 
१. बिलीयते । २. वजयति । ३. हितायां । ४. पवतविरजी । ५. जलजा । 
६. स्वस्थाः । ७. शास्ति । ८. शमयन्ति हि । ६, यथाम्बुधराः । 


द्वादश. अध्याय ९९ 


जा० भ० में कहा है-—क्रदिचद्ग्रहर्चेत्परिवेषगामी क्रूरे: प्रदिष्टः किल रिष्टमङ्गः 1 
सैजो विहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था मवेयुजंलदा: सुनीलाः । मन्दानिलाइचेदुविमला 
मुहूर्ताः प्रसूतिकाले किल रिष्टमङ्ग:' ( स० रि० मं० ५-६ इलो० ) ॥ ७-८॥ 

पुनः प्रकारान्तर से ज्ञान 
उदये चागस्त्यमुनेः सप्तर्षीणां 'मरीचिपुत्राणाम्‌ । 
सर्वारिष्टं नश्यति तम इव सूर्योदये जात: ॥९॥ 
अजवृषककिविळग्ने रक्षति राहुः समस्तपीडाभ्यः । 
पुथ्वीर्पांतः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम्‌ ॥ १०॥ 

जिस जातक का जन्म आगस्त्य मुनि या मरीच्यादि सात ऋषिगण के उदय समय 
जें होता है उसके ( जातक के ) समस्त अरिष्टों का नाश होता है, जैसे सूर्यं के उदय से 
संसार का अन्धकार नष्ट होता है । यदि जन्मकाल में मेष वा वृष वा कक लग्न में 
राहु हो तो समस्त अरिष्टो से रक्षा करता है; जैसे राजा प्रसन्न होकर अपराध करने 
बाळे की रक्षा करता है॥ ९-१० !। 

जा० मा० में कहा है-कुम्मयोनिमुनीनां चेदुद्गमे जननं मवेत्‌ । विलीयते तदा 
रिष्टं नूनं लाक्षेव वह्लिता। वृषाजकर्काख्यविलग्नसंस्थो राहुभंवेद्रिटविनाशकर्ताः 
( स० रि० मं ७-८ इलो० ) ॥ ९-१०॥ 

घ्रकारान्तर से अरिष्टसङ्झ: योग ज्ञान 
२यातेरित्रभागमपरैः सरोजजन्मापि विस्मय कुरुते। 
भञ्जघति3 काण्ठमरिष्टं समतददेशे यथा करभः ॥ ११॥ 
वहचो यदि शुभफलदाः खेटास्तत्रापि शीयते रिष्टम्‌ । 
सूर्यात्‌ त्रिकोण इन्दौ यथेव यात्रा नरेन्द्रस्य॥ १२॥ 

यदि अरिष्टकारक ग्रह के विना सब ग्रह अपने-अपने द्रेष्काण में हों तो ब्रह्माजी को 
आश्चयं होता है अर्थात्‌ ब्रह्मा द्वारा लिखा हुआ मी अरिष्ट नष्ट होता है, जैसे समतल 
भूमि ( मदान ) में हाथी काठ ( वृक्षादि ) को नष्ट करता है । यदि जन्म समय में 
अधिक ग्रह शुभ फळ देने वाळे हों तो मो अरिष्ट का नाश होता है, जैते सुयं से ५।९ 
साव में चन्द्रमा के रहने पर राजा की यात्रा में विघ्न दूर होते है ॥ ११-१३ ॥ 

गुरु-शुक्र केन्द्र में हों तो अरिष्टभङ्क ज्ञान 
गुरुशुक्रौ च केन्द्रस्थो जीवेट्रषंशतं नरः। 
गृहानिष्टं हिनस्व्याशु^ चन्द्रानिष्टं तथेव च॥ १३॥ 

यदि जन्मङ्गुण्डली में गुरु-शुक्र केन्द्र में हों तो सौ वर्ष क्रा जीवन होता है, वथा 

ग्रहजन्य व चन्द्रजन्य अनिष्ट जीघ्न नष्ट होता है ॥ १३॥ 


१. पूर्दाणां । २. यत्नेन मङ्गमपरे मारयति मगमपरे । ३. तज्ज्ञः कष्टमनिष्टं । 
४. सरटः किरटः । ५. मिनत्याशु । 


१०० सारावली 


जा० 'म० में कुछ विपरीत है--वृहस्पतिर्तुद्धगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगठ- 
शतायुः ( स० रि० मं० १८ इलो० ॥ १३ ॥ 
असितायु योग ज्ञान 
बन्ध्वास्पदोदयविलग्नगतो कुलीरे 
गोर्वाणनाथसचिव: सकलइच चन्द्रः । 
जूके रवीन्दुतनयावपरे च लाभे 
दुष्चिक्यशन्नु भवनेष्वनितं तदायुः ॥ १४॥ 
यदि जन्मकुण्डली में पूण चन्द्रमा व गुरु कक राशि में स्थित होकर चतुर्थ, दशमः 
या लग्न में हों एवं शनि व बुध तुला राशि में हों और अन्य ग्रह तृतीय, पष्ठ, लाम में: 
हों तो जातक की अमित आयु होती है ॥ १४॥ 
एते सर्वे भङ्गा मया निरुक्ताः पुरातनाः सिद्धाः । 
येज्ञतिदैवविदो नरेन्द्र वाल्लभ्यमायान्ति 1 १५ ॥ 
प्राचीन आचायों द्वारा वणित ये अरिष्टमंग योग मैंने कहे हैं । इन योगों का ज्ञान 
करने पर ज्योतिषी राजा का प्रियपात्र होता है ॥ १५ ॥ 
दिशेष - सं ० वि०वि० की पुस्तक में ८।१३।१४ संख्यक पद्य प्राप्त नहीं हैं 1 १५।४ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां अरिष्टमंगो नाम द्वादशोऽव्यायः । 


> 
त्रयोदशोऽध्यायः 
सुनफा, अनफा, इुरुधरा योग ज्ञान 
१ सुनफाऽनफादुरुघरा भवन्ति योगाः क्रमेण रविरहितेः । 
वित्तान्त्यो भयसंस्येः कैरववनवान्धवाद्विहगेः ॥ १ ॥ 
जन्मकुण्डली में चन्द्रमा से सूयं को छोड़कर द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो 
सुनफा नामक योग होता है । यदि बारहवे स्थान में ग्रह हो तो अनफा योग, यदि सूर्य 
के बिना द्वितीय व द्वादश दोनों स्थानों में चन्द्रमा से ग्रह हों तो दुरुधरा नामक योग 
होता है ॥ १ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--“चन्द्रात्‌ स्वान्त्योमयस्थे हि ग्रहे सूर्यं विना क्रमात्‌ । 
सुनफाख्योऽनफाख्यक्च योगो दुरुधराह्वयः' ( ३७ अ० ७ इलो० ) ॥ 
तथा बृहज्जातक में भी हित्वाकं सुनफानफादुरुधराः स्वान्त्योमयस्थंग्रंहैः, शोतांशो: 
कयितो....? ( १३ अ० ३ इसो० ) ॥ 


जरयोदश अध्याय १०१ 


एवं लघुजातक में मी--“रविवज्य॑ द्वादशगैरनफा चन्द्राद्‌ द्वितीयगैः सुनफा । 
उमयस्थितैरदुरुधरा' ( १२ अ० १ इलो० )॥ १॥ 


सुनफा योग अनफा योग 


केसद्रम योग ज्ञान 

एते न यदा योगा: फेन्द्रप्रहवजितः ञशाङ्कच । 

केमद्रमोऽतिकष्टः शिनि १समस्तग्रहादुष्टे ॥ २॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा समस्त ग्रहों से अदृष्ट हो तथा चन्द्रमा से द्वितीय व द्वाद 
स्थान में सूयं के बिना अन्य ग्रह न हों अर्थात्‌ सुतफादियोग न हों, और केन्द्र (१।४। 
७।१०) में ग्रह व चन्द्रमा न हो व चन्द्र सव ग्रहों से अदृष्ट हो तो केमद्रम नाम का 
योग होता है । यह योग अनेक प्रकार के कष्ट देता है॥ २॥ 

वृहत्पारा० में कहा है--'चन्द्रादाद्यधनान्त्यस्थो बिना मानु न चेद्‌ ग्रहः । कदचित्‌ 

स्याद्वा विना चन्द्रं लग्नात्‌ केन्द्रगतोऽथवा ॥ ११ ॥ योगः केमद्रुमो नाम तत्र जातोऽति- 


गहितः' ( ३७ अ० ११४ इलो० ) 


१.चसव। 


१०२ सारावली 


तथा बृहज्जा० में मो “अन्यथा तु बहुमिः केमदुमोन्यैस्त्वसौ' (१३ अ. इलो ०) ॥स॥: 


प्रस्तार विधि से सुनफादि योग भेद सङख्या ज्ञान 
सुनफानफासरूपास्त्रिशद्योगा (३०) स्त्रिसंगुणा षष्टिः (१८०) । 
संख्या दौरुधुराणां प्रस्तारविधो समाख्याताः ॥ ३ ॥ 


प्रस्तार विधि से सुनफा योग के ३१ भेद, व अनफा के ३१ भेद होते हैं ॥ 


एवं दुरुधरा योग के ६० % ३ = १८० भेद होते हैं ॥ ३॥ 

बृहज्जातक में कहा है--'त्रिशत्सरूपा: सुनफानफाख्याः षष्टित्रयं दौरुधुरे प्रभेदाः? 
( १३ अ० ४इलो० ) ॥ ३॥ 

विशेष --सुनफा योग के ३१ भेद इस प्रकार से होते हैं--यह योग पाँच १ मं०; 
२ बु०, ३ गु०, ४ शु०, ५ दा” ग्रहों से होता है । इसलिए प्रस्तार की रीति से ५।४। 
३।२।१ इन अङ्कों के भेद से प्रथम विकल्प ५, द्वितीय १०, तृ० १८, च० ५, पञ्चम? 


इस प्रकार से योग ५+ १०--१०+५+ १= ३१ होता है । प्रथम विकल्प चन्द्रमा सेः 


दूसरे स्थान में यदि मं० हो तो १ योग भेद, यदि बुध हो तो २ भेद, गुरु हो तो ३ 


भेद, शुक्र हो तो ४ भेद, शनि हो तो ५ भेद इस प्रकार योग = ५ = भेद प्रथम विकल्पः 


से। यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मं० बु० हों तो १ भेद, मं० गु० हों तो २ भेद, 


मं० शु० हों तो ३ भेद, मं० शनि हों तो ४ भेद, बु० गु० हों तो ५ मेद, बु० शु० हो 
तो ६ भेद बु० श० हों तो ७ भेद, गुरु शु० हों तो ८ भेद; गुरु शनि हो तो ९ भेद, 
शु० श० हों तो १० वां भेद हुआ। अतः द्वितीय विकल्प से १० भेद योग हुआ ।' 
यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मं० बु० गु० हों तो १ भेद, मं० बु० शु० हों तो' 


२ भेद, मं० बु० श० हों तो ३ भेद मं० गु० शु० हों तो ४ भेद, मं० गु० श० हों तो 


५ भेद, मं० शु० श० हों तो ६ भेद, बु० गु० शु० हों तो ७ भेद. बु० गु० श हों तो 


८ भेद, बु० शु० श० हों तो ९ भेद, गु० शु० श० हों तो १० भेद हुआ, अतः तृतीय 
विकल्प से १० भेद हुए । 


अब चतुर्थं विकल्प से भेद दिखलाये जाते हैं-- यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में. 
मं० बु० गु० शु० हों तो १ भेद, मं० बु० गु० श० हो तो २. भेद, मं० गु० शु० रळ. 


हों तो ३ भेद मं० बु० शु० श० हों तो ४ भेद, बु० गु० शु० श० हों तो ५ वाँ भेद 
होता है । इसलिए चतुथ विकल्प से ५ भेद हुए । यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में 


- मं० बु० गु० शु० श० हों तो पञ्चम विकल्प से १ भेद होता है । इसलिए पाँच विकल्प 
से ५4१०--१०--५--१-३१ भेद सुनफा योग के होते हैं यह ग्रन्थकार का 


आश्य है । 
इसी प्रकार से अनफा योग के मी ३१ भेद समझना चाहिए । 


"ST «2. 


स्थान में एक ग्रह रहने से दुरुधरा योग के २० भेद नीचे सारिणी में दिये हैं । 


त्रयोदश अध्याय 


१०३ 


नीचे लिखी सारणी द्वारा दुरुधरा योग के १८० भेद जानना चाहिए---एक 


भेद 
अङ्कु 


० 77 ७ ७ -० 2८ ०६ NN 


Fe) 


चन्द्रमा से | चन्द्रमा से [ भेद | चन्द्रमा स | चन्द्रमा से 
द्वितीय बारहवें अक ¦ द्वितीय 
माव में माव में | माव में 
मं० द्ु० ११ | चु० 
बु० मं० १२ | शु० 
मण० | गु० a ११२ बु० 
गु० | मौ | १४ दा० 
१1 | शु० | १५ | ° 
झु० मं० | १६ । शु० 
म० श० | ९१७ TS 
श० में ० | १८ | दा० 
छु० यु० | १९ | रा? 
गु० बु० | २० । दा० 


एक ग्रह्‌ दुसरे में, दो ग्रह वारहवें में, दो ग्रह दूसरे में, एक ग्रह बारहवें में 
होने से ६० भेद नोचे दिये ई— 


क | 
| चन्द्रमा से चन्द्रमा से | भेद |चन्द्रमा से चन्द्रमा से भेद |चन्द्रमा से चन्द्रमा से 


वारहवें 


शु० 
वु ० 
चo 
बु ० 
झु० 
गु ७ 
EIR) 
गु ० 
शo 
दा० 


माव में 


अङ्कु | दवितीय में | द्वादश में | अङ्क | द्वितीय में | द्वादश में | अङ्कु | द्वितीय में | द्वादश में 


१ | मं. बु. गु. | २१ | बु. गु.श. | ४१ | शु. मं. श. 
२|बु.गु. | म. रर ॥७&७ ०७ गु. | ४२ ।युश मं. 
३ | गु. बु-शु, २३| वु. |शु.श. | ४३| शुः | बुः गु. 
१9 ८४६6 | वु. २४ | बु.श. | शु । ४४ गुशु बु. 
१ मं. | बुः श्यः | २५ | गु म. बुः | ४५ | शु. बु. श. 
६|मं.थ. | वु. २६ | वु. गु. म. ४६ | शु. श. | बु. 
७| मं. |गु.शु. | २७| गु, मं. शु. | ४७ | शु. गु, रा. 
८ | मं-शु | गु. २८ | गु. झु मं. | ४८ | शु. श. गु. 
६| मं. |गु.श. | २६ | गु मं. ह. ४९ | श. मं. बु. 
१० | मं. शा. | गु. ३० | गु श. | मं ५० | बु. श मं. 
११ | मं. | शु. दा. | २१ | गु. वु शु. | ५१ | य. मं. गु. 
१२ | मं. श. | शु. ३२ | गु. शु. बु. |५२|गुश| मं. 
QAM Er मत गु: | BR गु. बु ह. | ५३ | श. मं. शु. 
१४ | म. बु. | गु ३४ | गु. शा बु. ५४ | शु. श. म. 
१५| बु. ।|म.शुः | 3५ शु. श. | ५५ । शा. बु. गु. 
१६ | बु.शु. | मं. | ३६ | गु.द. | शु | ५६ | गु.श. | बु. 
१७ | वु. ।मं.श. | ३७ शा. म वु. | ५७ | दा. बु. शु. 
१८ | बु.श. | मं. ३८ | बु. शु. | मं. ५८ | शु. शा. | बु 
१६ | बु. | गु.शु. | २९ शु. |स. यु ५9 | श. ।गु.शु. 
२० | बु. शु. गु. ४०) गुः शु मः EO WO YE 


१०४ सारावली 


एक ग्रह द्वितीय माव में, ३ ग्रह द्वादश में, ३ ग्रह द्वितीय में, १ ग्रह दादश में 
होने पर ४० भेद नीचे दिये गये हु 


द्वितीय में | द्वादश में |": | द्वितीय में द्वादश में | ३ द्वितीय में | ढदश में 
अङ्क अङ्क अङ्क, 

१| मं. बु गु.शु. १५| बु. गु. शु.श,. | २६ | शु. मैं. गु. श. 
२ बु. ग्रु. शु.| म. १६ गु शु. ज्ञ.| वु. ३० में. गु. श.| शु. 

३| मं. [नु.ग्ु.श.| १७| गु. [मं.वु.श.|३१| शु. [|बुगु.या. 
४ |बु. गु. श.| मं. ८ |मं. ब्रु. शु.| गु ३२ [डुः गु, शु. | रा. 
५| मं. [नु.शु.श.|`१६| गु. मं. बु,श. | ३ श, मं. बु. गु. 
६ ब्रु. शु.श.| म २० में ब्रु. श.| गु ३४ मिं. बु. गु. | श. 
७| मं, [श.गु.शु.|२१| गु म शु.दा.| ३५| रा मं. बु- शु 
८ |गु- शु. थ.| मं २२ |मं. शु. श. | गु. ३६ |मं. बु. शु. | श 
६| वु. [मं.गु.शु.| २३ | गु. वु.शु.श.| ३७| श. [मं.गु.शु 
१० मं.गु.शु.| बु २४ वु.शु.द.।| गु ३८ मं.गु.शु.| शा 
११ बु. मं.गु.श.| २५। शु. मं.वु.गु. 5६६ | श बरु. गु. शु 
१२ मं गु.श.| बु २६ |मं. वु गु.| शु. ४० |ु. गु. शु. | रा 
१३| बु. |मं.शु.रा | २७ | शु. [मं.वु.श्च 

- णु. बु हे 


एक ग्रह २ य में, ४ ग्रह १२ रा० में, चार ग्रह र्य में, १ग्र० १२ रा० में होने 


पर दुरुधरा योग के निम्न १० भेद होते हैं ! 


मंद | चन्द्रमा से | चन्द्रमा स | मेद | चन्द्रमा स २ थ में चन्द्रमा से १२ रा. 
अङ्क | २यमें | १२रा में| अङ्क र | में 

१ मं. बु. गु.शु श.| ६| मं वु.शु.श | गु 

२ दु, गु शु. श. म. | ७ शु. | म बु. गु.श 

3 | १ बु. मं.गु.शु.श| ८| सं.वृ.गु.श. | शु. 

४ मं. गु. शु. श बु [fe SE | मं. बु. गु. झु 

प्‌ गु. मं. बु.शु.श। १० | सं.बु ग. शु श. 


ही ४६.७ . 


त्रयोदश अध्याय १०५ 


दो ग्रह २ य में, २ ग्रह १२ रा० में होने पर ३० भेद निम्न होते हैं । 


भेद | चन्द्रमा से, चन्द्रमा से| भेद | चन्द्रमा से| चन्द्रमा से| भेद | चन्द्रमा सा चन्द्रमा से 

अंक | रयमें | १२ रा.में| अंक | २ण में | १२ रा.में| अंक | रयमें | १२ रा. में 
DE HEE EES FE बु | गु. शु.| ११ | मं. गु. |शु. श.| २१ | मं. हा. | बु. शु. 
२ गु. शु. मं. बु.| १२|शु. श. |मं. गु. | २२ | बु. शु.|मं. श. 
३ में. बु | गु. श.| १३ | मं. शु. वु. गुः, २३ |मं. द. गु. शु. 
४ |गु. श मं. वु. १४ तु. गु. |मं. शु. | २४ गु. शु. मं. श. 
५ म. वु. शु. श.| १५ मं. रा. |बु. श. २५ बु. गु. शु. थ. 
६ (शु. हश. मं. वु. | १६ वु. श, |मं. शु | २६ | शु. श. बु. गु. 
७ म. गु | वु. शु. | १७ मं. वु. गु श. | २७ बु. शु. गु. य. 
८ बु. शु.|मं. गु.| १८ गु. श. |मं. वु. | २८ गु श |वु. शु. 
& | मं. गु. बु. श.| १६ |वबु. गु. |म. रा.| २६ |गु. शु. | वु. दा. 
१० | वु. श. | मं. गु.। २० | मं. द. |बु गु. | ३० | बु. द | गु. गु. 


२ य में २ ग्रह, १२ रा. में तीन ग्रह, २ य में ३ ग्रह, १२ रा. में २ ग्रह होने पर 
२० भेद निम्न होते हैं । 


भेद | चन्द्रमासे २ | चन्द्रमा से | भेद | चन्द्रमा से चन्द्रमा से 
अंक | यमें | १२रा में |अंक | रय में १२ रा. में 
१ मं बु. | गु. शु. श. | ११ बु. शु. में. गु. छा. 
२| गु. शु. श. मं. बु | १२ | मं. गु. श बु. शु. 
३ मं. गु. | बु. शु. श. | १३ वु. श मं. गु. शु 
४ | बु. शु. श. गु. | १ मं. गु बु. श 
भ मं. शु. | बु. गु. दा. १५ गु. शु मं. बु. श 
६| वु. गु. श. मं. शु. १६ | मं. वु. गु. शु 
७ मं. श. | वु. गु. लु. | १७ गु. श. |मं. बु. शु 
८| बु. गु. शु झा ८ |मं. बु. दा गु. शा 
९ बु गु. | मं. शु. रा. | १९ शु. श. |मं. वु. गु 
१० | मं. शु. दा. बु. गु. २० ) मं. वु. गु शु. झा. 


इप प्रकार दुरुधरा के भेदों का योग २०4६० + ४०+ १०+ ३०+ २० = 
१८० होता है । यही ग्रन्थकार का अभिप्राय है ॥ ३ ॥ 
सुनफा योग का फल 
श्रीमान्‌ स्वबाहुविभबो  बहुधमंशोलः 
शास्त्रार्थ विद्बहुयशाः' सुगुणाभिरामः- । 
शान्तः3 सुखी क्षितिपतिः सचिवोश्थ चा स्यात्‌ 
सुतः पुमान्‌ विपुलूधौः सुनफाभिधाने ॥ ४ ॥। 


१. त्पृथु । २. स्वगुणो । ३. कान्तः । हो० र० ७ अ० ३०५ पृ० ॥ 


१०६ सारावलो 


यदि कुण्डली में सुनफा नामक योग हो तो अर्थात्‌ सुनफा योग में उत्पन्न जातक 
लक्ष्मीवान्‌, अपनी भुजाओं (हाथ) से धन पैदा करने वाला, अत्यन्त धामिक, शास्त्रों 
के तत्व का ज्ञाता, बहुत यशस्वी, सुन्दर गुणों से युत, शान्त स्वभाव, सुखी, राजा या 
मन्त्री और परम बुद्धिमानु होता हे ॥ ४ ॥। 

बृहस्पा० में कहा है-- राजा वा राजतुल्यो वा धीधनर्यातिमाञऊजन: । स्वभुजा- 
जितवित्तश्च सुनफायोगसम्मवः' ( ३७ अ० ८ इछो० ) । 

एवं बृहज्जातक में मी “स्वयमधिगतवित्त: पाथिवस्तत्समो वा, भवति हि सुनफायां 
घीधनख्यातिमांश्च' (१३ अ० ५ इलो० ) । ४॥ 


अनफा योग का फल 
वाग्मी प्रभुद्रंविणबानगद: सुशीलो 
भोक्तान्नपानकुसुमाम्बरभामिनोनान्‌ । 
ख्यातः समाहितगुणः सुखशस्तचित्तो* 
योगे निशाकरकृते त्वनफे सुवेषः ॥ ५॥ 
अनफा योग में पैदा हुआ 'जातक-वक्ता, ( बोलने वाळा ) सामर्थ्यवान, धनवान्‌, 
रोग रहित, सुन्दर शीलवान्‌, अन्त-पान-पुष्प-वस्त्र व स्त्री का सुख मोगने वाला, 
विख्यात, गुणवान्‌, सुखी, प्रसन्न चित्त व सुन्दर शरीर होता है ॥ ५॥ 
बृहृत्पा० में कहा है-- भूपो5गदश री रदच शीलवान्‌ ख्यातकीतिमानु । सरूपर्चाऽ- 
नफाजातो सुखैः सर्वेः समन्वितः' ( ३७ अ० ९ एलो० ) । 
तथा बृहज्जातक में मी '्प्रभुरगदशरीरः शीलवानुख्यातकीतिविषयसुखसुवेषो 
निवृंतर्चानफायाम्‌? ( १३ अ० ५ इलो० ) ॥ ५॥ 
दुर्धरा योग का फल 
वाग्बुद्धिविक्रमगुणेः प्रथितः पृथिव्यां 
स्वातन्त्रयसौख्यघनवाहनभोगभोगी) । 
दाता "कुटुम्बधनपोषणलब्धखेद: 
सद्वृत्तवान्‌ दुरुधुराप्रभवों घुरिस्थः ॥ ६॥ 
जिस प्राणी (मनुष्य) का जन्म दुरुधरा योग में होता है तो वह वाणी-बुद्धि-परा- 
क्रम व गुणों से भुमि (संसार) में ख्याति प्राप्त करने वाला, स्वतन्त्र-सुख-लक्ष्मा-वाहूच 
सवारी आदि के मोग (सुख) को मोगने वाला, दानी, पारिवारिक पालन से दुःख 
प्राप्त करने वाळा, अच्छे व्यवहार वाला व प्रधान होता है ॥ ६ ॥ 
वृहत्पारा० में कहा है--'उत्पन्नसुखभुग्‌ दाता धनवाहनसंयुतः । सद्भृत्यों जायठे 
नूनं जनो दुरुधरामवः' ( ३७ अ० १० इलो० ) । 


१, कामिनीनाम्‌ । २. वित्तो । ३. मागो । ४. दान्तः । ५. जनपोषण । 


त्रयोदश अध्याय १०७ 


तथा वृहज्जातक में भी 'उत्पन्नमोगसुखभुग्धनवाहनाढचस्त्यागान्वितो दुरुधराप्रमवः 
सुभृत्यः’ ( १३ अ० ६ इलो० ) ॥ ६॥ 


केमद्रुम योग का फल 
कान्तान्नपानगृहदस्त्रसुहृद्विहीनो ^ 
दारिद्रचदुःखगददैन्यमलेरुपेतः । 
प्रेष्य: खलः सकललोकविरुद्धवृत्तिः 
केमद्रमे भवति पार्थिववंशजोऽपि ॥ ७ ॥ 
जिस मनुष्य का केमद्रुभ योग में जन्म होता है तो वह राजा के वंश में उत्पन्न होने 
पर भी स्त्री-अन्न पान ( दुध आदि ) गृह ( घर ), वस्त्र व मित्रों से हीन, ( भर्थातु 
स्त्री अन्नादि का अमाव ), दरिद्रता-दुःख-रोग व दीनता के विकार से युत, मजदुरी 
करने वाला, दुष्ट प्रकृति वाला व सबसे विरुद्ध व्यवहार करने वाला होता है ॥७॥ 
बृहृत्पा० में कहा हे-- तत्र जातोऽतिगहितः। वुद्धिविद्यांवहीनरच दरिद्रापत्ति- 
संयुतः” ( ३७ अ० १२ इलो० )। 
एवं बृहज्जातक में भी 'केमद्रुमे मलिनदुःखितनीचनिस्वाः प्रेष्याः खलाश्च नृपते- 
रपि वंद्यजाताः? ( १३ अ० ६ इलो० ) ॥ ७॥ 


सुनफादि योगों का केन्द्र में प्रधानत्व कथन 

केन्द्रादिस्थेग्रहेयोगा: कौतिता ये$नफादय: । 

रते प्रधाना:2 समा ह्ृस्वा”इचन्द्ररूपाच्च * चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भौमादीनां बल देशं जातस्य च कुलं बुधः। 

चिज्ञाय प्रवदेत्‌ सम्यक्‌ सुनफादिकृतं फलम्‌ ॥ ९॥ 

केन्द्रादि ( १।४।७।१० ) में ग्रहों के द्वारा ये सुनफादि योग मुख्य होते हँ । तथा 

इन योगों का समत्व व लघुत्व चन्द्रमा के स्वरूप ( क्षोण, पूर्ण ) से विचार करना 
चाहिये । सुनफादि योग कारक भौमादि ग्रहों के बल-देश-कुल का अच्छी तरह से ज्ञान 
करके ही इनका फल विद्वानु ज्योतिषी को कहना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


सुनफा योग कारक भौस का फल 
चिक्रमचित्तप्रायो निष्ठुरचचनइचमूपतिश्चण्डः । 
ह्रो दम्भविरोधो सुनफायां भौमसंयोगे॥ १० ॥ 
यदि सुनफा योग कारक भौम हो तो जातक पराक्रमी, धनी, कठोर वाणी बोलने 
वाला, उग्र, सेनापति, हिंसक, पाखण्ड का विरोध करने वाला होता है ॥ १० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--“उत्साहशौ यंघनसाहसवान्महीजः? 
( १३ अ० ७ इलो० ) ॥ १० ७ 


>> EY se क 


| १ , बन्धुगृहवस्त्र । २. तानु । ३. प्रधानात्‌ । ४. समानानु । ५. स्वाँ । ६. स्वि । 


१०५ सारावली 


सुनफा योग कारक बुध का फल 
शुतिशास्त्रगेयकुशलो घर्मपरः *काव्यकन्‌ुमनस्वी च। 
सर्वहितो रुचिरतनुः सुनफायां सोमजे भवति ॥ ११ ॥ 
यदि सुनफा योग कारक जन्माऽङ्ग में बुध हो तो जातक वेद, शास्त्र, संगीत विद्या 
में निपुण, धम में रत, काव्य बनाने वाला, मनस्वी, सब का हितैषो व सुन्दर शरीर 
चाला होता है ॥ ११ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'सौम्यः पटुः सुवचनो निपुणः कलासु? 
( १३ अ० ७ इलो० ) ॥ ११॥ 
सुनफा योग कारक गुरू का फल 
विद्याचायं स्यातं नूर्पात नुपतिप्रियं चाऽपि । 
सुकुटुम्बधनसमृद्धं सुनफायां सुरगुरः कुर्ते॥ १२॥ 
यदि सुनफा योग कारक गुरु हो तो जातक विद्याओं में आचायय अर्थात्‌ समस्त 
विद्या जानने वाला, विख्यात ( प्रसिद्ध) राजा या राजा का प्रिय पात्र तथा सुन्दर 
परिवार व धन से परिपूणं होता है ॥ १२॥ 
बृहज्जातक में कहा है--“जीवोथंधमंसुलमाङ्नुपपूजितश्च' 
( १३ अ० ७ इलो ० ) ॥ १२॥ 
सुनफा योग कारक शुक्र का फल 
. स्त्रोक्षेत्रवि तविभवरचतुष्पदाढ्यः सुविक्रमो भवति । 
नृपसत्कृतः सुधीरो दक्षः शुक्रेण सुनफायाम्‌ ।। १३॥ 
यदि सुनफा योग कारक शुक्र हो तो जातक स्त्री खेत, धन, गृह, वैमव, 
चतुष्पदों (गाय मैंसा घोड़ा हाथी आदि) से युक्त, सुन्दर पराक्रमी, राजा से सम्मानित 
'वैयेवाच्‌ व समस्त कार्यो में कुशल होता है ॥ १३ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'कामी भृगुरबहुघनो विषयोपमोक्ता” 
( १३ अ० ७ इलो० ) ॥ ६३ ॥ 
सुनफा योग कारक शनि का फल 
निपुणमतिर्ग्रामपुरेनित्यं संपूजितो धनसमृद्धः । 
सुनफायां रविपुत्रे कियासु गुशो भवेद्धोरः ॥ १४॥ 
यदि सुनफा योग कारक शनि हो तो जातक चतुर बुद्धि वाळा, गाँव तथा शहरी 
मनुष्यों से प्रतिदिन पूजित, धनी, कार्यो में संलग्न व धैर्यधारण करने वाला होता 
दे ॥ १४॥ वृ० जा० में कहा है— 
'परविभवपरिच्छदोपभोक्ता रवितनयो बहुकायेकृद्‌ गणेशः' 
( १३ अ० ८ इलो० ) ॥ १४॥ 
इति सुनफाउप्रकारः । 


१. रतः । २ वित्तगृहवां । ३ प्रकरणम्‌ । 


त्रयोदश अध्याय १०९ 


अनफा योग कारक भौम का फल 
चोरस्वामी घृष्टः स्ववशो) मानी रणोत्कटः क्रोधी । 
श्रेष्टः इलाघ्यः सुतनुः कुजेऽनफायां सुलाभरच3 ॥१५॥ 
यदि कुण्डली में अनफा योगकारक भोम हो तो जातक चोरों का मालिक, ढाठ,. 
स्वतन्त्र, अभिमानी, युद्ध-प्रिय, क्रोधी, श्रेष्ठ वा सेवा करने योग्य, प्रशसनीय, सुन्दर 
शरीर वाला व सुन्दर लाभ कर्ता वा प्रगल्म होता है 1। १५॥ 
विशेष--आचाये वराह मिहिर ने सुनफा, अनफा दुरुधरा योगों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
ग्रह के आधार पर एक ही फल कहा है अर्थात्‌ भीमाद ग्रहों का सुनफा योग मे जो: 
फल कथित है, वही अनफादि में वर्णित है । यहाँ ग्रन्थकार ने पृयकू-पृयक्‌ फल का 
वर्णन किया है ॥ १५ ॥ 
अनफा योग कारक बुध का फल 
गान्धवंलेखनपदु: ४ कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कार: । 
रुचिरतनुस्त्वनफायाँ प्रसिद्धकर्मा बुधेन भवेत्‌ ॥१६॥ 
यदि अनफा योग कारक बुध हो तो जातक गान्धर्व ( गान, नृत्य ) विद्या व लेखः 
लिखने में चतुर, कवि, भाषण मे निपुण, राजा से आदर व सत्कार पाने वाला, सुन्दर 
शरीर वाला और प्रसिद्ध कार्ये कर्ता होता है ॥॥ १६ ॥ 
अनफा योगकारक गुरु का फल 
गाम्भीयंसत्त्वमेचास्यानरतो* वुःद्धमान्‌ नुपासयशाः । 
अनफायाँ न्रिदागुरः संजातः '*सरत्कांबर्भवति ॥ १७॥ 
यदि अनफा योग करनेवाला गुरु हो तो जातक गम्भीर. बलवानु, मेधावी, शुम- 
कार्या में संलग्न, वुद्धिमानु, राजा से यज्ञ प्राप्त करने वाला और उत्तम कवि होता 
है1॥१७॥ 
अनफा योग कारक शुक्र का फल 
७युवतीनामतिसुभगः प्रणयी क्षितिपडच गोपतिः" ज्यात: । 
कान्त: कनकसमुद्धस्त्वनफायां भार्गवे भवति॥१८॥ 
यदि अनफा योग करने वाळा शुक्र हो तो जातक स्त्रियों का प्रिय, नम्र, राजा, 
गायों का स्वामी, वा भोगी स्वख्पवानु, प्रसिद्ध, सुवर्ण से सम्पत्ति वाला व उग्र 
होता है ॥ १८ ॥ 
अनफा योग कारक शनि का फल 
विस्तीर्णभुजञो नेता गुहीतवाक्यइचतुष्पदसमृद्धः । 
दुर्बनिताया भक्तों)” गुणसहितश्चाकपुत्रेण ॥ १९ ॥ 
यदि अनफा योग करने वाला शनि हो तो विशाल हाथ वाला, ( सं० वि० विर 
की पुस्तक में ), विस्तीणभुवनेशो, यह पाठ हैं इसका अथं--विद्याळ भूमि व जंगल का 
१. वंश । २. सेव्य । ३. प्रगल्मश्च । ४. गन्धर्वं । ५. शुमो । ६. सत्वविःद्भवति । _ 
७. युवतिजनानां । ८. भोगवान्‌ कान्तऽ। ६. कनकसमृद्धश्चण्ड । १० मर्ता । दुवं- 
नितायां सक्तस्त्वनफायामकपृत्रेण । 


११० सारावलो 


स्वामी, स्ववचन का पालनकर्ता, चतुष्पद सम्पत्ति वाला, दुश्चरित्रा स्त्री का पति वा 
“मक्त एवं गुणवान्‌ होता है ॥ १९ ॥ 
इत्यनफा प्रकरणम्‌ । 
दुरुधरा योग कारक भौम बुध का फल 
आनृतिको बहुवित्तो निपुणो$तिशठो$धिको* लुञ्धः । 
वृद्धासतीप्रसक्तः कुलाग्रणीः शशिनि औमबुधमध्ये ।। २० । 
यदि भौम बुध से दुरुधरा योग हो तो जातक असत्यवादी, धनी, चतुर, अत्यन्त 
दुष्ट, अधिक लोमो, वृद्ध कुलटा स्त्रो में आसक्त व कुल में प्रधान होता है ॥२०।१ 
दुर्धरा योग कारक भोम गुरु का फल 
स्यातः कर्मसु विभवो बहुअनवैरस्त्वमर्षणो हृष्टः । 
कुलरक्षी कुजगुर्वोः संग्रहशोलः शशिनि मध्ये ॥ २१ ॥ 
यदि भोम गुरु से दुदधरा योग हो तो जातक कार्यों में विख्यात, वैभव से युत 
अर्थात्‌ धनी, अधिक मनुष्यों से शत्रुता करने वाला, क्रोधी, प्रसन्न चित्त, कुल का 
रक्षक एवं संग्रह करने वाला होता है ॥ २१ ॥ 
दुरुधरा योग कारक भौम शनि का फल 
उत्तमरामार सुभगो विवादशील: शुचिभंवेहक्षः । 
व्यायामी रणश्रः सितारयोमंध्यगे चन्द्रे ॥ २२॥। 
यदि मोम शुक्र से दुर्धरा योग हो तो जातक उत्तम स्त्री वाळा, पाठान्तर से 
अच्छी कामना ( इच्छा ) करने वाला, सुन्दर ऐश्वर्य से बुत, विवादो, पवित्र, कुशळ 
कार्यकर्ता, व्यायाम ( कसरत ) करने वाढा और युद्ध में वीर होता है ॥ २२ ॥ 
कुरिसतयो¡षद्र मणो बहुसंचयकारको व्यसनतक्ष; । 
क्रोधो पिशुनो रिषुहा* यमारयोः स्याद्डुरुघुरःयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि भौम शनि से दुर्धरा योग वनता हो तो जातक--निन्दित स्त्री के साथ 
रमण करने वाला पाठान्तर से खराब स्त्री व निन्दित घन वाला, अत्यन्त संग्रहो, 
'कुकर्मा में आसक्त, क्रोधी, चुगलखोर व शत्रु को मारने वाला होता है ॥ २३॥। 
बुध शुक्र से दुरुधरा योग का फल 
घमंपर: शास्त्रज्ञो वाचालः सत्कविध॑नोपेत: । 
त्यागयुतो विख्यातो वुधगुरुमघ्ये स्थिते चन्द्रे ॥ २४॥ 
यदि बुध गुरु से दुर्धरा योग हो तो जातक--धमंपरायण, शास्त्रज्ञाता, वाचाल, 
सुन्दर कवि, धनी, त्यागी और प्रसिद्ध होता है॥ २४॥। 
बुध गुरु से दुर्धरा योग का फल 
प्रियवाक्‌ सुभगः कान्तः प्रनृत्तगेयादिषु प्रियो भवति । 
सेव्यः शूरो मन्त्री बुधसितयोडुंरुघरायोगे।। २५ ॥ 


१. गुणाधिको । १. उत्तमरामः, उत्तमकामः। ३. द्रविणो । ४. रिपुमान यमा- 
रयीः । 


त्रयोदश अध्याय १११ 


यदि बुध शुक्र से दुर्धरा योग हो तो जातक--मीठा वचन बोलने वाला, सुन्दर 
ऐेइवये से युत, स्वरूपवानु, नाच गाने में प्रीति रखने वाला, सेवा करने के योग्य, 
विक्रमी व मन्त्री होता है ॥ २५ ॥ 
बुध शनि से दुरुधरा योग का फल 
देशाह श॑ गच्छति वित्तपरो नातिविद्यया सहितः । 
्द्रेऽन्धेषां पुज्य: स्वजनविरोधो ज्ञमन्दयोमध्ये।॥। २६ ॥ 
यदि बुध शनि से दुरुधरा योग हो तो जातक - अल्पविद्या ज्ञान से देश से विदेश 
अं जाकर धन पैदा करने वाला, दूसरों से वन्दनीय व अपने मनुष्यों का विरोध करने 
चाला होता है ॥ २६ ॥ 
गुरु शुक्र से डुरुधरा योग का फल 
धृतिमेधाश्चौर्ययुतो नीतिज्ञः कनकरत्नपरिपूर्णः । 
ख्यातो नृपकृत्यकरो गुरुसितयोडुंरघरायोगे ॥ २७॥ 
यदि गुरु शुक्र से दुरुधरा योग हो तो जातक-घैयं-बुद्धि-व पराक्रम से युत नोति- 
ज्ञाता, सुवणं रत्नों से परिपूर्ण, विख्यात, राजा का कार्यं करने वाला होता है ॥ २७।: 
गुरु शनि से दुरुधरा योग का फल 
सुखनयविज्ञानयुतः प्रियबार्विद्वान्‌ धुरंधरोऽप्यायंः । 
शान्तो धनी सुरूपरचन्द्रे गुरुभानुजान्तस्थे॥ २८ ॥ 
यदि गुरु शनि से दुर्धरा योग हो तो जातक--सुख-नीति-विज्ञान से युक्त, प्यारी 
जाणी बोलने वाला, श्रेष्ठ विद्वातु, उत्तम, शान्त, धनवान व स्वरूपवानु होता है ॥२८॥ 
शुक्र शनि से दुरुघरा योग का फल 
वृद्धचरितं कुलाग्नूयं निपुण स्थ्रीवल्लनं ध नसमुद्धम्‌ । 
नुपसत्कृतं बहुधनं कुरुते चन्द्रः सितासितयोः॥ २९॥ 
यदि शुक्र शनि से दुरुधरा योग हो ता जातक--बूढ़े के से कार्यं करने वाला, कुल 
में प्रधान, निपुण ( चतुर ). स्त्रियों का प्यारा, धनी व राजा से सत्कार प्राप्त होने 
धर अधिक धन पाने वाला होता है ॥२६ ॥! 


इति दुरुधरा प्रकरणम्‌ । 
स्वल्प-मध्यम-उततम धनादि योग ज्ञान 
सूर्यात्‌ केन्द्धादिगतो निशाकरः स्वल्पमध्यभूयिष्ठान्‌ । 
कुर्यात्क्रमेण धनधोनेपुणविज्ञानविनयांइ्च ॥ ३० ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य से केन्द्र ( १४ ७।१० ) में चन्द्रमा हो तो धन-बुद्धि निपुणता 
{ चतुरता )--विज्ञान-व नम्रता जातक में स्वल्प होती है. यदि पणफर (२।५।८।११) 


में चन्द्र हो तो धनादि मध्यम, यदि आपोक्लिम ( ३ ६।६।१२ ) में चन्द्र हो तो-धनादि 
उत्तम होता है || ३० ॥ 


११२ सारावली 


वृहत्या० में कहा है--'सहस्नरश्मितशचन्द्रे कण्टकोदिगते क्रमात्‌ । धनषीनैपुणादीनि 
न्युनमघ्योत्तमानि हि? ( ३७ व० १२ इलो० ) 
तथा बृहज्जा० में भी --“अधमसमवरिष्ठान्यककेन्द्रादिसंस्थे शशिनि विनयवित्त- 
ज्ञान-धी-नैपुणानि' ( १३ अ० १ इलो० ) ॥ ३० ॥ 
पुनः चन्द्रमा से उत्तमादि धन योग ज्ञान 
ओत्पातिक्रः) क्रुशतनुनिशि चाप्यदृश्यो 
श्दुशयो दिवा शिशिरगुर्भयशोकदः स्यात्‌ । 
एवं स्यितः समफलं पृथिदोपतित्दं 
यातोऽन्यथा प्रकुरुते परिपुणंसूतिः ॥ ३१ ॥ 


यदि कुण्डली में क्षीण चन्द्रमा उत्पात से युत व जातक का जन्म रात्रि में हो 


तथा अदृश्य ( लग्न से सक्षम ) चक्र में हो तो मय शोक दाता, यदि पूर्वोक्त चन्द्रमा 
दृश्य ( सप्तम से लग्न तक ) चक्र में हो व दिन में जन्म हो तो मध्यम भयादि कारक, 
यदि पूणं चन्द्रमा रात्रि में, ह्य चक्र में होने पर व दिन में अद्दशय चक्र में पूणं चन्द्रमः 
के होने पर जातक राजा होता है ॥ ३१॥ 
प्रकारान्तर से उत्तमादि धन योग ज्ञान 
लग्नादुपचयसंस्थेः शुभ: समस्तेमंहाधनो द्वाभ्याम्‌ । 
मध्यं चेकेनाधममेवं चन्द्रादपि तदून: ॥ ३२॥ 
अधियोगादयोऽन्येऽपिञ यात्रे न कोतिताः। 
नृपपोगा यतस्ते हि वक्ष्ये तत्रेब तानहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से उपचय ( ३।६।१०।११ ) में समस्त शुमग्रह हों तो 
अधिक धनी, यदि दो शुमग्रह उपचय में हों तो मध्यम धनी, यदि १ शुमग्रह हो तो 
अल्प घनी होता है । 
अन्य भी चन्द्रमा से अधियोग आदि योग मैने यहाँ नहीं वर्णन किये हैं क्योंकि वे 
राजयोग हैं इसलिये राजरोगाष्याय में ही आगे वर्णन करूंगा ॥ ३२-३३ ॥ 
बृहत्पारा० में कहा है--चन्द्राद्‌ वृद्धिगतैः सर्वे: शृभैर्जातो महाधनी । 
द्वाभ्यां मध्यघनो जात एकेनाल्पधनो मवेत्‌’ ( ३७ अ० ६ इळा० । 
इसी प्रकार चन्द्रमा से मी उपचय में शुभग्रह होने पर फल समझना चाहिए, किन्तु 
लग्न से यह योग प्रबल होता है, चन्द्रमा से कुछ न्युन होता है । 
एवं बृहज्जा० में भी--'लग्नादतीव वसुमान्‌ वसुमाञ्छशाङ्कात्सौ म्यग्रहैरपचयोप- 
गतैः समस्तैः । द्वाभ्यां समोल्पवसुमांश्च""` = ' ( १३ अ० इलो० ) ॥ ३२-३३ ॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां चन्द्रविधिर्नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


१. उत्पातिकः, मल्पात्मज! हो० र० ७ अ० ३११ पृ०। २. कृष्णे तु शोत- 
किरणो । ३. येपि । 


चतुर्ददा अध्याय ११३ 


C 
चतुदंशोऽध्यायः 
चेशि, वाशि, उभयचरी, योग ज्ञान 
१ सुर्यादुव्ययगर्वाशिद्वि तोयगैदचन्द्रवर्जितैवेशि: ` \ 
उभयस्थितेग्रंहेन्द्रेदभयचरी नामतः प्रोक्ता ॥ १॥ 


यदि जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश स्थान में चन्द्रमा को छोड़कर अन्य कोई ग्रह 
हो तो वाशि नाम का योग व सूर्य से द्वितीय स्थान में चन्द्रमा से भिन्न अन्य ग्रह हो 
तो वेशि नामक योग होता है । यदि सूर्य से द्वितीय व द्वादश दोनों स्थान में चन्द्र 
वजित ग्रह हो तो उभयचरी नामक योग होता है ॥ १॥ 
बृहत्पा० में कहा है--'सूर्यात्‌ स्वान्त्योभयस्थेदच विना चन्द्रं कुजादिभिः । वेशि- 
वारिसमास्यौ च तथोभयचरी क्रमात्‌’ ( ३८ अ० १ इलो० ) ॥ १॥ 
वेशि योग का फल 
मन्दहृरों स्थिरवचनं परिभूतपरिश्रम॑ नतोध्वंतनुम्‌ । 
कथयति यवनाधिपतिर्वेशिसमुत्यं तथा पुरुषम्‌ ॥ २॥ 
यदि जातक की कुण्डली में वेशि योग हो तो जातक मन्द दृष्टि, स्थिर वाणी, 
अधिक परिश्रमी नम्र व लम्वा देह होता है । ऐसा यवन स्वामी अर्थात्‌ यवनाचार्ये ने 
कहा है॥ २॥ 
बृहत्पा० में इस से कुछ विपरीत फल कहा है--'समह्दक्‌ सत्यवाङमर्त्यो दीघंकायो- 
ऽलसरतथा । सुखभागह्पवित्तोऽपि वेशियोगसमुद्धव:' ( ३८ अ० २ इलो० ) ॥२॥ 
देशि योग कारक गुरु-शुक् का फल 
वसुसंचयवित्तसु हृत्स्याद्देशौ सुरगुरौ भर्वात जातः। 
झीरु: कार्योहिग्नो छघुचेष्टो भृगसुते पराधीनः॥ ३॥ 
यदि वेशि योग कर्ता गुरु हो तो धन का संग्रह्ी, विद्ठानु, सुन्दर मित्रों से युत 
जातक होता है । यदि शुक्र योग कर्ता हो तो भयभीत ( डरपोक ), कार्य में अस्थिर, 
स्वल्प इच्छा करने वाला और जातक परतन्त्र होता है ॥ ३॥ . 
वेशि योग कर्ता बुध व भौम का फल 
उपरिकर्मको दरिद्रो मूडुविनीतो बुधे सलज्जइच । 
व्मार्गळ्घछुः क्षितिपुत्रे परोपकारी नरो वेशो॥ ४॥ 
यदि वेशि योग कर्त्ता बुध हो तो जातक बहुत कार्य करने वाला, निर्धन, कोमळ, 
नम्र और लज्जा करने वाला होता है। यदि भौम योग कर्ता हो तो अधिक चल्ने 
वाला व परोपकारी होता है ॥ ४ ॥ 


१. वाशी तद्धनगँदचन्द्रर जितैः । २ वेशी । ३. ककंशो । ४. मागंघ्न । 


११४ सारावली 


वेशि योग कर्ता शनि का फल 
परदाररतरचण्डो बह्वाकारः" शठो घृणी । 
भवेन्मनुष्यः सधनो याते वेशि शानैशचरे॥ ५॥ 
यदि वेशि योग कर्ता शनि हो तो जातक पर ( दूसरी ) दार (स्त्री ) में रत 
( आसक्त ), उग्रस्वभाव, वड़ी आकृति वाला, शठ ( मूख, धूर्ते ), घृणी ( ग्लानि करने 
वाला ) और धनी होता है ॥ ५॥ 
इति वेशिप्रकरणम्‌ 
वाशि योग का फल 
-उत्कृष्टवचाः स्मृतिमानुद्योगयुतो निरीक्षते तिर्यक्‌ । 
असर्वंशरीरे पुथुलो नृपतिसमः सात्त्विको वाशो॥ ६॥ 
यदि वाशि योग में जन्म हो तो जातक उत्क्रष्टं ( अच्छी ) वाणी वाला, स्मरण 
शक्ति वाला, उद्योगी, तिरछी दृष्टि वाला, स्थुल शरीर धारी, राजा के तुल्य व 
1 सात्तिवकी होता है ॥ ६॥। 
बृहत्पाराश० में इसके विपरीत फल कहा है--“वाशौ च निपुणो दाता यशो 
विद्याबलान्वितः' ( ३८ अ० ३ इलो० ) ॥ ६ ॥ 
वाशि योग कर्त्ता गुरु व शुक्र फल 
धृतिसत्त्वबुद्धियुक्तो भवति गुरी वाशिके “वचनसारः। 
शूर: ख्यातो "गुणवान्‌ यदास्करो भार्गवे पुरुषः ॥ ७॥ 
यदि वाशि योग कर्ता गुरु हो तो जातक धैर्य-बल-त्रुद्धि से युत एवं वाणी में 
तत्त्व वाला होता है । यदि शुक्र योग कर्ता हो तो--वीर, विख्यात, गुणी, यशस्वी, 
जातक होता है ॥ ७॥ 


वाशि योग कर्ता बुध व भौम का फल 
प्रियभाषी प्रधिरतनुर्वाश्यां स्याद्‌ बोधने पराज्ञाकृत्‌ । 
सङ्ग्रामे विख्यातो भूमिसृते नान्यवाक्यइच ॥ ८॥ ७ 
यदि वाशि योग कर्त्ता बुध हो तो जातक प्रिय ( प्यारी ) वाणी बोलने वाला, 
लाल शरीर वाला, एवं दूसरों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। यदि भौम 
योग कर्त्ता हो तो संग्राम ( युद्ध ) में विख्यात ( विजय प्राप्त कर्ता ) तथा एक वाणी 
वाला पाठान्तर से अपने भाग्य से जीने वाला होता है ॥ ८ ॥ 
वाशि योग कर्त्ता शनि का फल 
वणिक्‌ “कुर स्वभाव: स्यात्परद्रव्यापहारकः । 
ग्रुरद्धंघी 'सुनिस्त्रिशों गते वर्श झनेइचरे॥ & ॥ 


१. वृद्धा । २. उत्सृष्ट । ३. पूवं । ४. पवनसार । ५. बलवानु । ६. रुचिर | 
७. भाग्यदच । ८. खल । ८. मुनिस्त्रीशो । 


चतुर्दशा अध्याय ११५ 


यदि वाशि योग कर्ता शनि हो तो जातक वनिया ( व्यापारी ) के कुल के समान 
स्वभाव वाला, पाठान्तर से दुष्ट स्वभाव वाला, दूसरे के धन को चुराने वाला, गुरुजनों 
से शत्रुता करने वाला व निलेज्ज, पाठान्तर से तपस्विनी स्त्री का स्वामी होता है ॥ ९॥ 


फलादेश में विशेष कथन 
संनिरीक्ष्य रवेर्वोर्य ग्रहाणां चापि तत्त्वत: । 
राइयंशा सङ्क'मात्स वं फळं ब्र याद्विचक्षणः ॥ १०॥ 


फल कहने से पूर्व सूर्य व योगकर्ता ग्रहों के बल का तथा राशिस्थ नवांश के शुभा- 
शुभ का ज्ञान करके ही इन योगों का विद्वान्‌ ज्योतिषी को फलादेश करना चाहिये ॥१०॥ 
जा० भ० में कहा है—सूर्यस्य वीर्पात्खचरानुसारादु राशयंशयोगात्प्रविचायं सर्वम्‌ । 
न्युनं समं वा प्रबलं नराणां फलं सुधीमिः परिकल्पनीयम्‌' ( सू० यो० ० ५ इलो० ) ॥१०॥ 
उभथचरी योग का फल 
सर्वसहः 'सुभद्रः समकायः सुस्थिरो बिपुलसर्वः । 
नात्युच्चः 'परिपुर्णा विद्यायुक्तो भवेदुभयचर्याम्‌ ॥ ११॥ 
सुभगो  बहुभृत्यधनो बन्धूनामाश्रयो नृपतितुल्यः । 
नित्योत्साही हृष्टो भुङ्क्त भोगानुभयचर्याम्‌॥ १२॥ 
यदि उभयचरी योग में जन्म हो तो जातक--समस्त कार्यभार को सहन करने 
चाला, कल्याण से युत पाठान्तर से सुन्दर समहृष्टि वाला, समान शरीर वाला, अधिक 
चलवानु, अधिक ऊँची ( उच्च ) देह से रहित, समस्त वस्तु व साधनों से पूर्ण, विद्या- 
वानु सुन्दर ऐश्‍वर्य से युत, अधिक नौकर व धन से युत, अपने बन्धु बान्धवों का रक्षक, 
राजा के सहश, पूर्ण उत्साही, प्रसन्न चित्त व सुख भोग करने वाला होता है ॥११-१२॥ 
जा० भ० में कहा है-सर्वसहः स्थिरतरोऽतितरां समृद्ध: सत्त्वाधिक: समशरीर-- 
"विराजमानः । नात्युच्चकः सरलहक्‌ प्रवलामलश्रीयुक्तः किलोभयचरी प्रभवो नरः 
- स्यात्‌’ ( सु० यो० ४ इलो० ) ॥ ११-१२ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां वेशिवाइ्युभय चर्यायां चतुर्दशोध्यायः । 


पञ्चदशोऽध्यायः 
यवनाचायँवु द विग्रहयोगेछु यत्फलं प्रोक्तम्‌ । 
तदहमपहाय मत्सरमधुना वक्ष्ये. विशेषेण ॥ १॥ 
प्राचीन यवनाचायों ने दो ग्रहों की युति ( योग ) में जो फल कहा है, उसको मैं 
यहाँ अहङ्कार त्यागकर विशेष रूप से कहता हूँ ॥ १॥ 
१. सुसमहृक्‌ । २. परिपूर्णः सिह॒ग्रीवो भवेदुभयचर्यामु । 


११६ सारावलो 


सूर्य चन्द्रमा युति का फल 
युवतीनां वशगः स्यादविनीतः "कूटवित्पृथुलवित्तः । 
आसवविक्रयकुरालो रव्युडुपत्योी:  क्रियानिपुण: ॥ २॥ 
यदि जन्माङङ्ग में सूर्य व व चन्द्रमा एक भाव या राशि में हों तो जातक स्त्रियों के वश 
( अनुकूल ) में रहने वाला, नम्रता से हीन, ( अविनयी ), कूट ( धातु-मिश्रणादि 
कूटनीति ) का ज्ञाता, अधिक धनी, आसव ( मद्य व फलादि ) के वेचने में चतु: और 
अच्छा कार्यकर्त्ता होता है ॥ २॥ 
जातक परिजात में कहा है--ज।तः स्त्रीवशग: क्रियासु निपुणइचन्द्राविन्ते भास्करे” 
( ८ अ० १२ इलो० ) ॥२॥ 
सुर्य भौम युति का फल 
ओजस्वी साहसिको मुरो बलसत्त्वसंयुतो5नृतवाळ्‌ । 
पापमतिबंधनिरतो रविकुजयोः स्यात्‌ प्रचण्डश्च ॥ ३॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य के साथ भोम हो तो जातक तेजस्वी, साहसी, मुखं, वळी, 
विक्रमी, झूठ बोलने वाळा, पाप बुद्धि, हिसा करने वाला और उग्र स्वभाव वाला. 
होता है ॥ ३॥ 
जा० पा० में कहा है--तेजस्वी बलसत्त्ववाननृतवाक्‌ पापी सभौमे रवो' 
( ८ अ० १ इलो० ) ॥३।४ 
सुर्य बुध युतिं का फल 
सेवाङ्ृतस्थिरधनो रविज्ञयोः प्रियवचा यशोथः स्थात्‌ । 
आयः क्षितिपतिदयितः सतां च दलख्पवित्तविद्यावान्‌ ॥ ४॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, बुध से युत हो तो जातक-सेवा कार्य करने में चतुर, अथवा 
सेवक ( नौकर ), चञ्चल धनवाला, प्रियभाषी, यश ( कीति ) रूप धनवाला, श्रेष्ठ, 
राजा व सज्जनों का कृपापात्र, बलवान्‌, रूपवान्‌, धनवानु और विद्वान होता है ॥ ४11: 
जा० पा० में कहा है--विद्यारूपवलान्वितोऽस्थिरमतिः सौम्यास्विते पुषणि' 
( ८ अ० १ इलो० ) ॥४।।. 
सुर्य गुरु युति का फल 
बहुधर्मो नृपसचिवः  असमृद्धिसास्मिन्नसश्रयाप्तार्थ: । 
सुर्ये वृहस्पतियुते भवेदुपाध्यायसंज्ञश्य ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सुर्य व गुरु एक स्थान में हों तो जातक--अधिक धर्मात्मा, राज- 
मन्त्री, धनवानु पाठान्तर से सुन्दर बुद्धिवाला, मित्र के आश्रय ने धन प्राप्त करने वाला 
च अध्यापक होता है ॥५॥ 
जा० पा० में कहा है--'श्रद्धाकमंपरो नृपप्रियकरो भानौ सजीवे धनी” 
( ८ अ० १ इलो० ) ॥५।; 


१. कूटकृतु प्रलघुचित्त: । २. निष्ठो । ३. सुबुद्धिमान्‌ । 


पञ्चदश अध्याय ११७ 
सूर्य शक्त युति का फल 
शस्त्रप्रहरणविद्यादाक्तियुतो नेत्रदुर्बेलश्वरमे) । 
रद्धज्ञो रविसितयोः ख्रीसङ्भाल्ळब्धबन्धुधनः ॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में सूर्यं के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक-शस्त्र प्रहार-विद्या व 
सामर्थ्यं से युत, वृद्धावस्था में आंख से दुबँल पाठान्तर से यदि चर राशि (१।४।७।१० 
में युति हो तो नेत्र पीड़ा, नृत्य नाट्यादि कला का ज्ञाता, स्त्री सङ्ग से वान्धवों का 
श्चन प्राप्त करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
जा० पा० में कहा है--स्त्रीमूलाजितबन्धुमाननियुतः प्राज्ञः स शुक्र 5रुणे' 
( ८ अ० २ इलो० )॥ ॥ 
सूर्य शनि यति का फल 
धातुज्ञो धर्ममयः 3स्वधर्मनिरतः प्रणए्सुतदारः । 
निजबंशगुणेः शुद्धः रानिरव्योरल्पशीळश्च ॥ ७॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य के साथ शनि स्थित हो तो जातक--धातु सुवर्णादि को जानने 
चाला, धर्मात्मा. अपने धर्म वा कर्म ( कार्ये ) में लीन, स्त्री-पुत्र से हीन, अपनी कुल 
परम्परा के गुणों से प्रसिद्ध व लघु शीलवान्‌ होता है ॥ ७॥ 
जा० पा० में कहा है--'मन्दघ्रायमतिः सपत्नवशगो मन्देन युक्ते रवो? 
( ८ अ० २ इलो० ) ॥७॥ 
चन्द्र भौम युति का फल 
श्रो रणप्रतापी  मल्लो$सृग्वेदनातंदेहश्र्व* । 
मृच्चभंधातुशिल्पी क्टज्ञवचन्दरकुजयोगे ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा व भौम एक साथ स्थित हों तो जातक--शुर ( वीर ). 
युद्ध में विजयी, योद्धा, रुधिर जन्य पीड़ा से युत शरीर वाला, मिट्टी-चर्म ( चमड़ा ) 
थातु ( सुवर्णादि ) का कारीगर, कूटनीति का जानने वाला होता है ।। ८ ॥ 
जा० पां० में कहा है--'शूरः सत्कुलधर्मवित्तगुणवानिन्दौ धराजान्विते' 
; ( ८ अ० २ इलो० ) ॥८॥ 
चन्द्र बुध युति का फल * 
काव्यकथास्वतिनिपुणः सधन: ख्रीसंमतः सुरूपशच । 
स्मितवदनः शशिबुधयोधंसरुचि:* स्याद्विरिष्टगुणः ॥ &॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ बुध स्थित हो तो जातक-काव्य कथानक में 
अति चतुर, धनी, स्त्री का अनुगामी, स्वरूपवान्‌, हसमुख, धर्मे में रुचि रखने वाळा 
व विशेष गुण से युत होता है ॥ ९॥ 
जा० पा० में कहा है- धर्मी शास्त्रपरो विचित्रगुणवान्‌ चन्द्रे सतारासुते? 
( ८ अ० २ इलो० ) ॥७॥ 


वू. चसन । २. जनः । ३. स्वकर्म । ४. सिद्धः । ५. वेदनासदाह्‌ । ६. रति । 


११८ सारावली 


चन्द्र गुरु युति का फल 
हृढसोहदी विनोतः स्वबन्धुसंमानवर्धनेशईच) । 
गुविन्द्दोीं: शुभशील: सुरद्विजेभ्यो *रतो भवेत्पुरुष: ॥. १० ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ गुरु स्थित हो तो जातक--स्थिर मित्रता वाला, 
विनयी, अपने बन्धु वान्धवों का आदर करने वाला, धनी, सुशील व देव ब्राह्मणों | 
सेवा में तत्पर होता है ॥१०॥ 
जा० पा० में कहा है--'जात: साधुजनाश्रयोऽतिमतिमानायेण युक्ते विधो' 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥१०॥। 
चन्द्र श्‌ क् युति का फल 
अब्नग्धौताम्बरयुक्तः क्रियाविधिज्ञः ४कुळप्रियोऽत्यलसः । 
क्रयविक्रयेघु कुशलः इादिभार्गवयोः सदा योगे ॥ ११॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक-माला-धूप वा शुभ्र 
वा धोती वस्त्र से युत, कार्य रीति का ज्ञाता, कुल का प्यारा वा कवि (कविता कर्त्ता) 
आलसी, खरीदने वेचने में निपुण होता है ॥११।। 
जा० पा० में कहा है--'पापात्मा क्रयविक्रयेषु कुशलः शुक्रे सशीतद्य तौ' 
( ८ अ० ३ इ्लो० ) ॥११॥ 
चन्द्र शनि युति का फल 
जीणं'बधूजनरमणो गजाइवसम्पादको* विगतशीलः । 
वइयो विधन: पुरुषः पराजितः स्याच्छयाङ्गशनियोगे ॥ १२॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ शनि हो तो जातक- वृद्धा स्त्री में आसक्त, 
हाथी घोड़ों का अच्छी रीति से पालन करने वाला, शीळ ( नम्रता ) से रहित, दूसरों 
का अनुगामी, धन-हीन एवं हारने वाला होता है ॥१२॥ 
जा० पा० में कहा है--'कुस्त्रीजः पितृदूषको गतधनस्तारापतो स.केजे' 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥१२७ 
भौम बुध युति का फल 
स्त्रीुभंगोऽलर्पावत्तः सुवणलोहप्रकारकः स्थपतिः । 
दुष्टस्त्रीविधवानां - कुजबुधयोरीषवक्रियानिपुणः ॥ १३॥ 
यदि कुण्डली में भौम के साथ बुध स्थित हो तो जातक स्त्री के द्वारा भाग्यहीन, 
लघुधनी, सुवर्ण ( सोना ) लोहे का कार्य करने वाला, कारीगर, दुश्चरित्रा व विधवा 
स्त्री का पोषक वा प्रेमी तथा दवा बनाने में चतुर होता है ॥ १३॥ 
जा० पा० में कहा है--'वाग्मी चौषधशिल्पञ्ास्त्रकुशलः सौम्यान्विते भूसुते' 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥ १३॥' 


१. सँमानक्ृद्धनेशश्च। २. हितो ३. । धूपां। ४ कवि। ५. वधुनां। ६. सम्पाळक । 


पन्चदश अध्याय ११६ 
भौम गुरु युति का फल 
१शिल्पश्रुतिशास्त््ञो मेधावी वाग्बिशारदो मतिमान्‌ । 
अखप्रियप्रवानः सुरगुरुकुजयो: २समागतयोः ॥ १४ ॥ 
यदि कुण्डली में भोम के साथ गुरु स्थित हो तो जातक--शिल्प ( कारीगरी ), 
व वेद शास्त्र का जानने वाला, तीव्रबुद्धि, भाषण में चतुर, वुद्धिमान्‌ व शास्त्र प्रेमियों 
में प्रधान होता है ॥ १४॥ 
जा० पा० में कहा है---'कामी . पुज्यगुणान्वितो गणितविद्‌ भौमे सदेवाच्चिते' 
( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १४॥ 
भौम शुक्र युति का फल 
पूज्यो गणप्रधानो गणितज्ञः परयुवतिभी3 रतो धतः । 
द्य तानृतशाठ्यरतो विटश्च सितरुधिरसंयोगे॥ १५॥ 
यदि कुण्डली में भौम के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक-पुँजा करने योग्य, 
जन समुदाय में मुख्य, गणित वेत्ता, दूसरे की स्त्री में आसक्त, धूर्त, जुआ-झूठ-शठता 
में लीन व मायावी होता है ॥ १५॥ 
जा० पा० में कहा है--'धातोर्वादरतः प्रप्चरसिको धूर्तः सभौमे भृगो’ 
( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १५॥ 
भौम शनि युति का फल 
धात्विन्द्रजालकुशल: "प्रवश्चकस्तेयकमकुदालश्र्व । 
कुजसौरयोविधमं: दाखविषध्न: कलिरुचि: स्यात्‌ ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली मै भोम के साथ शनि स्थित हो तो जातक--धातु ( सुवर्णादि ) 
क्रिया व इन्द्रजाल ( जादूगरी ) विद्या में निपुण, ठग, चोरी कार्य में चतुर, धर्म हीन, 
शस्त्र व जहर से मृत्यु भय एवं कलह प्रेमी होता हे ॥ १६ ॥ 
जा० पार में कहा है--'वादी गानविनोदविज्जडमतिः सौरेण युक्त कुगे' 
( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १६॥ 
बुध गुरु युति का फल 
नृत्तविधेविज्ञाता प्राज्ञोऽपि च १गेयशासतरविन्सनुजः । 
बुधगुरुपोगे मतिमान्सोख्ययुतो जायतेऽवइ्यम्‌ ॥ १७॥। 
यदि कुण्डली में बुध के साथ गुरु स्थित हो तो जातक--नाचने की रीति का 


ज्ञाता, विद्वानु, गाने ( गायन ) व बजाने में चतुर, बुद्धिमान्‌ और सुखसाधन से 
सम्पन्न होता है ॥| १७॥ 


जा० पा० में कहा है--'वाग्मी रूपगुणान्वितोऽधिकधनी वाचस्पती सेन्दुजे' 

( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १७॥ 
१. शिल्पी । २. योगे। ३. युवतिको । ४. विटः सिते रुधिरसंयुते भवति । 
५, प्रप ञ्चकस्तोयकमं । ६. वाद्य । 


१२० सारावली 


बुध शक्र युति का फल 
अतिशयधनो नयज्ञों बहुशिल्पो भेदवित्सुवाक्यः स्यात्‌ । 
गीतो हास्य रतिर्बुधसितयोगंन्यमाल्यरुचिः ॥ १८॥ 
यदि कुण्डली में बुध के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--अत्यन्त धनी, नीतिवान्‌ 
अधिक शिल्प कला का ज्ञाता, भेदज्ञ, सुन्दरभापी, गायन विद्या का ज्ञाता, हेँसने में 
प्रेम व इत्र पुष्पमाला में रुचि रखने वाला होता है ॥ १८॥ 
जा० पा० में कहा है—'शास्त्री गानविनोदहास्यरसिकः शुक्रे सचन्द्रात्मजे' 
( ८ अ० ५ इलो० ) ॥ १८॥ 
बुध शनि युति का फल 
१ ऋणवान्‌ २दस्भञ्रायः प्रयच्चक: सत्कविर्गमनद्यीरू: । 
निपुण: शोभनवाक्यो ब्ुधशनियोगे पुमान्‌ भवति॥ १९॥ 
यदि कुण्डली में बुध के साथ रानि हो तो जातक--ऋणी, पाठान्तर से गुणी, दम्भी 
(पाखण्डी), प्रपश्ची, सुन्दर कवि, घूमने वाला, चतुर व सुन्दर वाणी का होता है॥१३ॐ॥। 
जा० पा० में कहा है--'विद्यावित्तविशिष्टधमंगुणवानर्कात्मजे सेन्दुजे' । 
(८ अ० ५ इलो० ) ॥ १६ ॥ 
गुरु श॒ क़ युति का फल 
जीवति ३विद्यावादेविशिष्टधर्मस्थितः प्रमाणयुतः । 
जीवसितयोमंनुष्यो विशिष्टदारो भवेन्मतिमान्‌*॥ २० ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--बेद विद्या से जीविका 
करने वाला, सप्रमाण विशेष धर्म में रहने वाला, श्रेष्ठ पत्नी वाला, बुद्धिमान्‌ वा 
घनवान्‌ होता है ॥ २० ॥ 
जा० पा० में कहा है--'तिजस्वी नृपतिप्रियोऽतिमतिमानु शूरः सशुक्रे गुरो’ । 
( ८ अ० ५ इलो० ) ॥ २० ॥ 
गुरु शनि युति का फल 
शुरो वित्तसमृद्धो "नगराधिपतिर्यंशस्वी च। 
शनिजीवयोः प्रधानः श्रेणिसभाप्रामसंघानास्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु के साथ शनि स्थित हो तो जातक--वीर, ( पराक्रमी ), 
धनी, नगर का स्वामी, यशस्वी, श्रेणी-सभा-गाँच व समुदाय का स्वामी होता है ॥२१॥। 
जा० पा० में कहा है-- शिल्पी मन्त्रिणी साकंजे' ( ८ अ० ५ इलो० ) ॥२१॥ 
श्‌ क़् शनि युति का फल 
दारुविदारणदक्षः क्षुरचित्राइमादिकःशिल्पी च। 
मल्लोऽरनः पशुपतिः इनिसितयोगे पुमान्‌ भवति ॥ २२॥ 


१. गुणवान्‌ । २. डम्भ। ३. वेदै। ४. भवेद्धनवानु । ५. नगराधिपतिः सुखी 
यदास्वी च । 


षोडश अध्याय १२१ 


यदि कुण्डली में शुक्र के साथ शनि स्थित हो तो जातक--छकड़ी चीरने में 
निपुण, क्षौर कर्म-चित्र रचना पत्थल आदि की कारीगरी करने में चतुर, योद्धा, पर्यटन 
शील अर्थात्‌ धुमक्कड. व पशु पालक होता है ॥ २२॥ 
जा० पा० में कहा है--'पशुपतिमल्ल: सित्रे सासिते' (८ अ० ५ इलो० ) ॥२२॥ 
अध्याय का उपसंहार 
उक्त फळं गगनगा यद्दन्योन्यगणस्थिताः । 
अधमादि विकल्पेन कुर्वन्ति विर्कञात तथा॥ २३॥ 
मैंने इस अध्याय में दो ग्रहो के योग से फन्न का वर्णन किया है। उसमें ग्रह 
“परस्पर वरे में हों तो अधमादि ( उत्तम-मध्यमादि ) विकल्प से फल में न्यूना धिकता 
होती है ॥ २३ ॥ 
इति कल्प्राणवर्म विरचितायां सारावल्यां ढिग्रहडयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


षोडशोऽध्यायः 
सु० चं० सं० युति का फल 
निळंज्जः ` पापरतो यन्त्रज्ञः ात्रुदारणे झूरः। 
*अइमक्रियासु कुशल: सहस्थितैः सुयंशशिभौमैः ॥ १॥ 
यदि जन्माङ्ग में सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, एक राशि में हों तो जातक लज्जा से 
"हीन, पाप में लीन, यन्त्र बनाने वाला अर्थात्‌ मशीनरी का ज्ञाता, शत्रु को परास्त 
करने में समर्थ, पापाणादि क्रियाओं में अर्थात्‌ मूर्ति या शिल्प क्रियाओं में चतुर, 
पाठान्तर से समस्त कार्यों में चतुर होता है ॥ २॥ 
सुऽ चं० बु० युति का फल 
तेजस्वी निपुणमतिः ास्त्रकळागोष्ठिपानरतः । 
नृपकृत्यकरो' धीरो रविशशिशशिजैः सहैकस्थेः | २।। 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, बुध एक राशि में हों तो जातक तेजस्वी, सुन्दर बुद्धिवाला 
झास्त्र-कला-सभा व पान ( भांग या मदिरा वा चायादि ) में लीन, राजा का कार्य 
करने वाला अर्थात्‌ राजकीय कर्मचारी पाठान्तर से राजकार्यं में लीन और धैयेंवान्‌ 
होता है ॥ २॥ 
सु० चं० गुरु युति का फल 
क्रद्धो मायानिपुणः सेवाकुशको विदेशगसनरतः । 
मेधावी चपरुमःतः सहस्थितैरकंशाशिजीवेः ॥ ३ ॥ 


१. अखिल । २. रतो । 


१२२ सारावलः 


यदि सूर्य, चन्द्रमा, गुरु एक राशि में हो तो जातक--क्रोध करने वाला, अपनी 
माया फेलाने में चतुर, सेवा कार्य में निपुण, विदेश गमन में छीन अर्थात्‌ परदेश में 
रहने वाला, अत्यन्त बुद्धिमानु व चञ्चल बुद्धिवाला होता है ॥ ३॥ 
सूर चं० शुक्र युति का फल 
परधनहरण निपुण: परदाररतश्च शास्त्रनियुणश्रव । 
रविचन्द्रदेत्यपुञ्येरेकस्थेर्जायते मनुजः ॥ ४ ॥ 
यदि सूर्य. चन्द्र, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--दूसरे के द्रव्य हरण ( चुराने 
में ) करने में चतुर, दूसरे की स्त्री में आसक्त व शास्त्र में चतुर होता है ॥ ४॥ 
सु० चं० शनि युति का फल 
कामे) विवादकुशाळो मूर्ख: परतन्त्रगो दरिद्रश्च । 
सुर्यनिशाक रर विजेरेकस्थैर्जायते मनुजः ॥ ५ ॥ 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, शनि एक रादि में हों तो जातक--काम की चर्चा में चतुर, 
मूर्ख, दूसरे के आधीन व दरिद्री अर्थात्‌ निघंन होता है ॥ ५॥ 
सु० मं० बुध युति का फल 
भवति ख्यातो मल्लः साहसिको निष्ठुरो विगतलज्जः । 
धनसुतकलत्र रहितः सहस्थितेरकंकुजसोम्ये: ॥ ६॥ 
यदि सूर्य, भौम, वुध एक राशि में हाँ तो जातक--प्रसिद्ध, कुइती लड्ने वाला, 
साहसी, निठुर, निळंज्ज व धन-पुत्र-स्त्री से रहित होता है ॥ ६॥ 
सु० मं० गुरु युति का फल 
वचसि निपुणो महारथः क्षितिपतिसन्त्री च* भूपतिर्वाऽपि । 
सत्यवचनः प्रचण्ड: सहस्थितेभॉमगुरुसूर्य: 11 ७॥ 
यदि सुर्य, भौम, गुरु एक राशि में हों तो जातक--बोलने में चतुर, बड़ा धन-- 
वानु, राजा का मन्त्री अर्थात्‌ सलाहकार, अथवा राजा वा पाठान्तर से सेनानायक, 
सत्य बोलने वाला व उग्र स्वभाव का होता है ॥ ७। 
सु० भो शुक्र युति का फल 
नयनातुरः कुलीन: सुभगो वाक्शल्पसंयुतोी मनुजः । 
भृगुभौमदिवसनाथेः सहस्थितैः स्याद्विभवयुक्तः॥ ८ ॥ 
यदि युयं, भोम, शुक्र एक राशि में . हों तो जातक- नेत्र रोगी, अच्छे कुल में 
उत्पन्न, सुन्दर भाग्य वाला, कठोर वचन वोलने वाला व वैभव से युक्त होता है ॥८।४ 
० भौ० शनि युति का फल 
विकळाङ्को धनरहितो नित्यं रोगान्वितो भनुजः । 
स्वजनरहितोऽतिमूर्खः क्षितिजाकंजभानुभिः सहितैः ॥ ६ ॥ 


१. कामविवादे । २. चमूपतिः । 


A ळा 
लत 


= RE EE 


घोडश अध्याय १२३ 


< 


यदि सूर्य, भौम, शनि एक राशि में हों तो जातक--अङ्गहीन, धनहीन, सदा 
रोगी, अपने व्यक्तियों से हीन अर्थात्‌ कुटुम्व का अभाव व अत्यन्त मुखे होता है ॥&॥' 
सु० बु० गुरु युति का फल 
नेत्रातुरोऽतिधनवान्‌ "मूख: झाख्ादिशिल्पकाव्यरतः 1 
वाचस्पतिबुधसू्येरेकगतेछिपिकरः पुरुषः ॥ १० ॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु एक राशि में हों तो जातक- नेत्र रोगी, अत्यन्त धनी;- 
मूर्ख, शास्त्रादि व शिल्पादि ( चित्रादि ) वा काव्यादि में लीन, पाठान्तर से शास्त्र 
चर्चा, काव्य, सभा, शिल्प कार्य में लीन व सुन्दर लेखक होता है ॥ १०॥ 
सु० बु० शुक्र युति का फल 
* २अतितक्तो - वाचाटो अमणरुचि: प्रोबितो गुरुभिः । 
खीहेतोः सन्तक्तः झ्िमुतरविभागंबँः सहितैः ॥ ११॥ 
यदि सूर्ये, वुध, शक्र एक राशि में हों तो जातक--अत्यन्त दुःखी, पाठान्तर से 
प्रशास्त, वाचाळ, घूमने की प्रवृत्ति वाला, गुरुजनों की आज्ञा से परदेश में रहने वाला, 
एवं स्त्री के लिये दुःखी होता है ॥ ११ ॥। 
सु० बु० शनि युति का फल 
क्ळीबाचारो द्वेष्यः सर्वजितो बन्धुभिः परित्यक्तः । 
सो रादित्येन्दुसुतैरेक स्थैर्जायते पुरुष: ॥ १२॥ 
यदि सुर्य, बुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--नवुंसक की तरह आचरण 
करने वाला, द्वेषी, सबसे पराजित, बन्धु वान्धवों से त्यक्त अर्थात्‌ त्यागा हुआ 
होता है ॥ १२॥ 
सु० गु" शुक्र युति का फल 
दुर्बळचक्षुः शूरः प्राज्ञो निःस्वशच भूपतेः सचिव: । 
परकार्यरतो नित्यं भार्गवगुरुभास्करंः सहितैः ॥ १३॥ 
यदि सूर्य, गुरु, शक्र एक राशि में हों तो जातक--कमजोर नेत्र वाला, वीर, 
पण्डित, निर्धन, राजा का मन्त्री व दूसरों के कार्य करने वाला होता है ॥ १३॥ 
सु० गु० शनि युति का फल 
असदृशकायः पूज्यः स्वजनद्वेष्यः सुदारघुतमित्रः । 
नृपतीष्टो विगतभयो जीवार्कजदिनकरः सहितेः ॥ १४॥ 
यदि सूर्य, गुरु, शनि एक राशि में हों तो जातक-असमान शरीर वाला, पूज- 
नीय, अपने आदमियों से अनादृत, अर्थात्‌ तिरस्कृत, सुन्दर स्त्री व पुत्र व मित्र वाळा, 
राजा का प्रिय पात्र व निर्भय होता है ॥ १४॥ 


१. शास्त्रकथाकाव्यगोष्टिशिल्परतः । २. अभिशस्तो । 


१२४ सारावली 


सू० शु० शनि युति का फल 
रात्रुभयात्सोद्वेगो मानकलाकाव्यर्वाजतो मनुजः। 
कुत्सितचरितः कुष्टी सिताकिरविसंय्ुतैभवति॥ १५॥ 
यदि सूर्य, शक्र शनि एक राशिगत हों तो जातक--शत्रुभय से दुःखी, सम्मान, 
कला ( शिल्पादि ) काव्य ( शास्त्रादि ) से रहित, दूषित आचरण करने वाला और 
-कोढ़ी होता है ॥ १५ ॥ 
चं० भो० बुध घुति का फल 
पापकरा जायन्ते नीचाचारा: सुहृत्स्वजनहीनाः। 
आजीविनःचच पुरुषा: दाणाळूबुधभूनिजे: सहितैः ॥ १६॥ 
यदि चन्द्रमा, भौम, वुध एक राशि में हों तो जातक--पाप करने वाळा, दुष्ट 
आचरण में लीन, जीवन पर्यन्त मित्र व अपने वन्धुओं से रहित होता है ॥ १६॥ 
चं० भो० गुरु युति का फल 
*विनताङ्कः ख्रीलोळश्रोरः कान्तश्च संमतः स्त्रीणाम्‌ । 
भोमशशाद्कसुरेज्यंरेकस्थंश्चण्डरोषश्च ॥ १७॥ 
यदि चन्द्र, भौम, गुरु एक राशि में हों तो जातक--नम्न देह, पाठान्तर से घावों 
नसे युत, स्त्री छोलुप, चोर, सुन्दर, स्त्रियों का प्रिय व महाक्रोधी होता है ॥ १७॥ 
चं० भो० शुक्र युति का फल 
दुःशीलाया: पुत्रः पतिश्च तस्याः सदैव निर्दिष्ट: । 
कुजभृगुशरिभिः सहितेश्नंसणरुचि: शीतभीतश्च ॥ १८ ॥ 
यदि चन्द्रमा, भौम, शक्र एक राशि में हों तो जातक--दुःशीला अर्थात्‌ शील 
( नम्रता ) रहित स्त्री का पुत्र व पति, घूंमने की रुचि वाला और ठण्ड से डरने 
वाला होता है ॥ १८ ॥ 
चं० भो० शति युति का फल 
बाल्ये मृतजननीकः क्षुद्रो दिषसश्व लोकविद्विष्टः । 
जायेत नरो योगे भूमुतदाशिभास्करसुतानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, शनि एक राशि में हों तो जातक--वाल्यावस्था में मातृ सुख से 
रहित, क्षुद्र स्वभाव, विषम बुद्धि व लोक ( संसार ) हेषी होता है ॥ १३ ॥ 
चं० बु० गुरु युति का फल 
धनवान्कल्यो दाग्मी तेजस्वी स्थातिमान्विपुळकी ति: । 
बहुपुत्र भ्रातूयुतो बुधेन्दुसु रपुजितेयुक्ति: ॥ २० ॥ 
यदि चन्द्र, वुध, गुरु एक राशि में हों तो जातक--धनी, रोगी, वक्ता, तेजस्वी, 
विख्यात, विशाल कीतिवाला एवं अधिक भाई व पुत्रों से युक्त होता हे ॥ २० ॥ 


१. त्रणिताङ्ग: । २. भीरुश्च । 


ल 
षोडश अध्याय १२५. 


चं० बु० शुक्र युति का फल 
विद्यासंस्कृतमतिरपि नोचाचारः पुमान्भवेज्जातः । 
सौम्यो? धनप्रलुब्यो बुधभागंवचन्द्रदंयोगे ॥| २१॥ 
यदि चन्द्र, बुध, शुक्र एक राशि में हों तो जातक- विद्या से संस्कृत अर्थात्‌ विद्या" 
से युत, बुद्धि होने पर भी दुष्ट आचरण करने वाला, सौम्य अर्थात्‌ विनीत, पाठान्तरः 
से ईष्या करने वाला व धन का लोभी होता है ॥ २१॥ 
चं० बु० शनि युति का फल 
अस्वस्थो विकळाङ्कः प्राज्ञो वाग्मी सुपुजितः क्षितिपः । 
भवति नरः संयोगे सीरेन्दुशशाङ्कपुत्राणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि चन्द्र, बुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--रोगी पाठान्तर से.पराधीन,. 
विकल शरीर, पण्डित, वक्ता, पुजनीय व राजा होता है ॥ २२॥ 
चं० गु० शुक्र. युति का फल 
साध्वोतनयः प्राज्ञः कलास्वभिज्ञो बहुश्न॒तः साधु: । 
भागंवगुदशशियोगे जातः सुभगो अवेत्युरुषः॥ २३॥ 
यदि चन्द्र, गुरु, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--पतिव्रता स्त्री का पुत्र; पण्डित,. 
कलाओं को जानने वाला, वहुज्ञ, सज्जन व सुन्दर भाग्य वाला होता है ॥ २३॥ 
चं० गुरु शनि युति का फल 
शाखार्थ तत्त्वबुद्धिव स्त्रीसङ्भतो उविगतरोग: । 
दाझिवाचस्पतिसौ रेरेकस्थं ग्रासवृन्दपतिः ॥ २४॥: 
यदि चन्द्र, गुरु, शनि, एक राशि में हों तो जातक- शास्त्र के तत्त्व का ज्ञाता, 
वृद्धा क्री का प्रसङ्गी, गत रोग वा क्रोधहीन व ग्राम एवं जन समूह का पति अर्थात 
ग्राम का प्रधान व समूह का अध्यक्ष होता है २४॥ 


चं० श्‌ू ० शनि युति का फल 
लिपिकरपुस्तकवाचकपुरोधसां भवति जन्म सुकृतेश्‍च । 
देवविदां पुहबाणां शशिभागंधसौरिसंयोगे ॥ २५॥। 
यदि चन्द्र, शुक्र, शनि एक राशि में हों तो जातक--लेखक, कथा वाचक, पुरोहितः 
ज्योतिषी पुर्व जन्म के पुण्य से होता है ॥ २५॥ 
सौ” बु० गुरु युति का फल 
सुकविः क्षोणीनाथः सद्य वतिपतिः परार्थ उदय क्तः । 
गान्थर्ववेदकुशरः स्याद्बुधगुरुभूसुतैः सहितेः॥ २६॥ 
यदि भौम, बुध, गुरु एक राशि में, हों तो जातक--सुन्दर कवि, राजा, सज्जन खी 
का स्वामी, दूसरों के उपकार करने में लीन एवं गान बिद्या में चतुर होता है ॥२६॥. 


१ सेष्यों । २ मस्वातन्त्र्यो विकलः । ३ रोष: । 


१२६ सारावली 


भो० बु० शुक्र युति का फल 
अकुलीनो विकळाङ्गश्चपलो ढुष्टशच जायते मनुजः । 
मुखरो नित्योत्साही कुजबुधभृगुनन्दने: सहिते: ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में भोम, वुध, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--सुन्दर कुल से हीन 
"विकृति शरीरी, चपल, दुष्ट, वाचाळ एवं प्रतिदिन उत्साही होता है ॥ २७॥ 
भौ० बु० शनि युति का फल 
प्रेष्यः इयाझलनेत्र: प्रवासशोलो भवेद्ददनरोगी । 
रमते प्रहरनशीलंईधाकिरुधिरेः सहैकस्थः ॥ २८॥ 
यदि भौम, बुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--सेवक वा दरिद्री, काले नेत्र 
“वाला, प्रवासी अर्थात्‌ परदेश में रहने वाला, मुख का रोगी? एवं हास्य प्रेमियों के 
-साथ रमण करने वाला होता है ॥ २८॥ 
भो० गु० शुक्र युति का फल 
नपती्टः सत्सुतवान्विलासिनीभ्यः सदासतबहुसोख्य: । 
सकळजनानन्दकरो भागंवगुरुभूमिजेः सहितेः॥ २९ ॥ 
यदि भौम, वुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--राजा का प्रिय पात्र, सुन्दर 
पुत्रों से युत, स्त्रियों से सदा बहुत सुख प्राप्त करने वाला एवं समस्त लोगों का 
आनन्द दाता होता है :। २९ ॥ 
भो० यु० शनि युति का फल 
नपसंमतः क्षताङ्गो नीचाचारो विगहितों मित्रः । 
सवति नरो विगतघृण: सुरेज्यकुजसोरिसंयोगे ॥ ३०॥ 
यदि भौम, गुरु, शनि एक राशि में हों तो जातक--राजा से संमत, भग्न देह, 
"दुष्ट आचरण करने वाला, मित्रों से निन्दनीय एवं घृणा से रहित होता है ॥ ३० ॥ 
भो० शु० शनि युति का फल 
चारित्रविहीनायाः पुत्रो सर्ता भवेत्सुखविहीनः । 
नित्यं प्रवासशीळः संथुक्तः सोरिकुजशुक्रः ॥ ३१॥ 


यदि भौम, शुक्र, शनि, एक राशि में हों तो जातक--चरित्रहीन स्त्री का पुत्र व . 


“पति सुख से रहित एवं प्रतिदिन परदेश में रहने वाला होता है ॥ ३१॥ 
बु० गु० शुक्र युति का फल 
सुतनुः क्षपितारिगणो नृपतिः सुभगस्तया 'पृथुल हीतिः । 
बुधगुरुशुक्रः सहितेर्भवति नरः सत्यवचनश्च॥ ३२॥ 
यदि बुध, गुरु, शुक्र, एक राशि में हों तो जातक--धुन्दर देहधारी, शत्रु से रहित, 
“राजा, सुन्दर भाग्यवानु, विपुल यशवाला एवं सत्यभाषी होता है ॥ ३२ ॥ 


१. विपुलकीति । 


शा RS 


घोडश अध्याय १२७ 


बु० गु० शनि युति का फल: 
*स्थानधनंदवयंयुतं प्राज्ञं बहुभोगिनं स्वदाररतम्‌ । 
श्रतिसौख्यरतं' सुभगं जनयन्ति ब्रुाकिजीवार्याः ॥ ३३ ॥ 
यदि बुध, गुरु, शनि, एक राशि में हो तो जातक--स्थान, पाठान्तर से मान- 
धन-ऐश्वर्थ से युक्त, पण्डित, अत्यन्त सुख भोक्ता, अपनी स्त्री में लीन, धैर्य व सुख में 
लीत वा सुखादि से युत एवं तुन्दर भाग्य वाला होता है ॥ ३३ ॥ 
बु० शु० शनि युति का फल 
मुखरो घूर्तोऽनृतवाक्‌ परयवतिरतो भवेद्विषमशोल: । 
बुधशु्रतूर्यंतनयेः कलास्वभिज्ञः स्वदेरारतः॥ ३४ 11 
यदि वुध, शुक्र, शनि एक राशि में हों तो जातक--क्रुत्सित वक्ता, धूर्ते, असत्य- 
भाषी, दूसरों की स्त्री में लीन, दुरूह स्वभाव वाला, कलाओं का ज्ञाता एवं अपने 
देश का प्रेमी होता है ॥ ३४॥ 
गु० शु० शनि युति का फल 
न्यूने कुलेऽपि जातो भवति नरो भूपर्तिविषुलकीतिः । 
गुरुभार्गवदिनकरजेरेकस्थ: शीलसम्पन्नः ॥ ३५॥ 
यदि गु€ शुक्र, शनि, एक राशि में हों तो जातक--निम्न अर्थात्‌ लघुकुल में पैदा 
होकर भी अधिक यशवाला, राजा एवं सुशीक होता है। ३५ ॥ 
माता व पिता के सुख का ज्ञान 
पापेर्युक्ते चन्द्रे मातुरभावः प्रक्रीतितप्रायः । 
सूये पितुस्तथान्येः शुभं वदेन्मिश्रितेमिश्रम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा पापग्रहों से युत हो तो माता के सुख का अभाव, 
-यदि सूर्यं पाप ग्रहों से युत हो तो पितृमुख का अभाव जातक को होता है । 
यदि सूर्य, चन्द्रमा शुभग्रहों से युत हों तो माता पिता का सुल्न पूर्ण, यदि पाप व 
शुभग्रह दोनों से युत सूर्य, चन्द्रमा हों तो मध्यम सुख दोनों का होता है।। ६६॥ 
शुभ ग्रहों को युति का फल 
प्रायः शुभाः समेता घनभूतियशोन्वितं नुपतिचे्म्‌ । 
उत्पादयन्ति मनुजं सूमण्डलमण्डनं श्रेष्ठम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि जन्माङ्ग में शुम ग्रहों की स्थिति एक राशि में हो तो--धन, ऐश्वयँ, यश से 
युक्त, राजा के समान पृथ्वी के भूषण रूप अत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म होता है 11३७॥ 
पाप ग्रहों को युति का फल 
पापाखयोऽपि म्िछिता: कुर्वन्ति नरं सुदुर्भगं लोके । 
दारिद्रयडुःखतप्तं गहितरूपं विनयहीनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि जन्म के समय तीत पाप ग्रहों की स्थिति एक राशि में हो तो जातक -भाग्य 
“हीन, दरिद्री, दुःखी, बुरे रूप वाळा एवं विनय से हीन होता है ॥ ३८ ॥ 
इति कल्याणवर्मवि रचितायां सारावल्यां त्रिग्रहयोगो नाम षोडशोऽध्या यः ॥ 
कहि” 


४ 


१२८ सारावलो 


सप्तदशो5व्याय: 
सु० चं० सं० बुध युति का फल 
लिपिकरतस्करमुखरो रोगी मायाप्रपः्चकुदाळइच । 
बुधरविभौमशशाङ्झैरेवक्षेगतेः पुमान्भवति ॥ १॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध एक साथ हों तो जातक-लिपि कर्ता 
चा लेखक, चोर, वाचाल, रोगी व चतुर मायावी होता है ॥ १॥ 
सु० चं० भौ” गुरु युति का फल 
घनवान्वनितानिन्दस्तेजस्वी नोतिमान्विगतशोक: । 
कर्मसमर्थो निपुण: शशिकुजगुरुभास्करे: सहित: ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य, चन्द्र, भौम, गुरु एक साथ हों तो जातक--धनी, स्त्री 
से निन्दित, तेजस्वी, नीतिज्ञ, शोक से रहित, कायं करने में सक्षम व चतुर 
होता है ॥ २॥ 
स्‌० चं० भो० शुक्र युति का फल 
*आर्योचितवाग्वृत्ति: सुखभ्ाङनिपुणोऽथसंग्रहणशीरः । 
विद्यासुतदारयुतः शदिकुजभृगुभास्करंः सहिते: ॥ ३॥ 
यदि सूर्ये, चन्द्र, भौम, शुक्र एक साथ हों तो जातक--श्रेष्ठ, उचितवाणी व व्यव- 
हार वाला, पाठान्तर से उग्र अर्थात्‌ तीक्ष्ण, जठराग्नि वाला, सुखभोगी, चतुर, धन 
संग्रह कर्ता, विद्या-पुत्र-व स्त्री से युक्त होता है।। ३॥ 
सू० चं० भो० शनि युति का फल 
विषमशरीरो ह्लस्वो धनरहितो याचितादानो मूर्खः । 
गम्यः सर्वस्य तथा रदिशिशिकुजसोरिसंयोगे॥ ४ ॥ 
यदि सूर्ये, चन्द्र, भौम, शनि एक साथ हों तो जातक--न्यूनाधिक शरीर वाला; 
बामन, ( लघ, ) धन हीन, भिक्षाशी व सर्व विदित मूर्ख होता है ॥ ४॥ 
सू० चं० बु० गुरु युति का फल 
२सीर्वाणकः प्लुताक्षः रिल्पकरो वा महाधनो घीर:3 । 
जात: स्यान्निरुजतनुः शशिज्ञगुरुभास्करे: सहितैः ॥ ५॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु, चन्द्रमा एक साथ हों तो जातक--सुवर्ण (सोना) का कार्ये 
करने वाला, ( सुनार ) बड़े नेत्र वाला, कला का ज्ञाता, बड़ा धनवान्‌, धैयंधारी. 
पाठान्तर से वीर व रोगहीन देहधारी, पाठान्तर से गम्भीर होता है ॥ ५॥ 
स्‌० चं० बु० श क़ युति. का फल 
विकल: सुभगो वाग्मी “ह्लस्वो नृपसंमतो मनुजः । 
जात: स्यादेकस्थ रविशशिबुधभागंवैः सहित: ॥ ६॥ 


१. उग्रो हुतभूक्तीन्रः । २. सौवर्णकः। ३. वीरः। ४ गाम्भीर्यो रुचिर ॥ः 
५. भूपसंमतो, पिङ्गक्षो मूपसंमतो । 


| 


। 
र 


रद ससददा अध्याय १२६ 


यदि सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र एक साथ हों तो जातक--व्यग्र, सुन्दर भाग्य वाला; 
वक्ता, छोटे कद वाला, पाठान्तर से नेत्र रोगी वा पीत नेत्रवाला व राजा का प्यारा 
होता है ॥ ६॥ 
सु० चं० ब्‌. शनि युति का फल 
सातृपितृविप्रयुक्तो धनसोख्यविर्वाजतो अभ्रमणशील:ः । 
भिक्षाशनोऽप्यनृतवाक्‌ ` रवीन्दुसौम्याकिभिनियतमु्‌ ॥ ७॥ 
यदि सूर्य, चन्द्र, बुध, शनि एक साथ हों तो जातक--माता पिता से हीन, धन 
सुख से रहित, घूमने वाला, भिक्षाशी व असत्यभाषी होता है ॥ ७ ॥ 
सु० चं० गु० शुक्र युति का फल 
सलिळमृगारण्यानां स्वामी स्यात्सौख्यभाक्‌। भवति पुज्य: । 
शुक्राकंगुरशशाङ्घैरेकक्षेगतैः पुमान्‌ निपुणः॥ ८॥ 
, यदि सूर्य, चन्द्रमा, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक--जल,-हिरन-व जंगल 
का स्वामी, सुख भोगी पाठान्तर से राजा से सम्मानित व कुशल होता है ॥८॥ 
सु० चं० गु० शनि युति का फल 
तामसनेत्रस्तोक्ष्णो बहुसुतवितो वराङ्गनासुभगः। 
सूर्येज्यचन्द्रसो र॑रेकस्थेर्जायते पुरुष: ॥ & ॥ 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक लाल नेत्र वाला वा क्रोध 
इष्टि वाला, उग्र, अधिक पुत्र व धन से युक्त व श्रेष्ठ स्त्रियों का प्रिय पात्र होता है॥॥९॥ 
सु० चं० शु० शनि युति का फल 
वनितासहृराचाराः पुरःसरोऽत्यन्तदुर्ब॑टरा रीरः । 
भीरः सर्वत्र भवेवर्कन्दुसितासितं: सहितैः ॥ १०॥ 
यदि सूर्य, चन्द्र, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक-स्त्री के समान आचरण 
करने वाला अर्थात्‌ जनखा, भागे चलने वाला, अत्यन्त दुर्बल देहधारी व सब. जगह 
भयभीत होता है ॥ १०॥ 
सु० भो० ब्‌० गुरु युति का फल 
झूरोऽय सून्रकारश्चक्र धरो वा विपन्नदारघनः। 
दुःवाणंवो$टनपर: सुसङ्गतैरकजीवबुधभौने: ॥ ११॥ | 
यदि सूर्ये, भौम, बुध, गुरु एक साथ हों तो जातक--वीर, सूतं बनाने वाला 
चा चक्की चलाने वाला वा पाठान्तर से साइकिल वगैरह पर चलने वाला, स्त्री व 
घन से रहित, दुःखी व घूमने वाला होता है ॥ ११॥ 
सु० सो० बु» शुक्र युति का फल 
परदाररतइचौरो निष्माङ्गी दुर्जनो विगतसत्व: । 
भवति प्रसवे पुरुषो रविसितभोमेन्दुजः सहितः ॥ १२॥ 


१. नृपतिपूज्यः । २. चरो । 


१३० सारावली 


यदि सूर्य, भौम, बुध, शक्र एक साथ हों तो जातक--दूसरों की स्त्री में छीन, 
चोर, असमान शरीरधारी, दुर्जन व दुर्वळ होता है ॥ १२॥ 
सु० भौ? बु० शनि युति का फल 
योद्धा! प्राज्ञस्तीक्ष्णो नीचाचार: कविप्रधानइच । 
मन्त्री च भूपतिर्वा बुधाककुजसौरिसंयोगे ॥ १३ ॥ 
यदि सूर्य, भोम, वुध, शनि एक साथ हों तो जातक--युद्ध करने वाला, पण्डित, 
उग्र, बुरे आचरण करने वाला, प्रधान कवि, उत्तम सलाहकार अर्थात्‌ मन्त्री अथवा 
राजा होता है ॥ १३ ॥ 
सू" भो० गु० शुक्र युति का फल 
सुभगः पुज्यो लोके धनवान्‌ नृपसंमतो भुवि ख्यात: । 
रविभोमजीवशुक्रेरेकस्थर्नी तिमान्पुरुष: ॥ १४॥ 
यदि सूर्य, भौम, गुरु, शुक्रं एक साथ हों तो जातक--सुन्दर भाग्य वाला, संसार 
में सम्मानित, धनी, राजा से सम्मत, संसार में विख्यात व नीति ज्ञाता होता है ॥१४॥ 
सु० भो० गु० श० युति का फल 
सोन्मादो गणमान्यः सिद्धार्थो वन्धुमित्रसंपृक्तः । 
भानुकुजजीवसारंः संथुक्तेर्चा नृपाभिमत: ॥ १५॥ 
यदि सूर्य, भौम, गुरु शनि एक साथ हों तो जातक--पागल, जन समुदाय में 
सम्मानित, प्रयोजन सिद्ध कर्ता, बन्धु व मित्र से युत व राजा का प्रिय होता है ॥१५॥ 
सु० भो० शु० शनि युति का फल 
विकलो नीचाचारो विषमाक्षो बन्धुविद्विष्टः । 
सूयकुजशुक्रसौरेः पराभवं सवतो याति॥ १६॥ 
यदि सूर्य, भोम, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक--अशान्त चित्त, असत्कार्य 
कर्ता, असमान दृष्टि वाला, बन्धुद्वैषी व सब से पराजित होता है ॥ १६ ॥ 
सु० बु० गु० शुक्र युति का फल 
घनवान्सुखप्रचानः सिद्धार्थो बन्धुमान्‌ प्रकृष्टवच । 
भानुबुधजीवशुक्रभंबति पुमानेकराशिगतं: ॥ १७॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु, शक्र एक साथ हों तो जातक--धनी, पूर्ण सुखी, मतलब 
सिद्ध करने वाला, बन्धुओं से युत व श्रेष्ठ पुरुष होता है ॥१७॥। 
सु० बु० गु० शनि युति का फल 
क्ळीबाचारो मानी कलहरुचिः 'सहजवान्‌ निरुत्साहः । 
अर्काकिबुधसुरेज्यं रेकस्थेर्जायते पुरष: ॥ १८॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक--नपुंसक के समान आचरण 
करने वाला, अभिमानी, कलेश प्रिय, भाई से युक्त व उत्साह से हीन होता है॥ १८॥ 


१. योधः । २. सहजवाङ्‌ । 


ii 455 5. 


सप्तदश अध्याय १३१ 


सु० बु० शु० शनि युति का फल 
मुखरः सुभगः प्राज्ञो मुढुसीख्यः सत्त्वशोचसंपन्न: । 
धीरो मित्रसहायो रविब्ुधसितसौरिसंयोगे ॥ १६ ॥ 
यदि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक वाचाल, सुन्दर भाग्यवाला; 
पण्डित, सरल, सुखी, सत्त्वगुण व पवित्रता से युक्त, धीर व मित्रों की सहायता करने 
-चाला होता है ॥ १९॥ 
सु० गु० शु» शनि युति का फल 
लुब्धः कविः प्रधानः कारुकनाथोऽधिपश्च नीचानाम्‌ । 
आदित्याकिसितायं राज्ञां जातो भवेदिष्ट: ॥ २०॥ 
यदि सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक लोभी, कवि, अध्यक्ष, शिल्प- 
करों का स्वामी, नीच अर्थात्‌ दुष्टों का मुखिया व राजाओं का प्रिय होता है ॥२०॥ 
चं० भो० बुध गुरु युति का फल 
शास्त्रकुशलो नरेन्द्रः सुमहामन्त्रोऽयवा महाबुद्धिः । 
शाझिकुजसोमजजी वैरेकस्थे यं: पुमाञ्जातः ॥ २१ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, बुध, गुरु एक साथ हों तो जातक शास्त्रों में निपुण, राजा या 
“सुन्दर महान्‌ मन्त्री अथवा बडी बुद्धि वाला होता है॥ २१ ॥ 
चं० भोस बुध शुक्र युति का फल 
कळहरुचिर्निद्रालुर्नोचः  स्याहृ्धेकोपतिः सुभगः । 
बन्धुद्वेटा न सुखी शशिकुजबुधभागंवेः सहितैः ॥ २२॥ 
यदि चन्द्र, भौम, वुध, शुक्र एक साथ हों तो जातक कलहप्रिय, अधिक सोने वाळा 
अर्थात्‌ आलसी, दुष्ट, कुलटा का पति, सुन्दर, वन्धुविरोधी व दु:खी होता है।।२२॥ 
चं० सोस बुध शनि युति का फल 
शुरो विमातृपितृको दुष्कुळजो बहुकळलत्रमित्रसुतः । 
भवति सुकर्माभिरतः शशिकुजबुधसोरिसंयोगे ॥ २३ ॥ 
यदि, चन्द्र, भौम, बुध, शनि एक साथ हों तो जातक वीर, माता-पिता के सुख 
से रहित, नीच कुल में उत्पन्न, अधिक स्त्री व मित्र एवं पुत्र से युक्त, अच्छे कार्ये करने 
“चाला होता है ॥ २३॥ 
चं० भौम गु» शुक्र युति का फल 
विकलाङ्गः सुकलत्र: *सकलसहो5तीव मानसंयुक्तः । 
प्राज्ञो बहुमित्रसुलः शशिकुजगुरुभार्गवैः सहितः ॥ २४ ॥ 
१, कष्टसहो । 


१३२ सारावली 


यदि चन्द्र, भौम, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक' अशान्त देहधारी, सुन्दर 
स्त्री वाला, सबको सहन करने वाला,. पाठान्तर से कष्ट सहनकर्ता, अत्यन्त सम्मान' 
से युक्त, पण्डित व अधिक मित्रों के सुख का भोगने वाला होता है ॥ २४॥ 
र ___ चं० भोस गु० शनि युति का फल 
बधिरो धनवाञ्शुरः सोन्मादो वाक्पटुः स्थिरप्रकृति:ः । 
सतिसानुदारचित्तो भोमेन्दुरानं श्ररसुरेज्येः ॥ २५ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक बहिरा, धनी, वीर, विक्षिप्त,. 
* भाषण में चतुर, स्थिर स्वभाव, बुद्धिमानु व उदार चित्त होता है ॥ २५ ॥ 
चं० भौस शुक्र शनि युति का फल 
कुलटापतिः - प्रगल्भः सर्पाक्षो "नित्यमेव सोद्वेगः। 
न जात: पुरुषोऽवइयं कुजेन्दुयमभाग बभंवति ॥ २६॥ 
यदि चन्द्र, भौम, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक व्यभिचारिणी स्त्री का. 
स्वामी, धृष्ट, साँप के समान नेत्र वाला तथा सदा उद्देग से युक्त होता है।। २६ ॥ 
चं० बु० गु० शुक्र युति का फल 
विद्वान्विमातृपितृकः सहद्ूपो धनयुतोऽतिसुभगश्च । 
भवति नरो विगतारिकुधगुरुशाशिमःर्गयेः सहितः ॥ २७॥ 
यदि चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक पण्डित, माता-पिता से हीन,. 
सुरूप, धनी, अत्यन्त भाग्यवान्‌ एवं शत्रु से रहित होता है॥ २७॥ 
चं० बु० गु० शनि युलि का फल 
कृतघ्मकीतिरग्रचस्तेजस्वी बन्धुवल्लभो मतिमान्‌। 
नृपसचिवः प्रवरकवि: शशिबुधजीवाकिभि: सहितैः ॥ २८ ॥ 


यदि चन्द्र, बुध, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक धर्मात्मा, कीतिमानु, प्रधान,. 
तेजस्वी, बन्धुप्रिय, बुद्धिमान्‌, राजा का मन्त्री व उत्तम कवि होता है ॥ २८ ॥ 


चं० बु° शुक्त शनि युति का फ़ल 
परदारगमनशीलो विशीळभार्यो विपन्नबन्धुश्च । 
3 प्राज्ञो लोकद्विष्टः% स्यादिन्दुबुधाकिभृगुवुत्राः ॥ २६ ॥ 
, यदि चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक परस्त्रीगामी, दुःशीला स्त्री) 
का स्वामी, विपत्ति से युक्त बन्धुवाला, पण्डित व संसार-द्व पी होता है ॥ २६॥ 
चं० गु० शु० शनि युति का फल 
मात्रा रहितः सुभगस्त्वग्दोषी दुःखितो भ्रसणशीलः । 
बहुभाषी सत्यरतः इाईिगुरुभुगुसोरिभिः सहितैः ॥ ३० ॥ 


१४७४७ 


१. द्वेष्टा । 


सप्तदश अध्याय १३३ 


यदि चन्द्र, गुरु, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक माता से हीन, सुन्दर 
-भाग्यवानु, चर्मेरोगी, दुःखी, घूमने वाला, वहुत बोलने वाला व सत्य में लीन 
होता है ॥ ३० ॥ 
भोम बुध गुरु शुक्र युति का फल 
१स्रीकळहरुचिर्घनभाव्युज्यो लोके च शोलसंपन्न: । . 
अवति पुमान्निरुजतनुर्बृधारगुरुभा्गंबेः सहितेः॥ ६१॥ 
यदि भौम, वुध, गुरु, शक्र एक साथ हों तो जातक स्त्री से कलह करने में मन 
रखने वाला, धनी, संसार में सम्मानित, शील-गुण से युत व रोगहीन देहधारी 
होता है ॥ ३१ ॥ 
भोस बुध गुरु शनि युति का फल 
शुरो विद्वान्वाग्मी धनरहितः सत्यशोचसंपन्नः । 
वादी इन्द्रसहिषणुर्मंतिमान्सहितेर्बुधा रगुरुसौरेः ॥ ३२॥ 
यदि भौम, बुध, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक वीर, पण्डित, वक्ता, निर्धन; 
सत्य व पवित्रता से युत, बोलने वाला, कष्ट सहनकर्ता व बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ३२॥ 
भौम बुध शुक्र शनि युति का फल 
स्यान्मल्लः परपुष्टः कठिनाङ्गो युद्धदुमंदः ख्यातः। 
रमते च सारमेयेर्बुधारयमभागंवेः सहितेः॥ ३३॥ 
यदि भौम, बुध, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक योद्धा, दूसरों से पोषित, 
कठिन शरीरधारी, लड़ने का मद रखने वाला, प्रख्यात ब कुत्तों के साथ रमणकर्ता 
अर्थात्‌ कुत्तों का पालक होता है ॥ ३३ ॥ 
भौम गुरु शु क़ शनि युति का फल 
तेजस्वी वित्तयुतः सत्रीलोलः साहसप्रियश्चपरः । 
भौसगुरुशुक्र सो रंरेकस्थर्जायते कितवः ॥ ३४॥ 
यदि भौम, गुरु, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक तेजस्वी, धनी, स्त्रैण, 
साहसी, चपल एवं धूर्त होता है ॥ ३४॥ 


बुध गुरु शुक्र शनि युति का फल 
मेधावी भश्राद्धरतो 3रामासक्तो विधेयभृत्यश्च । 
बुधजी वशुक्रसो रेरेकस्थं स्ती न्रसंयोगे ॥ ३५॥ 


यदि बुध, गुरु, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक मेधावी, श्राद्ध करने मे लीन; 
पाठान्तर से शस्त्र वा शास्त्र में लीन, स्त्री में आसक्त, पाठान्तर से कामी व आज्ञा- 
कारी नौकर वाला होता है ॥ ३५ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां चतुग्रेंह्योगः सप्तदशोऽध्यायः । 


१ रुचिर । २ शस्त्र, शास्त्र । ३ कामाचारो । 


१३४ सारावली 


अष्टादशोऽध्यायः | 


सु० चन्द्र भौ? बुध गुरु योग फल 
दुःखी बहुप्रपञच्जो जायाविरहेण तापितशरीरः । 
भवति पुमानेकस्थं रवीन्दुकुजजीवचन्द्रसुतें: ॥ १ ॥। 
यदि कुण्डली में सूर्ये, चन्द्र, भौम, बुध गुरु एक भवन में हों तो जातक-- दुःखां, 
अधिक प्रपञ्ची व स्त्री के वियोग से तप्त देहधारी होता है ॥ १॥ 
सू० चन्द्र भो० बुध शक्र योग फल 
परकमंरतो नित्यं बन्धुसुहस्डि:” कृतो विगतसत्त्व: । 
क्ळीबेर्याति च सख्यं रवीन्ट्रकुजशुक्रसोम्येश्च ॥ २॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध, शुक्र, एक भवन में हों तो जातक-नित्य' 
दूसरों के कार्य में लोन, बन्धु व मित्रों के बल से हीन पाठान्तर से बन्धु व मित्रों रे 
निन्दित या दुःखी एवं नपुंसकों से मित्रता करने वाला होता है ॥ २॥ 
सु० चन्द्र भौ? बु० शनि योग फल 
अल्पायुर्बन्धनभाग्दीनो भवतीह सवंसुखहीनः। 
अकलत्रोऽसुतवित्तः सौरदिवाकरबुधेन्द्रकुजेः ॥॥ ३॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध, शनि एक भवन में हों तो जातक--लघु 
आयु वाला, जेली, दीन, समस्त सुख से हीन एवं स्त्री-पुत्र-धन से रहित होता है ॥३॥ 
सूर्य चन्द्र भौम गुरु शुक्र योग फल 
जात्यन्धो बहुढुःवी मातृपितृभ्यां सदैव सन्त्यक्तः । 
भवति नरो गेयरुचि: कुजेन्दुगुरुभार्गवाकेँश्च ।। ४ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, गुरु, शुक्र एक भवन में हों तो जातक जन्म से 


अन्धा, अत्यन्त दुःखी, माता पिता से सदा त्यक्त, अर्थात्‌ माता-पिता के सुख का अभावः 
ब गान में अभिरुचि करने वाला होता है ॥ ४॥ 


सूर्य चन्द्र भौस गुरु शनि योग फल 


युद्धकुशलः समर्थः परवित्तहरः परोपतापी च। 
पिशुनश्चरऽचः पुरुषः शनिशशिकुजजी वदिवसेशंः ॥ ५॥ 


यदि कुण्डली में सूर्यं, चन्द्र, भौम, गुरु, शनि एक भवन में हों तो जातक-युद्ध में 
निपुण, सामर्थ्यवान्‌, दूसरों के धन का हरण करने वाला, अन्य लोगों को कष्टदायी कः 
चुगलखोर एवं दुष्टस्वभाव का पाठान्तर से चञ्चल होता है ॥ ५॥ 


१ बन्धुसुह्ृढिङतो, बन्धुसुहृदुःखितो । पिशुनः खलश्र । 


अष्टाददा अध्याय १३५ 


सूर्य चन्द्र भौम शुक्र शनि योग फल 
मानार्थविभवहीनो मलिनाचार: पराङ्गनानिरत:) । 
पःचभिरेकस्थ: स्याहिनेरादिशुक्रदानिभौमः ॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, शुक्र, शनि, एक भवन में हों तो जातक-- 
सम्मान, धन, वैभव से रहित, दुष्ट आचरण कर्ता व दूसरों की स्त्री में लीन 
होता है ॥ ६॥ ॥ 
सूर्य चन्द्र बुध गुरु शुक्र योग फल 
यन्त्रज्ञो बहुविभवो नपसचिवो दण्डनायको वा स्यातु । 
ख्यातः शुभकीतियुतो बघेन्दुरविजीवशुक्रंश्च ।। ७॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एक भवन में हों तो जातक 
मशीनरी का ज्ञाता, अधिक धनी, राजा का मन्त्री वा न्यायाधीश, विख्यात व अच्छे 
यशवाला होता है ॥ ७॥ 
सूर्य चन्द्र बुध गुरु शनि योग फल 
भीरुः प्रियसन्त्यक्तः सोत्मादो वच्चनासु निपुणदच । 
` उग्रः परान्नभोजो वुषेन्दुगुरुसू्यंरविपुत्रेः ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्ये, चन्द्र, बुध, गुरु, शनि एक भवन में हों तो जातक 
डरपोक, प्रियजनों से त्यक्त, उन्मादी, ठगने में चतुर, तीक्ष्ण, एवं परान्न को खाने 
वाला होता है॥ ८ ॥ 
सूर्य चन्द्र बुध शुक्र शनि योग फल 
दीघो रोमशगात्रोऽमरणोत्साही सुखाथंसुतहीनः । 
स्यात्पः्वभिरेकस्थे रविचन्द्रबुधारकि भृगुपुत्रं: ॥ & ॥। 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक--. 
लम्बा, रोम से युत देहधारी, आमरण उत्साही एवं सुख, धन, पुत्र से हीन 
होता है ॥ दे ॥ 
सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र शनि योग फल 
वाग्मीन्द्रजाळनिरतइचळचित्तः स्त्रीषु वहलभो मतिमान्‌ । 
बहुरात्रविगतभयो रवीन्दुगुरुशक्रभानुसुतः 11 १०॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र, शनि, एक भवन में हों तो जातक-- 
वक्ता, इन्द्रजाल में लीन, अस्थिर चित्त, स्त्री का प्यारा, बुद्धिमान्‌, अधिक शत्रुवाला 
एवं निर्भय होता है ॥ १०॥ 
सूर्य भौम बुध गुरु शुक्त योग फल 
कामी बहुतुरगनरः २स्वीकृतसेनापतिविगतशोक: । 
राजप्रियोऽतिसुभगो बुधाररविजोवशुक्र: स्यात्‌ ॥ ११॥ 


१. भिरतः । २. स्फीतः सेनापतिः । 


१३६ सारावली 


यदि कुण्डली में सूर्य, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एक भवन में हों तो जातक--कामी, 
बहुत घोड़े वाला, माना हुआ सेनाध्यक्ष वा पाठान्तर से उत्तरोत्तर वुद्धिकर्ता, शोक- 
रहित, राजा का प्रियपात्र एवं अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ होता है॥ ११॥ 
सूर्य मंगल बुध गुरु शनि योग फल 
नित्योहिग्नो रोगी भिक्षां भुङ्कते ग़॒हाद्गृहं गत्वा । 
जीरणमरीमसवासा रविकुजबुधजीवरविपुत्रेः ॥ १२॥ 
यदि कुण्डली में सूये, भौम, वुध, गुरु, शनि एक भवन में हों तो जातक--सदा 
चिन्तित रोगी, घर-घर भिक्षा माँगकर खाने वाला एवं पुराना व मलिन ( मैला ) 
वस्त्रधारी होता है ॥ १२॥ 
चन्द्र मंगल बुघ शुक्र शनि योग फल 
वधबन्धनरोगार्तो घिह्वांल्लोके सुपुजितो भवति । 
निःस्वो विकलशरी र: कुजशशिबृधशुक्रमन्दे: स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, वुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक-मरण, 
बन्धन, रोग से ,पीडित, विद्वान्‌, संसार में सम्मानित, निर्धन व विकल देहधारी होता 
है॥ १३॥ 2 
सूर्य संगल बुध शुक्र शनि योग फल 
व्याधिभिररिभिग्रंस्त: स्थानश्रष्टोइतिदुःखसन्तप्त: 1 
अ्रमति क्षुभितः पुरुषः कुजाकिरविशुक्रदशशितनयें: ॥ १४ ॥ 
यदि कुण्डली में सुर्य, भौम, बुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक---रोग 
व शत्रु से पीडित, स्थान से हीन, अधिक दुःख से तप्त एवं क्षोभ युत होकर भ्रमणकर्ता 
होता है ॥ १४ ॥ 
चन्द्र भौम गुरु शुक्र शनि योग फल 
प्रेष्यो मूर्खः क्लीबो मरिनाचारोऽतिदुर्भगो विकलः । 
भवति नरो धनरहितः शशिकुजगुरशुक्ररवितनयंः ॥ १५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, गुरु, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक-सेवक, 
मुखें, नपुंसक, नीच आचरण कर्ता, अतिदुर्भाग्य युक्त, अशान्त एवं निधन होता 
है॥ १५॥ 
सूर्य भौम गुरु शुक्र शनि योग फल 
जळ्यन्त्रधातुयारदरसायनेष्वतिपटुः पुमान्‌ भवति । 
एभिः प्रतिद्धकर्मा क्षितिसृतरविजीवसितसोरेः ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, भौम, गुरु, शुक्र, शनि, एक भवन में हों तो जातक--जळ, 
यन्त्र, धातु, पारा आदि रसायन क्रिया में अधिक चतुर एवं इन्हीं कार्यो (रसायनादि) 
से प्रसिद्ध होता है॥ १६॥ 


अष्टादश अध्याय १३७ 


सूर्य बुध गुरु शुक्क शनि योग फल 
बहुशास्त्रज्ञानपदुर्मित्र हित: संमतो गुरूणां च । 
घर्मपरः कारुणिक; सुर्यासितशुक्रबुधजोबे: ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, वुध, गुरु, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक--अधिक 
शास्त्र जानने में चतुर, मित्रों का शुभ कर्ता, ग्रुरुओं का प्रिय, धर्मात्मा एवं दया करने 
वाला होता है ॥ १७ ॥ 
चन्द्र भौस बुध गुरु शुक योग फल 
साधु: कल्यशरीरो विद्याधनतत्यसोख्यसम्पन्न: । 
उन्धुहितो बहुमित्रो बघेन्द्कुजजीवभूगपुत्रे: ॥ १८ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, वुध, गुरु, शुक्र, एक भवन में हों तो जातक--- 
सज्जन, रोग रहित, विद्या-धन-सत्य-सुख से युक्त, बान्धवों का प्रिय व अधिक मित्र 
वाला होता है ॥ १८ ॥ 
चन्द्र भोस बुध गुरु शनि योग फल 
तिमिरासयी दरिद्र: परान्नमभियाचते सदा दोन: । 
मलिनयति बन्धवगं कुजाकिबुधजोवहिमकिरणे: ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, वुध, गुरु, शनि एक भवन में हों तो जातक- नेत्र 
रोगी अर्थात्‌ रतोंदी रोग वाला, दरिद्री, दीत, सदा परान्न को माँगने वाला व 
-बान्धवों को दूषित करने वाळा होता है ॥ १६ ॥ 
न्द्र भौम बुध शुक्र शनि योग फल 
बहुशत्रमित्रपक्षः पराथ हितकृद्विषमशीलः । 
एकस्थ रतिमानी बुधेन्दुकुजशुक्ररविपुत्रैः ॥ २० ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, बुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक -- 
अधिक शत्रु व मित्रों से यूक्त, परोपकारी, विपरीत स्वभाववाला एवं अधिक अहं कारो 
होता है ॥ २० ॥ 
चं० बु० गु० शु० शनि योग फल 
नुपमन्त्री न्‌पतिसमो गणनाथ: सवलोकपुज्यइच । 
एकक्षे भवति नरशचन्द्रेन्दुजीवशनिशुक्ः॥ २१ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र शनि एक भवन में हों तो जातक--राज्य 
सचिव या राजा के समान, समुदाय का स्वामी एवं सर्वमान्य होता है ॥ २१ ॥ 
मौ” बु० गु० शु० शनि योग फल 
सुमनस्क: सोन्मादो राज्ञामतिवल्ळभो विगतश्योकः। 
निद्रातुरो दरिद्रः कुजगुरुबृधशक्ररविपुत्रेः ॥ २२॥ ॥ 
यदि कुण्डली में भौम, वुध, गुरु, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक- सुन्दर 
“मन ( चित ) वाला, उन्मादी, राजा का प्रिय पात्र, शोक से रहित, निद्रालु एवं 
“निर्धन होता है ॥ २२ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां पञ्चग्रहयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः 


१३८ सारावलो 


एकोनविंशोऽध्यायः 


एकराशिस्थ सू० चं० भौ? बुर गु० शुक्र का फल 
विद्याधनधर्मरतः क्षामो बहुभाषको१ विकृष्टमतिः । 
एकभबनोपयातंर्बुधेन्दुरव्यारगुरुशुक्रः ॥१॥ 
यदि जन्माङ्ग में सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एक स्थान में हों तो जातक-- 
बिद्या-वित्त-धर्म में लीन, कृश देहधारी, अधिक भाषी एवं विशिष्ट बुद्धिमान्‌ होता 
है॥१॥ 
एकराशिस्थ सू" चं० भौ" बु० गु० शनि का फल 
दाता परकार्यकरइचलस्वभावो विशुद्ध सत्त्वःच । 
रमते विजनोद्देशे रवौन्दुवक्रज्ञग्रुरविजेः ॥ २॥ 
यदि जन्माङ्ग में सूर्य, चन्द्र, भौम, वुध, गुरु, शनि एक स्थान में हों तो जातक-- 
दानी, परोपकारी, अस्थिर स्वभाव वाला, सतो गुणी एवं निर्जन स्थान में रमण करने 
चाला होता है ॥ २॥ 
एकराशिस्थ सू० चं० भौ? बु० शु ० शनि का फल 
चोरः परदाररतः कुष्टी स्वजनेनिराङ्कतो मुखः । 
स्यानभ्रष्टो विसुतो बुधेन्दुरव्यारश निशुक्रेः॥ ३॥ 
यदि जन्माङग में सू० चं० भौ० बु० शु० शनि एक स्थान में हों तो जातक--चोर,. 
परस्त्रीगामी, कोढ़ी, अपने मनुष्यों से निरादर पाने वाला, मूर्ख, स्थान से च्युत एवं 
पुत्र हीन होता है ॥ ३॥ 
एकराशिस्थ स्‌» चं० भौ» गु० शु० शनि का फल 
नीचः परकमंरतःरक्षयरोगीञइवासकासपरिभूतः । 
निन्द्यः स्यादूबन्धूनां सितेस्दुरव्यारगरुरविजैः ॥ ४॥ 
यदि जन्माङ्ग में सू० चं० भौ० गु० शु० शनि एक स्थान में हों तो जातक--- 
दुष्ट, दूपरों के कार्य में लीन वा करने वाला, क्षय-रोगी (टी० बी० का रोगी), श्वास 
व खाँसी से पीड़ित देह धारी व बन्धुओ में निन्दित होता है ॥ ४ ॥ 
एकराशिस्थ सू० चं० बु० गु० शु० शनि का फल 
मन्त्री नृपस्य सुभगः क्षान्तियुतो भवति शोकपरितस्तः । 
अकलळत्रो धनरहितो रबीन्दुबुघजीवसितसौरेः ॥ ५॥ 
यदि जन्माङ्ग में सू० चं० बु० गु० शु० शनि एक साथ हों तो जातक--राजाः 
का मन्त्री, सौभाग्यवानु, क्षमा से युक्त, शोक से पीड़ित एवं स्त्री व धन से रहित 


होता है ॥ ५ ॥ 


१. विशिष्ट । २. कर्मकरः । ३. खास । 


एकोर्नावश अध्याय १३९. 


एक राशिस्थ सू० सं० बु० गु० शु० शनि का फल 
तीर्थेषु सदा रमते पुत्रेनित्यं धनेन रहितइच। 
वनपर्वतोपसेवी बुधाररविजीवदानिशुक्रे: ॥ ६ ॥ 
यदि जन्माङ्ग में सू० मं० बु० गु० शु० शनि एक साथ हों तो जातक--तीर्थ में 
सदा रमण करने वाला, धन व पुत्र से हीन, वन व पर्वत का सेवन करने वालाः 
होता है ॥ ६ ॥ 
एक राशिस्थ चं० मं० बु० गु० शु० शनि का फल 
नित्यं शुचि: प्रतापी बहुयुवतिरतो नुपप्रियो मन्त्री । 
घनसुतसोभाग्ययुतः कुजाकिसितचन्द्रबुधजीवाः ।। ७ ॥ 
यदि जन्माङ्ग में चं० मं० बु० गु० शु० शनि एक साथ हों तो जातक--सदा 
पवित्र, प्रतापी, अधिक स्त्रियों में लीन, राजा का प्यारा, राज्य मन्त्री, धन-पुत्र क 
सौभाग्य से युत होता है ॥ ७॥ 
एकत्रित पाँच या छः ग्रहों का कन्दल के मत में फल 
प्रायो दरिद्रदुःखी मूर्ख: ८ट्पञ्चसंयुतेविहगंः । 
अन्योन्यदर्दानादवि फलमेतत्कन्दलाः प्राहुः ॥ ८॥ 
यदि जन्माङ्ग में पाँच या छ ग्रहों का योग हो तो जातक विशेष कर दरिद्री,- 


दुःखी व मूर्ख होता है । जिस प्रकार ग्रहों की युति होने पर फल कथन किया है, उसीः 
प्रकार परस्पर दृष्टि होने पर भी कन्दलाचार्यो के मत में फल होता है ॥ ८ ॥ 


इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां षट्ग्रहयोगो नामैकोनविशोऽध्यायः ॥. 


विशोऽध्यायः 
संन्यात योगों का वर्णन 
योगा विभक्ताइचतुरादिसंस्थेव्यासाद्ग्रहैः केरपि तापसानाम्‌ । 
जन्मादि) तेषामपरर्मनीन्द्रेः संवेदितं तत्कथयाम्यशेषात्‌ ॥ १ ॥ 
यदि जन्म के समय चार या पाँच वा ६ या सात ग्रह एक राशि में हों तो कितने 
मुनियों ने तापस ( संन्यासी ) योग के भेद विस्तारपूर्वक कहे है । जिन योगों में 
संन्यासियों वा तपस्वियो के जन्म होते हैं, उन सब योगों को मै ग्रन्थकार कहता हूँ ॥१।। 
वृ० जा० में कहा है--'एकस्थैर्चतुरादिभिर्वलयुतैः- . .' (१५अ० १ इलो ०) ॥१॥ 
एवं लघुजातक में भी--“चतुरादिभिरेकस्थैः प्रब्रज्यां स्वां ग्रहः करोति बली’ ॥१।। 


१. जन्माह॑तेषां । 


१४० सारावलो 


तपस्वी योग ज्ञाल 
सुर्येन्दुशुक्राय महीसुतेषु सुर्येन्दुसोमात्मजभूमिजेषु । 
एकस्थितेघु प्रभनेत्तपस्वी भान्वारमन्दज्ञसितेयु चैव ॥ २॥ 
यदि कुण्डली में सू० चं० भौ० गु० शु० वा सू० चं० बु० भौ० यद्वा सू० मं० श० 
चु० शु० एक राशि में हों तो जातक तपस्वी होता है ॥ २॥ 
प्रव्नाजक योग ज्ञान 
कुजेन्दुचुयंज्ञपुरोहितइच तोक्ष्णांशुचन्द्राकिराशाङ्कुजैशच । 
सूर्येन्दुभुपृत्रशनेश्चरैः ल्यादेकक्षेगः प्रब्रजितो मनुष्य: ॥ ३॥ 
यदि कुण्डली में मं० चं० सु० बु० गु०, वा सू० चं०श० वु०, अथवा सू० चं० मं० 
झनि एक राशि में हों तो जातक प्रत्राजक ( संन्यासी ) होता है ॥ ३ ॥ 
पुनः तपस्वी योग ज्ञान 
आदित्यगुर्वाकिशशाडूःपुत्रा भोंमाकंचन्द्रात्मजसूरयरच' । 
एकर्क्षेसंस्थैस्तपसि स्थितानां कुर्वन्ति जन्मप्रसवे ग्रहेन्द्रा: ॥ ४ ॥ 
तितार्कभौमाकंतुता महाबलाः सुरेज्यभूपुत्रकसूर्य* सौरय:3 | 
कुजेन्दुवागीश शनैदचरा इमे समं गता वे जनयन्ति तापसम्‌ ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सू० गु० श० बु०, यद्वा मं० सू० बु० गु० ( श० ), वा शु० सू० 
'मं० श० वा गु० मं० सु० श० यह्वा मं० चं० गु० शनि एक राशि में बली होकर 
स्थित हों तो जातक तपस्वी होता है ॥। ४-५ ॥ 
ब्रती योग ज्ञान 
कुजाकिसोमात्मजदेववन्दितं: . कुजाकिचन्द्रात्मजसूर्यभार्गवंः । 
रविन्दुभौमासितदानवप्रियेर्भवन्ति सूता ब्रतसंयुता नराः॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में मं० श० बु० गु०, यहा मं० श० वु० सू० शु० अथवा सु० चं० 
-मं० श० शु० एक राशि में हों तो जातक ब्रती होता है ॥ ६॥ 
बनपर्वतस्थ तपस्वी योग ज्ञान 


सितारपूर्यात्मजजीवभास्करंः कुजेन्दुदेवेडयवुधार्कनन्दनेः । 
सितेन्दुपुत्राकिश शाडू म्‌ मिजेरभवित्तपस्वी वनपताश्रयः ॥ ७॥ 


यदि कुण्डली में शु० मं० श० गु० सू०, वा मं० चं० गु० बु० श० वा शु» बु० 
दा० चं० मं० एक ही राशि में हों तो जातक वन व पर्वत पर वास करने वाला 
तपस्वी होता है ॥ ७॥ 
अन्नत्यागी सुनि योग ज्ञान 
चबद्रे्दपुत्रारसुरेड्यभास्करः राशाङ्कूर्येन्दुजशुक्रभूमिजेः । 
स्थितेरमीभिः सहितनृ सम्भवा भवन्ति वन्द्या युनयोऽञ्नदूषकाः ॥ ८ ॥ 


१. सौरयश्च । २. सोर । ३. सूर । 


bi bi | भी रू 


0 छ co rs 


विश अध्याय १४१ 


यदि कुण्डली में चं० बु० मं० गु० सू०, वा चं० सू७ बु० शु० मं० एक राशि में 
हों तो जातक वन्दनीय अन्नत्यागी मुनि होता है ॥ ८ ॥ 

विशेष--सं ० वि० वि० की पु० में चतुर्थ चरण में 'विद्यामुनयो हृढब्रता:” यह. 
पाठ है ॥ ८ ॥ 

ब्रती योग ज्ञान 

रवीन्दुभौमेन्दुजजीवभागंवैः रशाङ्कभोमाकिबुधेढ्यभास्करंः । 

कुजेन्दुसूर्याकिसितेन्दुसम्भत्रेभवेदमीभिः सहितेर्नरो ब्रती ॥ & ॥ 

यदि कुण्डली में सू० चं० मं० वु० गु० शु० वा चं० मं० झ० बु० गु० सू० यद्वा 
मं० चं० सु० श० शु० बु० एक राशि में हों तो जातक ब्रती होता है ॥९॥ 

यशस्वी सुनि योग ज्ञान 

सितेन्दुजीवाकज सुर्यलोहितैः सिताकंभौमाकिरादाङ्कसोसजेः । 

एकत्र यातेगंगनेचर॑: सदा भवन्ति जाता मुनयो यरास्विन: ॥ १०॥ 

यदि कुण्डली में शु० चं० गु० श० सु० मं०, वा शु० सू० मं० श० चं० वु० एक 
राशि में हों तो जातक यशस्वी मुनि होता है॥ १०॥ 

तपस्वी योग ज्ञान 

कुजज्ञवागीशसिताकिभास्करंः सिताकिजीचेन्दुजचन्द्रभूमि जेः । 

बळुप्रधानंः -सहितेविहंगमंब्न जेत्प्रजातः -पुरुषस्तपस्विनाम्‌ ॥ ११7 

यदि कुण्डली में मं० बु० गु० शु० श० सू०, वा शु० श० गु» बु० चं० मं०; 
एक राशि में बली होकर स्थित हों तो जातक तपस्वी होता है ॥ ११:॥ 

फल-सूलक-भक्षक तपस्वी योग ज्ञान 

रबीन्दुवागीशदानेंश्च रश्च झानेश्ररेन्दर्क सितं रबश्यस्‌ । 

रवीन्दुपुत्रक्षितिजिन्द्रपुज्यैस्तपस्िनः स्युः फळमुरभक्षिणः॥ १२॥ 

यदि कुण्डली में सू० चं० गु० श० यद्वा श० चं० सू० शु०, वा सु० बु० मं० गु०- 
एक राशि में स्थित हों तो जातक फल-मूल भक्षण कर्त्त तपस्वी होता है ॥,१२॥ 

वल्कल चीरधारी व्रती योग ज्ञान 

बक्राकंसोसात्मजदानवेड्या भौमेन्दुवागीशाशशाङ्धपुत्राः । 

एकाक्षगा जन्मनि यस्य जन्तोभवेद्ब्रती वल्क्रलचीरघारी ॥ १३॥ 

यदि कुण्डली में मं० सू० बु० झु०, वा मं० चं० गु० बु० एक राशि में हों तोः 
जातक वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण करने वाला व्रती होता है ॥ १३॥ 

शान्त तपस्वी योग ज्ञान 

शाशीन्दुषुत्र क्षितिजाकंपुत्रा युधक्षमापुत्रसुरेड्यसौराः । 

एकर्क्षगा जन्मनि यस्य सुतौ कुर्वन्ति त॑ तापसमेव शान्तम्‌ ॥ १४॥ 

यदि कुण्डली में चन्द्र, बुध, मंगल, शनि वा बुध, मंगल, गुरु, शनि, एक राशि मे 
हों तो जातक शान्ति प्रिय तपस्वी होता है ॥ १४॥ 


४२ सारावली 


फल सक्षक यती योग ज्ञान 
चन्द्राकंभार्गवशशाडू:सुता बळस्या 
भोमेन्दुपुत्रसितभास्क रनन्दनाश्च । 
सन्देन्दुवाक्पतिसिता नियतं यतीनां 
कुर्वन्ति जन्म फलपाकक्कताशनानामु ॥ १५॥ 
यदि कुण्डली में चं० सू० शु० बु०, वा मं० बु० शु० श०, यद्वा श० चं० गु० 
वशु ० एक राशि में बली होकर स्थित हों तो जातक फलभक्षण कर्ता मुनि होता है॥१५॥ 


पंत वनवासी तपस्वी योग ज्ञान 


रविकुज शशिशुक्रैश्वन्द्रभौमज्ञसूयँ- 
गुरुसितरविमन्देः शुक्रजीवेन्दुवक्रैः । 
कुजबुधसितचन्द्ररेमि रेकक्षं याते - 


भचति गिरिवनौकास्तापसः सर्ववन्द्यः ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में सू० मं० चं० शु० वा चं० मं० बु० सू०, वा गु० शु० सू० श० 
म्बा शु० गु० चं० मं०, वा मं० वु० शु० चं० एक राशि में हों तो जातक पर्वत वन 
में वास करने वाला सब से वन्दनीय तपस्वी होता है, अर्थात्‌ समस्त जन इसको नमन 
करते हैं ॥ १६॥ 
दुःखी मुनि योग ज्ञान 
सितशशि कुज गुरुमन्देशचन्द्रेन्दुज भोम देवगुरुशु क्रः । 
रविशशि कुज बुधजोवेर्भवति यतिढुःखितो दीनः ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में शु० चं० मं० गु० श०, वा चं० बु० सं० गु० शु०, वा सू० 
=चं० मं० बु० गु० एक राशि में हों तो जातक तपस्वी दीन व दुःखी होता है॥ १७॥ 
जटाधारी वल्कलवस्रधारी मुनि योग ज्ञान 
कुजाकिदेवेड्यसितेन्दुपुत्रः शनीनसोमात्मजचन्द्रभौमैः । 
सर्म गतेः स्युः सबळ॑यंथोक्तेजटाधरा न हकलधारिणइच ॥ १८॥ 
यदि कुण्डली में मं० श० गु० शु० बु०, वा श० सू० बु० चं० मं० बलवानु 
“होकर एक राशि में हों तो जातक-जटाधारण करने वाला व वृक्ष की छाल के वस्त्र 
“धारण करने वाला होता है ॥ १८॥ 
तपस्वी योग ज्ञान 
भान्बिन्दुजेन्दुकुजजीवसुरारिपुज्येः 
ूर्यन्दुभौमगुरुशुक्रशनेशचरेशच । 
प्रप्नोत्यवइयमिंह तापसरूपमेभि- 
रेकक्षंगेगगनवासिभिरेव जातः ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में सू० बु० चं० मं० गु० शु०, वा सू० चं० मं० गु० शु० श० 
श्एक राशि में हों तो जातक अवश्य ही संन्यासी होता हे॥ १९ ॥ 


२७२48 SE 


~ 


विश अध्याय १४३ 


नोट--इन दोनों योगों का वर्णन इसी अध्याय के नवें व दशवें इलोक में हो 
चुका हे ॥ १८ ॥ 
प्रत्रज्याभद्धः योग ज्ञान 
प्रत्रज्येशे दिनकरगते * भुक्तिमन्तो5तिश क्ता: 
प्रत्रज्यायाः सुबलसहितैः स्यैयंमाहुप्रेहेन्द्री: । 
सम्पूर्णानां "वशमनुगतः अप्रच्युतैस्तैबहुत्वे 
वीर्योपितँर्भवति बहुभिः सदुबलस्यानुपुर्व्यात्‌ ॥ २० ॥ 
यदि प्रत्रज्या का स्वामी अर्थात्‌ प्रत्रज्या कारक ग्रह सूर्य के साथ में हो तो संन्यास 
मे जातक की आसक्ति व श्रद्धा रहती है । यदि प्रत्रज्या कारक ग्रह बली हो तो प्रत्रज्या 
-की स्थिरता होती है । कारक ग्रह समस्त ग्रहों से पराजित हो तो संन्यास ग्रहण करके 
“भी उसका त्याग जातक करता है । यदि अधिक ग्रह प्रत्रज्या कारक हों तो बहुत प्रकार 
-की प्रत्रज्या होती है, किन्तु वे प्रत्रज्या ग्रहों के बलानुसार होती है ॥ २० ॥ 
नोट--कालांश द्वारा ही हृश्याहइय का निर्णय करना चाहिये यहाँ यह शङ्का होती 
'है कि जातक इन योगों में उत्पन्न होकर कब किस समय प्रत्रज्या ग्रहण करेगा । 


'उत्तर--कारक ग्रह॒ अर्थात्‌ संन्यास दाता ग्रह चार वश बलवान्‌ होने पर व उस ग्रह 
"की अन्तदँशा प्राप्त होने पर जातक संन्यास ग्रहण करता है ग्रन्थान्तर में कहा है-- 


'दीक्षादानसमर्थो यो भवति तदा बलेन संयुक्तः । तस्यैव दशाकाले दीक्षां लभते नरोऽ- 
श्यम्‌’ ॥ २० ॥ 


पुनः प्रत्रज्या भङ्भः योग ज्ञान 
प्रत्रज्यायाः स्वामी रविमुषिततनुरनरीक्षितो वाऽन्यः । 
याचितदीक्षा भवति च यवनाधिपतेयंथा वाक्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि प्रत्रज्या कारक ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो, अथवा अन्य ग्रहों से दृष्ट हो तो 
*जातक दीक्षा अर्थात्‌ संन्यास की याचना करता है, केवल घर में रहकर कहता है कि 
:मैं संन्यासी हो जाऊंगा किन्तु संन्यास नहीं लेता ऐसा यवनाचार्यों ने कहा है ॥ २१॥ 
वृ० जा० में कहा है--'रविलुप्तकरेरदीक्षिता बलभिस्तद्गतभक्तयो नरा: । अभि- 
न्याचितमात्रदीक्षिताः निहतरन्यनिरीक्षितरपि' ( १५ अ० २ इलो० ) ॥ २१॥ 
एकस्थ चार आदि ग्रहों के बिना प्रत्रज्या योग ज्ञान 
डाशो दुकाणे रविजस्य संस्थित: "कुजाकिदृष्ट: प्रकरोति तापसस्‌ । 
कुजांशके वा रविजेन दृष्टो नवांशतुल्यं कथयन्ति *तत्पुन: ॥ २२ ॥ 
यदि जन्माङ्ग में चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में भौम, शनि से दृष्ट हो तो एक योग, 
:यदि चन्द्रमा मङ्गल के नवांश में शनि से दृष्ट हो तो दूसरा योग, इन दोनों में उत्पन्न 
*जातक तपस्वी होता है, तथा नवांश स्वामी की प्रब्नज्या ग्रहण करता है ॥ २२॥ 
वृ० जा० में कहा है--दीक्षां प्राप्नोत्याक्रिहक्काणसंस्थे भौमाक्यँशे सोरदृष्टे च 
-चन्द्रे' ( १५ अ० ३ इलो० ) ॥ २२ ॥ 
१. दिनकरगतेर्भक्तिमन्तो न शक्ताः। २. वधमुपगतैः । ३. प्रच्युतिस्तै । ४. रुचि । 
५५. कुजार्क । ६. तं पुनः । 


१४४ सारावली 


प्रकारान्तर से प्रब्रज्या योग ज्ञान 
जन्माधिपः सूर्यसुतेन दृष्टः शोषंरदृष्टः पुरुषस्य सुतो । 
आत्मोयदीक्षां कुर्ते ह्यवस्यं पुर्वोक्तमत्रापि विचारणीयम्‌ ॥ २३॥ 
यदि जन्माङ्ग में जन्माधिप अर्थात्‌ ( जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो 
उस राशि का स्वामी जन्माधिप होता है। ) जन्म राशीश शनि से दृष्ट हो तथा अन्य 
ग्रहों से अदृष्ट हो तो जन्म राशीश अपनी प्रत्रज्या करता है, किन्तु यहाँ अर्थात्‌ इस 
योग में भी पूर्वोक्त अस्तत्व व सबळत्व का विचार करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
: बृ०जा० में कहा हे--पद्यत्याकिजंन्मपं वा बलोनम्‌? (१५ अ० ३ इलो०)॥।२३॥ 
भाग्यहीन प्रत्रज्या योग ज्ञान 
जन्मप्तिविकराङ्ग: प्यति सौरं चतुष्ये प्रबलम्‌ । 
यस्य स माग्यविहीनः प्रब्रज्यां प्राप्नुयात्‌ पुरुष: ॥ २४॥ 
यदि जन्माङ्ग में जन्मराशीश विकल अङ्ग निर्बल होकर वा पाठान्तर से विपुल 
( बली ) अङ्ग होकर, बली केन्द्रस्थ शनि को देखता हो तो जातक भाग्य से रहित 
होकर संन्यासी होता है।। २४॥ 
बृ० जा० में कहा है--'जन्मेशोन्येयद्यदृष्टोकंपुत्रम्‌' (१५ अ० ३ इलो ०) ॥२४॥ 
दुःखी संन्यासी योग ज्ञान 
गुरुहिमगुरवीणामेक एवोदयस्थो 
गगनतळ्गतो वा रि:फगइचाल्पमूतिः । 
अविकलबलभाजा सूर्यपुत्रेण द्ष्टो 
जनयति खलु जातं तापसं दुःखभाजसु ॥ २५॥ 
यदि कुण्डली में गुरु, चन्द्रमा, सूर्यं इन तीनों में से एक भी ग्रह निर्बल न होकर 
लग्न में वा दशम भाव में वा बारहवें भाव में स्थित हो तथा बलवान्‌ शानि से दृष्ट 
हो तो जातक दुःखी संन्यासी होता है ॥ २५॥ 
नुप संन्यासी योग ज्ञान 
कुमुदवनसुबन्धु सौम्यभागे ब्ल्स्थ 
वि यति गसनशीलान्‌ स्वोच्चभस्थांइच शेषान्‌। 
यदि दिनकरपुत्रः पश्यति प्राप्तवीर्थो 
भवति भुवननाथो दीक्षितइच स्वतन्त्र: ॥ २६॥ 
. यदि कुण्डली में बलवान्‌ चन्द्रमा शुभ ग्रह के नवांश में स्थित होकर दशमभाक' 
में हों तथा अन्य ग्रह उच्चराशि में हों तथा इनको शनि देखता हो तो जातक राजा; 
होकर भी स्वतन्त्र संन्यासी होता है ॥ २६॥ 


१. विपुलाङ्कः । 


१२ विश अध्याय १४५ 


दुःखित संन्यासी योग ज्ञान 
अतिदाथबल्युक्तः शीतगुः शुक्लपक्षे 
बळविरहितरिक्तं प्रक्षते छग्ननाथमु । 
यदि भवति तपस्वी दुःख्वितः शोकतक्षो 
धनजनपरिहीनः ङच्छलब्धान्रपानः॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में शुक्लपक्ष का चन्द्रमा पुर्णवलळी होकर वलहीन लग्न स्वामी 


को देखता हो तो जातक निर्धन, जन से हीन, शोक से दु:खी होकर संन्यासी होता 
है, एवं कष्ट से अन्न पानी प्राप्त करता है ॥ २७ ॥ 


प्रकारान्तर से ज्ञान 
सौरिः शुभभागस्थः पश्यति चन्द्रं ग्रहांस्तथैवान्यान्‌ । 
१कुम्भांदोषु प्राप्तानू जनयति दीक्षान्वितं पुरुषस्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में शनि शुभग्रह के नवांझ में स्थित होकर चन्द्रमा को व उच्चांश 


में स्थित अन्य ग्रहों को पाठान्तर से कुम्भ के नवांश में स्थित अन्य ग्रहों को देखता 
हो तो जातक संन्यासी होता है ॥ २८॥ 


पुनः घ्रकारान्तर से 
एकक्षांगतैः सबेर्जन्माधिपतिनिरीक्षितो यस्य । 
दीक्षा तस्याबइयं भवतीति पुरातनः कथितम्‌ ॥ २६ ॥ 


यदि कुण्डली में जन्म राशीश, एकराझिस्थ समस्त ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक 
संन्यासी अवश्य होता है, ऐसा प्राचीनाचार्यों का कथन है॥ २९ ॥ 
प्रत्रज्या कारक सुर्यं का फल 
अग्नीनां परिचारका गिरिनदीतोराश्रमे तापसाः 
सुर्यारावनतत्परा गणपतेर्भक्ता उमायाइच ये । 
गायत्रीं जपतां बने नियमिनां गङ्भाभिषेकाथिनां 
कोमारब्रतमिव्छतामधिपतिस्तेषां सदा भास्करः ।॥ ३० ॥ 
जिनकी कुण्डली में प्रव्रज्या कारक सूर्य हो तो वे जातक--प्वंत वा {नदी के 
तट पर अपने आश्रम में अग्नि का सेवन करने वाले ( धूनी रमाकर ), सूर्य की&उपा- 


सना में रत, गणेश व पार्वती के भक्त, वन में गायत्री मन्त्र के जापक, नियम से गङ्गा 
स्नान करने वाले व ब्रह्मचर्यं धारण करने वाले होते हैं॥ ३० ॥ 


१. तृद्धांशेषु । 


४६ सारावको 


चन्द्रमा का फल 
वृद्धभावकभस्मधुलिधवला: शेवन्रते ये स्थिता 
बाह्याः पातकितां गता भगवतीभक्ताश्च निःसद्धिन: । 
सिद्धान्ते खलु सोमनाम्नि निरताः कापालिका निष्ठुरा- 
स्तेषां नायकतां गतः शशधरः खटवाङ्गपाणिद्य तिः ॥ ३१॥ 
जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्या कारक चन्द्रमा हो तो वे जातक- वृद्ध श्रावक 
अर्थात्‌ कपाली, भस्म लगाने वाळे, महादेव के ब्रती, समाज से पृथक्‌ पतित होकर 
देवी के भक्त, एकान्तवासी, सोम सिद्धान्त में लीन, निठुर व कापालिक होते हैं ॥३१॥ 
प्रत्रज्याकारक भौम का फल 
उपासका बुद्धसमाश्रयं गताः शिखा "विना पाण्डरभिक्षवइच ये । 
सुवाससो रक्तपटा जितेन्द्रियाः प्रभुः सदेषां क्षितिज: प्रकीतितः ॥। ३२॥ 
f जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्याकारक भौम हो तो वे जातक बौद्ध धर्म के उपा- 
सक, शिखा ( चोटी ) से हीन, क्‍्वेताम्बरधारी भिक्षु, सुवस्र धारणकर्ता, लाल वस्त्र- 
{धारी, जितेर्द्रिय होते हैं ॥ ३२॥ 
प्रत्रज्याकारक बुध का फल 
आजीविनां कुहकिनां समयाधिका ये? 
ये दीक्षितास्तनुभूतः खलु गारुडे च । 
तन्त्रे मग्नुरपिशिताशनयोश्च युक्ता- 
स्तेषां शाशाङ्कतनयोऽधिपतिनिरक्तः ।। ३३ ॥ 
जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्याकारक बुध हो तो वे जातक काल के बन्धन में 
मदारी ( बाजीगर ) की जीविका वाले, गरुड़ के उपातक, मयूर व राक्षसतन्त्र से 
युक्त होते हैं 1 ३३ ॥ 
ह प्रत्रज्याकारक गुर का फल 
एकं त्रीनयवा वहन्ति मुनयो दण्डान्‌ कषायाम्बरा 
वानप्रस्थमुपागताः फ ठपयोभक्षाश्च ये भिक्ष व: । 
गाहस्थ्येन तु संस्थिता निर्यामनः सदग्रह्मचथं गता- 
स्तेबां दण्डपतिः सुरेन्द्रसचिवस्तीर्थखु ये स्तातकाः ॥ ३४ ॥ 


| 
। 
| 
| 


१. शिखां गिता: । २. समयाधिकारे । ३. सद्िक्षवः । 


एकावर अध्याय १४७ 


जिनकी कुण्डली में प्रत्रज्याकारक गुरु हो तो वे जातक एक दण्ड वा तीन दण्ड- 
धारी, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, वानप्रस्थी, फल व दुध खाने. वाले भिक्षु, 
गृहस्थाश्रम में नियम से रहने वाले, ब्रह्मचारी और तीर्थो में स्तान करने वाले 
डोते हैं ॥ ३४॥ 


प्रत्रज्या कारक शुक्र का फल 
पाशुपतयज्ञ दीक्षाब्रतेणु ये नित्यमेव संयुक्ताः । 
वेष्णवचरकाणामपि तेषां नेता प्रकोतित: शक्र: ॥ ३५ ॥ 


जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्याकारक शुक हो तो वे जातक नित्य ही रौव यज्ञ दीक्षा 
के व्रती वा वेष्णवी दीक्षा प्राप्त कर श्रमण करने वाले होते हैं ॥ 


प्रत्रज्या कारक शनि का फल 
पाषण्डव्रतनिरता दिगम्बरा भिक्षवो ये च। 
तेषामधिपतिरराकः शावक्रतरुपुरिनइच दुस्तपस: ॥ ३६ ॥ 


जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्याकारक शनि हो तो वे जातक मिथ्या दम्भ करने वाळे, 
सग्न, भिक्षु व छोटे वृक्ष के नीचे कठिन तपस्था करने वाले होते हैं ॥1 ३६॥ 


उपसंहार 
प्रकथितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दुभफळविपाक सववंसुन्सुल्य पइचात्‌ । 
जनयति पृथिवीशं दीक्षितं साघुशोलं 
प्रणतनृपशिरोभिः “स्पृष्ठपादाब्जयुग्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस अध्याय में कथित प्रत्रज्या योग में यदि राजयोग हो तो समस्त अशुभ फल 
चहा नाश करके नम्र राजाओं के शिरों से स्पर्श किया है चरण-कमल जिसका ऐसा 
सुशील .राजा होकर भी दीक्षित ( संन्या्ी ) जातक होता है ॥ ३७ ॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां प्रब्रज्यायोगो नाम विशोऽध्यायः । 


एकविंशाऽध्यायः 
यवनाद्य विस्तरत: कथिता योगास्तु नाभसा नाम्ना । 
अष्टादशशतगुणितास्तेषां द्वात्रिशादिह वक्ष्ये १॥ 


यवनादि आचार्यो ने विस्तार से १८०० प्रकार के नाभस योगों को कहा है । मैं 
कल्याण वर्मा उन नाभस योगों को यहां ३२ प्रकार से कहता हूँ ॥ १॥ 


१ घृष्ठ। 


१४८ सारावली 


३२ नाभस योगो के नाम 
नोच्छत्र कूटकार्मुक शुद्भाटकवच्त्रदामनीपादाः । 
वीणासरोजमुसला वापीहलुश रसमुद्रचक्राणि ॥ २ ॥ 
माला सर्पाधन्द्र यवकेदारो गदाविहगय़ुपा: । 
युगशकटशलदण्डा रज्जुः शक्तिस्तथा नलो गोल: ॥ ३॥ 
सचराचरस्य जगतो योगेरेभि: प्रकीत्यते प्रसव. । 
आश्र यजातान्‌ प्राहुर्माणित्या मुसळरज्जु नलयोगान्‌ ।। ४ 1 
१ नौ, १ छत्र, ३ कूट, ४ कामुक, ५ श्हृंगाटक, ६ वज्र, ७ दामनी, ८ पाश,- 
ई वीणा १० सरोज -- कमल, ११ मुसल, ११ वापी, १३ हल, १४ शर, १५ समुद्र, 
१६ चक्र, १७ माला, १८ सर्प, १३ अर्धचन्द्र, २० यव, :२१ केदार, २२ गदा, २३ 
विहग, २४ यूप, २५ युग, २६ शकट, २७ शूल, २८ दण्ड, २९ रज्जु, ३० शक्ति,, 
३१ नळ, ३२ गोल ये नाभस योग होते हैं । इन्हीं ३२ योगों में समस्त चराचर का 
जन्म होता है । इन ३२ में से ११ वाँ मुसल, २८ बाँ रज्जु, ३१ वाँ नल ये ३ योग 
आश्रय संज्ञक मणित्थादि आचार्यो ने कहे हैं ॥ २-४ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--“रज्जुश्च मुसलश्चैव नलइचेत्याश्रयास्त्रयः' ( ३५ अ० ३: 
इलो ० ) ॥ २-४ ॥ 
विशेष-- इसी प्रकार बृहत्पाराशर के ३५ वें अध्याय में, वृहज्जातक के १२ कें 
अध्याय में ये योग उपलब्ध हैं ॥ २-४ ॥ है 
३२ में से ७ योगों की संख्या संज्ञा का ज्ञान 
गोळयुगशूळपाशा वीणाकेदारदामनीसंज्ञाः। 
सप्तेते संख्याखयः पूर्वाचायँः समुद्दिष्टाः ५ ॥ 
१ गोळ, २ युग, ३ शूल, ४ पाश, ५ वीणा, ६ केदार, ७ दामनी ये सात योग 
की पूर्वाचायों ने संख्या संज्ञा की है॥ ५ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'संख्याख्या वल्लकीदाम-पाश-केदार-शलकाः । युगो गोलइ्च 
सप्तेते-""' ( ३५ अ० ६ ₹लो० ) ॥ ५॥ 
दल संज्ञक व आळुति संज्ञक योग ज्ञान 
हे. चार्धयोगसंज्ञे भुजङ्कमाले पराशारेणोक्ते। 
आकृतिजाता विशतिरपरेः कथिताश्च सावित्रे:* ॥ ६ ॥ 


१ भुजङ्गन्=्सर्प, २ माला इन दोनों की दल संज्ञा पराशर ऋषि ने की है ।, 
झवशिष्ट २० योगों की सावित्राचायं ने आकृति संज्ञा की है॥ ६॥ 


१ सावित्रे । 


एकावश अध्याय १४६ 


वृ० पा० में कहा है--'मालाख्यः सपंसंज्ञञच दलयोगौ प्रकीतितो' ( ३५ अ० 
३ इलो० ) ॥ ६ ॥ 
विशेष--अवशिष्ट २० योगों के नाम जिनकी कि आकृति संज्ञा है, बृहत्पाराशर में 
पराशर ऋषि ने वर्णन निम्न प्रकार से किया है--'गदाख्यः शकटाख्यरच श्वङ्गाटक- 
विहङ्कमौ । हलवप्त्रयवाइचैव कमलं वापियूपकौ । शरशक्तिदण्डनौकाकूटच्छत्रधनूंषि 
च । अरद्धचन्द्रस्तु चक्रञ्च समुद्रश्‍चेति विशतिः? ( ३५ अ० ४-५ इलो० ) ॥ ६ ॥ 
आश्रय योग का फल 
आश्रययोगे जाता अमिशिते सौख्यलाभगुणयुक्ता: । 
अन्योन्यमिश्रिताइचेद्विगतफलाः स्युस्तदा योगा: 11 ७॥ 
जिनका अमिश्चित ( अन्य योग से हीन ) आश्रय योग में जन्म होता है वे जातक 
सुख-लाभ-गुण से युक्त होते हैं यदि आश्रय योग अन्य योग से मिश्रित हो तो आश्रय 
'योगोक्त फल नहीं होता है ॥।७॥ 
आळुति योगों में उत्पन्न का फल 
नन्दति स्वेर्भाग्येनू पलब्धधना नृपप्रियाः ख्याताः । 
प्रायेण सोस्ययुक्ताश््चाक्ृतियोगेषु ये जाता:॥ ८॥ 
जिनका जन्म आक्रति योगों में होता है वे जातक--अपने भाग्य से आनन्दित, 
“राजा से धनागमकर्ता, राजा के प्रिय, विख्यात.व प्रायः सुख से युक्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
सङङ्घयायोग में उत्पन्न का फल 
परभाग्यरब्धसौख्या घनभाग्येरेव "जीवितं. तेषाम्‌ । 
संख्यासंज्ञे जाता ये पुरुषाः सरवतो विकला: ॥ &॥ 
जिनका जन्म सङ्कया योगों में होता है वे जातक--टूसरे के भाग्य से सुखी, एवं 
न्दूसरे के भाग्य से ही जीवन यापन करने वाले ? तथा चारों ओर से अशान्त होते हैँ॥&॥ 
दल योग में उत्पन्न का फल 
क्वचित्‌ स्वभाग्येः क्वचिदेवसेव कवचित्परादभूपतितं फलं वाः । 
क्वचित्सुखं दुःखमतीच कष्ट दलाख्ययोगे3 पुरुषो लभेत ॥ १०॥ 
जिनका जन्म दल योगों में होता है वे जातक-कभी अपने भाग्य से कभी ऐसे ही 
कभी दूसरों के द्वारा भूमि पर फेंके हुए फल को लेकर, कभी सुखी, कभी अत्यन्त 
कष्ट से दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं ॥ १० ॥ 


विशेष- सं० वि० वि० की मातृका में 'दलाख्य योगे' यह उचित पाठ प्राप्त होने 


से 'समार्धयोगे' के स्थान पर दिया गया है॥ १० ॥ 


१. परभाग्येरेव जीवितास्तेषाम्‌ । २. च । ३. समार्धेयोगे । 


१५० सारावली “ 


नौ कूट छत्र-चाप योगों के लक्षण 
होरादिकण्टकेभ्यः ससक्षेंगतैः क्रमेण योगाः स्युः। 
नौकूटच्छत्र कार्मुक निर्देशाः पूर्वयवनेन्द्रेः ॥ ११॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से सप्तम पर्यन्त लगातार सात ग्रह हों तो नौका योग, चतुर्थ 
से दशम पर्यन्त लगातार सात ग्रह हों तो कूट योग, सप्तम से लग्न तक ग्रह होने पर छत्र | 
योग, एवं दशम से चतुर्थ तक लगातार ग्रह हों तो चाप योग होता है, ये योग प्राचीन 
यवनेन्द्रो ने कहे हैं ॥ ११ ॥ 
बृ० पा० में कहा है 'लग्नात्ससमगैनौंका कूटस्तुर्याच्च सप्तगै: । छत्राख्य: सपतमादेवं 
चापं मध्याद भसप्तगेः' ( ६५ अ० १४ इलो० । 
बृष जा० में भी--नौकूटच्छत्रचापानि तद्वत्सप्तश्र॑संस्थितैः' ॥ ११ ॥ र 
नोका कूट योग 


इसी प्रकार छत्र और चाप योग को कथित प्रकार से जानना चाहिपे ॥ ११ ॥ 
युप-शर-शक्ति-दण्ड योग ज्ञान 
लग्नादिकण्टकेभ्यइचतुगु हावस्थितंग्रहैयोगा: । 
युपशरशक्तिदण्डा: सत्याचायंप्रिया नित्यम्‌ ॥ १२॥ 
जिसकी कुण्डली में लग्न से लगातार चतुर्थ पर्यन्त सव ग्रह हों तों यूप योग, चतुर्थ 
से सप्तम पर्यन्त समस्त ग्रह हों तो शरयोग, सप्तम से दशम तक सब ग्रह हों तो शक्ति 
योग व दशम से लग्न तक समस्त ग्रह हों तो दण्ड योग होता है । ये नित्य सत्याचार्य 
के प्रिय हैं ॥ १२॥ 


बम | 6 
बु, | दरप | ड | शर | | 


श्र... Wise 


एकावश अध्याय १५१ 


>? 


ग लि 
| दण्ड | मं.श. | शक्ति शमं. 


POSS त्रि 


वृ० पाऽ में कहा है--युपो लग्नाच्चतुभंस्थैः शरस्तुर्याच्चतुर्थगेः । शक्तिमंदाच्च-' 
तुर्भस्थेदेण्डो मध्याच्चतुभंगैः' ( ३५ अ० १३ इछो० ) | 
वृ० जा० में भी 'कण्टकादिप्रवृत्तस्तु चतुगु हगतेग्रेहे: । यूपेषु शक्तिदण्डाख्या 
होराद्यैः कण्टकैः क्रमात्‌' । ( १२ अ० ७ इलो० ) ॥ १२॥ 
अद्धंचन्द्र व गदा योग लक्षण 
ससक्षंगंग्रेहेन्द्रे: केन्द्रादन्यत्र कीतितो5र्धशशी । 
केद्रप्रत्यासन्नै भँवनद्वयगैगंदा नाम ॥ १३॥ 
यदि कुण्डली में केन्द्र से भिन्न स्थान से आरम्भ करके सात स्थानों में क्रम से 


ह होने पर अर्धचन्द्र नामक योग होता है और यह आठ प्रकार का होता है। 
यथा--द्वितीय से अष्टम पर्यन्त १ भेद, तृतीय से नवम पर्यन्त २ भेद, पश्चम स लाभ 
तक ३ भेद, पष्ठ से द्वादश तक ४ भेद, अष्टम से द्वितीय भाव तक ५ भेद, नवम से 


तृतीय तक ६ भेद, एकादश से पंचम तक ७ नेद, द्वादश से षष्ठ तक ये आठ भेद 
होते हैं । 
यदि समीपस्थ दो-दो केन्द्रों में सव ग्रह हों तो गदा नामक योग होता है । यहः 
योग भी चार प्रकार का होता है--लग्न चतुर्थ में सव ग्रह १ भेद, चतुर्थं व सप्तम में 
२ भेद, सप्तम व दशम में ३ भेद, दशम व लग्न में सब ग्रह होने पर ४ भेद 
होता है ॥ १३॥ 
वृ० जा० में कहा है—'अधंचन्द्रस्तु नावाद्यैः प्रोक्तस्त्वन्यक्षेसंस्थितः' ( १२ अ० 
८ इलो ० ) । 'आसन्नकेन्द्रभवनद्वयगैगंदाख्यः' ( १२ अ० ४ इलो० ) तथा वृ० जा० 
में भी--'आसन्नकेन्द्रद्र्‍यगेः सर्वे: योगो गदाह्वयः' ( ३५ अ० & इलो० ) ॥ १३॥ 
वज्त्र व यव योग ज्ञान 
लग्नास्तगतैः सौम्य: पापे: सुखकमंगेभंदति वस्त्रम्‌ । 
विपरीतैर्यंवयोगो मिश्रः पदसं बहिःस्थितैर्वापी ॥ १४॥ 
यदि कुण्डली में लग्न और सप्तभभाव में सव शुभग्रह हों, तथा चतुर्थ व दशम मे 
सव पाप ग्रह हों तो वज्र योग होता है । यदि लग्न व सप्तम में सब पाप ग्रह हों एवं 
चतुर्थं व दशम में सब शुभग्रह हों तो यव योग होता है । उक्त स्थानों में मिश्रित हों 
तो पद्म व बःहर हों तो वापी योग होता है ॥ १४॥ 


१५२ सारावली 


वृ० पा० में कहा है--'लग्नजायास्थितैः सौम्यैः पापाख्यैर्खाम्बुसंस्थितैः । योगो 
चज्त्राभिध: प्रोक्तः विपरीतस्थितैर्यंवः' ( ३१ अ० ११ इलो० ) । 
एवं बृ० जातक में भी--शकटाण्डजवच्छुभाशुभैवंज' तद्विपरीतगैर्यव:' । 
(१२ अ० ५ इलो० ) ॥ १४॥ 
विशेष-इन योगों के ज्ञान के लिए जो प्रमाण दिये हैं उनमें शुभग्रह बुध शुक्र हैं 
तथा पापग्रह सूर्य है सूर्य से चतुर्थ भाव में बुध शुक्र गणित की युक्ति से हो नहीं सकते, 
क्योंकि परम शीघ्रांक और मन्दांको का योग चार राशि से अल्प ही सिद्ध होता है । 
आचार्य कल्याण वर्मा ने पूर्व शास्त्रानुरोध से ही इन योगों का वर्णन किया है । 
आचार्य वराहमिहिर ने भी यही कह कर छुटकारा पाया है । यथा--पूर्वशास्त्रा- 
नुसारेण मया वज्त्रादय: कृता: । चतुर्थे भवने सूर्याज्‌ ज्चसितौ भवतः कथमिति । किन्तु 
पं० सीताराम झा जी ने तो योगों को द्विविध करके अर्थात्‌ लग्त व सप्तम में शुभ 
ग्रह होने से ही योग का वर्णन एक प्रकार से किया है द्वितीय प्रकार से केवल चतुर्थ 
व दशम में पाप ग्रह होने पर वज्ञ योग होता है, इसके विपरीत दो प्रकार से यव 
योग को भी कहा है । मनीषी पाठक गण झा जी के कथन की युक्ति का अन्वेषण 
करने की कृपा करें ॥ १४ ॥ 
शकट, विहग, हल व श्युङ्गाटक योग ज्ञान 
होरास्तगतैः राकटं चतुर्थददामाशितेर्भवेद्विहगः । 
उदयान्यगे स्त्रकोणे हळ इति श्वुङ्घाटकं सलग्ने तत्‌ ॥ १५॥ 
यदि कुण्डली में लग्न व सप्तम भाव में समस्त ग्रह हों तो शकट योग और चतुर्थ 
व दशम में सव ग्रह हों तो विहग योग होता है। लग्न को छोड़कर परस्पर त्रिकोण 
में सम्पूर्ण ग्रह हों तो हल योग होता है। इस हल योग के तीन भेद होते हैं, यथा-- 
द्वितीय, षष्ट व दशम; इन भावों ये समस्त ग्रह हों तो १ भेद, तृतीय, सप्तम, एकादश 
इन तोनों भावों में समस्त ग्रह हों तो दूसरा भेद, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश इन स्थानों में 
समस्त ग्रह हों तो तीप्तरा भेद हल योग का होता है । लग्न, पञ्चम, नवम इन स्थानों 
में सम्पूर्ण ग्रह हों तो श्यृंगाटक नाम का योग होता है ॥ १५॥ 
बृ० पा० में कहा है--'शकटं लग्नजायास्थैः खाम्बुगै विहगः स्मृतः । योगं श्यृंगाटकं 
नाम ळग्नात्मजतपः स्थितैः । अन्यस्थानात्‌ त्रिकोणस्थेः सर्वेर्योगो हलाभिधः' ( ३५ अ- 
८३ १० इलो० ) 
एवं बृ० जा० में भी--'तन्वस्तगेषु शकटं विहगः खन्वध्वोः । श्वंगाटक नवम- 
पञ्चमलग्नसंस्थैलेग्नान्यगैहँलमिति प्रवदर्ति तज्ञाः? ( १२ अ० ४ इलो० ) ॥ १५॥ 
चक्र व समुद योग ज्ञान 
राइयन्तरितैळग्नात्‌ घट्‌भवनगतैभंवेच्चक्रम्‌ । 
अर्थात्तयेव यातैश्चक्राकारो भवेज्जलधिः ॥ १६॥ 


एकवदश अध्याय 4५३ 


इत्याकृतिजा एते विशतिसंख्या मया समुद्दिष्टाः । 
आश्रयजातान्‌ वक्ष्ये यथामतं वृद्धगाग्यंस्य ॥ १७ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से एक राशि अन्तर करके सब ग्रह हाँ तो चक्र योग, 
अर्थात्‌ १।३।५।७।४।११ इन ६ भावों में ही समस्त ग्रह हों तो होता है द्वितीय भाव 
से १२ वें भाव तक एक अन्तर से अर्थात्‌ इन २।४।६।८।१०।१२ सम भावों में समस्त 
ग्रह हों तो समुद्र योग होता हैं । 
सारांश--विषम भावों में सत्र ग्रह होने पर चक्र व सम भावों में समस्त ग्रह होने 
"पर समुद्र योग होता है । इस प्रकार मैंने इन २० आकृति योगों का वर्णन किया है, 
अव वुद्ध गागि के मत से आश्रय योगों का वर्णन करता हूँ ॥ १६-१७॥ 
बृ० पा० में कहा है-'लग्तादेकान्तरस्थेश्‍्च षड्भगैश्चक्रमुच्यते । धनादेकान्तर- 
*स्यैईच समुद्रः षड्गुहाश्रितैः' ( ३५ अ० १५ इलो० ) ) 
वृ० जा० में भी--'एकान्तरगतैरर्थात्समुद्रः पड्गुहाश्रितेः । विलग्नादिस्थितरचक्र' 
( १२ अ० ॐ इलो० ) ॥ कुण्डली में आकृति बनने के कारण ही इन २० योगों को 
-आकृति योग कहा है॥ १६-१७॥ 
नल, मुसल, रज्जु, माला, सर्प योगों का ज्ञान 
उभयस्थिरचरसंस्येः स्वेनंरमुसलूरज्जवः क्रमश: । 
केन्द्रेषु सोम्यपापेर्माळा सपंरच दळ्योगो ॥ १८॥ 


यदि कुण्डली में सम्पूर्ण ग्रह हिस्वभाव राशि में हों तो नल योग अर्थात्‌ मिथुन, 
कन्या, धनु, मीन इन राशियों एक में, या दो में, या तीन में, या चारों में ग्रह हों 
तो नल योग होता है। इसी प्रकार समस्त ग्रह स्थिर राशियों में हों तो मुसल 
योग एवं चर राशियों में सम्पूर्ण ग्रह हों तो रज्जु योग होता है। यदि केन्द्र 
( १।४।७.१० ) में सव शुभग्रह हों तो माला योग, सम्पूर्ण पापग्रह केन्द्र में हों तो सर्प 
योग होता है। माला व सर्प की दल संज्ञा होती है यह पूर्व में वर्णन किया गया 
है ॥ १८॥ 
वृ० पा० में कहा है--'सर्वेब्चरे स्थितै रज्जुः स्थिरस्थ्मुसल: स्मृतः । नलाख्यो 
-द्विस्वभावस्थै.... ( ३५ अ० ७ इलो० ) । 'केन्द्रत्रयगतैः. सौम्यैः पापैर्वा दलसंज्ञको । 
क्रमान्माळाभुजङ्गाख्यो...' ( ३५ अ० ८ इलो० ) 

एवं वृ० जा० में भी--'रज्जुर्मुसळं नलश्चराद्य॑ः सत्यश्चाश्रयजागाद योगान्‌ । 

` केन्द्रैः सदसद्य तैदेलाख्यौ .. .्रकूसपौँ कथितौ पराशरेण' ( ११ अ० २ इलो० ) ॥१८॥ 
विशेष--आचार्य कल्याण वर्मा ने तीन केन्द्रों में केवल शुभ ग्रह रहने पर माला 

व तीन केन्द्रों में केवल पाप ग्रह रहने पर सर्पं योग का वर्णन नहीं किया है किन्तु 
ऽमहषि पराशर ने तो तीन केन्द्र की ही सत्ता स्वीकार की है । इस पराशर के कथन 


१५४ सारावली 


में प्रमाणान्तर भी उपलब्ध हैं । बृहज्जातक अध्याय १२ वें के श्लोक सं० २ य की 
भट्टोत्पळी टीका में भगवान्‌ गागि का वचन यह है--'त्रिकेन्द्रगैर्यमारारकं: सर्पो 
दुःखितजन्मद: । भोगिजन्मप्रदा माला तद्वज्जीवसितेन्दुजैः' । तथा बादरायण का भी 
वाक्य इस प्रकार से है-केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीवैः केन्द्र त्रिसंस्थे: कथयन्ति मालामु । 
सर्पेस्त्वसौम्यैश्च यमारसूरये:...' । तथा अन्य वचन मणित्थाचार्य का भी इस प्रकार है 
'केन्द्रत्रयगै: पापै: सौम्यैर्वा दलसंज्ञितो । द्वौ योगौ सर्पमालाख्यौ' । इत्यादि इसलिए 
तीन केन्द्रों में पाप रहित शुभ ग्रह हों तो माला एवं तीन केन्द्रों में केवल पापग्रह हों 
तो सर्प योग होता है। मेरी दृष्टि में भी तीन केन्द्रों में ग्रहों की सत्ता से दल योगों 
का होना उचित प्रतीत होता है। यतः किसी भी देवता या मनुष्य को धारण करायी 
गयी माला का पृष्ठ भाग दृष्टि पथ पर नहीं आता अतः चतुर्थांश का त्याग करके ही 
योग का विचार करना चाहिये । प्रायः सपं की भी स्थिति पूर्ण वृत्त में न रहकर वक्र 
ही रहती है ॥ १८ ॥ 
सात सङ्कयायोगों के लक्षण का ज्ञान 
एकभवनादिसंस्थ: संख्याण्या: स्युयंथाक्रमं योगा: । 
गोलयुगशूलसंज्ञा: केदार: पाशदामनीबीणा: ॥ १६ ॥ 

यदि कुण्डली में सम्पूर्ण ग्रह एक राशि में हों तो गोल योग, दो राशि में युग 
तीन राशियों शूल, चार राशियों में केदार, पाँच राशियों में पाश, छ राशियों में 
दामनी योग और सात राशियों में समस्त ग्रह हों तो वीणा योग होता है । इन सातो 
योगों की संख्या संज्ञा है क्योंकि राशि संख्या वश ही योग होते हैं ॥ १६ ॥ 

बृ० पा० में कहा है---“एकराशिस्थितैगोंछो युगाख्यो द्विभसँस्थितै...? ( ३५अ०-- 
१६-१७ इलो० ) । एवं वृ० जा० में भी--सङ्घया योगाः स्युः सप्तससक्षंसंस्थैरेका-- 
पायाद्दल्लकी दामिनी च...' ( १२ अ० १० इलो० ) ॥ १६ ॥ 

विशेष--यदि सङ्खया योगों के साथ-साथ आश्रय योग की प्राप्ति हो तो आश्रयः 
योग हो फल देता है, सङ्कया योग का फल नहीं होता है ॥ १४ ॥ 


नाभस योगों के फल प्राप्नि का ज्ञान 
एतेषां फलयोगं कथयामि यथाक्रमं मुनिभिरुक्तम्‌ । 


सवंदद्यास्वपि फळदा: सकला एते बुधंश्चिन्त्या: ॥ २० ॥ 


पूर्वोक्त नाभस योगों के फल को जिस प्रकार मुनियों ने कहा है उस रीति से मै 
कल्याण वर्मा यथा क्रम से कहता हूँ । इन योगों के फल, योग कर्त्ता ग्रह की दक्षा में 
होते हैं, इसको विद्वानु जन ध्यान पुर्वक विचार करके फल कहें ॥ २० ॥ 


एकविश अध्याय १५५. 


नौका योग का फल 
सलिलोपजोविविभवा बह्वाशाः ख्यातकोतंयो हृष्टाः । 
कृपणा बलिनो लुब्धा नोसम्भूताइचलाः पुरुषाः ॥ २१॥ 
यदि कुण्डली में नौका नामक योग हो तो जातक--जळ से जीविका करके अधिक 
विभव व धन लाभ कर्ता, प्रसिद्ध यश वाला, अधिक आशा वाळा, प्रसन्न चित्त,- 
कृपण, वली, लालची व चल स्वभाव का होता है ॥ २१ ॥ 
वृ० पा० में इसी प्रकार का इलोक है । यथा--'सलिलोपजीविविभवा वह्लाला:- 
ख्यातकीतँयो दुष्टाः । कृपणा मलिना लुब्धा नौ सञ्जाताः खला: पुरुषा: ( ३५ अ० 
३६ इलो ० ) । पराशर व कल्याण वर्मा के फल में अल्प अन्तर है । 
वृ० जातक में इसका फल यह है--'कीतर्यायुतरचल्घुखः कृपणरच नोज: 
( १२ अ० १६ इलो० ) ।। २१ ।!. 
कूट योग का फल 
आत्ृतिककितवबन्धनपाळा निष्किनाः राठाः करूराः । 
कूटसमुत्या नित्यं भवन्ति गिरिदुर्गवासिनो मनुजाः ॥ २२॥ 
यदि कुण्डली में कूट योग हो तो जातक--असत्यवादी, धुर्त, जेलर ( जेल का 
रक्षक ), निर्भय, दूत, क्रूर स्वभाव, सदा पर्वत रूपी किले में निवास करने वाला 
होता है ॥ २२॥ 
एवमेव वृ० पा० में कहा है-'अनृतकथनवन्धनपा निष्किच्चनाः शठा: क्रूराः । 
कूटसमुत्था नित्यं भवन्ति गिरिदुर्गवासिनो मनुजाः' ( ३५ अ० ३७ इलो० ) । 
वृ० जा० में तो यह कहा है--'कूटेऽनृतप्लवनबन्धनपर्च जातः' 
( १२ अ० १३ इलो० ) ॥ २२ ।॥ 
छत्र योग का फल 
स्वजनाश्रयो दयावान्‌ दाता नृपवल्लभः प्रक्ृष्टमति: । 
प्रथमेऽन्त्ये दयसि नरः सुखभाग्ययुतः सितातपत्रे स्यात्‌ ॥ २३॥ 
यदि कुण्डली में छत्र योग हो तो जातक--अपने जनों का आश्रय, दयालु, दाता,. 
राजप्रिय, उत्तम बुद्धि वाला, वाल्य व वृद्धावस्था में सुख व सौभाग्य से युक्त होता 
हे ॥ २३॥ 
बृ० पा० में कहा है--'स्वजनाश्रयो दयावान्नानानृपवल्लभः प्रकृश्मतिः । प्रथमेऽ-- 
न्त्ये वयसि नरः सुखवान्‌ दीर्घायुरातपत्री स्यात्‌’ ( ३५ अ० ३८ इलो० ) । 
और भी वृ० जा० में--'छत्रोदुभवः स्वजनसोख्यक रोऽन्त्यसौख्यः' 
( १२ अ० १६ इलो० ) ॥ २३ ७ ` 


जप सारावली 


चाप योग का फल 
आनुतिकगुसिपालाइचौराः कितवाश्च कानने निरताः। 
कामुंकयोगे जाता भाग्यविहीना वयोमध्य ॥ २४॥ 
यदि कुण्डली में चाप नामक्र योग हो तो जातक--असत्यभाषी, जेलरक्षक, चोर, 
धूतं ( ठग ), वन में लीन व मध्य आयु में भाग्यहीन होता है 1 २४ ॥ 
वृ० पा० में कहा हैं--'आनृतिकगुप्तपालाश्‍चौराः कितवाइच कानने निरता: । 
'कार्मुकयोगे जाता भाग्यविहीना शुभा वयोमध्ये' ( ३५ अ० ३४ इलो० ) । 
वृ० जा० में भी--शूरइच कार्मुकभवः प्रथमान्त्यसौख्यः' ( १२ अ० १६ 
न्ड्लोर ) ॥ २४ ॥ 
अर्धचन्द्र योग का फल 
सुभगा: सेनापतयः कान्तदारीरा नृपप्रिया बलिनः। 
सणिकनकभूषणयुता भवन्ति योगेऽधचन्द्राख्ये ।। २५॥ 
यदि कुण्डली में अर्धचन्द्र योग हो तो जातक-सुन्दर भाग्यशाली, सेनानायक, 
ञसुन्दर देहधारी, राजा का प्रियपात्र, बली, मणि व सोने के आभूषण ( गहने ) से 
युक्त होता है ॥ २५ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'सेनापतय: सर्वे कान्तदारीरा नृपप्रिया बलिनः । मणिकनक- 
>भूषणयुता भवन्ति योगेऽ्धंचन्द्रास्ये ( ३५ अ० ४० इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी--'अर्धेन्दुजः सुभगकान्तवपुः प्रधानः? (१२ अ० १७ इलो०) 
बज्त्र योग का फल 
आद्यन्तवयसि) सुखिताः शुराः सुभगा विरोगदेहाइच । 
भाग्यनिहीना वज्रा जाताः स्वजनैविरुद्धाशच॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में वस्त्र योग हो तो जातक--प्रथम व अन्तिम अवस्था में सुखी, 
शूर, सुन्दर भाग्य वाला, निरोग ( रोग रहित ) भाग्य से हीन व अपने जनों से 
“विरुद्ध होता है॥ २६॥ 
वृ० पा० में कहा है--आद्यन्तवय: सुखिनः शूराः सुभगा निरीहाइच । भाग्य- 
“विहीना वज्त्रे जाता खला विरुद्धाशच' ॥ ( ३५ अ० २८ इलो० ) 
वृ० जा० में भी--'वज्त्रे$न्त्यपू्वसुल्षिन: सुभगोऽतिशूरो वीर्यान्वितो'``' 
( १२ अ० १४ इलो० ) ॥ २६॥ 
विशेष--इस इलोक में सुभगा व भाग्य विहीना यह फल में विरोध प्रतीत होता 
है किन्तु सं० वि० वि० की मातृका में इलोक के उत्तरार्धे में 'भाग्यविहीना मध्ये वज 
जाता खळैविरुद्धा' यह पाठ उचित उपलब्ध होता है । इसलिये अवस्था के मध्य में ही 


१. आद्यन्तवय: सुखिनः । 


ad 


एकविश अध्याय १५७. 


भाग्यविहीनता सिद्ध होती है, एवं खलेविरुद्धा का अर्थ है दुष्टो का विरोधी यह भी 
उचित ही है ॥ २६ ॥ 
यव योग का फल 
ब्रतनियममङ्कलपरा वग्रसो मध्ये सुखाथंसंयुक्ताः । 
दातारः स्थिरवित्ता यवयोगभवाः सदा पुरुषा: ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में यव योग हो तो जातक--न्रत-नियम व शुभ कर्म में तत्पर, - 
अवस्था के मध्य में सुख व धन से युक्त, दानी व स्थिर धनी होता है ॥ २७॥ 
वृ० पा० में कहा है---ब्रतनियममज्भजुलपरा वयसो मध्ये सुखार्थपुत्रयुताः । दातार: 
स्थिरचित्ता यवयोगभवा: सदा पुरुषाः’ ( ३५ अ० २९ इलो० ) । 
और भी वृ० जा० में--अथ यवे सुखितो वयोऽन्तः' ( १२ अ० १४ इलो० ) ४ 
यहाँ अन्त शब्द मध्य का पर्यायवाची है ॥ २७॥ 
कसल योग का फल 
स्फीतयशसो गुणाढ्या: स्थिरायुषो विपुलकीतेयः कान्ताः । 
शुभयरासः पुथिवीशाः कमलभवा मानवा नित्यसु ॥ २८ ॥ 


यदि कुण्डली मै कमल योग हो तो जातक--अधिक यशस्वी, गुणी, चिरायु,- 
विख्णात कीति, मनोहर रूपवान्‌, शुभ यशवाला व राजा होता है ॥ २८॥ 


वृ० पा० में कहा है--'विभवगुणाढयाः पुरुषा: स्थिरायुषो विपुलकोतंय: शुद्धाः ।- 
शुभशतकाः पृथ्वीशा: कमलभवाः मानवा नित्यम्‌! ( ३५ अ० ३० इलो० ) । 
अन्य भी वृ० जा० में--'विख्यातकी त्य॑मितिसौख्यगुणश्च पद्मे' (१२ अ० १४ इलो०). 
1 २८॥ 
वापो योग का फल 
निधिकरणे निपुणधियः स्थिराथंसुखसंयुता: *सुरूपारच । 
नयनसुखसम्प्रहष्टा वापोयोगे नरा जाता: ॥ २६ ॥ 
यदि कुण्डली में वापी योग हो तो जातक--धन संग्रह करने में चतुर बुद्धिवाला,- 
स्थिर धन व सुख से युत, स्वरूपवान्‌ पाठान्तर से तृष्णा से युत वा अनिच्छा वाला 
व नेत्र सुख से प्रसन्न होता है ॥ २९ ।। 
वृ० पा० में कहा है--'निधिकरणे निपुणधियः स्थिराथंसुखसंयुता: सुतयुताइच ॥ 
नयनसुखसम्प्रहष्ठा वापीयोगेन राजानः' ( ३५ अ० ३१ इलो० ) 


१. सुतृष्णाइच सुतृप्ताइच । 


"१५८ सारावलो 


“एवं वृ० जा० में भी--'वाप्यां तनुस्थिरसुखो निधिकृन्न दाता” ( १२ अ० १४ इलो० 
॥ २९ ॥ 
शकट योग का फल 
रोगार्ता: कुकळून्ना मूर्खा: शकटानुजीविनो निःस्वाः । 
स्वजनेमित्रेहीनाः शकटे जाता भवन्ति नराः॥ ३० ॥ 
यदि कुण्डली में शकट योग हो तो जातक--रोग से दुःखी, निन्दित स्त्री का 
"पतति, मूर्ख, गाड़ीवानु अर्थात्‌ बैलगाड़ी से जीविका करने वाला, निर्धन व अपने जनों 
से व मित्रों से रहित होता है ॥ ३० ॥ 
बृ० पा० में कहा है--'रोगार्ताः कुनखाः मूर्खा राकटानुजीविनो निःस्वाः । 
-मित्रस्वजनविहीनाः शकटे जाता भवन्ति नराः’ ( ३५ अ० २४ इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी-'तद्वृत्तिभुच्छकटजः सरुजः कूदारः' (१२ अ० १३ इलो०) 
॥ ३०॥ 
विहग योग का फल 
*भत्रमणरुचयो निकुष्टा दूताः सुरतानुजीबिनो घृष्टाः । 
कलहप्रियाश्च नित्यं विहगे योगे सदा जाता: ॥ ३१॥ 
यदि कुण्डली में विहग योग हो तो जातक--घूमने की इच्छा करने वाला, पाठा- 
स्तर से नीच, निकृष्ट ( निम्न गन्दा ), पाठान्तर से निम्न योनि में जन्म लेने वाला, 
दूत, मैथुन की जीविका वाला, धृष्ट ( ढीठ ) व नित्य कलह प्रिय होता है ॥ ३१ ।! 
वृ० पा० में कहा है--“भ्रमणरुचयो विकृष्टा दूताः सुरतानुजीविनो घृष्टाः । कलह- 
“प्रियाइच नित्यं विहगे योगे सदा जाताः’ ( ३५ अ० २५ इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी--टूतोऽटनः कलहक्कद विहगे प्रदिष्टः' ( १२ अ० १३ 
चलो० ) ॥ ३१ ॥ 
गदा योग का फल 
सततं मानार्थपरा यज्वानः रास्त्रयोगकुरळाश्च । 
घनकनकरत्नसम्पत्सं युक्ता सानवा गदायान्तु ॥ ३२ ॥ 


यदि कुण्डली में गदा नामक योग हो तो जातक--निरन्तर सम्मान व धन की 
इच्छा करने वाला, यज्ञ कर्ता, शास्त्र व योग में निपुण, पाठान्तर से शास्त्र व संगीत 
-में निपुण व धन (द्रव्य) सुवर्ण रत्वादि सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ३२॥ 

बृ० पा० में कहा है--'सततोयक्तार्थवशा यज्वानः शास्त्रगेयकुशलाइच । धनक- 
नकरत्नसम्पत्संयुक्ता मानवा गदायान्तु' ( ३५ अ० २३ इलो० ) । 


१. नीचा योनिनिङ्कष्टाः । २. गेय । 


NR CO SE! VRC NONE SS SSIES SO सु 


एकविश अध्याय १५६ 


एवं बृ० जा० में भी-यज्वार्थभाक्सततमर्थरुचिगेदायां' ( १२ अ० १३ इलो० ) 
५ ३२॥ 
शुद्भधाटक योग का फल 
प्रियकळहसमरसाहससुखिनो नृपतेः प्रियाः सुभगकान्ताः । 
आढ्या युवतिद्वेष्याः श्ृद्काटकसंभवा मनुजाः ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में श्शुङ्काटक योग हो तो जातक--प्रेम कलहकर्ता, युद्ध में साहसी, 
सुखी, राजा का प्रिय पात्र, सुन्दर भाग्य वाला, स्वरूपवान्‌, श्रेष्ठ व स्त्री द्वेषी 
होता है ॥ ३३ ॥ 
बृ० पा० में कहा है-प्रियकलहाः समरसहाः सुखिनो नृपतेः शुभकळत्राः । आढ्या 
युवतिद्वेष्याः श॒ ङ्गाटकसम्भवा मनुजाः? ( ३५ अ० २६ इलो० ) । 
एवं बृ० जा० में भी-शुङ्गाटक्े बहुबुली' ( १२ अ० १३ इलो० ॥ ३३ ॥ 
हल योग का फल 
बह्वाशिनो दरिद्राः कृषीवछा दुःखिताश्च सोहेगा:। - 
बन्धुमुहुत्सन्त्यक्ताः' प्रेष्या हरूसंज्ञिते पुरुषाः ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में हल थोग हो तो जातक--अधिक भोजी, दरिद्री, खेती करने 
चाळा, दुःखी, उद्वेगी, बन्धु ( कुटुम्बी ) व मित्र से त्यक्त व प्रेष्य ( नौकर ) 
होता है !। ३४॥। 
बृ पा० में कहा है--'बह्वाशिनो दरिद्राः कृषीवला दुःखिताइच सोद्वेगा: । बन्धु- 
“हृद्भिः त्थक्ताः प्रेऽ्या हुलसंज्ञके सदा पुरुषाः’ ( ३५ अ० २७ इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी-'कृषिक्ृद्धलाख्ये' ( १२ अ० १३ इलो० ) ॥ ३४ ॥ 
चक्र योग का फल 
प्रणताशे बनराधिपकिरी टरत्नप्रभाच्छुरितपादः | 
भवति नरेन्द्रो मनुजश्रके यो जायते योगे॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में चक्र नामक योग हो तो जातक--विनीत समस्त राजाओं के 
मुक्रुट की रत्न कान्ति से स्पश किया है चरण जितका ऐसा राजा होता है, अर्यातु 
समस्त राजाओं से वन्दनीय चरण वाला राजाओं का राजा होता है ॥ ३५ ॥। 
वृ० पा० में कहा है--'प्रणताऽशेषनराधिपकिरीटरत्नप्रभार्फुरितपादः । भवति 
नरेन्द्रो मनुजश्चक्रे यो जायते योगे' ( ३५ अ० ४१ इलो० ) । 
और भी वृ० जा० में--चक्रे नरेन्द्रमुकुटयतिरंजिताङ्घ्रिः' ( १२ अ० १७ 
इलो० ) ॥ ३५॥ 


१. सुहृद्धरस्त्यक्ताः । 


१६० सारावली 


समुद्र योग का फल 
बहुधनरत्नाः क्षितिपा भोगार्थयुता जनप्रियाश्चापि) । 
उदधिसमुत्याः पुरुषा: स्थिरचित्ताः सत्त्ववन्तद्च ।। ३६ ॥। 
यदि कुण्डली में समुद्र योग हो तो जातक--अधिक धन, रत्न भोगों से युत जनता,. 
का प्यारा ( प्रिय ) स्थिर चित्त, बली राजा होता है ॥ ३६॥।। 


वृ० पा० में कहा है--बहुरत्नधनसमृद्धा भोगयुता धनजनप्रिया: ससुता: । उदधि-- 
समुत्था पुरुषाः स्थिरविभवा: साधुशीकाइच” ( ३५ अ० ४२ इलो० ) । 


बृण्जा० में भी--'तोयालये नरपतिप्रतिमस्तु भोगी' (१२ अ० १७ इलो०) ॥॥३६॥. 
यूप योग का फल 
आत्मनि रक्षानिरतस्त्यागयुतो वित्तसोख्यसम्पन्न: । 
ब्रतनियमसत्यनिरतो यूपे जातो विशिष्टइच ॥ ३७॥ 
यदि कुण्डली में यूप योग हो तो जातक--अपनी रक्षा करने में लीन, त्यागी, 
घन, सुख से युत, ब्रत-नियम-सत्य में लीन व विशिष्ट जन होता है ॥ ३७॥ 
वृ० पा० में कहा है---आत्मविदिज्यानिरत: स्त्रिया युतः सत्त्वसम्पन्नः । ब्रत- 
नियमरतमनुष्यो यूपे जातो विशिष्टरच” ( ३५ अ० ३२ इलो० ) । 
वृ० जा० में भी-त्यागात्मवान्क्रतुवरेयंजते च यूपे' (१२ अ० १५ इलो ०) ॥ २७४ 
शर योग का फल 
इषुकरणदस्युबन्धनमृगयावनसेवने तिसोन्मादा: ॥ 
हिस्ताः कुशिल्पनिरताःः शरयोगे सम्प्रसुताः स्युः॥ ३८॥ 
यदि कुण्डली में शर योग हो तो जातक--वाण ( शस्रादि ) बनाने वाला, डाकू 


च चोरों को पकड़ने वाला, शिकार के लिये जङ्गल में वास करने के लिये पागल केः 
समान, हिंसक व निम्न श्रेणी का कारीगर या दुरूह चित्र कर्ता होता है ॥ ३८ ॥ 

वृ० पारा० में कहा है-'इषुकारा बन्धनपा: मृगयावनसेविताइच मांसादाः ।: 
हिस्राः कुशिल्पकारा: शरयोगे मानवाः प्रसूयन्ते' ( ३५ अ० ६३ श्लो० ) 

वृ० जा० में भी--“हि्रोऽथ गुद्यधिक्कतः शरकृच्छराख्ये” 

( १२ अ० १५ इलो० ) ॥ ३८ ॥ 

विशेष--सं० वि वि० की मातृका में “वनसेविनोतिमांसादाः' यह पाठान्तर होने 

से अतिमांस भक्षी यह भी ब्रृहत्पाराशर के अनुरूप है ॥ ३८॥ 


१. स्सशुभाः । २. काराः । 


७ 
। 


असि, Hid 


११ एकि अध्याय १६१ 


शक्ति योग का फल 
धनरहितविकलदु:खितनोचःळसा*दिचरायष: पुरुषा: । 
सङ्ग्रामयुद्धनिपुणाः शक्त्यां. जाताः स्थिरः सुभगा: ॥ ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में शक्ति योग हो तो जातक--निर्धन, चिन्तित, दुःखी, नीच; 
आलसी, दीर्घायु, संग्राम में लड़ाई लड़ने में चतुर, स्थिर व सुन्दर भाग्यवान 
होता है ॥ ३६ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'धनरहितविफलदुःखितनीचालसादिचिरायुषः पुरुषा: । 
संग्रामबुद्धिनिपुणाः शक्त्यां जाताः स्थिराः शुभगा:' ( ३५ अ० ३४ इलो० ) 
वृ० जा० में भी--'नीचो5छस: सुखधनै वियुतइच शक्तो' (१२अ० १५ इलो०) ॥३९॥ 
दण्ड योग का फल 
हतपुत्र दारनि:स्वा: सर्वजनैन्यंवक्कताः स्वजनबारह्याः । 
दुःखितनीचाः प्रेष्या दण्डप्रभवा नरा:3 सततमु ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में दण्ड योग हो तो जातक--पुत्र-स्त्री-धन से रहित, समस्त मनुष्यों 
से तिरस्कृत, अपने मनुष्यों से वाहर या हीन, दुःखी, नीच व सेवक होता हे ॥४०॥ 
वृ० पा० में कहा है--'हतपुत्रदारनिस्वाः सर्वत्र च निघुणा: स्वजनवाह्या: । 
दुःखितनीचप्रेष्या दण्डप्रभवाः भवन्ति नराः? ( ३५ अ० ३५ इलो० ) 
वृ० जा० में भी-'दण्डे प्रियविरहितः पुरुषोन्त्यवृत्तिः' (१२ अ० १५ इलो ०) ॥४०॥ 
साला योग का फल चर 
नित्यं सुखप्रधाना बाहनवखार्थभोगसम्पन्ना: । 
कान्ताः सुबहुखीका सालायां सम्प्रसुताः स्युः॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में माला योग हो तो जातक---प्रतिदिन सुखी, वाहन-वस्त्र-धन-भोग 


से युत, सुन्दर व अधिक स्त्री वाला होता है ॥ ४१ ।। 
वृ० पा० में कहा है--नित्यं सुखप्रधाना वाहनवस्त्रान्नभोगसम्पन्ना: । कान्ताः 
सुबहुस्त्रीका मालायां सम्प्रसूताः स्यु:' ( ३५ अ० २१ इलो० ) । 
बु० जा० में भी-'स्रगुत्थो भोगान्वितो' (१२ अ० ११ इलछो० ) ॥ ४१ ॥ 
सरपं योग का फल 
विषमाः क्रा निःस्वा नित्यं ढुःखादिताः सुदीनाइच । 
परभुक्ताः* पानरताः सर्पे जाता अवन्ति नरा: ॥ ४२2 


१. सपेलवा । २. हीनाः । ३. भवन्ति नरा: । 
४. परमभक्तपापनिरताः, परवेइमभक्ष्यनिरताः । 


१६२ सारावली 


यदि कुण्डली में सर्प नामक योग हो तो जातक--विषम स्वभाव वाला, क्रूर, 
निर्धेन, नित्य दुःख से पीडित, दीन व दूसरों के घर खाने में लीन होता है ॥ ४२ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--“विषमा: क्रूरा: निःस्वा नित्यं दुःखादिताः सुदीनाइच । 
परभक्षपाननिरताः सर्पंप्रभवा भवन्ति नराः ( ३५ अ० २२ इलो० ) । 
वृ० जा० में भी--भुजगजो बहुदु:खभाक्‌ स्यात्‌’ (१२ अ० ११ इलो०) ।।४२॥ 
रज्जु योग का फल 
अरनप्रियाः सुरूपाः परदेरोष्वर्थभागिनो मनुजाः । 
कराः खलस्वभावा रञ्जुप्रभवाः सदा कथिताः ॥ ४३॥ 
यदि कुण्डली में रज्जु योग हो तो जातक घूमने का प्रेमी, स्वरूपवान्‌, परदेश में 
धन उपार्जन करने वाला, कठिन व दुष्ट स्वभाव वाला होता है ॥ ४३ ॥ 
बू० पा० में कहा है-- अटनप्रियाः सरूपाः परदेशस्वास्थ्यभागिनो मनुजाः । 
क्रूराः खलस्वभावा रञ्जुप्रभवाः सदा कथिताः’ ( ३५ अ० १८ इलो० ) । 
बृ० जा० में भी-ईर्ष्या विदेश नि रतो 55वरुचिश्च रज्वा मु” (१२ अ. ११ इलो.) ॥४३॥ 
मुसल योग का फल 
मानधनज्ञानयृताः कर्मो क्ता नृपप्रियाः ख्याताः । 
स्थिरचित्ता मुसळोत्था भवन्ति शूराः सदा पुरुषाः । ४४॥ 
यदि कुण्डली में मुसळ योग हो तो जातक सम्मान-धन व ज्ञान से युत, कार्य 
करने में उद्यत, राजा का प्रियपात्र, प्रसिद्ध, स्थिरचित्त व बळी होता है ।। ४४ ॥ 
_ वृ० पा० में कहा है--'मानज्ञानधनाैर्युक्ता भूपप्रियाः ख्याताः । बहुपुत्राः स्थिर- 
चित्ता मुसलसमुत्या भवन्ति नराः’ ( ३५ अ० १६ इलो० ) । 
बृ० जा० में भी-'मानी धनी च मुसळे वहुकृत्यसक्त:' (१२ अ० ११ इलो ०) ॥४४।॥। 
नल योग का फल 
ऊनातिरिक्‌तदेहा धनसंचयभागिनाऽतिनिपुणाइच । 
बन्धुहिताइच सुरूपा नळयोगे सम्प्रसुयन्ते॥ ४५॥ 
यदि कुण्डली में नल योग हो जातक--न्यूनाधिक शरीरधारी, धन-संग्रही, 


अधिक चतुर, बात्धवों का हितकारी व स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ४५ ॥ 
बु० पा० में कहा है--न्यूनातिरिक्तईेहा धनसञत्रथभागिनोऽतिनिपुणाशच । 


बन्धुहिताइच सुरूपा नलथोगे सम्प्रसूयन्ते' ( ३५ अ० २० इलो० ) । 
वृ० जा० में भी-'व्यङ्गस्थिराढ्यनिपुणो नलजः' ( १२ अ० ११ इलो० ) ॥४५॥ 
गोल योग का फल 
दारिद्र्यालस्ययुता विद्याज्ञानर्वाजता सलिना: । 
नित्यं दुःखितदीना गोले योगे भवन्ति नराः ॥ ४६ ॥ 


छ 
र; 
4 


एर्कावदा अध्याय १६३ 


यदि कुण्डली में गोल योग हो तो जातक--दरिद्री, आलसी, मूर्ख, अज्ञानी, 
“मलिन, नित्य दुःखी व दीन होता है ॥ ४६ ॥ 


बृ० पा० में कहा है--'वलसंयुक्ता विधना विद्याविज्ञानवजिता मलिना: । नित्यं 
“दुःखितदीना गोळे योगे भवन्ति नराः' ( ६५ अ० ४६ इलो० ) । 


वृ० जा० में भी--त्वथ गोलके, विधनमलिनोञ्जञानोपेतः कृशिल्प्यलसोऽटन 
१( १२ अ० १६ इलो० ) ॥ ४: ॥ 
युग योग का फल 
पाषण्डभागिनो वा धनरहिता वा बहिष्कृता लोके । 
सुतमानधर्मरहिता युगयोगे मानवा जाता: ॥ ४७ ॥ 
यदि कुण्डली में युग योग हो तो जातक--पाखण्डी वा निर्धन वा संसार से 
न्वहिष्क्कत, पुत्र-सम्मान व धर्म से रहित होता है ।। ४७ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--“पाखण्डवादिनो वा धनरहिता वा बहिष्कृता लोके । सुत- 
-ातृ-धर्म रहिता युगयोगे ये नरा जाताः' ( ६५ अ० ४८ इलो० ) । 
बृ० जा० में भी--'धनविरहितः पाखण्डी वा युगे' (१२ अ० १९ इलो ०) ॥४७॥ 
शुल योग का फल 
तोक्षणाळसधनरहिता हित्राः 'सुबहिष्कृता महाश्राः । 
सङ्ग्रामलब्धशव्दाः शूले रोद्राः प्रजायन्ते ॥ ४८॥ 
यदि कुण्डली में शुल योग हो तो जातक--उग्र, आलसी, निर्धन, हिसक, अच्छे 
जनों से तिरस्कृत, अधिक वीर, युद्ध में कोलाहल करने वाला व रोद्र रूप धारण 
करने वाळा होता है ॥ ४८ ॥ 
बु० पा० में कहा है--'तीक्षणालसधनहीना हिंस्राः सुबहिष्कृता महाशूराः । संग्रामे 
लव्धयञ्षा शूले योगे भवन्ति नराः ( ५ अ० ४७ इलो० )-1 
बु०जा० में भी--शूरः क्षतो धनइच्रिविधनशच शूळे' (१२ अ० १८ इलो०) ॥४८॥ 


केदार योग का फल 
सुबहूनामुपयोज्याः कृषीवळा: सत्यवादिनः सुखिताः । 
केदारे सम्भूताइचळस्वभावा धनंयुक्ता: ॥ ४९ ॥ 


यदि कुण्डली में केदार योग हो तो जातक- अधिक जनों के मध्य उपयोगी, 
अर्थात्‌ बहुतों का उपकारी, कृषक, सत्यभाषी, च्चल स्वभाव व धनी होता है ।॥४२॥ 


वृ० पा० में कहा है-सुबहूना पुपयोज्या: कृषीवलाः सत्यवादिनः सुखिनः । केदारे 
सम्भूताशचलस्वभावा धनैर्युक्ताः' ( ३५ अ० ४६ इलो० ) । 


१. सुबहुकृता । 


१६४ सारावलो 


ब॒० जा० में भी--'केदारज: कृषिकर: सुबहुपयोज्य:”ः ( १२ अ० १८ इलो० | 
॥ ४ ॥ 
पाश योग का फल 
पाहे बन्धनभाजः कार्योद्यू क्ताः प्रपस्चकाराश्व । 
बहुभाबिणो विशीला बहुभृत्या: सम्प्रसुता: स्यु: ॥ ५० ॥ 
यदि कुण्डली में पाश नामक योग हो तो जातक--जेली, कार्य में लीन, प्रपश्वी,. 
अधिक भाषी, शील से रहित व अधिक सेवक वाला होता है ॥ ५० ॥ 
बृ० पा० में कहा है--'पाशे वन्धनभाज: कार्ये दक्षा: पप्रच्चकाराइच । बहुभाषिणों: 
विशीला वहुभृत्या: सम्प्रतानरच' ( ३५ अ० ४५ इलो० ) । 
बृ०जा० में भी--'पाशे धनाजंनविश्ीलसभृत्यवन्धु:' (१२ अ० १८ इलो ०) ॥५०।४ 
दासिनी योग का फल 
दामिन्यामुपकारी पशुगणयुक्तो धनेइवरो सूढ़ः। 
बहुसुतरत्नसमृद्धो धीरो विद्वान्‌ प्रजातः स्यात्‌ ॥ ५१॥ 
यदि कुण्डली में दामिनी योग हो तो जातक--उपकार करने वाला, पशु समुदायः 
से युत, धनी, मूढ़, अधिक पुत्र व रत्न से युक्त, धीर और विद्वानु होता है ॥ ५१॥ 
वृ० पा० में कहा है-'दामिन्यामुपकारी नयधनयुक्तो महेश्वरस्यातः । बहुसुतरत्न- 
समृद्धो धीरो जायेत बिद्वांश्र' ( ३५ भ० ४४ इलो० ) । 
बु० जा० में भी--“दातान्यकार्येनिरतः पशुपश्च दाम्नि’ ( १२ अ० १८ इलो० } | 
॥1५१॥ | 
वीणा योग का फल 
मित्रान्विताः सुघचस: झाख्परा गेयचारानिरताइच । 
५ सुखभाजो बहुभृत्या वीणायां कीतिता मनुजा: ॥ ५२ ॥ 
यदि कुण्डली में वीणा योग हो तो जातक--मित्रों से युत, सुन्दर भाषी, शाखज्ञ; 
गान व वाद्य में अर्थातु गाने बजाने में तत्पर, सुख भागी व अधिक नौकर वाला 
होता है ॥ ५२ ॥ 
बृ० पा० में कहा है--'प्रियगीतनृत्यवाद्यनिपुणाः सुखिनश्च धनवन्त: । नेतारो 
बहुभूत्या वीणायां कीतिता: पुरुषाः’ ( ३५ अ० ४४ इलो० ) । 
वृ० जा० में भी--वीणोद्धवञ्च निपुण: प्रियगीतनृत्यः' ( १२ अ० १७ इलो०): 
॥ ५२ ॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायाँ सारावत्यां नाभसयोगो नामैकविशो$ध्याय: ॥ 


द्वाविश अध्याय 


दाविशोऽध्यायः 
सर्वस्य सर्वकालं ग्रहरारिसमुःूवं फलं यस्मात्‌? । 
कथयाम्यतः प्रयत्नात्‌ दोंबाचार्यान्‌ समाश्रित्य ॥ १॥ 


समस्त जीवधारियों को सब समय ग्रह व राशि से उत्पन्न फल की प्राप्ति होती 


है, इसलिये मैं ग्रन्थकार शेष (अवशिष्ट) आचायों के मत को लेकर प्रयत्न से राशिस्थ 
"फल को कहता हूँ ॥ १ ॥ 


१६५ 


बिशेष--सं० वि० वि० की मातृका में 'शेषाचार्यान्‌' के स्थान पर “सत्याचार्ये' 
-यह पाठ प्राप्त होता है इसलिये सत्याचाये के मत से कहता हूँ यह्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 
मेषस्थ सूर्य का फल 
झास्त्रार्थङ्तिकलाभिः ख्यातो युद्धप्रिः प्रचण्डइच । 
उद्युक्तो भअमणरुचिह'ढास्यिबन्धः क्रिये श्रेष्ट ॥ २॥ 
साहसकर्माभिरतः पित्तासुरव्याधिकान्तिसत्तवयुतः । 
सुर्य भवति नरेन्द्रः स्वतुङ्गराशो नरो जातः॥ ३॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य मेप राशि में हो तो जातक-शास्तार्थी व पुस्तक रचना 
कला से विख्यात, युद्ध प्रेमी, उग्र, कार्यो में उद्यत, घूमने की इच्छा करने वाला, 


मजबूत हड्डी वाला, साहस से कर्म में तत्पर, पित्त व रक्त पीड़ा से युक्त स्वरूपवान्‌ 
राजा होता है ॥ २-३॥ 


वृ० जा० कहा है--'प्रथितशचतुरोऽटनोऽल्पवित्तः ङ्रियगे"""' 
( १८ अ० १ इलो० ) ॥ २-३ ॥ 
बिशेव--सं० वि० वि० को मातृका में य इलोक का पूर्वार्ध इस प्रकार है-- 
“शास्त्रार्थकर्मवाग्भिः ख्यातो वान्धवप्रिय"""' इसका अर्थ-शास्त्रार्थ-कार्थ-व वाणी से 
असिद्ध होता है ॥ २-३ ॥ 
भौम राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
दानरतो बहुभृत्यो ळलितो युवतिप्रियो मृडुशरीरः । 
कुजभवनगते सूर्ये चन्द्रेण निरीक्षिते भवति॥ ४॥ 
सङ्ग्रामोत्कटवोर्यः कूरः संरक्तनेत्रकरचरणः । 
भौमगृहे कुजदृष्टे भानो तेजोबलोपेतः ॥ ५॥ 


१. हो० र० ३ अ० ४१७ पृ० । २. यत्स्यातु 1 ३. सूबहुत्रता । 


१६६ सारावली 


प्रेष्यः परकर्मरतो मन्दधन: सत्त्वहोनबहुदु:खः । 
भानो बुधसंदृष्टे कुजभवने मलिनकायदच ॥६॥ 
भूरिद्रविणो दाता नृपमन्त्री दण्डनायको वाऽपि। 
तरणो सुरगुरुहष्टे कुजभवने जायते श्रेष्ठ: ॥७॥ 
१कुर्सितरामाभर्ता बहुशच्रु: क्षीणबान्धवो दीन: । 
भौमगृहे सितदृष्टे दिवाकरे जायते कुष्टी॥ ८॥ 
दुःखपरिप्लुतदेहः कार्योन्मादी भवेद्विमूढमतिः । 
भोमक्ष दिवसकरे रवितनयनिरीक्षिते मूर्खः ॥ &॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य, मेष या वृर्चिक में चन्द्र से दृष्ट हो जातक--दानी;- 
अधिक नोकर वाला, सुन्दर, स्त्री-प्रेमी व कोमल देहधारी होता है । 
यदि भोम की दृष्टि हो तो युद्ध में अधिक बली, क्रूर, लाल नेत्र व लाल हाथ 
चैर वाला व तेज बल से युक्त होता है । 
यदि बुध से दृष्ट सूर्यं हो तो, भृत्य वा दरिद्री, दूसरों के कार्य में लीन, अल्पधनी,. 
निर्बेळ, अधिक दुःखी व मलिन ( गन्दा ) देहधारी होता है । 
यदि गुरु की दृष्टि हो तो--अधिक धनी, दानी, राजा का मन्त्री वा न्यायाधीश 
व श्रेष्ठ होता हे । 
यदि भौम की राशि में सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो तो नीच स्त्री का पति वा दुष्ट 
स्त्री में आसक्त, अधिक शत्रुवाला, अल्प बन्धुवाला, दीन व कोढ़ी होता है । | 
यदि शनि से दृष्ट भौमराशिस्थित सूर्यं हो तो-दुःख से परिपूर्ण देहधारी, कार्यो 
में पागल, बुद्धि हीन व मूर्ख होता है ॥ ४-८ ॥। 
विशेष--सं० वि० वि० की मातृका में ४-९ तक इलोक नहीं हैं ॥ ४-४ ॥ 
वष राशिस्थ सुर्यं का फल 
वदनाक्षिरोगत्ः क्लेशसहिष्णु्नेः चापि बहुदात्रुः । 
भक्तो व्यवहाररतौ ३मतिमान्वन्ध्याङ्कनाद्वेषो ॥ १० ॥ 
भोजनमाल्याच्छादनगन्धय॒तो गेयवाद्यनृत्तज्ञः । 
दिवसकरे वृषसंस्थे भवति पुमान्‌ सलिलभीर्श्र ॥ ११॥ 
यदि जन्म के समथ में वृष राशि में सूये हो तो जातक-मुख व नेत्र रोग से जे डु 
क्लेश (कलह) सहन कर्त्ता, अधिक शत्रु वाला नहीं अर्थात्‌ अल्प शत्रुवाला, पाठान्तर 
से कृश काय, अल्पपुत्रवाला, भक्त, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान्‌, वन्ध्या स्त्री का शत्रु, भोजळ | 


१. कुत्सितरामासक्तः । २. कृशोन बहुपुत्रः । ३. रतिमानु । 


हाविश अध्याय १६७ 


माला-वस्त्र-व गन्ध ( इत्र ) से युत, गान-वाद्य-नाच का ज्ञाता व जल से भय करने 
वाला होता हे ॥ १०-११ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--गवि वस्त्रसुगन्धपण्यजीवी वनिता दिष्ट कुशलश्च गेयवाद्ये? 
(१४अ०१ इलो० ) ॥ १०-११ ॥ 
वृष व तुला में स्थित सूर्य पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
चेश्यारतिमृदुवचा बहुगुवतिसमाश्रयो भवति । 
दिननाथे सितभवने दृष्टे दाशिना सलिलजीवी ॥ १२॥ 
शरः संग्रामरुचिस्तेजस्वी साहसाप्तधनकीर्ति: । 
दिननाथे सितभवने कुजसंदृष्ठे पुमान्‌ विकल: ॥ १३॥ 
लिपिलेख्यकाव्यपुस्तकगेयादिविधावतीव निपुणमतिः । 
दिननाथे सितभवने बुधसंदष्टे भवेत्‌ सुतनुः ॥ १४॥ 
बहुझात्रुमित्रपक्षो नृपसचिवश्चारळोचनः कान्तः । 
दिननाथे सितभवने गुरुणा हृष्टे १सुतोषितो नृपतिः ॥ १५॥ 
नुपतिन'पमन्त्री वा खोधनबहुयोगसंयुतो मतिमान्‌ । 
दिननाथे सितभवने सितसंहष्टे भवेद्धीरुः॥ १६॥ 
नीचोऽरसो दरिद्रो वृद्धस्त्रोसंगतो विषमशीलः । 
दिननाथे सितभवने रानिहृष्टे व्याधिसन्तसः ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में वृष या तुला में स्थित सूर्य, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक बेश्या 
में आसक्त, सुन्दर भाषी, अधिक स्त्रियों का पोषक व जळ से जीविका करने वाला 
होता है। 
यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य, भौम से हृष्ट हो तो जातक वीर, युद्ध-प्रिय, तेजस्वी, 
साहस से धन व यश प्राप्त कर्ता तथा विकल होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य, बुध से इष्ट हो तो जातक प्रतिलिपि करने में, लेख 
लिखने में, काव्य रचना में, पुस्तक बनाने में तथा गाने में अत्यन्त सुन्दर बुद्धिवाला व 
सुन्दर शरीर वाला होता है । 
यदि उक्त राशिस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक अधिक शत्र व मित्र वाला, 
राजा का मन्त्री सुन्दर नेत्र वाला, कान्तः ==म्रिय, व सन्तुष्ट, पाठान्तर से सदा उद्योगी 
वा उद्विग्न राजा होता है । 


१. सदोद्यक्तः, सदोद्विग्तः । 


१६८ सारावली 


यदि उक्त राशिस्थ सूर्य, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक राजा अथवा राजा का 
मन्त्री, स्त्री-धन,अधिक योग से युक्त, वुद्धिमानु और डरपोक होता है । 
_ यदि शुक्र राशिस्थ सुर्य, शनि से दृष्ट हो तो जातक नीच, आलसी, दरिद्री 
( निर्धन ), वृद्धा स्त्री के साहचर्य से क्रूर स्वभाव तथा रोग से पीडित होता 
है ॥ १२-१७ ॥ 
मिथुन राशि में स्थित सूर्य का फल 
-मेघावी वाङ्सधुरो वात्सल्यगुणेयुतः श्रुताचारः । 
विज्ञानशाख्रकुशलो वहुवि्त उदारचेष्टश्च ॥ १८ ॥ 
निपुणो ज्योतिषवेत्ता मध्यमरूपो द्विसातृक: सुभगः । 
मिथुनस्थे दिनभर्तेरि जातः पुरुषो विनीत: स्मात्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि कुण्डली में मिथुन राशि का सूर्य हो तो जातक बुद्धिमान्‌, वाणी से मधुर, 
वात्सल्य गुणों से युक्त, शास्रीय आचार वाला, विज्ञान शास्त्र में निपुण, अधिक 
घनी, उदार चेता, ( कुशल चतुर ), ज्योतिषी, मध्यमपुरुष, दो माता वाला, सुन्दर, 
एवं नम्रता से युक्त होता है । 
वृ० जा० में कहा है-'विद्याज्योतिषवित्तवानु मिथुनगे भानौ” । 
( १८ भ० २ इलो० ) ॥ १८-१६ ॥ 
बुध राशिस्थ सूर्यं पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
रिपुबान्धवक्कृतपीडा विदेशगमनादितो बहुविलापी । 
बुधभवने दिनभर्तरि हृष्टे चन्द्रेण पुरुषः स्यात्‌ ॥ २०॥ 
रिपुभयकलहसमेतो रणापवादादिदुःख्ितो दीनः 
बुधराशी दिनभर्तरि कुजेक्षिते भवति सब्रीडः॥ २१॥ 
भूपतिचरितः ख्यातो बान्धवसहितोऽरिभिश्च संत्यक्तः 
बुधराशी दिनभतंरि "बुधहृष्टेऽक्ष्यामययुतः स्यात्‌ ॥ २२॥ 
बहुझास्त्रदारितमुखो राज्ञां दूतो विदेशगश्नण्ड: 
बुबरायो दिनभर्तरि गुरुणा हृष्टे सदोन्माद: ॥ २३॥ 
घनदारपुत्रसुखितो! मन्दस्नेहस्त्वनामयः 3सुखितः । 
बुधराशो दिनभर्तरि सितसंहष्टे भवेच्चपलः॥ २४॥ 
बुहुभृत्योह्विनमना बहुबन्धुविपोषणे सदा ४निरतः 
बुधराशो दिनभर्तरि सौरेण निरीक्षिते कितवः॥ २५॥ 


१. बुधेन हष्टे कृशतनुः स्यात्‌ । २. सहितो । ३. सुभगः । ४. खिन्न: । 


द्वाविश अध्याय १६९ 


यदि कुण्डली में मिथुन या कन्या में स्थित सुर्य, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक 
'झत्रु व बान्धवों से पीडित, विदेश गमन से दुःखी व अधिक विलाप करने वाला होताहै। 

यदि बुध 'राशिस्थ सूर्ये, भौम से दृष्ट हो तो जातक रात्र, से भय कर्ता, कलह से 
युत, युद्ध में अपकीति से दुःखी, दीन एवं लज्जा पे युत होता है । 

यदि बुध राशिस्थ सूर्य, वुध से इष्ट हो तो जातक राजा के तुल्य आचरण वाला, 
विख्यात, बन्धु वान्धवों से युत, शत्रु रहित तथा नेत्ररोगी, पाठान्तर से कृश शरीर 
“वाला होता है । 

यदि बुधराशिस्थ सूर्य, गुरु से हृष्ट हो तो जातक--अधिक शास्त्र मुखी अर्थात्‌ 
-बहुज्ञ, राजदूत, विदेश गामी, उग्र एवं पागल होता है । 

यदि बुध राशिस्थ सूर्य, शुक्र से हृष्ट हो तो जातक धन-स्त्री-पुत्र से सुखी वा 
युक्त, अल्प स्नेही, नीरोग, वा सुन्दर और चंचल होता है। 

यदि बुधराशिस्थ सूर्य, शनि से दृष्ट हो तो जातक अधिक नौकर वाला, उद्विग्न 
म्मन वाला, अधिक बन्धु पालन में लीन, पाठान्तर से खिन्न तथा धूर्त होता है॥२०-२५॥ 


कर्कं राशिस्थ सूर्यं का फल 
कर्मसु चपलः ख्यातो गुणैन्‌ पाणां स्वपक्षविद्वेषी । 
स्रीदुर्भगः सुरूपः कफपित्तार्तः श्रमाभिसन्त्तः ॥ २६॥ 
१मद्यरुिः समधर्मा मानो वरवाक्यदेशदिग्वेत्ता । 
सुर्ये कुलीरसंस्थे बहुस्थितिः पितृगणद्देष्टा॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशि में सूर्य हो तो जातक--कार्यो में च्ल, राजाओं के 
-मुणों से प्रसिद्ध अर्थात्‌ राजतुल्य गुण होने से विख्यात, अपने मनुष्य का शत्र, अर्थात्‌ 
आत्मीय जनों का शत्रु, भाग्यहीन स्त्री का पति, स्वरूपवान्‌ कफ व पित्त से पीड़ित, 
श्रम से दुःखी, शराब में इच्छा रखने वाला, अर्थात्‌ मदिरा प्रेमी, समान धर्मे वाला 
-वा धर्मात्मा, अभिमानी, श्रेष्ठ वक्ता, देश व दिशा का ज्ञाता, अधिक स्थिर एवं पिता 
“माता का द्वेषी अर्थात्‌ पित्ता माता से शत्रुता का व्यवहार करनेवाला होता है।२६-२७॥। 
वृ० जा० में कहा है--“भानो कुलीरे स्थिते, तीक्ष्णोऽस्व' परकार्येकृच्छ्मपथ- 
-क्लेशैश्च संयुज्यते’ ( १८ अ० २ इलो० ) ॥ २६-२७ ॥ 
' कर्क राशि में स्थित सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
राजा राजसमो वा "जळपण्यधनस्थिरः3 कूरः । 
कर्कटके तीव्रकरे दृष्टे शशिना भवेत्पुरुषः ॥ २८॥ 
ब्शोषभगन्दररोगैः सन्तस्ो बन्धुभिः सह “विरक्तः । 
कर्केटके दिननाथे भौमेन निरीक्षिते पिशुनः ॥ २९ ॥ 


"१. मद्यप्रियः, सधमों । २. उहु । ३. स्थितिः । ४. शोफ। ५. विरुद्धः । . विसुतः । 


१७० सारावली 


विद्यामानयञशोभिः ख्यातो नृपवल्लभो भरवेश्निपुण: । 
सूर्य कुलीरराशो बुधेन हृष्टे विगतशत्रः ॥ ३० ॥ 
श्रेष्ठो राज्ञो मन्त्री सेनानाथोऽथ सुप्रसिद्धशच । 
सूर्ये शशिभवनस्थे गुरुणा हृष्टे कळाभ्यछिकः ॥ ३१ ॥ 
स्त्रीसेबी युवतिधन: परकार्यकरो रणे *प्रचण्डरच । 
ककटकस्थे सूर्ये शुक्रेण निरीक्षिते प्रियालापः॥ ३२॥ 
कफमारुतरोगातं: परस्वहारी विलोममतिचेष्टः । 
ककटकस्ये भानौ स्यपुत्रहष्टे पुमान्‌ पिशुनः ॥ ३३॥ 


यदि कुण्डली में ककं राशिस्थ सूर्य, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक--राजा अथवा 
राजा के तुल्य, जल के व्यापार से वा अधिक व्यापार से स्थिर धनी तथा क्रूर 
होता है । 

यदि कर्कराझिस्थ सूर्य, भौम से दृष्ट हो तो जातक-क्षय-वा सूजन तथा भगन्दर 
रोगों से पीडित, बन्धु बान्धवों से विरक्त वा विरुद्ध और चुगलखोर वा विना पुत्र 
के होता है । 

यदि कर्कराशिस्थ सूर्य, बुध से दृष्ट हो तो जातक-विद्या-सम्मान व कीति से 
विख्यात, राजा का प्रिय, चतुर व शत्रुहीन होता है । 

यदि कर्क राशिस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक-उत्तम, राजा का सचिव; 
सेनानायक, सुप्रसिद्ध तथा अधिक कलाओं से युत होता है । 


यदि ककराशिस्थ सूर्य, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-स्त्री भक्त वा स्त्री से धन 


प्राप्त कर्ता, परोपकारी, रण-युद्ध में वीर एवं प्रियभाषी होता हे । 


यदि कर्कराझिस्थ सूर्य शनि से दृष्ट हो तो जातक-कफ व वायुरोग से दुःखी 
दूसरों के धन का हरण करने वाला, विपरीत बुद्धि व चेष्टा वाला और चुगलखोर 


होता है ।। २८-३३ ॥। 
सिह राशिस्थ सुर्य का फल 
रिपुहन्ता क्रोधपरो विरिष्टचेष्टो वनाद्रिदुगंचर: । 
उत्साही सच्छूरस्तेजस्वी मांसभक्षणो रोद्रः॥ ३४॥ 
गम्भीरः स्थिरसत्त्वो "बधिरः क्षितिपालको धनसमृद्धः । 
सिहस्थे दिवसकरे ख्यातः पुरुषो भवेज्जातः ।। ३५ ॥ 


यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ सूर्यं हो तो जातक--शत्र्‌, को मारने वाला, क्रोध 
परायण, विशेष इच्छा वाला, वन-पहाड़ व किले में चलने वाला, उत्साही, अच्छा 
वीर, तेजस्वी, मांसाहारी, भयानक, गम्भीर, स्थिर वलवानु, बहिरा या वाचाल, 


नृप, धन से युत व विख्यात होता है ॥ ३४-३५ ।। 


१. प्रभग्नशच । २. मुखरः । 


RR 


| २४ eh 
>”) र. 


द्ाविश अध्याय १७% 


बु०जा० में कहा है--'सिहस्थे वनशेछगोकुळरतिर्वीय।विन्तोऽज्ञः पुमानु' ( १८ अ०. 
२ इलो० ) ॥ ३४-३५ ॥ 
सिह राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
मेधावी सुकलत्र: कफादितो भूपवल्ळभो मनुजः । 
आदित्ये सिंहस्थे चन्द्रेण निरीक्षिते भवपत्ति॥ ३६॥ 
परदाररतः यरः साहसकारी कृतोद्यमो रोद्रः । 
दिवसकरे सिंहस्थे कुजेन दृष्टे प्रधानइच ।। ३६॥ 
विद्वानूलिपिलेख्यक र:कितवासेवी परिञ्रमति हीनः । 
सिंहस्थे दिवसकरे बुधेन दृष्टे न बहुसत्त्व:॥ ३८॥ 
देवारामतटाकान्‌ करोति सत्त्वाधिको विजनशोलः । 
सिहे सहत्ररऱ्मो सुरगुरुदष्टे महाबुद्धिः ॥ ३२ ॥ 
दुर्नामङुष्ठरोगैरभिभूतो निर्दयो विगतलज्जः । 
सिहे तिमिरविनाशे शुक्रेण निरीक्षिते जातः॥ ४०॥ 
कार्यविनाशनदक्षः षण्डो जात: परोपतापकरः । 
[सिहस्थे दिवसकरे स्वपुत्रहष्टे पुमान्‌ भवति ॥ ४१॥ 
यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ सूर्य, चन्द्र से दृष्ट हो तो जातक--त्रुद्धिमानु, 
अच्छी सत्री का स्वामी' कफजन्य व्याधि से पीडित एवं राजा का प्रिय मित्र होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, भौम से इप्ट हो तो जातक--दूसरे की स्त्री में लीन, वीर, 
साहसी, उद्योग करने वाला, भयानक एवं प्रधान होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, बुध से हृष्ट हो तो जातक--मनीषी, लिपि ( प्रति लिपि )' 
कर्ता, लेखक, धूते मनुष्यों के साथ रहने वाला, पर्यंटन-शीळ, हीन एवं अल्प बली होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--देव मन्दिर-वगीचा-तालाब बनाने” 
वाला, अधिक बली, एकान्त प्रेमी व बड़ा बुद्धिमान्‌ होता हे । 
यदि सिंहस्थ सूयं, शुक्र से दष्ट हो तो जातक-दूषित नाम वाले कुष्ठ रोग से 
पीडित, निर्दयी व निलेज्ज ( लज्जा से रहित ) होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, शनि से दृष्ट हो तो जातक--कार्ये नष्ट करने में चतुर, नपुंसकः 
व दूसरे को संतोष करने वाला होता है ॥ ३६-४१ ॥ 
कन्या राशिस्थ सूर्य का फल 
खीतुल्यतनुह्वीमान्‌ लिपिचेत्ता दुर्बलश्च वल्गुकथः । 
मेधावी लघुसत्त्वो विद्वान्‌, शुश्रूषक: "सुरुगुरूणाम्‌ ॥ ४२॥ 


१. सुगुणः । 


१७२ सारावली 


संवाहनादिकर्मेसु दक्षः श्रृतिगेयवाद्यपरितुष्ट: । 
कन्यायां दिवसकरे जातो सृदुदीनवाक्यइच ॥ ४३ ॥ 
यदि कुण्डली में कतया राशिस्थ सूर्य हो तो जातक--ज्नी के सहश शरीर वाला, 
-ळज्जा से युक्त, लिपि ज्ञाता, दुर्वल, मृदुभाषी, मेधावी, अल्प बली, मनीषी, देवता व 
गुरु (बड़े ) जनों का सेवक, पैर दवाने आदि कार्यो में चतुर, वेद-गान-बजाने से 
-संतोषी, कोमल एवं दीनवचन बोउने वाला होता है 1 ४२-४३॥ 
बु० जाए में कहा है--'कन्यास्थे लिपिलेख्यकाव्यगणितज्ञानान्वितः सत्रीवपुः' ( १८ 
अ० २ इलो० ) ॥ ५२-४३ ॥ 
तुला राशिस्थ सूर्य का फल 
१भङ्गक्षयव्ययार्तो विदेशमार्गादिळम्पटो द्विष्टः । 
नोचोपहतप्रीतिहिरण्यलोहादिपण्यजी वी च॥ ४४॥ 
द्वेष्यःपरकर्मरतः परदाररतिः पुमान्‌ भवेन्मलिनः । 
सूर्ये तुलाधरस्थे नृपपरिभूत: प्रगल्भइच ।॥ ४५॥ 
यदि कुण्डली में तुळा राशिस्थ सूर्य हो तो जातक--पराजय वा सङ्गति-हानि व 
खर्च से दुःखी, विदेश जाने में प्रीति रखने वाला, अस्थिर चित्त, नीच, प्रेम से रहित, 
सुवर्ण व लोहादि से जीविका करने वाला, द्वेषी, दूसरों के कार्य में लीन, पर स्त्री का 
प्रेमी, मलिन, राजा से तिरस्कृत व ढीठ होता है ॥ ४३-४५ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--“जातस्तौलिनि शोण्डिकोऽध्वनिरतो हैरण्यको नीचकृत्‌” 
{ १८ अ० ३ दळो० ) । 
वृश्चिक राशिस्थ सूर्य का फल 
अनिवारित रणवेगः श्रुतिधर्म रतो न सत्यवाइसूर्ख: । 
प्रविनष्दुष्यवतिः क्रूरः कुस्त्रीविधेयश्च ॥ ४६ ॥ 
क्रोधपरोऽसद्वृत्तो छो भिष्ट: कलहवल्लभोऽनृतवाक्‌ । 
शस्त्राग्निविषग्रस्तः पितुर्जनन्याश्च दुर्भगः कीटे ॥ ४७॥ 


यदि कुण्डली में वृश्चिक राशि का सूर्यं हो तो जातक- युद्ध में रोकने पर भी 
नहीं रुकने वाला, वैदिक धर्म में तत्पर, झूठ बोलने वाला, मूर्ख, नष्ट, दुष्टा सत्री वाला, 
क्रूर, दुष्ट जी की आज्ञा का पालक, क्रोधी, दुष्ट आचरण कर्ता, अति लोभी, कलह 
प्रिय, मिथ्या भाषी, शस्त्र वा अग्नि वा विष से पीड़ित, माता व पिता का शत्रु 
होता है ॥ ४६-४७ ॥ 

वृ० जा० में कहा है--'क्र-रः साहसिको विपाजितधनः शस्त्रान्तगोऽलिस्थिते’ 
{ १८ अ० ३ इलो० ) ॥ ४६-४७॥ 


१. सद्ध । 


TS ~ 


दाविश अध्याय १७३ 


घनुराशिस्थ सूर्य का फल 
द्रव्यान्वितो नुपेष्टो जातः प्राज्ञः सुरद्विजानुरतः । 
शस्तरास्रहस्तिशिक्षानिपुणो व्यवहारयोग्यश्च ॥ ४८॥ 
पुज्यःसतां प्रशान्तो धनवान्‌ विस्तीर्णपीनचारुतनुः । 
बन्धूनां हितकारी सत्त्वयृतः कामुके सूर्ये ॥ ४६ ॥ 
यदि कुण्डली में धनु राशि का सूर्य हो तो जातक-धन से युक्त, नृप प्रिय, विद्वान्‌, 
देवता व ब्राह्मण का भक्त, शर्त्र-अस्र व हाथी की शिक्षा में चतुर, व्यवहार में कुशल, 
सज्जनों में पूजा करने योग्य, शान्त चित्त, धनी, सुन्दर विशाल देहधारी, बन्धुओं का. 
कल्याण करने वाला व वलवान्‌ होता है ।। ४८-४९ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'सत्पूज्यो धनवान्धनुर्धेरगते तीक्ष्णो भिषवकारुकः' ( १८अ०- 
३ इलो० ) ॥ ४८-४ ॥ 
घनु या मीन राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
वाग्बुद्धि विभवपुत्रेःसमन्वितो नपसमो विगतशोकः । 
वाक्पतिराशो तपने हृष्टे चन्द्रेण सुदारीर: ॥ ५०॥ 
संग्रामे रब्धयशाःस्फुरवचनो वित्तसोख्यसम्पन्नः । 
सूर्ये चावपतिराशो भौमेन निरीक्षिते चण्ड: ॥ ५१॥ 
सधु रवचनो लिपिज्ञःकाव्यकलागोधटियानधातुज्ञः । 
गुरुभे सवितरि दृष्टे बुधेन जनसंमतो भवति ॥ ५२॥ 
विचरति नरेन्द्रभवने नृपतिर्वा वारणाश्वधनयुक्तः। 
सुरगुरुग्रृहे विवस्वति गुरुणा हृष्टे सदा विद्वान्‌ ॥ ५३॥ 
दिव्यस्त्रीभोगयुतः सुगन्धमाल्यादिभिः सहित: । 
सु रगुरुभवने भानो शुक्रेण निरीक्षिते शान्तः ॥ ४४॥। 
अशुचिः परान्नकांक्षी नोचानुरतश्चतुष्पदक्रीडः । 
देवेज्यगृहे सूर्ये मन्देन निरीक्षिते भवति॥ ५५॥ 
यदि कुण्डली में धनु अथवा मीन राशिस्थ सूर्ये, चन्द्र से इष्ट हो तो जातक--वाणी 
बुद्धि-वेभव व पुत्र से युत, राजा के समान, शोक से हीन तथा सुन्दर देहधारी होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, भोम से दृष्ट हो तो जातक==लड़ाई में यश पाने वाला 
अर्थात्‌ विजय पाने वाला, स्पष्ट वक्ता, धन व सुख से युक्त व उग्र प्रकृति का होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मीठा बोलने वाला, लिपि-- 
काव्य-कला-सभा-यान व धातुओं का ज्ञाता तथा जन प्रिय होता है । 


१७४ सारावली 


यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राजभवन में घूमने वाला 
अथवा राजा, हाथी-घोड़ा व धन से युत तथा पण्डित होता है । 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्यं, शुक्र से हृष्ट हो तो जातक--अच्छी सुन्दर स्त्री के भोग से 
"युत, सुन्दर गन्ध ( इत्र ) व माल्यादि से युक्त एवं शान्तचित्त होता है । 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अपवित्र, दूसरे के अन्न की 
इच्छा करने वाला, दुष्ट-जनों का सेवी व चार पैर वालों का पालक होता हैं 
4 ५०-५५ ॥ 
सकर राशिस्थ सूर्य का फल 
लुब्ध: कुस्त्रोसक्तः कुकर्मसंबधितः सतृष्णश्च । 
वहुकायंरतो भीर्रवहीनबन्धु इचलप्रकृति: ॥ ५६ ॥ 
अटनप्रियो5हपसत्त्व: स्वपक्षविक्षोभनादितसमस्तः । 
सकरस्थे दिवसकरे जातो बहुभक्षकः पुरुष: ॥ ५७॥ 


यदि कुण्डली में मकर राशि में सूर्य हो तो जातक--लोभी चरित्रहीन, स्त्री में 
“छीन, दुष्कर्म से बढ़ने वाला, तृष्णा करने वाला, अधिक कार्य में लीन, डरपोक, बन्धुओं 


मसे रहित, अस्थिर प्रकृति वाला, घूमने का प्रेमी, अल्प वली एवं अपने पक्ष के विक्षोभ 
न्से सवेनाश करने वाला होता हैं ॥ ५६-५७ ॥ 
बृ० जा० में कहा है--'नीचोज्ञः कुवणिङ्‌ मृगेऽल्पधनवांल्लुब्धान्यभाग्ये रत: 
५ १८ ब० ३ इलो० ) ॥ ५६-५७ ॥ 
शनि राशिस्थ सूर्यं पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
मायापदुशचळमतिः ख्रीसद्भान्नष्टघनसोख्यः । 
मन्दगृहे तीब्रकरे चन्द्रेण निरीक्षिते भवति॥ ५८॥ 
व्याधिभि ररिभिर्ग्रस्तःपरकलहाच्छस्त्रविक्षतशरीरः। 
मन्दगृहे तिमिररिपौ भौमेन निरीक्षिते विकलः ॥ ५९ ॥ 
३१२: षण्डप्रकतिः परस्वहारी न “सारसर्वाङ्भः । 
नलिनीदयिते शनिभे बुधेन संवीक्षिते भवति ॥ ६०॥ 
शोभनकर्मा मतिमान्‌ सर्वेषामाश्रयो विपुलकीतिः । 
कोणगृहे दिनभतंरि गुरुणा हृष्टे मनस्वो च ॥ ६१॥ 
दाङ्कप्रवालमणिभिर्जीवति चेइयाङ्भनाधन समृद्धः । 
कोणभवने दिनपतौ भृगुणा दष्टे सुखो जातः ॥ ६२.॥ 


दवाविश अव्याय १७५ 


ध्वंसयति ात्रुपक्षं नरेन्द्रसन्मानर्वाधताश्वासः । 
भानो शनैश्चरगृहे शनिदृष्टे सुयते योञ्सो ॥ ६३ ॥ 


यदि कुण्डली में शनि राशिस्य सूर्य, चन्द्र से दुष्ट हो तो जातक माया में चतुर 
अर्थात्‌ मायावी, चंचल वुद्धि व स्त्री की संगति से धन व सुख का नाशक होता है 

यदि शनि राशिस्थ सूर्य, भौम से दृष्ट हो तो जातक रोग व शत्रु से पीडित, 
दूसरे के कलह में शस्त्र से चोट खाने वाला एवं वेचैन ( दुःखी ) होता है । 


यदि मन्द राशिस्थ सूर्य बुध से दृष्ट हो तो जातक वीर, नपुंसक प्रकृति का, 


दूसरे के धन का हरण करने वाला एवं सारहीन देहधारी वा अपुन्दर शरीर वाला 
होता है । 
९ त्‌ 


यदि मन्द राशिस्थ सूर्य गुरु से हृष्ट हो तो जातक सुन्दर कार्यकर्ता, बुद्धिमान्‌, 
सबों का आश्रय और अधिक कीतिमान्‌ होता है । 


यदि शनि राशिस्थ सूर्य, शुक्र से हष्ट हो तो जातक शङ्घ-मूँगा मणि की जीविका 
करने वाला, वेड्या स्त्री के धन से धनी एवं सुखी होता है । 


यदि शमि राशिस्य सूर्य शनि से दृष्ट हो तो जातक शत्रु का नाशक व राजा के 
सम्मान से बढ़े हुए आश्वासन वाला होता है ॥ ५८-६३ ॥। 
कुम्भ राशिस्थ सूर्य का फल 
हृद्दोगी बहुसत्त्व: सतां विगरह्योऽतिरोषश्च । 
परदाराणां सुभगः कर्मस्वतिनिर्चितो भवति ॥ ६४ ॥ 
दुः लप्रायोऽल्पधनः शाठइचलितसौहदो सलिनमुतिः । 
कुम्भधरे5क जातः पिशुनः स्यात्‌ दुष्प्रलापश्च ॥ ६५॥ 


यदि कुण्डली में कुम्भ राशिस्थ सूर्य हो तो जातक हृदय रोगी: अधिक बली, 
सज्जनों से निन्दित, अधिक क्रोधी, दूसरों की स्त्रियों का सुन्दर भाग्यवान्‌, कार्यो में 
अत्यन्त निश्चित, दुःखी, अल्प धनी, धूर्त, चंचल मैत्री वाला, मलिन देहधारी, चुगल- 
"खोर एवं भसत्‌ वक्ता होता है ॥ ६४-६५ ॥। 
बृ० जा० में कहा है--'नीचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतोऽस्वः' ( १८ अ० 
४ इलो० ) ॥ ६४-६५ ॥ 
सोन राशिस्थ सुर्य का फल 
सुहृदां संग्रहशोल: स्त्रोप्रीत्या छब्धसीख्यसंभार: । 
प्राज्ञो *बहुशत्रुघ्नः क्षयोदयी भवति धनकोर्त्या ॥ ६६ ॥ 


१. जयोदयी । 


१७६ सारावलो 


सत्सुतभूत्याप्तयशा, जलूपण्यधन: सुवागनृतवादी 1 
ऊर्जितगुह्यरुगातों बहुसहजो मौनसंस्थेञ्कै ॥ ६७ ॥ 
यदि कुण्डली में मीन राशिस्थ सूर्य हो तो जातक मित्रों के संग्रह में तत्पर, स्त्री 
की प्रीति ( प्रेम ) से सुख की सामग्री को प्राप्त करने वाला, पण्डित, अधिक शत्रुओं 
का नाशक, धन-कीति से ( यश के लिए धन खर्च करने पर ) जय प्राप्तकर्ता, वा 
घनहानिकर्त्ता, सुन्दर पुत्र व नोकरों से प्राप्त यश वाला, जल के ब्यापार से धनी, 
सुदुभाषी, झूठ बोलने वाळा, ओजस्वी, गुप्तरोग से पीड़ित व अधिक भाई वाला 
होता है ॥ ६६-६७ ॥ 
बृ० जा० में कहा है--तोयोत्थपण्यविभवो वनिताहृतोऽन्त्ये' (१८ अ० ४ इलो०) 
॥ ६६-६७ ॥। 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यामादित्यचारदृष्टियोगो नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः 
मेष राशि में चन्द्रमा का फल 


सौव“र्णाङ्ग: स्थिरस्वः सहजविरहितः साहसी मानभद्रः 
कामार्तः क्षामजानुः कुनवतनुकचदच-चलो मानवित्तः । 
पद्माभं: पाणिपादेविततसुतजनो वर्तुलाकारनेत्रः 
सस्नेहस्तोयभी रत्र णविक्ृतशिरा: खीजितो मेष इन्दो ॥ १॥ 
यदि जन्म के समय मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक सुवणं (सोना) के समान 
देह वाळा अर्थात्‌ लाल ( गौर ) देहधारी, स्थिर धनी, भाइयों से रहित अर्थात्‌ इक- 
लोता, साहसी, सम्मान से श्रेष्ठ वा अभद्र, काम से पीड़ित, कमजोर घुटने वाला,. 
दूषित नखधारी, अल्पकेशी, अस्थिर, सम्मान को धन मानने वाला, कमल की कान्ति 
के समान हाथ व पैर वाला, विस्तृत ( अधिक ) पुत्र व मनुष्यों से युत, गोल नेत्र 
वाला, स्नेही, जल से भय करने वाला, घाव से विकृत ( दूषित ) सिर वाला व स्त्री 
से पराजित होता है ॥ १॥ 
वृ० जा० में कहा है--'वृत्ताताम्रहृगुण्णशाकलघुभुविक्षप्रप्रसा दोऽटनः, कामी दुर्बेछ- 
जानुरस्थिरधनः शुरोऽङ्गनावल्लभः । सेवाज्ञः कुनखी ब्रणा्कितशिरा मानी सहोत्थाग्रजः 
शक्त्या पाणितलेऽङ्टितोऽतिचपलस्तोये च भीरुः क्रिये. ( १७ अ० १ इलो० ) ॥ १ ॥ 


१. सेवाविन्नः । २. वानभद्रः । 


i id 


१२ त्रयोविश अध्याय १७७ 


मेष राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अस्युग्रतरो नृपतिः प्रणतानां मार्दवं भजति जात: । 
धोर: संग्रामरुचो रविणा हृष्टे शशिनि मेषे ॥ २॥ 


दन्ताक्षिरोगत्षः *द्विोखिवातादिक्षतशरीरः । 
साण्डलिकः स्यान्मेषे कुजहृष्टे शशिनि अभूतार्तः ॥ ३*॥ 
४नानाविद्याचार्य: सद्दाक्यः स्यान्मनो5भोष्ट: । 


बुधद्ष्टे मेषस्थे निशाकरे सत्कविविपुलकोति: ॥ ४॥ 
बहुभृत्यधनसमृद्धो नपतेः सचिवश्चमुपतिर्वाऽपि। 
मेपग्रृहे हिमरइमी दुष्टे गुरुणा पुमान्‌ जात: ॥५॥ 
सुभगः सुतधनयुक्तो वरय॒वतिविभूषणो5"ल्पभोक्ता च । 
मेषे शिशिरसमगूखे भुगुतनयनिरीक्षिते भवति ॥ ६॥ 
विद्विषो बहुदुःखो दारिद्रथतनुर्मलोमसोऽनृतवाक्‌ । 
मेषे शिशिरमग्नुख रवितनयनिरीक्षिते भवति ॥ ७॥ 
यदि जन्म के समय में मेष राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक अत्यन्त 
क्रोधी, राजा, विनयशील मनुष्यों के प्रति सरलता का व्यवहार करने वाला, धैयेवान्‌ 
व युद्ध की इच्छा करने वाला होता है । 
यदि मेषस्थ चन्द्रमा, भोम से दृष्ट हो तो जातक दाँत व नेत्र रोग से दुःखी, 
अग्नि व वायु आदि रोग से विकृत देहधारी वा जहर व अग्नि से पीडित, शस्त्र से 
विकृत शरीर वाला, कमिश्नर वा ५ जिले में प्रधान एवं भूतों से पीडित वा मूत्र- 
कुच्छ्‌ रोग से पीडित होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक अनेक विद्याओ का ज्ञाता 
वा स्त्री विद्या का आचार्य, शुभ वक्ता, इच्छित मन वाला, अच्छा कवि एवं अधिक 
यशस्वी होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक अधिक नोकर घाला; 
धन से परिपूर्ण, राजा का मन्त्री वा सेनाघ्यक्ष होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक सुन्दर भाग्यवानु, पुत्र व धन 
से युक्त, श्रेष्ट स्त्री का विभुषण ( विशेष अलद्धार ) व अल्प खाने वाला होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा शनि से दृष्ट हो तो जातक विश्येष द्रोहकर्ता, अधिक 
दुःखी, दरिद्री, मलिन व झूठ बोल्ने वाला होता है ॥ २-७॥ 


१. वहति । २. विषशिखितापास्त्रवैक्वतशरीरः । ३. मूत्रकच्छार्त: । ४. वामा 
विद्याचायं । ५. भोक्ता । 


१७८ सारावली 


वृष राशि में चन्द्रमा का फल 
व्यूढो रस्कोऽतिदाता . घनकुटिककच: कामुकः कीतिशाली 
कान्तः कन्याप्रजावान्‌ वृषसमनयनो हंसलीलाप्रचार: । 
मध्यान्ते भोगभागी पृथक" टिचरणस्कन्धजान्दास्यजङ्कः 
सांक: पार्श्वास्यपृष्ठ ककुदि शुभगतिः क्षान्तियुक्तो गवीन्दौ ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म के समय वृष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक विशाल वक्षस्थल, अधिक 
दानी, सघन टेढे ( धुँघराले ) बाल वाला, कामी, कोतिमानु, सुन्दर, कन्या सन्तान 
वाला, वैल के समान नेत्र वाला, नीर-क्षीर विवेकी, मध्य व अन्तिम समय में सुख का 
भोक्ता, दीर्घ ( स्थूल ) कमर-पैर-कन्धा-घुटना-मुख व जंघा वाला, ` पसुली-मुख-पीठ व 
कन्धे पर चिह्न वाला, सुन्दर चलने वाला तथा क्षमा से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-'कान्तः खेलगति: पृथूरुवदनः पृष्ठास्यपार्श्ाद्धितस्त्यागी 
क्लेशसहः प्रभु: ककुदवान्कन्याप्रज: इळेष्मळः । पूर्वेवन्धुधनात्मजैविर हितैः सोभाग्ययुक्तक्षमी 
दीप्तारिनिः प्रमदाप्रियः स्थिरसुहृन्मध्यान्त्यसौख्यागति:' ( १७ अ० २ इलो०) ॥ ८ ॥ 
वृष राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
कर्षकमतिकर्सकरं ह्विपदचतुष्पंदसमृद्धमत्याब्यप्रु । 
प्रायोगिकं प्रकुरुते वृषभे रविवीक्षितश्चन्द्रः ॥ ६ ॥ 
अतिक्षामं कुजदृष्टो युवतिछृते नष्टदारमित्रजनम्‌ । 
हृदयहरं नारीणां मातु“नं शुभं राशी दषे कुरुते॥ १०॥ 
प्राज्ञं वावयविधिज्ञं घ्रमुदितमि समस्तभूतानाब्‌। 
जनयति बुधेन दुष्टः शशो वृषेऽनुपमगुणेर्यृक्तम् ॥ ११॥ 
स्थिरपुत्रदारसुहृदं समातापितृभक्तिमन्तमतिनिपुणम्‌ । 
धामिकमतिंविश्यातं गवि गुरुदृष्टः राशी कुरुते॥ १२॥ 
भूषणयानगृहाणां दायनासनगन्धवस्माल्यानाम्‌ । 
भागिनमुपभोक्तारं सितेक्षितो यदि शशो कुरुते ॥ १३॥ 
धन^हीनमनि्करं वृषभे ष्यं सदा च युवतीनाम्‌ । 
सुतमित्रबन्धुपहितं रविसुतदृः राशो कुरुते ॥ १४॥ 
यदि जन्म के समय में वृष राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से ष्ट हो तो जातक- खेती 
कर्ता, अधिक परिश्रम से कार्य करने वाला अर्थात्‌ परिश्रमी, दो पैर व चार पैर वालों 
से लाभ की मति वाला व प्रयोग करने वाला होता है । 


१. कर। २. ककुद । ३ चतुष्पदैः समृद्ध । ४. मातुरस्पथ्यं । ५. घनसुखहीन- 
अनिष्टं मातुवु षभे करोति युवतीनाम्‌ । ६. पुरुषम्‌ । 


त्रयोविंश अध्याय १७९ 


यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक-~अत्यन्त कामी, स्त्री के 
कारण पत्नी व मित्रजनों से हीन, स्त्रियों के हृदय का हरण करने वाला एवं माता के 
'लिये अशुभ होता है । 
यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक--पंडित, बोलने की विधि 
( प्रक्रिया ) को जानने वाला, प्रसन्नचित्त, सब प्राणियों का प्रिय एवं उत्कृष्ट गुणों से 
-युत होता है । 
यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, गुरुसे दृष्ट हो तो जातक--स्थिर पुत्र-स्त्री-मित्र वाला, 
-माता-पिता का भक्त, अत्यन्त चतुर, धामिक बुद्धिवाला एवं अधिक विख्यात होता है। 
य॒दि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-अलङ्कार-सवारी-घर- 
“शय्या, आसन-इत्र-वस्त्र'माला का उपभोग करने वाला होता हे । 
यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--निर्धन, बुरा, अशुभ 
'कर्ता वा धन सुख से रहित, माता का अशुभ करने वाला, रुवंदा स्त्रियों का द्वेषी व 
“युत्र-मित्र-बन्धु से युत होता है ॥ 5-१४ ॥। 
वृषस्थ चन्द्रसा के पूर्यार्ध व पराध का फल 
पुवा्ध सम्भूतो जननीमृत्युं करोति न चिरेण। , 
पश्चादधें वृषभे पितुवियोगं शशी कुसते॥ १५ ॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा वृष राशि के पूर्वार्ध में हो तो जातक-शीघ माता 
“की मृत्यु करता है अर्थात्‌ मातृ रहित होता हे । यदि वृष राशि के उत्तरार्धे में चन्द्रमा 
.हो तो पिता का वियोग करता है ॥ १५ ॥ 
मिथुन राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
उन्नासऱ्यामचक्षुः सुरतविधिकलाकाव्यकृट्रोगभोगी 
हस्ते मत्स्याधिपांको निषयसुखरतो बुद्धि'दक्ष: सिराळ: | 
कान्तः सोभाग्यहास्यप्रियनचनयूतः ख्रीजितो व्यायताङ्को 
याति कडीबैइच सख्यं शशिनि मिथुनगे भातृयुग्मप्रपुष्ट: ।॥ १६ ॥ 
यदि जन्म के समय में मिथुन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक--ऊँची नाक वाला, 
“काले नेत्र वाला, सुरत विधि व कला का ज्ञाता, काव्य कर्ता, सुख भोगी, हाथ में 
-मत्स्याधिप के चिह्न से युत, विषय सुख में लीन. बुद्धि में प्रवीण वा बुदु-बुदू नेत्र वाला, 
"सिरा ( नसों ) से युत, सुन्दर, सौभाग्यवानु, हास्य ( हसने वाला ), मीठी वाणी से 
“युक्त, स्त्री से पराजित अर्थात्‌ स्त्री के वश में, लम्बे देह वाला, नपुंसकों से मित्रता 
:करने वाला तथा दो माताओं से पालन होता है ॥ १६॥ 
वृ० जा० में कहा है--'्त्रीलोलः सुरतोपचारकुशलस्ताम्रेक्षणः शास्त्रविद्‌ दूतः 
कुस्चितमूद्धंजः पटुमति्हास्येंगितद्यूतवित्‌ । चार्वङ्गः प्रियवाक्प्रभक्षणरुविर्गीतप्रियो 
नृत्यवित्‌, क्लीवैर्याति रति समुन्नतनसश्रन्द्रे तृतीयक्षेग ( १७ अ० ३ इलो० ) ॥ १६॥+ 


१. बुद्धदाक्षः । 


१८० सारावली 


मिथुन राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
प्रज्ञाधनं प्रकारा मिथुने रूपान्वितं सुर्धामएस्‌। 


अतिदुःखितमत्पार्थ करोति सूर्येक्षितश्चन्द्रः ॥ १७॥ 
अतिशुरमतिप्राज्ञं सुखवाहनविमवरूपसम्पन्नस्‌ । 


कुरते मिथुने चन्द्री वक्रेण निरीक्षितोऽबइग्रसु ॥ १८॥ 
अर्थोत्पादनकुराळं कुर्ते ह्यपराजितं घुधीरं च। 
पार्थिवमखण्डिताज्ञं मिथुने बुधवोक्षितश्चन्द्रः ॥ १६॥ 
विद्याशाख्राचार्य विख्यातं सत्यवाचमतिरूपस्‌ । 
मार्यं वाग्मिनमिन्दुः करोति शुरुवीक्षितों मिथुने ॥ २०॥ 
वरयुवतिमाहयवस्त्रे्वर वाहनयानश्ूणणेर्ञणिसिः | 
क्रोडां कुस्ते पुरुषो भृगु शाशनि सिथुनस्थे ॥ २१ ॥ 
कुरते बान्धवरहितं युरवतिसुखविभूतिर्वाजतं चापि। 
अधनं लोकद्वष्यं जितुमे शनिनेक्षितइचन्द्रः ॥ २२॥ 
यदि जन्म के समय में मिथुन रारिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-घुद्धि 
रूप धन वाला, प्रसिद्ध, रूप से युत, धर्मात्मा, अत्यन्त दुःखी व अल्पधनी होता है । 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, भोम से दुष्ट हो तो जातक--अत्यन्त वीर, अधिकः 
विद्वानु, सुख-सवारी-वैभव व रूप से युत होता है । 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, वुध से दुष्ट हो तो जातक--धन पैदा करने में चतुर,. 
विजयी, धैर्यवान्‌, राजा व अखण्डित आज्ञा वाळा होता है । 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--विद्या शास्त्र में आचार्य 
प्रसिद्ध, सत्यवक्ता, अतिरूपवान्‌, सम्मानित व बुद्धिमान्‌ होता है । 


यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक- सुन्दर स्त्री माला व वस्त्रों 
से, श्रेष्ठ वाहन-यान-अळङ्कारों से व रत्नों से क्रीडा करता है अर्थात्‌ उक्त वस्तुओं 


से युत होता है | ` 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक वान्धवों से हीन, स्त्री-सुख- 
ऐश्वयं से रहित, निर्धनी व संसार का शत्रु होता है ॥ १७-२२ ॥ 
ककं राशि में चन्द्रमा का फल 
युक्तः सौभाग्य"योगंगृ हसुहुदटनज्यो तिषज्चानशी ले: 
कामासक्तः कृतज्ञः क्षितिपतिसचिवः सत्प्रमाणः प्रवासी । 
सोन्मादः केशकल्पो . जळकुसुमरुचिर्हानिबृद्धयानुयातः 
प्रासादोद्यानवापीप्रियकरणरतः पीनकण्ठः कुलीरे ॥ २३७ 


१. सौभाग्यधैयंगुह । 


Fh < 24 


त्रयोविश अध्याय १८१ 


यदि जन्म के समय में. ककं राशि में चन्द्रमा हो तो जातक-सौभाग्य-धैयं-घर- 
'मित्र-घूँमना-ज्योतिष ज्ञान व नम्रता से युत, काम ( विषय ) में आसक्त, कृतज्ञ, राज्य 
भन्त्री, सत्य बोलने वाला अर्थात्‌ अच्छे प्रमाण वाला, प्रवासी, उन्माद से युक्त, अधिक 
बार वाला, जल व पुष्प में इच्छा रखने वाला, हानि ( हास ) व वृद्धि से युत, घर- 
वगीचा वापी का प्रेमी या बनाने में लीन व स्थूल कण्ठ वाला होता है ॥ २३॥ 
वृ० जा० में कहा है--'आवक्रट्रुतगः समुन्नतकटि: स्त्रीनिजित: सत्सुहृद, दैवज्ञः 
भ्रचुराल्य: क्षयधनैः संयुज्यते चन्द्रवत्‌ । ह्वस्व: पीतगल: समेति च वशं साम्ना सुहृद- 
चत्सलः, तोयोद्यानरतः स्ववेश्मसहिते जातः शशाङ्क नर: (१७ अ० ४ इलो०) ॥२३॥ 
ककं राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नरपतिपुरुषमधन्यं धनरहितं दळे'राकारक वाढडवि । 
कुर्ते स्वगृहे चन्द्रो रचिहृष्टो दुर्गपालं च ॥ २४॥ 
शूरं विकल्शरीरं॑ सातुरनर्थावहूं प्रियं दक्षमु। 
क्षितितनयवीक्षिततनुजंनयति चन्द्रो नर॑ स्वगृहे ॥ २५॥ 
अविकलमाति नयज्ञं जनयति बुधवीक्षितः शशी स्वगृहे । 
धनदारपुत्रवन्तं नपसचिवं सोख्यवन्तं च ॥ २६ ॥ 
नर्पात नुपगुणयुक्तं जनयति चन्द्रः सुरेज्यसंदृष्ट: । 
स्वगृहे सुखितसुभार्य नपविनपपराक्रमाक्रान्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
धनकनकवस्रयोपिद्रत्नाचां भाजनं राशी कुरुते। 
ककंटके सितदृषटो वेश्याजननायकं कान्तम्‌ ॥ २८॥ 
अटनमसुखं दरिद्र मातुरनिष्ट प्रियानृतं पापस्‌। 
दानिना दृष्टः स्वगृहे करोति चन्द्री नरं नीचस्‌॥ २६॥ 
यदि जन्म के समय में ककं राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-राजा का 
अधन्य पुरुष, निर्धन, क्लेशकर्त्ता व लेख ( पत्र ) वाहक वा किले का रक्षक होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ चन्द्रमा, भीम से दृष्ट हो तो जातक--वीर, चिन्तित देहधारी, 
माता के लिये अनर्थकारी व कार्य चतुर होता हे । 
यदि कर्क राशिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक-- स्थिर बुद्धिवाला, नीतिज्ञ, 
'धनःस्त्री-व पुत्र से युत, राजमन्त्री व सुखी होता है । 
यदि कर्क रादिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राजकीय गुणों से युत 
राजा, सुखी, अच्छी स्त्री का पति. नीति-नञ्रता व पराक्रम से युत होता हे । 


यदि कर्के राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--धन-सुवर्णं वस्त्र-स्त्री- 
रत्नों का पात्र, अर्थात्‌ भागी, वेश्या स्त्री का नायक व सुन्दर होता है । 


१. लेखहारक । 


१८२ सारावली 


यदि ककं राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--श्रमण प्रिय, सुख से 
रहित, दरिद्री, माता का अनिष्टकारी, प्रिय झूठ बोलने वाला, पापी व दुष्ट होता 
है ॥ २४-२६ ॥ 
सिह राशि में चन्द्रमा का फल 


स्थुला"स्थिमन्दरोमा पृथुवदनगलो ह्वस्वपिगाक्षि युग्मः 
स्रीद्वेषी क्षुत्पिपासाजठररदरुजापीडितो मांसभक्षः। 
दाता तीक्ष्णो -ह्यपुत्रो विपिननगरतिर्मातृवश्यः सुवक्षा 
विक्रान्तः कार्यलापी शशभूति रविभे सवगम्भीरदृष्टिः ॥ ३० 1९ 


यदि जन्म के समय में चन्द्रमा सिंह राशि में हो तो जातक--मोटी हड्डी वाला 
अर्थात्‌ पुष्ट हड्डी वाला वा बड़े मुखवाला, अल्प रोमवाला, स्थूल मुख व कण्ठ वाला,. 
छोटी पीत आँख वाला, स्त्री का शत्रु, भूख-प्यास-उदर व दाँत के रोग से पीड़ित, 
मांसभक्षी, दानी, उग्र स्वभाव, पुत्रहीन वा अल्प पुत्रवाला, वन व पर्वत का प्रेमी, 
माता का भक्त, सुन्दर वक्ष स्थल वाला, विक्रमी, कार्यारम्भप्रलापी व सर्वत्र गहन 
दृष्टि वाला होता है ॥ ३० ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'तीक्ष्णस्थूलहनुविशालवदनः पिङ्गे क्षणोऽल्पात्मजः, स्त्रीद्वेषी 
प्रियमांसकानननगः कुप्यत्यकार्ये चिरम्‌ । क्षुत्तुष्णोदरदन्तमानसरुजा संपीड़ितस्त्यागवानु, 
विक्रान्तः स्थिरधीः सुगवितमना मातुविधेयोऽर्कभे’ ( १७ अ० ५ इलो० ) ॥ ३० ॥ 
सिह राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अनपतिसपत्नं कुरुते प्रोत्कृष्टगुणं सहास्पद £ वीरम्‌ । 
रविणा हृष्टः सिंहे पापरतं विश्रुतं चन्द्रः ॥ ३१ ॥ 


सेनार्पात प्रचण्डं वरयुवतिसुतार्थवाहनोपेतम्‌ । 
जनयत्युत्त मपुरुषं कुजेक्षितशचन्द्रमाः सिहे॥ ३२॥। 


खीसस्वै ख्रीललित' स्रीवशयं युवतिसेवकं सिहे। 
कुरुते ब्रुधेन दष्टो घनसुखभोगान्वितं चन्द्रः ॥ ३३ ॥ 
अभिजातं कुळ्पुत्रं बहुश्रुतं गुणसमृद्धं च। 
कुरुते नरेन्द्रतुल्यं गुरुदृ्टशचन्द्रमाः सिहे ॥ ३४॥' 
प्रमदाविभवेयुक्त रोगिणसपि युवतिसेवकं कुरुते 
सुरतविधिज्ञं प्राज्ञं शशी हरो शुक्रसन्हएः॥ ३५ ॥ 
कर्षकमधनं कुरुतेऽनतवाचं दुगपाळकं सिहे । 
रविजेन तथा दृष्टो युवतिसुखैहीनमल्पकं च राशी ॥ ३६ ७४ 


१. स्थूलास्यो मन्द । २. ऽल्पपुत्रो । ३. नूपतिमपुत्रं । ४. महास्वनं धीरं + 


PN 


क 


} 


त्रयोविश अध्याय १८३ 


यदि जन्म के समय सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--राजा से 
शत्रुता, वा पुत्र हीन राजा, उत्तम गुणों से युत, बड़ा वीर वा उच्च शब्द वाला, धीर; 
पाप ( दुष्कर्म ) में लीन तथा विख्यात होता है । 

यदि सिहराशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--सेना का अध्यक्ष, उग्र 
श्रेष्ठ स्त्री-पुत्र-धन-सवारी से युत, उत्तम पुरुष होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के वश में, स्त्री 
क प्रिय, स्त्री से बली, स्त्री का नोकर, धन व सुखभोग से युत होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा. गुरु से दृष्ट हो तो जातक--विख्यात कुल का पुत्र, 
बहुश्रुत ( ज्ञानी ) गुणों से युत व राजा के समान होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से इष्ट हो तो जातक--स्त्री के ऐश्वर्य से युत, 
रोगी स्त्री का नौकर, सुरत विधि का ज्ञाता व पण्डित होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से हृष्ट हो तो जातक--खेती करने वाला, धन 
से रहित, झूठ बोलने वाला, किले का रक्षक, स्त्री सुख से हीन तथा शुद्र होता है 
॥ ३१-३६ ॥ 

कन्याराशिस्थ चन्द्रमा का फल 
सत्रीलोलो.. लम्बबाहुरंलितत नुमुखशभ्रवारुदन्‍्ताक्षिकर्णो 
विद्वानाचायंधर्मा प्रियनचनयुतः सत्यशौचप्रधान: । 
धीरः सत्वानुकम्पी पर्रावषयरत: क्षान्तिसोभाग्यभागी 
कन्याप्रायप्रसुतिबेहुसु' तरहित: कन्यकायां दाहयाडू ॥ ३७ ॥ 

यदि जन्म के समय में कन्या राशिस्थ चन्द्रमा हो तो जातक--स्त्री में अनुरक्त, 
लम्बे हाथ वाला, सुन्दर शरीर-मुख-दांत-आँख व कान वाला, पण्डित आचार्ये 
( अध्यक्ष ) धर्मात्मा, प्रिय ( मधुर ) भाषी, सत्य व गुद्धता से प्रधान (श्रेष्ठ) 
धेर्येवानु, प्राणियों पर दया करने वाला, परोपकारी, क्षमा व सुन्दर ऐश्वयं से युत, 
अधिक व अल्प पुत्र वाला होता हे ॥ ३७॥ 

वृ० जा० में कहा है--त्रीडामन्थरचारुवीक्षणगति: स्रस्तांसवाहु: सुखी, इलक्ष्ण: 
सत्यरतः कलासु निपुणः शास्त्रार्थविद्धामिक: । मेधावी सुरतप्रियः परगृहैवित्तरच 
संयुज्यते, कन्यायां परदेशगः प्रियवचाः कन्याप्रजोऽल्पात्मजः' (१७ अ० ६ इलो०) ॥३७॥ 

कन्यारशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नृपकोशकरं ख्यातं ग्ृहीतवाक्यं विशिष्टकर्माणम्‌ । 


कन्यायां रविदष्टो भार्याहीनं शशी कुरुते ॥ ३८॥ 


१. तनुयुत । २. वहुसुरतहितः । 


१८४ सारावली 


शिल्पाचायं ख्यातं धनवन्तं शिक्षित सुधीरं च। 
कन्यायां कुजदृष्टो मातुरनिष्टं शशो कुरुते ॥ ३९ ॥ 
ज्योतिषकाव्यनिविज्ञं विवादकलहेषु विजयिनं सुतराम्‌ । 
सातिशयं कन्यायां जनयति निपुणं भुधेक्षितश्चन्द्रः ॥ ४० ॥ 
बन्घुजनाढय सुखिनं नृपछृत्यकरं गुहीतवाक्यं च । 
कन्यायां गुरुदृटो जनयति विभवास्वितं चन्द्रः ॥ ४१॥ 
कन्यायाँ सहुदारं विदिधाळङ्कारभोगिनमथाढयम्‌ 
सततमिहोजितमुदितं कुरुते भृगुणा निरीक्षितश्चन्द्रः ॥ ४२ ॥ 
अद्ढस्सत दरिद्रं सुखरहितमसातुकं गुवतिवइयस्‌ । 
कन्यायां यमदृष्ट: स्त्रीभागधनं राशो फुरुते॥ ४३॥ 
यदि जन्म के समय में कन्याराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--राजा 
का£कैशियर, विख्यात, वचन का पालक, श्रेष्ठ कार्य कर्ता तथा स्त्री से रहित होता है। 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से हृष्ट हो तो जातक- शिल्प कला में प्रधान, 
विख्यात, धनी, शिक्षित, धीर तथा माता का अनिष्ट कर्ता होता है । 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक--ज्योतिष व काव्य की 
विधि का जानने वाला, विवाद व कलह में निरन्तर विजय प्राप्त कर्ता एवं अत्यन्त 
चतुर होता है । 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--बन्धु-बान्धवों से युत, 
सुखी, राजकर्मचारी, वचन का पालक व ऐदवर्य से युत होता है । 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दुष्ट हो तो जातक--अधिक स्त्री वाला, 
अनेक प्रकार के भूषण व भोग से युत, धनी व निरन्तर प्रसन्नता से युत होता है । 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक-स्मरण शक्ति से हीन, 
दरिद्री, सुख से रहित, माता से हीन, स्त्री के अनुकूल व स्त्री के भाग्य से धनी होता 
है ॥ ॥ ३८-४३ ॥ 


दुला राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
उन्नासो व्यायताक्षः कृशवदनतनुर्भूरिदारो वृषाढ्यो 
गोभूभ्यः२ शौचसा रो वृषसमदृषणो विक्रमन्तः क्रियेश: । 
भक्तो देवद्विजानां बहुविभवयुतः स्त्रीजितो हीनदेहो 
धान्यादाचेकबुद्धिस्तुलिनि शशधरे बन्धुवर्गोपकारी ॥ ४४ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा तुला राशि में हो तो जातक--ऊंची नांक वाला, 
विशाल आँख वाला, पतला मुख व शरीर, अधिक स्त्री व बैंलों से युत, गाय व भूमि 


१. सुभगम्‌ । २. गुह्यः । 


FES है 


त्रयोबिश अध्याय १८५ 


"से बल प्राप्त करने वाला, बैल के समान अण्डकोश वाला, पराक्रम का ज्ञाता, क्रिया 
(कार्य) का स्वामी, देवता ब्राह्मणों का भक्त, अधिक ऐजश्वयं से युत, स्त्री से पराजित, 
देह से हीन अर्थात्‌ अङ्ग हीन, सङ्ग्रही व वन्धुओ का उपकार करने वाला होता 
है ॥ ४४॥ 
वृ० जा० में कहा है-देवब्राह्मणसाधु रजनरत: प्राज्ञः शुचिः स्त्रीजितः, प्रांगुरचो- 
न्ततनासिक: कृशचलढगात्रोटनार्थान्वितः । हीनाङ्ग: क्रयविक्रयेषु कुशलो देवद्विनामा 
सरुग्‌ बन्धुनामुपकारकद्ठिठषितस्त्यक्तस्तु तैः सप्तमे' ( १७ अ० ७ इलो० ) ॥ ४४॥ 
तुला राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
अधनं व्याधितमटनं परिभूतं भोगविश्रयुक्त च। 
असुतमसारं जूके जनयति रविवीक्षितश्चन्द्रः ॥ ४५ ॥ 
तीक्ष्णं चोरं क्षुद्रं परयोषिद्गन्धमाल्यसंयुक्तप्र । 
सतिमन्नयनातुरगं जनयति वक्रेक्षितश्चन्द्रः ॥ ४६ ॥ 
दृष्टो बुधेन चन्द्रः कलादिदग्धं प्रभूतधनधान्यसु । 
शुभवाक्यं विद्वांसं देशाख्यातं तुळाधरे कुरुते । ४७ ॥ 
जीवेक्षितस्तुळायां जनयति सर्वत्र पुजितं हिमगु: 1 
क्रथविक्रषेषु कुशलं रत्तादिषु भाण्डजातेषु ॥ ४८॥। 
रलितमरोगं सुभगं समुपचिताङ्ग धनान्वितं प्राज्ञम्‌ । 
विविधोपायनिधिज्ञं कुस्ते भुगुदीक्षितः दाशी तुळके ॥ ४६ ॥ 
कुरते शाशी धनाढ्य प्रियचाक्यं चाहनेर्यृतं जूके । 
विषग्रर्रांत सुखरहितं भास्करिदृट्टो हितं मातुः ॥ ५०॥ 
यदि जम्म के समथ में तुळा राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--धन- 
हीन, रोगी, पर्यटन कर्त्ता, तिरस्कृत, भोग रहित, पुत्र हीन एवं निर्वल होता है । 
यदि तुला राशिस्य चन्द्रमा, भौम से दुष्ट हो तो जातक--उग्रस्वभाव वाला, 
चोर, अल्प, परस्त्री व गन्ध माला से.युत, बुद्धिमान्‌ व आँख के रोग से युत होता है। ` 
यदि तुला राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक-कळलाओं में श्रेष्ठ, प्रचुर 
धन अन्न से युत, शुभभाषी, पण्डित व देश में विख्यात होता है । 
यदि तुळा राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--समस्त स्थानों में पूजित 
व रत्नादि के खरीदने व बेचने में निपुण होता हे । 
यदि तुला राझिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--सुन्दर, नीरोग, सुन्दर 
भाग्य-शाली, समान उचित देहधारी, धनी, पण्डित व अनेक उपायों की विधि का 
:ज्ञाता होता है । 
यदि तुला राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--धनी, मुदुभाषी, 
वाहनों से युत, विषय का स्नेही, सुख से हीन तथा माता का हित करने वाला होता 


-है ॥ ४५-५० ॥ 


१८६ सारावली 


वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
लुब्धो व्रृत्तोरु्जङ्धः कठिनतरतनुर्नास्तिकः क्ूरचेष्टः 
चौरो बाल्ये रुगार्तो हतचिबुकनखडचारुनेत्र: समृद्धः ॥ 
फर्मोद्युक्तः प्रदक्षः परयुवतिरतो बन्धुहीनः प्रमत्तः 
चण्डो राज्ञा हृतस्वः पृथुजठरशिराः कीटभे झशोतरइमौ ॥ ९१ ॥` 


यदि जन्म के समय में चन्द्रमा बृश्चिक राशि में हो तो जातक--लोभी, गोलः 
जछघा वाला, कठोर शरीरधारी, नास्तिक, उग्र इच्छा वाला, चोर, बाल्यकाल में 
रोगी, दाढ़ी व नखों में आघात, सुन्दरनेत्री, धनी, कार्य में उद्यत व चतुर, परस्त्री में 
आसक्त, बन्धुओं से हीन, पागल, प्रतापी, राजा के द्वारा नष्ट धन वाला तथा बडे 
पेट व मस्तक से युत होता है ॥ ५१॥ 


बृ० जा० में कहा है--'पृथुलनयनवक्षा वृत्तजङ्घोरुजानुजनकगुरुवियूक्त' शैशवे 
व्याधितश्च । नरपतिकुलपूज्यः पिङ्गलः क्रूरचेष्टो झषकुलिशखगा ङ्कश्छन्नपापोषलिजातः 
( १७ अ० ८ इलो० ) ॥ ५१॥ 
वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि का फल 
कुरुते रोकद्वेष्यं बुधमटनं चेव वित्तवन्तं च। 
दिनकर द््टोऽलिगतश्चन्द्रः सुलर्वाजतं पुरुषम्‌ ॥ ५२॥ 
अनुपभधैर्यं कुरुते नुपतितमं वृश्चिके बिभूतियुतम्‌ । 
शुरमजय्यं समरे प्रभक्षणं भूमिजेन संदृष्टः ॥ ५३ ॥; 
अचतुरमभृष्टवाक्यं यमलापत्यं च युक्तिमन्तं च। 
जनयति बुधेन दृष्टः कूटकरं ब्रृश्चिके च गीतज्ञम्‌॥ ५४॥। 
कर्मासक्तं कुरुते लोकद्वेष्यं च वित्तवन्तं च। 
गुरणा दृष्टोशलिगतो निशाकरो रूपवन्तं च॥ ५५॥ 
अतिमदम^तीव सुभगं घनवाहनमोगछलितमिह कीटे । 
युवतिबिनाशितसारं जनयति भृगुवीक्षितइचन्द्रः ॥ ५६॥ 
नीचापत्यं कृपणं व्याधितमधनं च सत्यहीनं च । 
जनयत्यन्तकदृष्टो नरमधमं चन्द्रमाः कोटे॥ ५७॥ 
यदि जन्म के समय में वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्यं से दृष्ट हो तो जातक-- 
संसार द्रोही, पण्डित, घूमने वाला, धनी तथा सुख से रहित होता है । 


१. अतिमति । २. वर । 


त्रयोविद् अध्याय १८७. 


यदि वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक- अद्वितीय धैयंधारी,. 
राजा के समान, ऐश्वयं से युक्त, युद्ध में न पराजित होने वाला, वीर एवं अधिक 
भोजनी होता है । 
यदि वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक--चतुरता से रहित, 
कटुभाषी, जुड़वा सन्तति वाला, योग्य, नकली कर्म कर्त्ता एवं गान विद्या का ज्ञाता 
होता है । 
यदि वुर्चिक राशिस्थ चन्द्रमा गुरु से. दृष्ट हो तो जातक--कार्यो में तत्पर, 
संसार द्वेषी, धनी तथा सुरूपवानु होता है । 
यदि वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अधम पुत्रवाला,- 
लोभी, रोगी, निर्धनी, मिथ्याभाषी एवं अधम ( नीच ) होता है ॥ ५२-५७॥ 
धनुराशिस्थ चन्द्रमा का फल 
कुब्जाङ्गो वृत्तनेत्रः पृथुहृदयकटिः पोनवाहुः प्रवक्ता 
दीर्घासो दोघकण्ठो "जलतटवसति: शिल्पिबिद्गुढगुह्यः । 
श्रो दुष्टोऽस्थिसारो *विततबहुबळ: स्थूळकण्ठोष्टघोणो 
बन्धुस्नेही कृतज्ञो धनुषि शशिधरे संहताडित्र: प्रगल्भः ॥ ५८ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा धनु राशि में हो तो जातक--कुवड़ा, गोल आँख 
वाला, मोटी छाती व कमर व हाथ वाला, सुन्दर वक्ता, लम्वे कन्धा व लम्बे गले 
वाला, जल के किनारे निवास करने वाला, चित्रकारी का ज्ञाता, गूढ़ गुद्यधारी, वीर, 
प्रसन्न, मजबूत हड्डी वाला, बहुत वली, मोटे कण्ठ व ओठ व नाक वाला, बन्धु प्रेमी, 
कृतज्ञ, प्रगल्भ एवं मिले हुए पैर वाला होता है ॥ ५८ ॥ 
वृ० जार में कहा है--व्यादीर्घास्यशिरोधर: पितृधनस्त्यागी कविर्वीर्येवान्‌, वक्ता 
स्थूलरदश्रवाधरनसः कर्मोद्यतः शिल्पवित्‌ । कुञ्जांस: कुनखी समांसलभुजः प्रागल्भ्यवान्ध- 
मंविद्‌ , वन्धुद्टिट न बलात्समेति च वशं साम्नैकसाध्योऽश्वजः' ( १७ अ० ८ इलो० ) 
॥५८॥ 
धनुराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नुपतिसथाढ्य' कुरुते शूरं विल्यातपोरुषं चापे । 
भास्करद्‌ शश्वन्द्रस्त्वनुपमसुखवाहनोपेतम्‌ ॥ ५६॥ 
सेनापति समृद्धं सुभग प्रख्यातपौरुषं पुरुषम्‌ । 
जनयत्यनुपमभृत्यं कितिसुतद्ष्ः शशी घनुषि ॥ ६० ॥ 
बहुभृत्यं त्वक्सारं ज्योतिषशिल्पक्रियादिनिपुर्ण च । 
बुधद्शो 3हिमरकमिनंग्नाचायं हये कुरुते ॥ ६१ ॥ 


१. लालितं कीचे । २. विदित । ३. नाव्याचार्य । 


१८८ सारावली 


अनुपमदेहं कुरुते पृथ्वीपालस्थ सन्त्रिणं चापे । 
त्रिदशगुरुद्‌ एमूतिधंनवर्संसु खान्वितं चन्द्र: ॥ ६२ ॥ 
सुखिनभतीव हि ललितं सुभगं पुत्रार्थथासवन्तं च । 
चापे सुमित्रभार्य भागंवद.ष्ट: करोतोन्दु: ॥ ६३ ॥ 
प्रियवादिनं सुवाक्यं बहुश्रुतं सत्यवादिनं सोम्यम्‌ । 
अभिजातं नपपुरुषं जनयति सोरेक्षित: दाशी धनुषि ॥ ६४ ॥ 
यदि जन्म के समय में धनुराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--राजा, 
धनवानु, वीर, प्रसिद्ध पुरुषार्थी, अद्वितीय सुखी तथा सवारी से युक्त होता है । 
यदि धनु-राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--सेनाध्यक्ष, धनी, सुन्दर 
विख्यात, पराक्रमी, एवं सुन्दर ( अद्वितीय ) नौकर वाला होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक--अधिक नौकर वाला, पुष्ट 
चमड़ी वाला, ज्योतिष विद्या व चित्रकारी ( शिल्प ) विद्या में चतुर एवं नागाओं 
का अध्यक्ष होता हे । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से हृष्ट हो तो जातक---सुन्दर देहधारी, राजा का 
मन्त्री, धनी, धर्मात्मा व सुखी होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-अधिक सुखी, सुन्दर, 
-सौभाग्यवान्‌, पुत्रवान्‌, धनी, कामी व अच्छे मित्र तथा अच्छी स्त्रो से युत होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दुष्ट हो तो जातक--प्रियभापी, सुन्दर वक्ता, 
बहुत शास्त्र ( विषय ) का ज्ञाता, सत्य बोलने वाला, मृदु, विख्यात व राजा का पुरुष 
होता है ॥ ५९-६४ ॥ 
सकर राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
गीतज्ञः शीतभीरुः प॒थुलतरशिराः सत्यधर्मोपसेवी 
प्रांशुः ख्यातोऽल्परोषो मनसिभवयुतो निघू णस्त्यक्तळज्ज: । 
चार्वक्षः' क्षामदेहो गुरुुवतिरतः सत्कविवृ त्तजद्धो 
सन्दोत्साहोऽतिलुब्धः शशि निमकरगे दी घंकण्डोऽतिकर्णः` ।। ६५॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा मकर राशि में हो तो जातक -गान विद्या का 
ज्ञाता, ठण्ड से डरने वाला, स्थूल मस्तक वाला, सत्यभापी, धर्मात्मा, उन्नत, विख्यात, 
अल्पक्रोधी, कामी, घृणा से हीन' निळंज्ज, सुन्दर नेत्र वा शरीर वाळा, कृश शरीर, 
गुरु पत्नी में लीन, सुन्दर कवि, गोलजङ्का वाला, अल्पोत्साही, अत्यन्त लोभी, लम्बे 
कण्ठ और कानवाला होता है ॥ ६५॥ 


१. चावंङ्गः । २. ऽतिदीर्घः । 


Fw ३ CR 


त्रयोदिश अध्याय १८४६ 


बु० जा० में कहा है--“नित्यं लाळयति स्वदारतनयानु धर्मध्वजोऽधः कृदाः, स्वक्ष, 

क्षामकटिगु हीतवचनः सोभाग्ययुक्तोऽलसः । शीतालुर्मनुजो5टनइच मकरे सत्त्वाधिक: 
काव्यक्कल्लुब्धोऽगम्यजराङ्गनासु निरतः सन्त्यक्तलज्जोश्धृण:' ( १७ अ० १० इलो० )- 
॥ ६५ ॥ 

सकरराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

अधनं दुःखितमटनं परकर्मरतं मलीमसं कुरुते। 

मकरे "कुवलयनाथःरिल्पमतिं दीक्षितों रदिणा॥। ६६ ॥ 

अतिविभवमत्युदारं सुभगं धनसंयुतं गे पुरुषम्‌ । 

वाहनयुतं प्रचण्डं करोति कक्नेक्षितश्चन्द्र: ॥ ६७ ॥ 

सुखं प्रवासशीछं गतयुवतिं चन्चले मृगे तीक्ष्णसु । 

जनयति बुधेन दष्टः सुखरहितं निर्धनं पुरुषम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूपतिमनुपमवीर्यं नुपतिगुणेः संयुतं सगे जातमु। 


बहुदारपुनत्रमित्रं जनयति गुरुवी क्षितश्रन्द्रः ॥ ६६ ॥ 
व(प) रयुबतिधनविभूषणदाहनमालान्वितं नरं मकरे। 
सोपक्रोशमवुत्रं जनयति भुगुवीक्षितशचन्द्रः।। ७० ॥ 


अळसं मलिनं सधनं सदनात पारदारिकमसत्यम्‌ । 
दिवसकरपुत्रद्‌ ए: करोति चन्द्रो नरं मकरे॥ ७१॥ 


यदि जन्म के समय में मकरराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक--निधंनी,. 
दुःखी- घूमने वाला, परोपकारी, मलिन व चित्रकारी की बुद्धिवाला होता है । 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ व 
उदार, सौभाग्यवान्‌, धनी, सवारी वाला व प्रतापी होता है। 

यदि मकरराशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दुष्ट हों तो जातक--मूखे, प्रवासी, नष्ट स्त्री 
वाळा, अस्थिर, उग्र, सुख से हीन व निर्धन होता है। 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राजा, अतुलवीर, 
राजकीय मुणों से युक्त एवं बहुत स्त्री-पुत्र-मित्र वाला होता है। 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-श्रेष्ठ.वा दूसरों कीः 
स्री-धन अळङ्कार-सवारी-माला से युत, क्रोधी व पुत्र हीन होता हे । 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक-आलसी,:मलीन,(धनी,. 
काम से पीडित, परस्जीगामी व असत्य-भाषी होता है ॥ ६६-७१ ॥ 

कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा का फल 


उद्घोणो रूक्षदेहः पुयुकरचरणो सपद्यपानप्रसक्तः 
सद्द्वेष्यो धमंहीनः परसुतजनकः स्थूरमूर्धा कुनेत्रः : 


१. कुविषयनाथं शश्यल्पमति निरीक्षितो। 


"१६० सारावली 


शाव्यालस्याभिभूतो विपुलमुखकटि: शिल्पविद्यासमेते 
दुःशीलो दुःखतप्तो "घटभमुपगते रात्रिनाथे दरिद्रः ॥ ७२॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा, कुम्भराशि में हो तो जातक--ऊँची नाक वाला, 
-खुरक देहधारी, मोटे मोटे हाथ पैर वाला, शराबी, सुन्दर द्रोही, धर्म से रहित, दूसरों 
के पुत्र पैदा करने वाला, विशाल मस्तक वाला, बुरे नेत्र वाला, राठ, आलसी, विशाळ 
मुख व कमर वाला, शिल्प ( चित्र ) विद्या का ज्ञाता, दुष्ट स्वभाव वाला, दुःखी व 
दरिद्री होता है ॥ ७२॥ 
बृ० जा० में कहा है--करभगल: शिरालुः खरलोमरदी्घतनुः, पृथुचरणोरुपृष्टज- 
घनास्यकटिजेरठ: । परवनितार्थपापनिरतः क्षयवृद्धियुतः प्रियकुसुमानुलेपनसुहृद्घटजो- 
३ध्वसह:' ( १७ अ० ११ इलो० } ॥ ७२॥ 
कुस्भराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अतिमलिनमति च शूरं नूपरूपं धार्मिकं कृषिकरं च । 
कुर्ते दिनकरदुष्टो घटधरसंस्थः धापानाथः॥ ७३॥ 
कुम्भेऽतिसत्यवाक्यं मातृगुरुधनंवियुक्तमलसं च। 
विषमं परकार्यरतं करोति भौमेक्षितइचन्द्र: ॥ ७४॥ 
"शायनोपचारकुशळं गीतविधिज्ञं प्रियं च युवतीनाम्‌ । 
तनुविभवसुखं पुरुषं करोति ब्रुधवीक्षित: शशोकुम्मे। | ७५ ॥ 
ग्रामक्षेत्रतलूणां वरभवनानां वराद्भनानां च। 
कुरुते भोगिनमार्य साधुं गुरुवीक्षितः दाशो कुम्भे ॥ ७६॥ 
नीचमपुत्रममित्रं कातरमाचार्यनिन्दितं पापस्‌ । 
कुरुते शशीकुयूवतिं सितेक्षितो घटधरेऽलपसुखमु ॥ ७७ ॥ 
नखरोमधरं मलिनं परदाररतं ठं विधर्माणमु । 
स्थावरभागिनमाढ्य' शशी घटे सौरसंदछ: ॥ ७८॥ 
यदि जन्म के समय में कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त 
-मलीन, अति ( अधिक ) वीर, राजा के सदृश धर्मात्मा व खेती कर्त्ता होता है । 
यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक-अधिकसत्यभाषी, माता 
व गुरु व धन से हीन, आलसी, विपरीत स्वभाव वाला एवं दूसरों के कार्यं करने 
वाला होता है । 
यदि कुम्भरारिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक- दशयन वा भोजन विधि 
में चतुर गान की विधि ( प्रक्रिया ) का ज्ञाता, स्त्रियों का प्रेमी, अल्प ऐश्वर्य व सुख 
से युत होता है । 


१. घटभृद्रुपगते । २. अशनो । 


po” नी) «% 


के ` 0 


त्रयोविश अध्याय १९१ 


यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--गांव-खेत-वृक्ष-पुन्दर 
मकान व सुन्दर स्त्रियों का सज्जन व श्रेष्ठ होकर भोग करने वाला होता है । 
यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-दुष्ट, बिना पुत्र व मित्र के 
अर्थात्‌ पुत्र व मित्र से हीन, डरपोक, गुरुजनो से तिरस्कृत, पापी व अल्प सुखी 
होता है । 
यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--नाखून व रोमधारी, 
मलिन, परस्त्रीगामी, शठ, विधर्मी ( धर्म से हीन ) अचर ( वृक्षादि ) वस्तु से धनी 
होता है ॥ ७३-७८ ॥ 
सीन राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
शिल्पोत्पन्नाधिक्ञारोऽहितजयनिपुणः शास्त्रविच्चारुदेहो 
गेयज्ञो धर्मनिष्ठो बहुयुवतिरतः सोस्यभाक्‌ भूपसेवी । 
ईषत्कोपो महत्क: सुवनिधिबनभाक्‌ स्त्रीजितः सत्स्वभावो 
स्यानासक्तः समुद्रे तिमियुगणगते शोतगो दानशीलः ॥ ७६ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा मीन राशि में हो तो जातक--शिल्य शास्त्र में 
निपुण, शत्रु जीतने में चतुर, शास्त्र का ज्ञाता, सुन्दर शरीरधारी, गान विद्या का 
जानने वाला, धर्मात्मा, अधिक स्त्रियों में लीन, सुखभागी वा मृदुवाणी, राजा का 
नौकर, अल्प क्रोधी, बड़े मस्तक वाला, सुखी, खान से उत्पन्न द्रव्य को भोगने वाला, 
सत्री से पराजित, सुन्दर स्वभाववाला, समुद्री जहाज में बेठने की प्रीति रखने वाला 
ख दानी होता है ॥ ८८॥ 
वृ० जा० में कहा है--'जलपरधनभोक्ता दारवासोऽनुरक्तः. समरुचिरशरीरस्तुङ्ग- 
नासो वृहत्क:। अभिभवति सपत्नान्स्त्रीजितइचारुदृष्टिद्यु तिनिधिधनभोगी पण्डितश्चान्त्य- 
राशौ’ ( १७ अ० १२ इलो० ) ॥ ७६ ॥ 
मीनराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
तीब्रमदनप्रकाशं सुखिनं सेनार्पात धनसमृद्धम्‌। 
जनयति दिनकरदृष्टः सुमुदितमायं शशी मीने॥ ८०॥ 
परिभूतं 3सुखरहितं कुळटापुत्रं “च पापनिरतं च। 
जनयति नक्षत्रपतिः क्षितिसुतदृष्टो झषे शूरम्‌ ॥ ८१॥ 
जनयति बुधेन दृष्टो मीनस्थइचन्द्रमाः पुरुषम्‌ । 
भूपतिमतीव सुखिनं "वरयुवतितमावृतं वश्यस्‌ ॥ ८२॥ 
गुरुदृष्टो मौनस्यो ललितं चन्द्रोऽग्रमाण्डलिकमु । 


अत्याढ्य' सुकुमारं बहुभिः स्त्रोभिवृतं जनयेत्‌ ॥ ८३॥ 


Eo, sour ६७४७ STE 
4 सोम्यावाक्‌ । २ ज्ञाने सक्तः । ३ सुत । ४ पापरहितं । ५ परयुवति । 


१९२ सारावलो 


कुरुते दाशी सुशीलं रतिसम्तं नृत्यवाद्यगेयरतम्‌ । 
शुक्रेक्षितो झषस्थो हृदयहरं कामिनीनां च॥ ८४॥ 
विकलमहितं जनन्याः कामात पुत्रदारमतिहीनम्‌ । 
कुरुते रविसुतदुष्टो नीचविरूपाङ्गनासक्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 


यदि जन्म के समय में मीन राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से हृष्ट हो तो जातक-अत्यन्त 


कामी, सुखी, सेना का अध्यक्ष, धन से युत व प्रसन्न खी से युत होता है। 
यदि मीन राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक-अपमानित, सुख वा पुत्र 
से हीन, वेश्या का पुत्र, पापी वा पाप से रहित व वीर होता है । 
यदि मीन राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक--राजा, अधिक सुखी, 
श्रेष्ठ स्त्री से वा दूसरे की स्त्री से युत व वश में होता है । 
यदि मीनराशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुन्दर, आयुक्तों में 
श्रेष्ठ, अधिक धनी, सुकुमार व अधिक स्त्रियों से युत होता है । 
यदि मीनराशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--सुशील, रतिमान्‌, 
नाचने, बजाने व गाने में लीन ओर स्त्रियों के मन को चुराने वाला होता है । 
यदि मीनरारिस्थ चन्द्रमा, शनि से हृष्ट हो तो जातक--अशान्त, माता का 
शत्रु, काम से पीड़ित, पुत्र-स्त्री-बुद्धि से रहित एवं अधम व कुरूपा स्त्री में आसक्त. 
होता है ॥ ८०-८५ ॥ 
कथित फलों का निर्णय 
राशिपतौ बल्युक्ते राशो च बलान्विते तथा चन्द्रे। 
राशिफल स्यात्‌ सकलं नीचोच्चविधिना च संचिन्त्यस्‌ ॥ ८६॥ 


यदि जन्म के समय में जन्मराशि का स्वामी व राशि तथा चन्द्रमा, ये तीनों 


~ 22 


बलवान्‌ हों तो अध्याय में कथित फल पूणं प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ उच्च नीचादि 


स्थिति के आधार पर फल में अलपाधिकता विचार करके आदेश देना चाहिये ॥८६॥ 
वृ० जा० में कहा है--बलवति राशौ तदधिपतौ च स्वबलयुत" "` ``` 
( १७ अ० १३ इलो० ) ॥ ८६ ॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां चन्द्रचारो नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
CS षु 
चठुबशाञ्ध्याय; 
भौम राशिनवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


१भोमेंश कुजदृष्टो निकर्तनइचन्द्मा: प्रचण्डद्च३ | 
जनयति मायाबहुळं प्रवः्चकं सुर्यजेन किलर पुरुषम्‌ ॥ १॥ 


१ भोमांशे । २ नंच । ३ ण्डं च । ४०कलि । 


® a 
Mei HR, Si त माह 


१३ चतुविश अध्याय १९३ - 


सूर्येण चोराघतकमथवाप्यारक्षकं रन 
जीवेन मनुजनाथं ख्यातं विद्ृत्समाराध्यमु ॥ २॥ 
शुक्रेण नृपतिसचिवं धनान्वितं स्त्रीविळेपनानुरतमु । 
शीघ्रं वदन्ति चपळं सौम्येन निरीक्षिते चन्द्रे॥ ३॥ 


यदि जन्म के समय में चन्द्रमा मेष या वृश्चिक राशि के नवांश में स्थित हो व 
भौम से दृष्ट हो तो जातक-शत्रु को जीतने वाला एवं उग्र होता है। यदि शनि से 
दृष्ट हो तो मायावी व ठग होता है। यदि सूर्यं से हृष्ट होतो चोर, हिंसक, रक्षा 
करने वाला एवं वीर होता है । यदि गुरु से दृष्ट चन्द्रमा हो तो मनुष्यों का नाथ 
अर्थात्‌ राजा, विख्यात एवं पण्डितों का पूजनीय होता है। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो 
राजा का मन्त्री, धनी एवं स्त्री के शृङ्गार में लीन होता है । यदि बुध से इष्ट हो तो 
जातक--शीध्र ( जल्दी ) बोलने वाला व अस्थिर होता है ॥ १-३॥ 


शुक्र नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 

सितभागे सितदृष्टे योषिइस्त्रान्नपानबनसोउ्यंस्‌ । 

जनयति बुधेन चन्द्रो वाद्यज्ञ॑ नृत्तगेयपरस्‌ ॥ ४॥ 

गुरुणा कविन्रघानं नयशास्त्रविशारदं नृपतिसचिवम्‌ । 

परदारदर्शनपरे१ कामिनमारेण? बहुभृत्यम्‌ ॥ ५॥ 

सूर्येण महासुख  प्रियंवदं सततमन्नपानरुिम्‌ । 

सौरेण वर्षेकीनां गणेशच सदृशं दिशति चन्द्रः ६॥ 

यदि जन्म के समय में शुक्र नवांशस्थ चन्द्रमा, शुक्र से इष्ट हो तो जातक-स्त्री- 

चस्त्र-अन्न-पान ( पेय ) धन से सुखी होता है। यदि वुध से दृष्ट हो तो-वादन 
( बजाना ) का ज्ञाता एवं नाच व गाने में तत्पर होता है । यदि गुरु से दृष्ट हो तो-: 
मुख्य कवि, नीति शास्त्र में चतुर व राजा का मन्त्री होता है । यदि भौम से दुष्ट हो 
तो-दूसरे की स्त्री को देखने में लीन, कामी तथा अधिक नौकर वाला होता है । यदि . 
सूर्य से दृष्ट हो तो महामूखं, प्रिय भाषी, निरन्तर खाने पीने की इच्छा करने वाला 
होता है । यदि शुक्र नवांशस्थ चन्द्रमा, शनि से दुष्ट हो तो जातक-वर्धकी ( बड़ाई ) 
के गुणों के समान होता है ।। ४-६ ॥ 


बुध नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


बुधमागे बुधदृष्टः झिल्पाचार्यं कवि शशी जनयेत्‌ । 
शुक्ेक्षितो विशालं गेयज्ञं वचनसाराढयम्‌ ॥ ७॥ 


१ घर्षण । २ कामिनमस्त्रेण बहुमान्यम्‌ । 


१६४ सारावली 


नुपमन्त्रिणं गुणाढ्य गुरुणा दृष्ट: प्रतिष्ठित कान्तम्‌ । 

भौमेक्षितोऽतिचोरं विवादकुरालं नरं रोद्रमु ॥ ८॥ 

शास्त्राथकाव्यबुद्धि) प्राज्ञं शिल्पिनमदेक्षितः इनिना । 

रङ्कचरं विख्यातं जनयति सूर्येक्षितइचन्द्रः ॥ & ॥ 

यदि जन्म के समय में बुध नवांशस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक-कारीगरी 

जानने वालों का आचाय अर्थात्‌ गुरु व कवि होता है । यदि शुक्र से दृष्ट हो तो-- 
बिस्तृत देहधारी, गान विद्या का ज्ञाता व वाणी का पालन कर्ता होता है । यदि गुरु 
से दष्ट हो तो--राजमन्त्री के गुणों से युत, प्रतिष्ठित एबं सुन्दर होता है । यदि भौम 
से दष्ट हो तो--अत्यन्त चोर, विवाद में चतुर तथा भयङ्कर होता है। यदि शनि 
से दष्ट हो तो-शास्त्रार्थं व काव्य रचना करने की बुद्धि वाला, पण्डित तथा शिल्प 
( कारीगरी ) का ज्ञाता होता है । यदि सूर्य से दृष्ट हो तो -युद्ध में विजयी व प्रसिद्ध ` 
होता है ॥ ७-४६ ॥ 

कर्क राशिनवांशस्थ चन्द्रमा पर त्रहों को दृष्टि के फल 

स्वांशे दिनकरदृष्ट: शशो छुदातनुमविक्षतदारोरमु* । 

परधनरक्षणनिपुणंड  लुव्ध नितरां कुजेनापि॥ १०॥ 

सोरेणाकृत्यकरं वधबन्धविवादसन्तत्तमन्‌ । 

४्शुक्रेण ख्रीह॑ ष्यं  जलयेदयवा नपुंसकाकारम्‌ ॥ ११ ॥ 

नृपमन्त्रिणे नृपं वा जनयति गुरुणावलोकितश्रन्द्र: । 

सोम्येनाधर्सरतं निद्राबहुक॑ च "सततमध्वरतमु ॥ १२ ॥ 

यदि जन्म के समय में ककेराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से द.ष्ट हो तो जातक-पतली 

देह वाला तथा अक्षत शरीर धारी होता है । यदि भौम से दष्ट हो तो-दूसरे के 
धन की रक्षा करने में चतुर वा दुसरे के धन चुराने में कुशल तथा अधिक लोभी 
होता है । यदि शनि से दष्ट हो तो-क्रुकर्मी, वध-बन्धन विवाद से पीडित होता है । 
यदि शुक्र से द.ष्ट हो तो-स्त्री का शत्रु वा नपुंसकाकार होता है। यदि गुरु से दष्ट 
हो तो-राजमन्त्री वा राजा होता है । यदि बुध से दष्ट हो तो पाप में लीन, अधिक 
सोने वाला तथा निरन्तर घूमने वाला होता है ।। १०-१२ ॥ 

सिंह राशिनवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

रविभागे रविदृष्टे सुरोबण: ससुपळब्धकीतिधनः । 

पापो निर्दय इन्दौ सारेण प्राणिनां हन्ता ॥ १३ ॥ 

भोमेन सुवर्णधनं ख्यातं नुपसत्क्कत॑ प्रचण्डतरमु । 

गुरुणा दुष्टो जनयति चमूपतिं वा नरेद्रं वा॥ १४॥ 


१ कार्य । २ तनु परिक्षयशरीरम्‌ । ३ हरणे । ४ शुक्रेस्त्रीवेषधरं । ५ सतमस्कमु । 


चतुविश अध्याय १९५ 


शुक्रेण दृष्टमुतिः सुतार्थनं मृतसुतं* वाऽपि। 
सौम्येन देवचिन्तकमितिहासरतं च निधिभाजम्‌ ॥ १५॥ 
यदि जन्म के समय में सिंह राझिनवाँदास्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--- 
"क्रोधी, यशस्वी एवं धनी होता है । यदि शनि से दृष्ट हो तो--पापी, निर्दयी एवं 
प्राणियों को मारने वाला होता है। यदि भौम से दृष्ट हो तो--सोने से धनी, 
विख्यात, राजा से सम्मान पाने वाला व अधिक प्रतापी होता है । यदि गुरु से दृष्ट 
हो तो--सेनापति वा राजा होता है । यदि शुक्र से दृष्ट हो तो--सुत ( पुत्र) की 
इच्छा करने वाला अर्थात्‌ पुत्र हीन वा मृत पुत्र वाला होता है । यदि बुध से दृष्ट हो 
-तो--ज्योतिषी, इतिहास में लीन अर्थात्‌ ज्ञाता तथा गढ़े हुए धन को प्राप्त करने 
वाला होता है ॥ १३-१५ ॥ 
गुरु राशि ( धनु मोन ) नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

गुरुभागे गुरुदृष्टो विशदं नुपदल्ळभं विपुलकीतिमु । 

जनयति शशी सितेन स्त्रीणां भोग: सुसंयुक्तम्‌ ॥ १६॥ 

बुधदष्टों हास्यकरं नूपप्रियं नायकं वरूथिन्याः । 

अखाचायं कुरते छुजेक्षितः सर्वत: ख्यातम्‌ ॥ १७॥ 

दोषेविविधे: ख्यातं दिनकरदृष्टो नरं प्रमाणस्थम्‌ । 

सौरेण वृद्धशीलळ॑ बर्भिइच निराङ्कतं नीचम्‌ ॥ १८॥ 

यदि जन्म के समय में गुरु राशिनवाँशस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक-- 
अधिक राजा का प्रिय एवं अधिक कीतिमानु होता है। यदि शुक्र से दुष्ट हो तो 
स्त्रियों के भोग से युक्त होता है । यदि बुध से दृष्ट हो तो-हुँसने वाला, राजा का 
“प्रिय व सेनापति होता है । यदि भौम से दुष्ट हो तो--अस्त्र-विद्या में आचार्ये अर्थातु 
प्रधान व संसार में प्रसिद्ध होता है। यदि सूर्य से दुष्ट हो तो--अनेक दोषों से 
"विख्यात वा प्रमाणस्थ होता है । यदि शनि से दृष्ट हो तो- खुद्धस्वमाव, बली जनों 
से तिरस्कृत व दुष्ट होता है ॥ १६-१८ ॥ 
शनि राशि नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 

सौरांदे शनिदृष्टः कृपणं रोगान्वितं मृतसुतं वा। 

सूर्येणाल्पापत्यं व्याधिग्रस्तं विरूपतनुम्‌ ॥ १६ ॥ 

भौसेन नरपतिसमं स्वाढ्य स््रीदुभंगं सुखयुक्तम्‌ । 

शुक्रेण विषमशीळं युवतिभिरवधीरितं धीरम्‌3 ॥ २० ॥ 

सौम्येन “पापनिरतं कुत्सितचरितं राशी सदा दृष्ट: । 

गुरुणा स्वकर्मनिरतं कुरुते पुरुषं न चोदात्तम्‌ ॥ २१॥ 


१. हृतसुतं । २. प्रणाइयं वा । ३. जरठमु । ४. पाननिरत । 


१९६ सारावलो 


यदि जन्म के समय में शनि नवांशस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक-- 
लोभी, रोगी वा मृत पुत्र होता है । यदि सूर्य से दृष्ट हो तो--अल्प पुत्र वाला, व्याधि 
से पीड़ित तथा कुरूप होता है । यदि भौम से दृष्ट हो तो--राजा के समान, धन से 
युत, दुर्भगा स्त्री का पति तथा सुख से युत होता है । यदि शुक्र से दृष्ट हो तो-- 
विपरीत स्वभाव वाला, स्त्रियों में लीन तथा धेयेवान्‌ होता है । यदि बुध से दृष्ट हो 
तो पाप ( दुष्कर्म ) में छीन व दुश्चरित्रवानु होता है। यदि शनिनवांशस्थ चन्दमाः 
गुरु से दृष्ट हो तो--अपने कार्यों में तत्पर और उत्तम नहीं होता है ॥ १६-२१ ॥ 
फल कथन सें विशेषता 
वर्गोत्तमे स्वकीये परकीयनवांदके' च दृष्टिफलम । 
पुष्टं मध्यं स्वल्पं विपरीतं स्यादनिष्टफलम्‌ ॥ २२॥ 
राशिफल यद्‌ दुष्टं पुर्व: कथितं ग्रहेः शशाङ्कस्य । 
तस्य निरोधो दुष्टो यद्यंशपतिर्बली भवति ॥ २३॥ 
अंशपतेइचन्द्रस्य च फळं विनिश्चित्य दर्शनकृतानि । 
कथितानि यवनवृद्धाः फरानि सम्यर्व्यवस्यन्ति॥ २४॥ 
यदि चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में या अपने नवांश में या दूसरे के नवांश में हो तो 
जातक का पूर्वंक्थित शुभ फल वर्गोत्तम में पूर्ण, अपने नवांश में मध्य, अन्य नवांश में 
अल्प होता है । एवं अशुभ फल-वर्योत्तम में अल्प, स्वांश में मध्य व अन्यनवांझ में 
पूणं होता है । जो राशि फल प्रथम देखे व पूर्व में आचार्यो ने कहे उनका निरोध तव 
होता है कि जब राशीश से नवांश पति वली हो अर्थात्‌ राशि फल न होकर नवांश 
का फळ होता है । राशिस्थ चन्द्रमा का फल पुणं प्राप्त न होने से चन्द्रमा के नवांदास्थः 
फलों को देख कर ही वुद्ध यवनाचायों ने इन फलों का वर्णन किया है ॥ २२-२४ ॥. 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अंशकदर्शने 
चन्द्रचारो नाम चतुविशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चविशोऽष्यायः 


सेष राशिस्थ सौम का फल 
तेजस्वी सत्यतः शुरः क्षितिपोऽथवा रणइलाघी । 
साहसकर्माभिर तइचमूपुरग्राम वुन्दपतिः ॥१॥ 
राभसिको दानरतः प्रभूतगोऽजाविधान्यरकरः। 
भोमे क्रिये प्रचण्डो बहुयुवतिरतो भवेत्पुरुष: ॥ २ ॥: 


१. नवांशकेन्दुदृष्टिफलं । २. जनः । 


MSS SIS 


पर्चा अध्याय १६७ 


यदि जन्माङ्ग में मेष राशि में मङ्गल हो तो जातक--तेजस्वी, सत्यभाषी, वीर, 
राजा वा युद्धाकाङ्क्षी, साहसी, कार्ये तत्पर, सेना-पुर-गाँव-या जनसमुदाय का स्वामी 
असन्नचित्त, दानी, अधिक गाय-वकरी भेड़ व अन्न का संग्रह करने वाला, उग्र व 
अधिक स्त्रियों में लीन होता है ।। १-२ ॥ 


वृष राशि में भौम का फल 

साध्वीब्रतभङ्ककरः' प्रमाषणोः सन्दधनपुत्रः । 

ह्वेष्यो  बहुभरणपरो विस्रम्मस्थितिविहीनश्च ॥ ३॥ 

प्रोद्धतवेषक्रीडो  वहुदुष्टवचा: कुजे वृषभसंस्थे। 

सङ्खीतरतः पापो बन्धुविरुद्धः कुलोत्सादी ॥ ४॥ 

यदि जन्माङ्ग में वृष राशि में मङ्गल हो तो जातक--पतिब्रता स्त्री के व्रत का 
नाशक, अधिकभापी, अल्प धन व पुत्र से युत, द्रोह कर्ता, अधिक लोगों के पालन में 
लीन, अविइवासी, उद्दण्डता के वेष से खेलने वाला अर्थात्‌ उद्दण्ड, अधिक अप्रिय 
भाषी, गान विद्या में लीन, पापी, बन्धुजन विरोधी ओर कुल (परिवार) में कलङ्की 
होता है ॥ ३-४ ॥ 
मिथुनस्थ भौम का फल 

कान्तः क्लेरासहिष्णुर्बहुश्तः काव्यदिधिनिपुणः । 

नानाशिहपकळासु च निपुणो बहुशो विदेशगमनरतः ॥ ५॥ 

धर्मपरो निपुणमरतिहितानुकूलः सुतेषु सुहृदां च। 

मिथुनस्थे क्लितिपुत्र सवति प्रचुरक्रियासु रतः ॥ ६॥ 

यदि जन्माङ्ग में मिथुन राशि में भोम हो तो जातक--सुन्दर,कष्ट सहन कर्त्ता, 
बहुत विषयों का ज्ञाता, काव्य रचना में चतुर, अनेक शिल्प (कारीगरी) कलाओं में 
कुशल, अधिक परदेश गमन में लीन, धर्मात्मा, सुन्दर वुद्धिमाचु, पुत्र व मित्रों का 
शुभचिंतक व अनुकूल एवं अधिक कार्यो में लीन होता है ॥ ५-६ ॥ 
कर्कस्थ भौम का फल 

परगुहनिवासशीलो वंकल्यरुगदितः ङुषिधनश्च। 

बाल्ये च राजभोजनवस्त्रेप्सः परगुहान्नाशी ॥ ७॥ 

सलिलाशयतो घनवान्‌ पुनः पुनवृ्िचेदनार्तश्च । 

कर्कटके क्षितितनये भवति मृड: सर्वतो दीनः ॥ ८ ॥ 


यदि जन्माऽङ्ग में कर्क राशि में भौम हो तो जातक--दूसरे के घर में रहने वाळा, 


रोग पीड़ा से विकल, खेतों से धनी, बाळकपन में उत्तम ( राजतुल्ल ) भोजन व वस्र. . 


१. रतः । २. प्रभलणो । 


१९८ सारावलो 


की इच्छा करने वाला, दुसरे के घर में खाने वाला, जलाशय से धनी, बार-बार बढ्ने 
की वेदना से दुःखी, सरल व सब से दीन होता है ॥ ७-८ ॥ 
सहस्थ भौम का फल 
असहः प्रचण्डशुरः परस्वसन्तानसङ्ग्रहणश्ञोलः । 
अटवीनिवासगोकुळमांसरुचिः स्यान्मृतप्रथमदारः ॥ & ॥ 
व्याळमृगोरगहन्ता न पुत्रवान्‌ धर्मफलहीनः । 
भौमे हरो सुसतत्वः क्रियोद्यतः स्याहृपुष्मांइच ॥ १०॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में सिंहस्थ भोम हो तो जातक--असहनशीळ, प्रतापी, वीर, 
दूसरे के धन व सन्तति का संग्रहकर्त्ता, जङ्गल निवासी, गौ मांस की इच्छा रखने 
वाला, प्रथम पत्नी से हीन, मत्त सिंह वा हाथी-हरिण व सर्प को मारने वाला, पुत्र 
हीन, धर्मफल से रहित, बलवान्‌ व कार्यों में: तत्पर होता है॥ ६-१० ॥ 
कन्याराशिस्थ भोस का फल 
पुज्य: सतामतिधनो रतिगीतधनो स्रुदुश्रिया भाषी । 
विविधव्ययोऽल्पञ्ीर्यो विद्वान्‌ "भवति प्रणीतपाइर्वश्च ॥ ११॥ 
अहितेभ्योऽजं* नभी रु्वेदस्मृतिधर्मवान्‌ सुबहुशिल्पः । 
कन्यायां भूतनघे स्नानविलेपनरतः कान्तः॥ १२॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में कन्या राशि में मङ्गल हो तो जातक--सज्जनों में पूजनीय, 
अतिधनी, सुरत व सङ्गीत को ही धन मानने वाला, मनोहर व प्रियवादी, अनेक व्यर्थ 
अर्थात्‌ बहुत खर्चा करने वाला, अल्पबली, पण्डित, मजबूत पसुली वाला, शत्रुओं से 
अधिक डरने वाला, श्रुति धर्म का मानने वाला, सुन्दर, अधिक शिल्पज्ञ, स्नान द 
चन्दन वा पाउडर लगाने में तत्पर और सुन्दर होता है ॥ ११-१२ ॥ 


तुलाराशिस्थ भौम का फल 
अध्वनिरतः 3क्कुपण्यप्रसक्तवाकयो विकत्थनः सुभगः । 
हीनाङ्गः स्वल्पजनः सङ्ग्रामेप्सुः परोपभोगी च॥ १३॥ 
योषिद्गुरुमित्राणांर मनोरमो नष्पुरवंदारञ्च। 
शौण्डिकवेदयानिकटे सम्प्रासधनक्षयस्तुलिनि भौमे ॥ १४॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में तुळा राशि में भौम हो तो जातक-पर्येटनशीळ, दूषित व्यापार 


में आसक्त वाणी वाला, वक्ता, विशेष सुन्दर, किसी अङ्ग से हीन, अल्प परिवार वाला. 


युद्धेच्छु, दूसरे की वस्तु का उपभोग ( उपयोग ) कर्त्ता, स्त्री-गुरु व मित्रों का प्रेमी, 


१. वह्नि । २. अधिकभीरुः । ३. सुपण्य । ४, पुत्राणां । 


है 
छ 


पः्चविंद अध्याय १६४ 


प्रथम सत्री से रहित, मद्य वेचने से व वेश्या के सम्पर्क से प्राप्त धन का नाशक होता 
है ॥ १३-१४॥ 
वृश्चिक राशिस्थ भौम का फल 

व्यापारश्रुतिसत्यश्चोरसमुहाधिपः क्रियानिषुणः । 

युद्धोत्सुकोऽतिपापो बह्वपराथी च वेरशठ: ॥ १५॥ 

द्रोहवधाहितबुद्धिः प्रसुचको भूमिषुत्रयुवतीदाः । 

वुर्चिकगे भूपुत्रे विषाग्निदास्त्रज्षणेस्तक्त: ॥ १६ ॥ 

यदि जन्माऽङ्ग में वृश्चिक राशि में भौम हो तो जातक- व्यवसायिक बातों में 
वेदतुल्य सत्यता का आचारी, चोर समुदाय का स्वामी, कार्य-चतुर, संग्राम प्रिय, 
अत्यन्त-पापी, अधिक अपराधी, शत्रुओं को दुष्ट, द्वेष-हिसा-अकल्याण में वृद्धि रखने 
वाला, चुगलखोर, भूमि-पुत्र-स्री का स्वामी अर्थात्‌ पालक, विष ( जहर ) अग्नि- 
शत्र व घाव से पीडित होता है ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ भोम का फल 

बहुभिः क्षतेः कृशाज्रो निष्ठुरवाक्यः राठ: पराधोन: । 

रथगजपदातियोधी रथेन शारधारकोञ्थ परसन्ये ॥ १७॥ 

विपुलश्रमेई्च सुखितः परस्परं क्ोधनएसुखवित्तः । 

कार्भुकसंस्थे वक्रे गुरुष्वसक्तः' पुमान्‌ भवति ॥ १८॥ 

यदि जन्माऽङ्ग में धनु राशि में भौम हो तो जातक--अधिक आघातों से दुर्वेल 
शरीरधारी, कटुभाषी, दुष्ट, पराधीन, रथ-हाथी-व-पैदल युद्ध कर्ता, रथ से दूसरे की 
सेना पर तीर चलाने वाला, अधिक मेहनत से सुखी, आपस में क्रोध करने से धन व 
सुख का नाशक तथा गुरुजनों में असक्त वा गुरुजनों का अभक्त होता है ॥ १७-१८ ॥ 
मकर राशिस्थ भोस का फल 

धन्यो वित्ताहर्ता सुखभोगसमन्वितो भवति सुस्थः । 

श्रेष्ठमतिः प्रख्यातः सेनानाथो नरेन्द्रो वा॥ १६॥ 

२सद्य,वतीरणविजयी स्वबन्धुविषयस्थितः स्वतन्त्रइच । 

आरक्षकः सुशीलः कुजे स्वतुङ्ग बहूपचाररत: ॥ २०॥ 


यदि जन्माऽङ्ग में मकर राशि में अर्थात्‌ अपनी उच्चराशि में भौम हो तो जातक-- 
धन्यवाद का पात्र, धनसंग्रही, सुख व भोग से युत, स्वस्थ, सुन्दर बुद्धिमान्‌, प्रसिद्ध, 


१. सत्यः । २. सद्यः प्रतिरणविजयी । 


२०० सारावलो 


सेनापति वा राजा, सुशीला स्त्री का पति, युद्ध में विजयी, अपने देश का वासी, स्वतन्त्र, 
* रक्षक, सुशील व अधिक उपचारों में लीन होता है ॥ १६-२० ॥ 
कुस्म राशिस्थ भोस का फल 
प्रशयशौचचिहीनो वृद्धाकारः सुदुगतिमंरणे । 
सात्सर्यासुयानृतवाग्दोषे रपह॒तार्थइच ॥ २१ ॥ 
रोमदागात्रो विकृतो छा ताद्याहृतधन: कुवेषधर: । 
ढुःखसमाहतवृत्तिः पानरुचिदुर्भगः कुजे कुस्भे॥ २२ ॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में कुम्भ राशि में भौम हो तो जातक--नम्नता व पवित्रता से 
रहित, वृद्धाकृति, मरण समय में कुगतिवाला, ईर्ष्या निन्दा झूठ बोलने के दोषों से धन 
नष्ट कर्ता, अधिक रोम से युत देहधारी, विक्कत, जुआ में धन हारने वाला, कुत्सित 
वेषधारी, दुःखी, मद्यपीने वाला एवं भाग्यहीन होता है ॥ २१-२२ ॥ 
मीन राशिस्थ भोस का फल 
रोगार्तो मन्दसुतः प्रवासशील: स्वबन्धुपरिभ्रृतः । 
मायावःचनदोषेह्‌ तसर्वस्वो विषादी च॥ २३॥ 
जिह्योऽतितीकणशोको गुरुद्दिजावज्ञक: सदा हीनः। 
ईस्सितवेत्ता ज्ञाता स्तुतिप्रियोऽन्त्ये कुजे ख्यातः॥ २४॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में मीन राशि में भौम हो तो जातक--रोग से पीडित, अल्प पुत्र 
वाला, परदेशवासी, अपने बन्धुओं से तिरस्कृत, कपट व धूर्तता के दोष से सर्वस्व को 
नष्ट करने वाला, विषाद से युक्त, कुटिल, अतितीव्रशोक से युत, गुरुजन व ब्राह्मणों 
का अनादर करने वाला, सर्वदा हीन बुद्धि वाला, इच्छित वस्तु का जानने वाला, 
ज्ञानी, प्रशंसा प्रिय व विख्यात होता हे ॥ २३-२४॥ 
स्वराशिस्थ ( मेष-वृश्चिक ) भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
धनदारपुत्रबन्तं नृपसचिवं दण्डनायकं ख्यातम्‌ । 
नुपतिमुदारं कुरुते लिनेशवरनिरीक्षतः कुजः स्वरे ॥ २५॥ 
मातृरहितं क्षताङ्ग स्वजनद्वेष्यं च मित्ररहितं च । 
स्वगृहेऽसृक्‌ शशिदृष्टः सेव्यं कन्याप्रियं कुरुते ॥ २६॥ 
परधनहरणे निपुणं चानुतकं कामदेवभक्तं च। 
कुरुते स्वभे ज्ञदृष्टो द्वेष्यं वेश्यापतिं भौमः ॥ २७॥ 
प्राज्ञं मधुरं सुभगं सातुपितृवतळभं धनसमृद्धम्‌ । 
अनुपममीइवरमाढ्य त्रिदवागुरुनि रीक्षितोऽवनेः पुत्र: ॥ २८ ५ 


पर्‍चविंश अध्याय २०१ 


स्वगरहेऽसृक्‌ सितदृष्टः स्त्रोहेतोर्बन्धमागिनं कुरुते । 
असकृतु सकृच्च विभवं स्त्रोहेतोरितं *चापि ॥ २९॥ 
चोरविघातो शूरं निर्वोयं स्वजनपरिहीनम्‌ । 
अन्यस्त्रीभर्तारं जनयति सोरेक्षितः स्वभे भोमः॥ ३०॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में भौम राशित्थ (मेष वृश्चिक ) भौम, सूर्य से दुष्ट हो तो 
जातक--धनवानु, कलत्र (स्त्री) वान्‌, पुत्रवान्‌, राजा का मन्त्री, न्यायाधीश, विख्यात 
एवं उदार राजा होता है । 
यदि भौम राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--माता से हीन, क्षत 
'शरीरधारी, अपने जनों का द्रोही, मित्र से हीन, ईर्ष्यालु व कन्या-प्रिय होता है । 
यदि भौम राशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--दूसरे के घन चुराने में 
चतुर, मिथ्याभापी, कामी, द्रोही व वेश्या का पति होता है । 
यदि भौम राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, मृदुभाषी, सुन्दर, 
साता व पिता का प्रियपात्र, धन से युत एवं अनुपम ऐद्वर्यता से युक्त होता है । 
यदि भौम राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स्री निमित्त से जेल में 
जानेवाला, एक बार वा अनेक वार स्त्री के कारण धन व सरलता को नष्ट करने वाला 


होता है। 


यदि भौम राशिस्थ भोम, शनि से दृष्ट हो तो जातक--निर्बेछ होने पर भी चोर 
को मारने वाला, अपने जनों से हीन तथा दूसरे की स्त्री का भर्त्ता ( पति ) होता है 
4॥ २५-३० ॥ 
॥ इति स्वक्षंगतभौमस्य दर्शनफलमु ॥। 
शुक्र राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

बनपर्वतेछु रमते रामाहिष्टो भवेद्बहुविपक्षः । 

सितभे रविणा दुष्ट ` प्रचण्डवेषः` कुजे धोरः॥ ३१॥ 

सातुरपथ्यो3 विषमो “बहुयुवतीनां पतिः प्रियस्तासाम्‌ । 

शुक्रगृहे शझिदृष्टे रणभीरुजयिते भौमे ॥ ३२॥ 

कळहप्रियो “मृदुवचा मृढुकायो मन्दपुत्रधनः । 

सितभे भवति च भौमे बुधदुष्टे - शास्त्रवित्पुरुषः॥ ३३ ॥ 


वादितगौतविधिज्ञः सौभाग्यग्रुतः स्वबन्धुदयितश्च । 
शुक्रभवने कितिसुते दृष्टे गुरुणा भवेत्‌ स्फीतः॥ ३४॥ 


१. स्त्रोहेतोराजंवं याति । २. कोपः। ३. मातुरपक्षो । ४. वेषवधूनां । ५. बहु । 


२०२ सारावली 


नुपमन्त्री नुपदयित: सेनानाथः प्रसिद्धनामा च। 
शुक्रगृहे भवति कुजे शुक्रेण निरीक्षिते सुखित; ॥ ३५ ॥ 
सुखभाक्‌ *ख्यातो धनवान्‌ मित्रस्वजनंर्युतः कुजे विद्वान्‌ । 
श्रेणिपुरग्रामाणामधिपः सिंतभे च निदुष्टे॥ ३६॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में शुक्र रारिस्थ ( वुष-तुला ) भौम, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक-- 
चन व पहाड़ों में घूमने वाला, स्त्री देषी, अधिक शत्रु वाला, उग्र वेषधारी व धेयेवान्‌ 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--माता का अभक्त, 
विषम स्वभाव वाला, अधिक स्त्रियों का पति एवं प्रेमी तथा संग्राम ( लड़ाई ) में 
डरपोक होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ भोम, बुध से दुष्ट हो तो जातक--कल्ह प्रेमी, कोमलभापी, 
सुन्दर शरीरधारी, अल्पपुत्र व अल्पधनी तथा शास्त्र का ज्ञाता होता है। 
यदि शुक्र राशिस्थ भौम, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--वाद्य व गान की विधि का 
ज्ञाता, सौभाग्य से युक्त, अपने बन्धुओं का प्रेमी एवं स्वच्छ होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--राजा का मन्त्री, राजा का 
प्रिय, सेनापति, विख्यात नाम एवं सुखी होता हे । 
यदि शुक्रराशिस्थ भौम, दानि से दुष्ट हो तो जातक--सुखी, प्रसिद्ध, धनी, मित्र 
व अपने जनों से युक्त, पण्डित, पङ्क्ति-नगर व ग्राम का अध्यक्ष होता है ॥ ३१-३६॥ 
॥ इति भृगुभे दृष्टिः ॥ 
बुध राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
विद्याघनशोर्ययुतं गिरिवनदुर्गप्रियं महासत्वम्‌ । 
बुधभवने रक्ताङ्गो जनयति दुष्टः सदा रविणा॥ ३७ ॥ 
रकन्यापुररक्षकरं युवतिपतिं सद्विनीतमतिसुभगम्‌ । 
ज्ञगृहे नूपगृहपालं जनयति चन्द्रेक्षितो भौमः ॥ ३८ ॥ 
लिपिगणितकाव्यकुशळं बहुभाविणमनृतमधुर वाक्यं च । 
दूतं बहुदुःलसहं जनयति वक्रो बुधेक्षितो ज्ञर्षो॥ ३९ ॥ 
राजपुरुषं प्रकारं 3दोत्येन विदेशगं नरं कुरुते। 
सर्वक्रियासु कुशलं बुधराशो नायकं च गुरुदृष्टः॥ ४० ॥ 


१. सुखभाग्ययूतो । “२. 'सुखितं धनिनं कान्तं कन्यापुररक्षकं युवतिसत्वयुतम्‌ । 
३. दैन्येन विदेशगं । 


पर्चचावश अध्याय २०६ 


शुक्रेण इश्यमानः स्त्रोकृत्यकरं समृद्धसुमगं च। 
बुधभवने रक्ताङ्गः कुरते वस्रान्नभोक्तारम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आकरगिरिदुगंरतं कर्षक्रमतिदुः:खभागिन कुरुते । 
*अतिशरमति च मलिनं यमेक्षितो बुधग्रहे विभवहीनम्‌ ।। ४२ ॥ 


यदि कुण्डली में बुध राशिस्थ भौम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, धनी 
पराक्रमी, पर्वंत-वन-किले का प्रेमी एवं अधिक बलवान्‌ होता है । 

यदि बुध राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक--कन्या नगर का रक्षक, 
स्त्रियों का अध्यक्ष, सुन्दर नम्रता से युत, सुबुद्धिमान्‌ व राजगृह का रक्षक व सुखी, 
धनी, मनोहर, व स्त्रैण होता है । 

यदि बुध राशिस्थ भौम, वुध से दृष्ट:हो तो जातक-लेख-गणित व काव्य में चतुर, 
अधिक वक्ता, मिथ्या मधुरभापी, दूत तथा अधिक कष्ट सहन कर्ता होता है । 

यदि बुध राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राज पुरुष, तेजस्वी, दूत 
होकर विदेश जाने वाला, समस्त कार्यो में चतुर व नेता होता है । 

यदि बुध राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स््री का कार्य कर्ता, धनी, 
सुन्दर तथा अन्न वस्त्र भोक्ता होता है । 

यदि बुध राशिस्थ भौम, शनि से दृष्ट हो तो जातक-खान-पर्वे 1-किले में लीन, 
खेती कर्त्ता, दुःखी, अधिक वीर, अधिक गन्दा एवं ऐश्वर्य से रहित होता है 
॥ ३७-४२ ॥ 3 


॥ इति बुधभवने दृष्टि: ॥ 
कवे राशिस्थ सोस पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
पित्तरुगदितदेहस्तेजस्वी दण्डनायको धोर: । 


चन्द्रगृहस्थे भौमे दिनकरहृष्टे भवेत्पुरुषः ॥ ४३ ॥ 
बहुभिवर्याधिभिरातों नोचाचारो विरूपदेहश्व ! 
शशिराशो भूतनये शशिना दुष्टे सशोकश्य ॥ ४४ ॥ 
मलिन: पापाचारः क्षुद्रळुदुम्यो बहिष्कृत: स्वजनैः । 
ककंटके . बधदृष्टे क्षितितनये भवति निलंज्ज: । ४५ ॥ 
विख्यातो नृपसन्त्रो विद्वांस्त्यागान्वितो अवेद्धन्यः । 
गुरुदृष्टे शशिमवने भोगश्च विवजितो वक्ते ॥ ४६॥ 
रसख्रीसड्भाइटिगन:.. परिभूतस्रीकृतेस्तथा दोषेः। 
कर्कटके क्षितिपुत्रे सितदृष्टे स्यादिपन्नधन: ॥ ४७१६ 


१. अतिशूरमति मलिनं । २. स्त्रीसद्धान्नष्टधन: । 


२०४ सारावली 


१जळसंयानो विधन: क्षितिपाळसमानललितचेष्टश्च । 
शशिगुहसंस्थै भौमे यमेक्षिते स्यात्‌ सदा कान्त: ॥ ४८ ॥ 
यदि कुण्डली में कर्केराशिस्थ भोम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--पित्तरोग से 
“पीडित देहधारी, तेजस्वी, न्यायाधीश व धैर्यवान्‌ होता है । 
यदि ककं राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--अधिक रोगों से दुःखी, 
*निम्न आचरण वाला, कुरूप एवं शोक से युक्त होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ भौम, बुध से इष्ट हो तो जातक--मलिन पापी, नीच परि- 
वार वाला, अपने जनों से बहिष्क्रत तथा निलंज्ज होता हे । 
यदि ककं राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध, राजा का सचिव, 
“पण्डित, त्यागी, धन्य व भोग रहित होता है। 
यदि कर्क राशिस्थ भोम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के साहचर्य से चिन्तित 
तथा स्त्री के दोष से तिरस्कृत एवं धनहीन होता है । 
यदि ककं राशिस्थ भौम, शनि से दृष्ट हो तो जातक--जल्यात्रा कर्ता, निर्धनी 
-वा जलयात्रा से धन लाभ करने वाला, राजा के समान, सुन्दर इच्छा वाला तथा 
-मनोहर होता है ॥ ४३-४८ ॥ 
॥ इति चन्द्रगुहे दृष्टिः ॥ 
सिह राशिस्थ भौम पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
प्रणतानां हितकारी मित्रैः स्वजनंश्र्व संयुतश्चण्डः । 
गोकुलवनाद्रिचारी सिंहे भौमे तरणिद्ष्टे ॥ ४६॥ 
सातुनं शुभो मतिमान्‌ कठिनशरीरो विपुलकीतिः । 
केसरिभवने भौमे राशिमा दुष्टेऽङ्कनाप्रा्््यः ॥ ५०॥ 
बहुरिल्पज्ञो लुब्धः काव्यकलाळम्पटो विपमशीळः । 
पः्चसभवने भौमे बुधेन द,ष्टेऽतिनिपुणश्च ॥ ५१॥ 
भूपतिसमीपवर्तो विद्याचार्यो विशुद्धबृद्धिशच । 
अवनिसुते सिंहस्थे गुरुणा दुष्टे चमुनाथः ॥ ५२॥ 
विविधस्रीभोगय॒तः ख्रीसुभगो नित्ययौवनो हृष्टः । 
लेयग्रृहे रक्ताद्ो सितेन दष्टे भवेज्जातः॥ ५३॥ 


१. जलसंयाना्तधनः । 
२. क्षितिपालसमः पुमान्‌ ललितचेष्टः ¦ 
३. अङ्कुनाप्तार्थंः । 


पर्चा अध्याय २०५. 


वृद्धाकारो निःस्वः परवेदमत्रमणशीलवान्‌ दुःखी 1 
दिनकरराशी रुधिरे दिनकरतनयेन संदघ्डे ॥ ५४॥ 


यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ भौम, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक- नम्रजनो का 
हित करने वाला, मित्र व अपने मनुष्यों से युत, उग्र तथा गोशाला-वन-पर्वेतो में 
घूंमने वाला होता है। 
यदि सिंहराशिस्थ भौम, चन्द्रमा से द्रुष्ट हो तो जातक--माता को अशुभ, वुद्धि- 
मान्‌, कठोर देहधारी, अधिक यशस्वी तथा स्त्री के द्वारा धनी होता है । 
यदि सिंहराशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--अधिक चित्रकारी का 
ज्ञाता, लोभी, काव्य-कला जानने में धूर्त, विपरीत स्वभाव वाला तथा अत्यन्त चतुर 
होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ भौम, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--राजा का दरवार करने 
वाला, विद्या में आचार्य, विशुद्ध बुद्धिमान्‌ व सेनापति होता है। 
यदि सिंह रारिस्थ भोम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-अनेक ख्त्रियों का भोगी, 
ख्रियों का प्रेमी, सदा जवानी से युत तथा प्रसन्नचित्त होता है । 
यदि सिंह रादिस्थ भौम शनि से दृष्ट हो तो जातक--वृद्धाक्ृति, निर्धन, दूसरे 
घर में घूमने वाला एवं दुःखी होता है ॥ ४९-५४ ॥ 
॥ इति सिंहे दृष्टिः ॥ 
गुरु राशिस्थ भौस पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
लोकनमस्यं सुभगं वनगिरिदुर्गेषु "लब्धगुहवासम्‌ । 
सुरगुरुभवने भौमः करोति रविणेक्षितः “कऋरम ॥ ५५॥ 
विकलं कलहभ्रायं प्राज्ञं रुधिरः करोति शरिद ष्टः । 
विद्वांसं गुरुभवने नृपतिविरुद्धं सदा पुरुषम्‌ ॥ ५६॥ 
मेधाविनं सुनिपुणं  शिल्पाचायं बुधेन संदुष्टः । 
गुरुभवने क्षितितनयः करोति अविद्वांसमत्यन्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अकळत्रं सुखरहितं रिपुभिरधृष्यं च वित्तवन्तं च। 
गुरुभंवने गुरुद्‌ष्टो व्यायामपरं कुजः कुछ्ते॥ ५८ ॥ 
कन्यानामतिदयितं चित्राळङ्कारभागिनमुदारम्‌ । 
विषयपरमति च सुभगं गुरुभे काव्येक्षितः कुजः कुरुते ॥ ५९ ॥ 
गुरुभेऽसृक्‌ शनिद्‌ष्टः कुशरीरमुदारमाहवे पापम्‌। 
अरनं सुखलवरहितं परधर्मरतं कुजः कुरुते॥ ६०॥ 


१. सद्गुहावासमु । २. शूरम्‌ । ३. विकलांसमतिनिपुणमु ॥ ४. सुखधनरहितं VY 


“२०६ 
> सारावली 


जा यदि कुण्डली में गुरु राशिस्थ भौम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--संसार में पूज 
7 सुन्दर, वन-पर्वत-व किले में रहने वाला तथा क्रूर होता है । 
a यदि गुरु राशिस्थ भौम, चन्द्रमासे दृष्ट हो तो जातेक--विकल, ( अशान्त )? 
लहु प्रेमी, पण्डित तथा राजा का विरोधी होता है । 
क यदि गुरु राशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मेधावी, अच्छा चतुर, 
शिल्प में प्रधान तथा अधिक पण्डित होता है । 
च यदि गुरु राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री व सुख से हीन, शत्रुओं 
से अजेय, धनी तथा कसरत करने वाला होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--र्त्रियों का अधिक प्रेमी, 
चित्र ज्ञाता, आभूषण भागी, उदार, विषय में बुद्धि वाला एवं सुन्दर होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ भौम, शनि से दृष्ट हो तो जातक--कुरूप शरीरधारी, युद्ध में 
उदार, पापी, पर्यटन कर्ता, सुख के अंश से हीन तथा दूसरे के धमं में तत्पर 
होता है ॥ ५४-६० ॥ 
।। इति गुरुभे दृष्टिः ॥ 
शनि राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अतिक्कुषणतनुं शूरं योषिदपत्यार्थबिस्तरेर्युक्तम्‌ । 
सुर्येक्षितोऽतितीक्ष्णं सोरगृहे भूमिजः कुछते ॥ ६१॥ 
चपलमहितं जनन्या यमभेऽलंकारभागिनमुदारम्‌ । 
अस्थिरसौहृदमाढ्य जनयति चब्द्रेक्षितो वक्रः ॥ ६२॥ 
अतिमधुरगम'नमधनं रवितनयग्रृहे न निवृ तमसत्त्वम्‌ । 
क्ापटिकमधर्सपरं जनयति बुधवीक्षितो भौमः॥ ६३॥ 
रअविरूयं मन्दगृहे नुपतिगुणसमन्वितं स्थिरारम्भम्‌ । 
दीर्घायषं क्षमाजो गुरुसंद,ए: करोति बन्ध्वातम्‌॥ ६४॥ 
विविधोपभोगमाढ्य शानिभे खरीपोषणानुरतमेव । 
शुक्रेण दश्यमानो जनयति कलहप्रियं वकः ॥ ६५॥ 
नपतिमतिवित्तवन्तं युवतिद्वेष्यं बहुध्रजं प्राज्ञम्‌ । 
मुखरहितं रणशोण्डं करोति झानिभे . दानोक्षितो भोम: ॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में शनि राशिस्थ भौम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--काले रङ्ग 


॥शरीर वाळा, वीर, अधिक स्त्री-पत्र-धन से युक्त एवं अति तीव्र स्वभाव होता है । 
MMO AS rs Cs यी 


१. अतिमधुरमटन । २. अतिरूपन्‌ । 


षड्विश अध्याय २०७ 


यदि शनिराशिस्थ भौम, चन्द्रमा से द.ष्ट हो तो जातक--चश्चल, माता का 
अकल्याण कारी, आभूषणभागी, उदार चित्त व चल मित्रता वाला होता है । 

यदि शनिराशिस्थ भोम, बुध से द.ष्ट हो तो जातक--अति मीठा चलने वाला, 
निर्धन, असफल, निर्बल, कपटी व अधमं में तत्पर होता है । 

यदि शनि राशिस्थ भौम, गुरु से दुष्ट हो तो जातक- कुरूप व अतिरूपवान्‌, 
"राजा के गुणों से युत, स्थिरारम्भी, चिरायु व बन्धुओं से युक्त होता है ! 

यदि शनिराशिस्थ भौम, शुक्र से द.ष्ट हो तो जातक--अनेक सुखों से युक्त, स्त्री 
पाळून में लीन तथा कलह प्रेमी होता है । 

यदि शनिराशिस्थ भौम शनि से दष्ट हो तो जातक--राजा बुद्धि का, धनी, 
स्त्री का द्वेषी, अधिक सन्तान वाला, पण्डित, सुख हीन, तथा युद्ध में वीर 
होता है ॥ ६१-६६ ॥ 

नोट--बृहज्जातक में पृथक्‌-पृथक्‌ राशियों में भोम का फल अनुपलब्ध होने से 
यहाँ पर नहीं दिया गया है ॥| ६१-६६ ॥। 

॥ इति निभे द_ष्टिः ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अङ्गारकचारो नाम पर्चावशोष्ध्याय: ॥ 


षड्वशोऽध्यायः 

सेब राशिस्थ बुध का फल 
प्रियविग्रहस्ठु वेताचार्यो विटधूततेष्टक्ृशगात्रः । 
सङ्कोतनृत्तनिरतो न सत्यवचनो रतिप्रियो लिपिवित्‌ ॥ १॥ 


कूटकरो बह्वाशी बहुश्रमोत्पन्ननष्टधनः । 
बह वृणबन्धनभागी चळस्थिरः स्यात्‌ क्रिये बुधे कितवः ॥ २॥ 


यदि जन्म के समय मेष राशिस्थ बुध हो तो जातक--युद्ध प्रिय, ज्ञाता, आचाय, 
चञ्चक़् व धूर्त की चेष्टा ( क्रिया ) वाला, कुश देह, गान व नाच में लीन, असत्य- 
भाषी, सुरत प्रेमी, लिपि ज्ञाता वा लेखक, नकली वस्तु का कर्ता, अधिक भोजनी, 
अधिक परिश्रम से प्राप्त धन का नाशक, अघि क्रण व बन्धन ( जेल ) का भोगने 
चाला, चच्चल व स्थिर स्वभाव का तथा ठग होता है ॥ १-२ ॥ 


वृष राशिस्थ बुध का फल 
दक्षः प्रगल्मदाता ख्यातो विज्ञातवेदशास्त्रार्थः । 
व्यायामाम्बर भूषणमाल्याभिरतः स्पिरप्रकृतिः॥ ३॥ 


२०८ सारावली 


स्फीतधनस्त्रीसहितः प्रियवल्गुकथो “गृहीतवाक्यश्च । 
गान्धवंहास्यशीलो रतिलोलो वे बुधे वृषभे॥ ४॥ 


यदि जन्म के समय वृष राझिस्थ बुध हो तो जातक --चतुर, ढीठ, दानी, विख्यात,. 
चेदाथे का ज्ञाता, कसरत--वस्त्र-अरङ्कार व माला (सुगन्ध) में छीन, स्थिर स्वभाव 
वाला, उत्तम धन व स्त्री से युक्त, मधुर व मनोहर वाणी, वचन पालक वा गम्भीर 
वचन, सङ्गीत युक्त, हास्य व सुरत का प्रेमी होता है ।॥ ३-४॥ 


मिथुन राशिस्थ बुध का फल 
शुभवेषः प्रियभाषी प्रख्यातधनो विकत्यनो मानी । 
प्रोज्ज्ञितसुखकोल्पर तिद्विस्रीपुत्रो विवादरत:॥ ५॥ 
श्रुतिकल्पकलाभिज्ञ: कवि: स्वतन्त्रः प्रिय: प्रदानरतः । 
कर्मठबहुसुतमित्रो नरमिथुनस्थे बुधे भवति ॥ ६॥ 


यदि जन्म के समय मिथुन राशिस्थ वुध हो तो जातक- सुन्दर वेषधारी, मनोहर 
वचन, प्रसिद्ध धनी, प्रवक्ता, अभिमानी, सुख का त्यागी, लघु रतिमान्‌, दूसरी खी 
का पुत्र, विवादी, वेद शास्त्र कला का ज्ञाता, कवि, स्वच्छन्द, प्रेमी, दानी, कर्मठ, 
व अधिक पुत्र व मित्रों से युत होता है ॥ ५-६ ॥ 


कर्क राशिस्थ बुध का फल 
प्राज्ञो विदेरानिरतः खीरतिगेयादिसक्तचित्तश्च । 
चपलो बहुप्रलापी स्थबन्धुविद्वेषवादरतः ॥ ७ ॥ 
स्रीद्वषान्नटधनः कुत्तितशीलो  बहुक्रियाभिरत: । 
सुकविः कर्कटसंस्थे स्ववंदाकीर्त्या प्रसिद्धश्व ॥ ८ ॥ 


यदि जन्म के समय ककं राशिस्थ वुध हो तो जातक--पण्डित, विदेश जाने में 
छीन, स्त्री रति ( प्रसङ्ग ) व गानादि में दत्त चित्त, चश्वळ, अधिक बकवादी, अपने: 
बन्धु बान्धवों से द्रोह व विवाद में लीन, स्त्री शत्रुता वश धन का नाशक, कुकर्म में 
रत, अधिक कार्यो में तत्पर, सुन्दर कवि तथा अपने कुल की कीतिएसे प्रसिद्ध 
होता है ॥ ७-८ ॥ 
सिह राशिस्थ बुध का फल 

ज्ञानकलापरिहीनो लोकख्यातो न सत्यवाक्यइच । 

अल्पस्मुतिइच धनवान्‌ सत्त्वविहीन: सहजहन्ता ॥ ९॥ 

सत्रीदुर्भग: स्वतन्त्रो जघन्यकर्मा बुधे भवति? पुरुष: । 

प्रष्यो5प्रजस्तु सिहे स्वकुलविरुद्धी जनाभिरामव्च ॥ १० ॥ 


१. गभीर । २. युवतिरूप: । 


१४ षर्डावश अध्याय २०९, 


यदि जन्म के समय सिंह राशिस्थ बुध हो तो जातक---ज्ञान व कला से रहित, 
संसार में प्रसिद्ध, असत्यवादी, अल्प स्मरण शक्ति वाला, धनी, निर्वेल, भाईयों का 
नाशक, स्त्री सुख से हीन, स्वच्छन्द, दुष्कमीं, सेवक, सन्तान हीन, अपने कुल का 
तथ। दूसरों का स्नेही होता है ॥ ६-१० ॥ 
कन्या राशिस्थ बुध का फल 
घमंग्रियोऽतिवाग्मो चतुरः स्यात्लेख्यकाव्यज्ञः । 
विज्ञानशिल्पनिरतो मधुरः स्त्रीष्वल्पवीयंइच ॥ ११॥ 
ज्येष्टः पुज्य: सुहृदां 'नानाविनयोपचारवादरतः3 | 
ख्यातो गुणेर्दारः कन्यायां सोमजे बलवान्‌ ॥ १२॥ 
यदि जन्म के समय कन्या राशिस्थ बुध हो तो जातक-धामिक, प्रवक्ता, चतुर, 
लेखक, काव्य ज्ञाता, विज्ञान व चित्रकारी में लीन, मनोहर, स्त्रियों में अल्पबली 
बड़ा, पूजनीय, मित्रों के मध्य अनेक विनय उपचार व विवाद में लीन, स्वकीय गुणों 
से प्रसिद्ध उदार व बलवान होता है ॥ ११-१२॥ 
तुलाराशिस्थ बुध का फल 
हिल्पविवादाभिरतो वाक्‌चतुरोऽर्थार्थनीर्सितव्ययङ्कतु । 
नानादिक्पण्यररतिवश्रातिथिदेवगुइभक्तः ॥ १३१॥ 
कृतकोपचारकुशलः सुसम्मतो देवभक्तरच । 
सक्षमभवने शशिजे शठइचलक्षिप्रकोपपरितोषः ॥ १४ ॥ 
यदि जन्म के समय तुला राशिस्थ वुध हो तो जातक--चित्रकारी व विवाद में 
लीन, वाणी से चतुर, धन को इच्छानुसार खर्चे करने वाला, अनेक दिशाओं में 
व्यापार की इच्छा करने वाला, ब्राह्मण-अतिथि-देवता व गुरुजनो का भक्त, किये हुए 
उपचारों में चतुर, सम्मत, देश का भक्त, धुते, चापलूस व जल्दी ही क्रोध व शान्ति 
घारक होता है ॥ १३-१४॥ 
वृश्चिक राशिस्थ बुध का फल 
श्रमशोकानर्थपरः सद्वेष्यो स्यक्तधर्मळञ्जइच3 । 
सुर्या न साधघुशीलो लुब्धो दुष्टाइगनारमण: ॥ १५॥ 
पारष्यदण्डनिरतइछरकृष्ठिदिष्टकमंसु निरुद्धः । 
अऋणवान्ञीचानुरुचिः परवस्त्वादानवान्‌ कीटे ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय वृश्चिक राशिस्थ बुध हो तो जातक--परिश्रमी, शोकयुत 
व अनर्थ कर्ता, द्रोही, अधर्मी, निलेज्ज, मूर्ख, क्रूर स्वभावी, लोभी, दुष्ट स्त्री भोक्ता 
कठोर दण्ड में लीन, छलिया ( कपटी ), नीच कार्यो में लीन, चटणी, अधम जनों में 
आति व दूसरों की बस्तु को लेने वाला होता है ॥ १५-१६॥ 


१. मानी । २. दार । ३. वर्जशच । 


~ 


२१० सारावलो 


धनु राशिस्थ बुध का फल 
विख्यातोदारगुण: शास्त्रश्नुतिशोर्यशील्समधिगत:" । 
मन्त्रो पुरोहितो वा कुलप्रधानो महापुरुष:* ॥ १७॥ 
यज्ञाध्यापननिरतो मेधावी वाक्पटुब्रती दाता। 
लिपिलेख्यदानकुराळ:3 कार्मुकसंस्थे बुधे जात: ॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय धनु राशिस्थ बुध हो तो जातक--प्रसिद्ध, उदार, गुणी, स्मृति 
व वेद का ज्ञाता, वीर, शीलता से युत, मन्त्री वा पुरोहित, कुल में प्रधान, महापुरुष 
वा बड़ाधनी, यज्ञ व पढ़ाने में तत्पर, बुद्धिमान्‌, वाक्चतुर, व्रती, दानी, लिपि कर्ता 
वा लेखक एवं दान में चतुर था व्याकरण शास्त्र में चतुर होता है ॥ १७-१८ ॥ 
सकर राशिस्थ बुध का फल 
नोचो मूर्खः षण्डः परकर्सकरः कुलादिगुणहीनः । 
नानादुःखपरीतः स्वप्नविहारादिशीलइच ॥ १६ ॥ 
पिशुनस्त्वसत्वचेष्टो बन्धुविमुक्तोत्यसंस्थितात्मा च । 
मलिनो भयसतःचलिलो निष्ठो सकरे वुधे पुरुषः ॥ २०॥ 
यदि जन्म के समय मकर राशिस्थ वुध हो तो जातक--अधम, मुखं, नपुंसक, 
दुसरो के कार्य का कर्ता, कुळ के गुणों से रहित, अनेक दुःखों से युक्त, सोने (शयन) 
व घूमने वाला, चुगलखोर, असत्यवादी, त्रन्धुओं से त्यक्त, अति अस्थिर आत्मा का, 
मलिन व डरपोक होता है ॥ १-२० ॥ 
` कुम्भ राशिस्थ बुध का फल 
वाग्वुद्धिकमंनिरत:" प्रकोणंधर्माथ॑ *बर्जबिहितायं:* | 
परपरिभूतो न शुचिः शीलविहीनस्तथाउजन्नइच” ॥ २१ ॥ 
अतिदुष्टदाररात्रुभोरगस्त्यक्तो घटे विवाग्भवति। 
अतिइुर्भगोऽतिभीरः क्लीबो निनो विधेयइच ॥ २२॥ 
यदि जन्म के समय कुम्भराशिस्थ बुध हो तो जातक-_वाणी-बुद्धिकमं ( कार्य ) 
में लीन वा हीन, अनेक धमं में तत्पर, कृत कार्य का त्यागी, शत्रु से पीडित, अपवित्र, 
शालीनता से रहित, मूर्ख, अत्यन्त दुष्टा स्री का रिपु, अभोगी, गू गा, अधिक भाग्यहीन 
अधिक डरपोक, नपुंसक, अधम एवं दूसरे की आज्ञा का पालक होता है ॥ २१-२२। 
सोन राशिस्थ बुध का फल 
आचारशोचनिरतो देशान्तरगोऽप्रजो दरिद्रशच। 
शुभयुदतिः कृतिसाधुः सतां च सुभगो विधनरतः ॥ २३ ॥ 
सुच्यादिकर्मकुदा गे ९बिज्ञानश्रुतिकलावियुक्तशच । 
परधनसंचयदक्षो मीने शारिजेऽधनः प्रकीणशच ॥ २४॥ 


१. शिल्प । २. विभव । ३. शब्द, शास्त्र । ४. दिष्टो । ५. रहित । ६. लज्ज। 
७. विहितात्मा । ८. कळाज्ञश्च । 5. विज्ञातः । 


PE कक 


षड्विश अध्याय २११ 


यदि जन्म के समय मीन राशिस्थ बुध हो तो जातक--सदाचारी, पवित्र, विदेश- 
चासी, सन्तति से हीन, दरिद्री, पतिव्रता स्त्री का पति, कार्य चतुर, सज्जनों का प्रेमी, 
अन्य धर्म में तत्पर, ( विधर्मी ), सिलाई के कार्य में निपृण, विज्ञान-वेद--कला से 
छीन, दूसरे के धन संग्रह में चतुर, निर्धन व मिला जुला होता है ॥ २३-२४॥ 
मोम राशिस्थ ( मेष वृश्चिक ) बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
सत्यवचनं सुखाढ्य भूपतिसत्कारसत्द्तं मनुजम्‌ । 
कुरुते बुधोञकदृष्टो बन्धुजने सुक्षमं कुजभे॥ २५ ॥ 
रजनीकरेण हृष्टो युबतिजनमनोहुरं क्षितिजराद्यी । 
अतिसेवकमतिमलिनं चन्द्रसुतो होनशोळं च॥ २६॥ 
अनृतप्रियं सुवाक्यं कळहसमेतं च पण्डितं कुजभे। 
जनयति कुजेन दृष्टः प्रचुरधनं लितिपवल्लभं शूरम्‌ ॥ २७॥ 
सुखिनं कुजभे शशिजः स्निग्धाङ्ग' रोमशं सुकेदां च । 
जीवेक्षितोऽतिधनिनं जनयत्याज्ञापक) पापम्‌ ॥ २८॥ 
नृपक्ृत्यकरं सुभगं गणनगरपुरोगसं चतुरवाक्यम्‌ । 
प्रत्ययिकं सितदृष्टः* कुजभे स्त्रीसंयुते शशिज: ॥ २६ ॥ 
रूधिरगृहे शानिदृटो हिमकिरणसुतो5तिद्ुःखितं जनयेत्‌ । 
उग्रं हिसाभिरतं कुलजनहीने नरं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि जन्म के समय भौम राशिस्थ वुध, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--सत्यवादी, 
सुखी, राजा से सन्मानित तथा बन्धुजनो में क्षमाशील होता है । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक--स्त्रीजन का प्रिय, अत्यन्त 
सेवक, अत्यन्त दूषित व शीलता से रहित होता है । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, भौम से दृष्ट हो तो जातक--मिथ्याभाषी, सुन्दर वक्ता, 
कलह से युत, विद्वान्‌, वहु धनी, राजा का प्रिय व वीर होता है । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुखी, चिकनी देह व रोम 
से युत, सुन्दर केशधारी, अधिक धनी, आज्ञा ( आदेश ) कर्ता व पापी होता है । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--राजा का कार्य कर्त्ता, 
सुन्दर, समूह या नगर का ( जिला ) अध्यक्ष, वाणी में निपुण, विश्वासी व स्त्री से 
युत होता है । 
यदि भौम रःशिस्थ बुध, शनि से दृष्ट हो.तो जातक- अत्यन्त दुःखी' उग्र, हिसक 
व अपने कुटुम्बियों से रहित होता है ॥ २५-३० ॥ 
॥ इति कुजभे दृष्टिः ॥ 


१. रतं । २. प्रत्ययिनं । ३. युजं । 


२१२ सारावली 


शुक्र राशिस्थ ( वृष तुला ) बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
दारिद्रघडुःखतप्तं व्याधितदेहं परोपचाररतम्‌ । 
दिनकरदृष्ट: सोम्यः कुरुते जनधिवकृतं सितभे ॥ ३१ ।। 
प्रत्ययितं धनवन्तं हृढभक्तिमरोगिणं हृढकुदुम्बम्‌ । 
ख्यातं नरेन्प्रसदिवं झइचन्द्रनिरीक्षतः स्तितभे॥ ३२ ॥ 
व्याधिभिररिभिग्रस्त॑ क्लिष्ट भूपावमानसन्तश्षम्‌ । 
जनयति "'विद्सृग्दटों नहिष्क्ृतं सर्वबिषयेभ्यः॥ ३३॥ 
प्राज्ञं ग्रृहीतवावयं देरापुरश्रेणिनायकं ख्यातम्‌ । 
त्रिदशगुरुहएमूतिर्जनयति सौम्यः सितगुहस्थः ॥ ३४॥ 
सुभगं ललितं सुखिनं चस्त्राळङ्कारभोगिनं सितभे । 
हृदबहरं फन्यानां कुर्ते शुक्रेक्षितः सोम्णः॥ ३५॥ 
शुक्रगुहेऽक्ंजरएः सुखरहितं बन्धुशोकसंबिलट्टम्‌ । 
व्याधितमनर्थबहुरु सोम्यः कुरुते नरं मलिनम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय शुक्र राशिस्थ वुध, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--दरिद्रतार्पी 
दुःख से पीड़ित, रोगी, दूसरे के कार्य में तत्पर व संसार में निन्दनीय होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक- विश्वासी, धनी, स्थिर 
भक्तिमान्‌, नीरोग, स्थिर परिवारी, विख्यात व राजा का मन्त्री होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, भौम से दृष्ट हो तो जातक--रोगों से व शत्रुओं से 
पीडित, क्रूर, राजा के अपमान से दुःखी तथा समस्त विषयों से बाहर होता हूं । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, गुरु से हृष्ट हो तो जातक--पण्डित, वचन का पालकः 
देश-पुर-पंक्ति का नेता व विख्यात होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--सौभाग्यवानु, सुन्दर, वस्त्र, 
व आभूषण का भोगी एवं कन्याओं के हृदय का चोर होता है । 


यदि शुक्र राशिस्थ बुध, शनि से हृष्ट हो तो जातक--सुख से रहित, बन्धु शोक 


से निपीडित, रोगी, अधिक अनर्थी व मलिन होता है ॥ ३१-३६॥ 
॥ इति शुक्रगृहे दृष्टिः ॥ 
बुधराशिस्थ ( मिथुन, कन्या ) बुध पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
अवितथकथनं मधुरं नृपवल्ळ्भमीइवरं ललितचेएम्‌ । 
दयितं करोति छोके रबिणा दृष्टो बुधः स्वगृहे॥ ३७॥ 
सुमधुरमतिवाचाटं कलहरतं शास्त्रवत्सलं सुदृढम्‌ । 
जनयति शशिना दृष्टो ब्रुधः शुभं सर्वकार्येषु ॥:३८॥ 
३चिक्षगात्रं मलिनं प्रतिभायुक्तं नरेन्द्रभृत्य॑ च। 
वल्लभमतीच करुते स्वगृहे रुधिरेण न्ह: ॥ ३२ ।} 


१. ब्रुधोऽसुग्दुष्टः । २. शस्त्रवत्सळं । ३. अविहतगात्रं । 


tates, bea, 


पड्विश अध्याय २१३ 


पाथिवसन्त्रिणमग्रच प्रतिख्पमुदारविभवपरिवारम्‌ । 
युपध्वजेन दृष्टो जनयति शूरं स्वभे सौम्यः॥। ४० ॥ 
प्राज्ञ नरेन्द्रभुत्ये दूतं वा सन्धिपालक॑ शशिज: । 
स्वगृहे सितेन दुष्टो जनयति नोचाङ्नासक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सततोत्यितं विनीतं सफलारस्भ॑ परिच्छदसमृद्धम्‌ । 
सोम्यः स्वग्रृहे दृष्टो रविजेन नरं सदा कुरुते ॥ ४२॥ 
_ यदि जन्म के समय बुधराशिस्थ बुध, सूर्ये से हृष्ट हो तो जातक--सत्यभाषी, 
सनोहर, राजा का प्रिम या राजा, सुन्दर इच्छा वाला व दयालु होता है । 
यदि बुधराशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--सुन्दर मीठा अधिक बोलने 
वाला; कलही, शास्त्र का प्रेमी, सवल व समस्त कार्यो में निपुण होता है । 
यदि वुधराशिस्थ बुध, भौम से दष्ट हो तो जातक--भग्नदेहधारी, मलिन, प्रतिभा 
से युक्त अर्थात्‌ प्रतिभाशाली व राजा का अधिक प्रिय सेवक होता है । 
यदि बुध राशिस्थ बुध. गुरु से दुष्ट हो तो जातक--राजा का सचिव, श्रेष्ठ, 
स्वरूपवान्‌, उदार, धन व परिवार से युत व वीर होता है । 
यदि बुध राशिस्थ बुध, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--विद्वाचु, राजा का नोकर या 
राजदूत, मित्रता का रक्षक तथा दुष्टा स्त्री में आसक्त होता है । 
यदि बुधराशिस्थ वुध, शनि से दष्ट हो तो जातक--उन्नति कर्त्ता, विनयी, कार्य 
(सिद्धि करने वाला तथा धन-अन्न-वस्त्र से सम्पन्न होता है॥ ३७-४२ ॥ 
॥ इति स्वगृहे दृष्टि: ॥ 
कर्कराशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
रजकं माळाकरं गृहवास्तुज्ञं तथा च मणिकारम्‌ । 
जनयति रविणा दुष्टो बुधो गृहं शिशिरगोइच गत: ॥ ४३॥ 


युवतिबिनाशितसारं युवतिनिमित्तं च दुःखितशरीरम्‌ । 
ककंटके शशिदृष्टों जनयति सुखवजितं सौम्यः ॥ ४४॥ 


*स्वल्पश्ुतमतिमुखरं प्रियानृतं कूटकारिणं चोरम्‌ । 
वक्रेक्षितः दादिग्रहे कुर्ते सोम्यः प्रियाळापम्‌ ॥ ४५॥ 
मेधाविनमतिदयितं भाग्ययुतं वल्लभं नरेन्द्राणाम्‌ । 
गुरुणा दृष्टः शशिभे विद्यानां पारगं बुधः कुरुते ॥ ४६॥ 
कन्दपंसदृशरूपं प्रियंवद गीतवादनविधिज्ञम्‌ । 
सुभगं शशिभे ललित क्रते शुक्रेक्षितः सौम्यः ॥ ४७॥ 
दम्सर्राच पापरतं बन्धनभाजं गुणेवियक्त ज्ञः । 
द्वेष्यं सहजाचायैँः करुते सोरेक्षितः शशिमें ॥ ४८ ॥ 


यदि जन्म के समय कर्कराशिस्थ बुध, सूर्य से ष्ट हो तो जातक--धोबी, माली, 
चर ( मकान ) बनाने वाला तथा मणि कर्ता ( सोनार ) होता है । 


१. मधुरं ! 


२१४ सारावळी 


यदि ककराशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक-स्त्री के कारण बल काः 
नाशक, स्त्री के कारण पीडित देहधारी तथा सुख से रहित होता है । 

यदि कर्कराशिस्थ बुध, भौम से दुष्ट हो तो जातक--अल्पविद्यावान्‌, अधिकः 
बोलने वाला व अधिक सुन्दर ( मनोहर ), मधुर असत्यभाषी, नकली वस्तु बनाने: 
वाला, चोर एवं प्रियभाषी होता है । 

यदि कर्के राशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--मेधावी ( बुद्धिमान्‌) अधिक 
दयालु, भाग्यवान्‌, राजा का प्रिय तथा पुर्ण विद्वान्‌ होता है । 

यदि ककं राशिस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--कामदेव के समान रूपवान, 
प्रियभाषी, गाने बजाने की विधि का ज्ञाता, भाग्यवान्‌ व सुन्दर होता है । 

यदि कर्क राशिस्थ बुधे, शनि से दुष्ट हो तो जातक--आडम्वर में इच्छा करनेवाला 
अर्थात्‌ पाखण्डी, पापी, जेलभोगी, गुणहीन, भाई व गुरुजनों का द्रोही होता है 
॥ ४३-४८ ॥ 


॥ इति कर्कटके दूप्टिः 1! 
सिहराशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
"सेव्यं दिनकरदृष्टो धनगुणवृद्धं नरं व॒धः कुर्ते 
हिर क्षुद्रं सिंहे चञचच्ळभाग्यंः विगतळञ्जन्‌ ॥ ४९ ॥ 
रूपान्वितम तिचतुरं काग्यकलागेयतुत्त रतिसिनभे । 
धनिनं सुशीळवेषं कुरुते चन्द्रेक्षितः सौम्यः॥ ५० ॥ 
ज्ञो नीचं रविभवने दुःखात °विक्षताद्गलनरूपम्‌ 
अचतुरलीळाकान्तं नपुंसकं भौमसन्दृष्टः ॥ ५१॥ 
सुक्मारमतिप्राज्ञं रविभे “वागीरवरं त्वतिख्यातम्‌ । 
परिचारवाहनयुतं कुरुते गुरुवीक्षितः सोम्यः ॥ ५२॥' 
अतिशयरूपं ललितं प्रियंबदः दाहनाढयसतिधोरम्‌ । 
जनयति सितैन दृष्टो मन्त्रिणमथ पार्थिवं सिहे ॥ ५३॥ 
व्यायतगात्रं रूक्ष “सुविरूप स्वेदनोग्रगम्धं च। 
अतिदुःखितं रविगृहे जनयति सुखर्वाजतं रदिजदृष्टः ॥ ५४॥ 
यदि जन्म के समय सिंहराशिस्थ बुध, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक-सेवा करने के 
योग्य वा ईर्ष्यालु, धनी, गुणी, हिंसक, क्षुद्र ( अल्प ), अस्थिर भाग्यवान्‌ वा अस्थिर 
स्वभाव वाला एवं निळंज्ज होता है। 
यदि सिंहराझिस्थ वुध, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक-रूपवान्‌, अतिचतुर (कुशल) 
काव्य-कला-गान-व नाच में प्रेम रखने वाला, धनी व सुशील वेषधारी होता है । 
यदि सिंहराशिस्थ बुध, भौम से दुष्ट हो तो जातक- दुष्ट, दुःख से पीडित, भग्न- 
देहधारी, समान रूपवान्‌, चतुरता से रहित, लीला में सुन्दर व नपुंसक होता है । 
यदि सिंहराशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--कोमल देहधारी, अति 
पण्डित, भाषण में प्रधान, प्रसिद्ध, वाहन से युक्त सेवक होता है । 


१. सेर्ष्यं । २. भावं । ३. कल्पिताङ्ग । ४. च विख्यःतम्‌ । ५. शुचिरूपं । 


षड्विश अध्याय २१५ 


यदि सिंहराशिस्थ बुध, शुक्र से द.ष्ट हो तो जातक--अधिक स्वरूपवानु, मनोहर, 
प्रियभाषी, वाहून (सवारी) से युत, अधिक धैर्यवान्‌ तथा राजा का सचिव होता है । 
यदि सिहराशिस्थ बुध, शनि से द.ष्ट हो तो जातक--लम्बे कद (आकार) का, 
कान्तिहीन, कुरूप वा पवित्र, पसीने की उत्कृष्ट गन्ध से युत, अतिदुःखी तथा सुख से 
हीन होता है ॥ ४५-५४॥ 
गुरु राशिस्थ ( धनु, मीन ) बुध पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
शूरं प्रमेहपोडितमइमर्योपहतमातुरं न्तम्‌ । 
जनयति रविणा हृष्टो जीवगृहे चन्द्रजः पुरुषम्‌ ॥ ५५॥ 
लेखकमतिसुकुमारं प्रत्ययि'तं संमतं गुरुगृहस्थ: । 
सुखभागिनमत्याड्य' कुरुते चन्द्रेक्षितः सौम्य: ॥ ५६॥ 
श्रेणीभ्रृतिनगराणां चोराणां विपिनवासिनां चापि । 
कुरुते लिपिकरमधिपं सोम्यो गुदमन्दिरे रधिरदृष्टः ॥ ५७॥ 
स्मुतिमतिकुलसम्पन्ने गुरुभे प्रतिङपमार्यविज्ञानम्‌ । 
नुपमन्त्रकोशपाले लिपिकरमिह वीक्षितो गुरुणा ॥ ५८॥ 
कन्याकुमारकाणां लेख्याचार्यं धनाम्वितं कुरुते । 
गुरभे भुगुसुतदृ्टः सुकुमारं शोयंसंदुतं शशिजः ॥ ५६ ॥ 
दुर्गारण्याभिरतं बह्वशानं दुष्टशीलमतिमलिनम्‌ । 
कुरुते रविसुतदृष्टो बुधो नरं सर्वकार्यविभ्रष्टम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि जन्म के समय गुरुराशिस्थ वुध, सूर्य से द.ष्ट हो तो जातक--वीर, प्रमेह 
व मिर्गी रोग से पीडित तथा शान्त स्वभाव का होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ वुध, चन्द्रमा से द.ष्ट हो जातक--लेखक, अधिक सुन्दर कोमल, 
विश्वस्त, लोकप्रिय, सुखी व अधिक धनी होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ बुध, भौम से दष्ट हो तो जातक-मजदूर वस्तियों-चोरों व 
वन वासियों का अध्यक्ष तथा लेखक होता है। 
यदि गुरुराशिस्थ बुध, गुरु से द,प्ट हो तो जातक--स्मरण शक्तिवाळा, कुलीन, 
सुन्दर, श्रेष्ठ वेज्ञानिक, राजा का सचिव व कोषध्यक्ष तथा लेखक होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ बुध, शुक्र से द,ष्ट हो तो जातक--बारिका व वालकों को 
पढ़ाने वाला, धनी, सुकुमार तथा पराक्रम से युत होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ वुध, शनि से द.ष्ट हो तो जातक--किला व बन में निवास 
करने वाला, अधिक भोजन कर्त्ता, दुष्ट ( नीच ) स्वभावी, अत्यन्त मलिन तथा 
समस्त कार्यो में असफल होता है ॥ ५५-६० ॥ 
॥ इति गुरुभे दृष्टिः ॥ 


१. प्रत्ययिकं । 


२१६ सारावळी 


शनि राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
मल्ळमतिसारयुक्तं बहुभक्षं निष्ठुरं ग्रियालापस्‌ । 
जनयति रविणा दृष्ट: सोरगृहे बोघनः ख्यातम्‌ ॥ ६१॥ 
जलजीविनं समृद्धं पुष्पसुराकन्दवणिजं वा। 
भीरुस्दरूपमचरं आानिभे च्न्द्रेक्षितः कुरुते॥ ६२॥ 
वाकचपलमतिसुसौम्यं ब्रीडाळसमन्यरं `सुखाधारम्‌ । 
कर्ते सूसुतदृष्ो रतितनयगृहे बुधः पुरुषस्‌ ॥ ६३॥ 
बहुघनधान्यसमृद्धं ग्रामपुरश्रेणिपूजितं सुखिनम्‌ । 
कुरुते गुरणा इष्टः सौरगृहे बोधन: ख्यातम्‌ ॥ ६४॥ 
नीचार्पात विरूपं बुद्धिविहोनं च कासवञ्यं च। 
अतिसुतजननं करुते भार्गवदृष्टो बुध: शनिभे॥ ६५॥ 
पापकरं सुदरिद्रं कर्मकरं चातिदुःखितं दीनम्‌ । 
कुरुते शनिना दृष्टः सौरगृहे बोधन: पुरुषम्‌ ॥ ६६॥ 
यदि जन्म के समय शनिराशिस्थ बुध, सूर्यं से द.ष्ट हो तो जातक--पहलवानु 
अधिक बलवान्‌, अधिक भोजन करने वाला, निठुर, प्रियभापी तथा विख्यात होता है। 
यदि शनिराडिस्थ बुध, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--जल से जीविका करने 
चाला, धनी, फूल-मदिरा-तथा कन्द का व्यापारी, भयङ्कर देहधारी व स्थिर होता है। 
यदि शनिराशिस्थ बुध, भौम से द,ष्ट हो तो जातक--चच्चवलवाणी, अतिसुशीळ, 
सलज्ज, आलसी, मन्द व सुखी होता है । 
यदि शनिराशिस्थ वुध, गुरु से दष्ट हो तो जातक--अधिक धन-धान्य से संपन्न, 
ग्राम-नगर-पङ्क्त में पूज्य, सुखी तथा विख्यात होता है । 
यदि शनिराशिस्थ वुध, शुक्र से द_ष्ट हो तो जातक--दुष्टा स्त्री का पति, कुरूप, 
निर्बुद्धि, कामी व अधिक पुत्रों का जनक होता है । 
यदि शनिराशिस्थ बुध, शनि से द,ष्ट हो तो जातक-पापी, दरिद्री, कार्य-कर्त्ता, 
अधिक दुःखी व दीन होता है ॥ ६१-६६ ॥ 
॥ इति शनिभे दष्टः 1 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां बुधचारो नाम षड्विशोऽध्यायः ॥ 


सक्षविशोऽध्यायः 
सेष राशिस्थ गुरु का फल 


वादिगुणः सम्पन्नः प्रयत्नरत्नाभरणःसंसर्गः । 
सत्वात्मजार्थवळयुक्‌ प्रगल्भविख्यातकर्मा च ॥ १॥ ५ 


१. सुखाधीनमु । २. सभासङ्गः । ह 


सर्तावश अध्याय २१७ 


ओजस्वी बहुदात्रुबहुव्ययाथंः क्षताङ्कितशारीर: । 
चण्डोग्रण्डनाथो जीवे क्रियो 'नवेत्पुरुषः॥ २॥ 
यदि कुण्डली में मेष राशिस्थ गुरु हो तो जातक--विवादियों के गुण से युत अर्थातु 
विवादी, उत्तम यत्न से रत्न व अलङ्कार का संसर्गी, सात्त्विक, पुत्र-धन-बल से युक्त, 
प्रतिभा से युत, प्रसिद्ध कार्यकर्ता, तेजस्वी, अधिक शत्रुवाला, अधिक धन खर्चे करने 
चाला, भग्न देहधारी, तीक्ष्ण व उग्र ( कठोर ) दण्डनायक होता है ॥ १-२ ॥ 
बृष राशिस्थ गुरु का फल 
पीनो विशाळदेहः सुरद्विजगवां च भक्तिमान्‌ कान्तः । 
सुभगः स्वदारनिरतः सुवेषक्रषिगोधनाढञयश्च ॥ ३ ॥ 
सद्दस्तुभूषणयुतो विरि्वाङ्मतिगुणो नयज्ञश्च । 
वृषभे गुरो विनीतो भिषक प्रयोगासकोरालक: ॥ ४॥ 
यदि कुण्डली में वृष राशिस्थ गुरु हो तो जातक--मोटा, विस्तृत शरीरधारी, 
देवता-ब्राह्मण-व गाय का भक्त, सुन्दर, सौभाग्यवान्‌, अपनी खरी में आसक्त, सुन्दर 
वेषधारी. खेती व गोधन से युत, उत्तम वस्तु व अलङ्कारों से युत, विशिष्ट-उत्तम 
वाणी-बुद्धि व गुणों से युक्त, नीति का ज्ञाता, विनम्र व वैद्यक क्रिया में चतुर 
होता है ॥ ३-४ ॥ 
सिथुन राशिस्थ गुरु का फल 
आहितधन: सुमेधा विज्ञानविशारद: सुनयनइच । 
वाग्मी दाक्षिण्ययुतो निपुणः स्याद्धमंशीलइच ॥ ५॥ 
मान्यो गुरुबन्धूनां मण्डनमाङ्कल्यरब्धवरशब्दः । 
मिथुनस्थे देवगुरी क्रियारतिः सत्कविशचेव॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में मिथुन राझिस्थ गुरु हो तो जातक--अशुभधनी, सुबुद्धि, विज्ञान में 
कुशल, सुनेत्री, वक्ता, सरळ, चतुर, धर्मात्मा, गुरुजन व बन्धुओं से सत्कृत, विवाह व 
मङ्गल कार्यो में प्राप्त श्रेष्ठ शब्द वाला, कार्यों में प्रेम व सुन्दर कवि होता है ॥५-६॥ 
ककं राशिस्थ गुरु का फल 
विद्वान्‌ सुरूपदेहः प्राज्ञः प्रियघ्मंसत्स्वभावइच । 
सुमहदबरळो यशस्वी प्रभूतधान्याक रधनेशः ॥। ७ ॥ 
सत्यसमाधि^सुथुक्तः स्थिरात्मजो छोकसत्क्कतः ख्यात: । 
नृपतिर्जीवे शशिभे विशिष्टकर्मा सुहज्जनानुरत:॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशिस्थ गुर हो तो जातक--पण्डित, सुन्दर देहधारी, ज्ञाता, 
धर्म प्रेमी, सुन्दर स्वभाव वाला, अधिक बलवानु, यशस्वी, अधिक अन्न सङ्ग्रही, 
खजाने का खजाश्वी, सत्य व समाधि से युत, स्थिर पुत्रवाला, संसार में पुज्य, प्रसिद्ध, 
राजा, उत्तम कार्य कर्ता व मित्रों में आसक्त होता है ॥ ७-८ ॥ 


१. समेतः । 


२१८ सारावळू! 


सिह राशिस्थ गुरु का फल 
द.ढवैरसत्वधोरः सुबहुस्नेहः सुहृज्जने विद्वान्‌ । 
आढथः शिष्टाभिजनो नृपो नुपतिपौरधः सभालक्ष्य: ॥ 5 ॥ 
त्रिदशगुरो सिंहस्थे समस्तरोषोद्धतारिपक्षइच । 
सुदृढव्यस्तदारीरो गिरिदुगंवनाल्ये जात: ॥ १०॥ 
यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ गुरु हो तो जातक--स्थिर शत्रुता वाला, बली, 
घैर्यत्रानु, मित्रवर्ग से सुन्दर अधिक प्रेम कर्ता, पण्डित धनी, शिष्ट परिजनों से युत, 
राजा या राजा के तुल्य पुरुषार्थं वाला, सभा का लक्ष्य, क्रोध से समस्त शत्रुओं 
को जीतनेवाला, हढव्यस्त देहधारी व पर्वंत-किला-वन में वास करने वाला होता 
है ॥ ९-१०॥ 
कन्या राशिस्थ गुरु का फल 


मेधावी धर्मपरः क्रियापदुधँसवान्युवतिराशौ । 
प्रियगन्धपुष्पवस्त्रः कङ्ृत्येषु विनिङ्चिताथश्च ॥ ११ ॥ 
शास्त्रार्थरिल्पकायेर्घनवान्‌ दाता विशुद्धशीलइच । 
स्याहेवगुरा निपुणदिचत्राक्षरविद्धनसमृद्ध: ॥ १२ ॥ 


यदि कुण्डली में कन्या राशिस्थ गुरु हो तो जातक- वुद्धिमानु, धर्मपरायण, 
कार्य कुशल, धर्मात्मा, इत्र-फूल-वस्त्र का प्रेमी, कार्या में स्थिर, शास्त्र के अर्थ से व 
चित्रकारी के कार्यो से धनी, दानी, सुशील, चतुर, अनेक लिपि ज्ञाता व धनी 
होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ गुरु का फल 
मेधावी बहुपुत्रो विदेशाचर्यागतः प्रभूतधनः । 
२सषाप्रियो बिनीतो नटनर्तंकसंगृहीतधनः ॥ १३॥ 
कान्तः श्षुताभिनिरतो महत्तरः सार्थवाहवणिजां हि। 
वणिजीन्द्रमन्त्रिण गते सुरातिथीज्यारतः प्राज्ञः ॥। १४ ॥ 
यदि कुण्डली में तुला राशिस्थ गुरु हो तो जातक बुद्धिमान्‌, अधिक पुत्र वाला, 
विदेश श्रमण से अधिक धनी, भूषण प्रेमी, विनम्र, नट नतंकों ( नाचने वालों ) से 
धन संग्रह्‌ करने वाला, सुन्दर, शास्त्राभ्यासी, अपने सहयोगी व्यापारियों से बड़ा तथा 
देवता व अतिथि के पूजन में लीन और पण्डित होता है ॥ १३-१४॥ 
वृश्चिक राशिस्थ गुरु का फल 
बहुशास्त्राणां कुशलो नुपतिबंहु भाष्यकारको निपुणः । 


देवाल्यपुरकर्ता सद्बहुदारोऽल्पपुत्रइच ॥ १५॥ 
व्याध्यार्तः श्रम्रहुङः अप्रसक्तदोषो गुरो भवत्यलिनि । 
दम्भेन धर्मनिरतो जुगृप्तिताचारनिरतश्च॥ १६॥ 


१. भाषाप्रियो । २. हर्म्यं । ३. रोषो । 


सर्तावशञ अध्याय २१६. 


यदि कुण्डली में वृश्चिक राशिस्थ गुरु हो तो जातक--अधिक शाख्रो में चतुर,. 
राजा, अधिक ग्रन्थों का भाष्य ( टीका ) करने वाला, कुशल, देव मन्दिर व नगर 
का निर्माता, अच्छी अधिक खियों से युत, अल्प ( लघु ) पुत्र वाला, रोग से पीडित, 
अधिक मेहनती, दोष में आसक्त वा अधिक क्रोधी, पाखण्ड से धर्म में तत्पर तथा 
निन्द्य आचरण वाला होता है॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ गुरु का फल 
आचार्यों ब्रतदीक्षायज्ञादीनां स्थिराथइच । 
दाता सुहुत्स्वपक्षः प्रियोपप्कारश्रुताभिरतः॥। १७॥ 
माण्डलिको मन्त्री वा धनुर्धरस्थे भदेत्सदा जीचे। 
नानादेरानिवासो विविक्ततीर्थायतनबुद्धिः ॥ १८ 1 
यदि कुण्डली में धनु राझिस्थ गुरु हो तो जातक--ब्रत-दीक्षा ( मन्त्रग्रहण ) 
यज्ञादि में आचार्ये, ( प्रधान ) स्थिरधनी, दानी, मित्रों का शुभी, परोपकार प्रेमी, 
शास्त्र में तत्पर, कमिरनर वा सचिव, अनेक देशों का निवासी, एकान्त व तीर्थो में" 
बुद्धि रखने वाला होता है ॥ १७-१८॥ 
सकर राशिस्थ गुरु का फल 
रघुयोर्यो मकरस्थे बहु्रमक्लेशधारको जीवे । 
अनानाचारो मूर्खो दुरन्तनिःस्वः परप्रेष्णः ॥ १६॥ 
माङ्गल्यद्यादोचस्वबन्धुवात्सल्यधर्मपरिहीनः । 
दुर्बेळदेहो भोर: प्रवासशीळो विषादी च ॥ २०॥ 
यदि कुण्डली में मकर राशिस्थ गुरु हो तो जातक--अल्पवळी, अधिक परिश्रमी, 
क्लेश को धारण करने वाला, अनेक वा नीच आचरण वाला, मूर्ख, अधिक निर्धन, 
दूसरों का नोकर, मा ङ्गल्य-दया-पवित्रता-स्ववन्धरु प्रेम-व धर्म से रहित, कृश देहधारी; 
डरपोक, परदेशवासी व विषाद ( दुःख ) से युक्त होता है ॥| १९-२० ॥ 
कुम्भ राशिस्थ गुरु का फल 
पिशुनो न साधुशीलः कुरिल्पतोयाश्रमेषु कर्मरतः । 
मुख्यो गणस्य सुतरां नीचामिरतो नुशंसइच॥ २१॥ 
लुब्धो व्याधिग्रस्त: स्ववार्ष्क्यदोषेण नादितार्थशच । 
प्रज्ञादिगुणेहीनो घटे गुरो स्याद्गरस्त्री'गः॥ २२॥ 
यदि कुण्डली में कुम्भ राशिस्थ गुरु हो तो जातक--चुगलखोर, दुःस्वभावी, 
निन्यशिल्प व जलाशयों में कार्य तत्पर, समुदाय में प्रधान, निरन्तर नीचजन सेवी, 
पापी, लोभी, रोग से पीड़ित, अपने वचन के दोष से धन का नाशक, बुद्धिहीन तथा” 
गुरु की स्त्री में आसक्त होता है ॥ २१-२२ ॥। 


१. समः स्थिर, थश्च । २. हार । ३. नीचा । ४. वास । ५. स्त्रीक: । 


२२० सारावली 


सीन राशिस्य गुरु का फल 
वेदाथंशास्त्रवेत्ता सुहृदां पूज्य: सतां च नृपनेता । 
इर्ाघ्यः सधनोऽधृष्ो "ह्याहीनदर्पस्थिरारम्भः ॥ २३॥। 
राज्ञः सुनोतिझिक्षाव्यनहाररणध्रयोगवेत्ता च। 
ख्यात: प्रशान्तचेशटो *स्थिरसत्त्वयुतर्च मीनगे जीवे ॥ २४॥ 
यदि कुण्डली में मीन राशिस्थ गुरु हो तो जातक-वेद का अर्थ व शास्त्रों का 
जानने वाला, मित्र व सज्जनो का पूजनीय, राजा का$मन्त्री, प्रशंसनीय, धनी, निर्भीक, 
अधिक गर्वी ( अहङ्कारी ), स्थिर कार्यारम्भी, राजा को सुन्दर नीति-शिक्षा-व्यवहार- 
न्युद्ध प्रयोग का जानने वाला, विख्यात और शान्तिप्रिय होता है ॥ २३-२४ ॥ 
भौम राशिस्थ ( सेष, वृश्चिक ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
्घामष्ठमनतभोर विख्यातसुतं सहाभाग्यमु । 
भोमगृहे रविदृष्टो ह्यतिरोमचितं गुरुः कुर्ते ॥ २५ ॥ 
इतिहासकाव्यकुशर्ूल बहुरत्नं स्व्रोषु भाजनं करुते । 
कुजगेहे शादिदएस्त्रिदशगुरुः पार्थिवं प्राज्ञमु ॥ २६॥ 
नुपपुरुषश्‌रमुग्रे नयविनयसमन्वितं च अविधनं च । 
अविधेयभृत्यदारं जनयति वक्रेक्षितो जीव: ॥ २७॥ 
अनृतं बःनपापं परविदरान्वेषणेषु निपुणं च। 
सेवाविनयक्कतज्ञ कापटिक सौम्यसं दृष्टः ॥ २८॥ 
गुहशयनवसनगन्धैर्माल्याळङ्कारयुवतिभिविभवैः । 
सम्रेचितसतीव भीरु कर्ते शुक्रेक्षितो जीव: ॥ २६॥ 
सरिनं लुब्धं तीक्ष्णं साहसिकं संमतं च सिद्धं च। 
अस्थिरमित्रापत्यं त्रिदशगुरुः सौरसंद छ: ॥॥ ३० ॥ 
यदि कुण्डली में भौम राशिस्थ गुरु, सूर्य से दष्ट हो तो जातक धर्मात्मा, असत्य 
से भयभीत, प्रसिद्ध पुत्र वाला, बड़ा भाग्यवान्‌ व अधिक रोमयुत देहधारी होता है । 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक इतिहास व काव्य में चतुर, 
अधिक रत्न वाला, स्त्रियों का प्रियपात्र, राजा व पण्डित होता है । 
यदि भौम राझिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक राजपुरुष, वीर, उग्र, नीति व 
-विनय ( नम्रता ) से युक्त, निर्धेन वा धनवान्‌, कुत्सित नौकर व कुस्त्री वाला होता है। 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक झूठ बोलने वाळा, ठग, पापी, = 
दूसरे के छिद्र ढूँढने में चतुर, सेवक, नम्र, कृतज्ञ एवं कपटी होता है । | 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक मकान-शय्या-वस्त्र-सुगन्ध- 
“माल्य-भूषण-स्त्री-ऐश्वर्य से युत तथा अत्यन्त डरपोक होता है । 


१. विशत्रुगवंस्थिरारंभ: । २. मीनपुगे भवति ना ॥ ३. धनिनं । 


सावदा अध्याय २२१ 


यदि भौम राशिस्थ गुरु, शनि से दृष्ट हो तो जातक मलिन, लोभी, तीखा, साहसी-- 
जन सहयोगी, सिद्ध तथा अस्थिर मित्र व पुत्र वाला होता है ॥ २५-३० ॥ 
॥ इति जीवस्य कुजभे दृष्टि: ॥ 
शुक्र र(शिस्थ ( वृष-तुला ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
द्विपदचपुष्पदभागिनमत्यटनं? व्यायताङ्गमिह 'पुरुषम्‌ । 
प्राज्ञं नरेन्द्रसचिबं करोति सूर्यक्षितो जीव: ॥ ३१॥ 
अतिधनमतीब मधुरं जननीदयितं ग्रियं च युवतीनामु । 
अत्युपभोगं कुस्ते चन्द्रेण निरीक्षितो जीवः ॥ ३२॥ 
दयितं बारस्त्रीणां प्राज्ञं शरं च धनशन्रृद्धं च। 
सुखिनं नरेन्द्रपुरुषं भूगुभे जीवो उधिरदृष्ट: ॥ ३३॥ 
प्राज्ञं चतुरं मधुरं सुधनं विभवान्वितं गुणसमृद्धस्‌ । 
सुरुचिरशीळं कान्तं जनयति बुधवीक्षितो जीवः॥ ३४॥ 
अतिळलितमति च धनिनं परभूषणधारिणं मृजाशील्मु । 
वरदायनं वरवसनं भृगुभे भुगुवीक्षितो जीवः॥ ३५॥ 
प्राज्ञं बहुधनधान्यं महत्तरं ग्रामनगरपुरषाणाम्‌ । 
मलिनमझ्पसभायं कुस्ते सौरेक्षितों जीवः॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र राशिस्थ गुरु, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-मनुष्य व पशुओं 
से युत, अत्यन्त घूमने वाला, लम्बी देह, पण्डित व राजा का मन्त्री होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक्र--अधिक धनी, अधिक 
सुन्दर, माता का कुपापात्र, स्त्रियों का प्रिय व अधिक भोगी होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, भौम से दष्ट हो तो जातक--बालक व स्त्रियों का प्रेमी, 
पण्डित, वीर, धनी, सुखी एवं राजपुरुष होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, बुध से दए हो तो जातक--पण्डित, चतुर, मधुर (प्यारा), 
सुधनी वा सौभाग्यवान्‌, ऐश्वर्य से युत, गुणी, सुन्दर शीलवानु तथा मनोहर होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--अधिक सुन्दर, अधिक धनी, 
दूसरे के अलङ्कार को धारण करने वाला, शरीर की सफाई में तत्पर, श्रेष्ठ शय्या व 
श्रेष्ट वस्त्र वाला होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, शनि से दष्ट हो तो जातक--पण्डित, अधिक धन व अन्न 
वाला, गाँव व नगर ( शहर ) वासियों में श्रेष्ठ, मलिन, कुरूप तथा स्त्री से रहित 
होता है ॥ ३१-३६॥ 
॥ इति जीवस्य भृगुभे द\ष्टिः ॥ 
बुध राशिस्थ ( सिथुन-कन्या ) गुरु पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
आर्य ग्रामश्रेष्ठं कुटुम्बिने दारपुत्रधनयुक्तस्‌। 
बुधभे दिनकरदृष्टस्त्रिददागुर्सानवं कुर्ते ॥ ३७॥ 


१. त्याढ्य । २. क्लिंनं पुरुगम्‌ । ३. सुभगं । ४. दारपुत्रगृहयुक्तम्‌ । 


२२२ सारावली 


चन्द्रेक्षितस्तु कुर्ते वसुमन्तं मातृवल्लभं' धन्यम्‌ । 
सुखयुवतिपुत्रवन्त सुरगुरुरतिरूपसनुपसं॑ बुधभे ॥ ३८॥ 
शाश्वतसुलब्धविषयं उंचित्रितगात्रं धनान्वितं कुरुते । 
धरणिसुतेलितदेहस्त्रिदहागुरः संमतं लोके ॥ ३६ ॥ 
कुर्ते ज्योतिषकुशळं बहुसुतदारं च सुत्रकारं च। 
अतिशयविरूपवादयं बुधभे सोम्येक्षितो जीवः॥ ४०॥ 
्देवश्रासादानां कुत्यकरं वेशदारभोक्तारम्‌ । 
हृदयहरं नारीणां कुस्ते शुक्रेक्षितो जीव: ।। ४१॥ 
श्रेणीगणराष्ट्राणा पुरोगमं ग्रामपत्ततानां च। 
जनयति शनिना दृष्टः सुतनुं जीवो नरं बुधभे ॥ ४२॥ 
यदि कुण्डली में बुध राझिस्थ गुरु, सूर्यं से दृष्ट हो तो जातक- उत्तम, गाँव में 
प्रधान, परिवार वाला, स्त्री पुत्र-धन से युत होता हे । 
यदि बुध राझिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दू ष्ट हो तो जातक--धनवानु, माता का प्रिय, 
'पूज्य, सुख-स्त्री-पु्च से युत, अधिक स्वरूपवान्‌ तथा उपमा से रहित अर्थात्‌ अद्वितीय 
होता है । 
यदि बुध राशिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक-निरन्तर विषय सुख का 
भोगी वा निरन्तर विजय प्राप्तकर्ता, चित्रित देहधारी वा विकार से युत शरीर वाला, 
धनी एवं संसार में पुज्य होता है। 
यदि बुध राशिस्थ गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक--ज्योतिप शास्त्र में चतुर, 
अधिक पुत्र व स्त्री से युत, सूत्रकर्ता तथा अत्यन्त विरूपवादी होता है । 
यदि बुध राशिस्थ गुरु, शुक्र से द.ष्ट हो तो जातक-_देव-मन्दिरों का कार्यकर्ता 
चेश्यागामी तथा स्त्रियों के हृदय को चुराने वाला होता है। 
यदि बुध राशिस्थ गुरु, शनि से दृष्ट हो तो जातक--मजदूर राज्यों का व गाँव व 


नगरों का अध्यक्ष एवं सुन्दर देहधारी होता है ॥ ३७-४२ ॥ 
॥ इति जीवस्य बुधभे द्‌ ष्टिः ॥ 


कको राशिस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
रविदृष्ः शशिभवने विख्यात ह्यग्रगं समुहानाम । 
सुखधनदारविहीनं पदचादाढ्य गरुः कुरुते॥ ४३॥ 
अत्यथं द्यतिमन्तं नृपति बहुकोशवाहनसमृद्धम्‌ । 
उत्तमयुवतीपुत्रं जनयेच्छशिभे गार्राहमगुदृष्टः ॥ ४४॥ 
कोमारदारमाढ्य हेमाळ्ड्कारभागिनं प्राज्ञम्‌। 
शूर स्रणगात्रं रुधिराद्भनिरीक्षितो गुरुः कुरुते॥ ४८॥ 
. बान्धवमात्रनिमित्तं धनिनं कळाम्वितं विगतपापम्‌ । 
जनयति बुधेन दृष्टः 'प्रत्ययिनं मन्त्रिणं जीव: ॥ ४६॥ 


१. मातृतरत्सलं। २. विजयं। ३. विकृत। ४. प्रसादसुमुखं । ५. प्रत्यायकसमम्त्रिणं । 


सप्तविश अध्याय २२३ 


बहुदार बहुविभवं नानालङ्कारभागिनं सुखिनम्‌ । 
भूगुतनयद्ष्टिमुतिः सुभगं पुरुषं गुरुः कुरुते॥ ४७॥ 
सौरेण दृष्टमूतिमहत्तर ग्रामसँन्यनगराणाम्‌ । 
वाचाटं बहुविभवं वार्धक्ये भोगमागिनं जीव: ॥ ४८ ॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशिस्थ गुरु, सूर्यं से दट हो तो जातक--प्रसिद्ध, जनसमूहों 
के आगे चलने वाला, सुख-धन-स्त्री से रहित व पीछे सुखादि से युत होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--अधिक कान्तिमान्‌, राजा, 
अधिक धन व सवारी से युक्त व श्रेष्ठ स्त्री व पुत्र वाला होता है । 
यदि ककं राशिस्थ गुरु, भौम से दू ष्ट हो तो जातक--कुमार अवस्था की स्त्री को 
प्राप्त करने वाला, धनी, सुवर्ण व अलंकार का भागी, पण्डित वीर व घाव से युत देह 
वाला होता है । 


यदि ककं राशिस्थ गुरु, बुध से द. हो तो जातक--बन्धुओं का शुभचिन्तक, घनी 
कलही अर्थात्‌ कलहप्रिय, पाप से रहित तथा विश्वसनीय मन्त्री (सलाहकार) होता है। 


यदि ककं राशिस्थ गुरु, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--अधिक स्त्री वाला, अधिक 
ऐश्वर्य से युत, अनेक प्रकार के भूषणों को प्राप्त करने वाला, सुखी व सौभाग्यवान्‌ 
होता है । 
यदि ककं राशिस्थ गरु, श से द. हो तो जातक--गाँव-सेना व शहर का प्रधान, 
बहुभाषी, अधिक ऐश्वर्यवानु तथा वृद्धावस्था में भोगसम्पन्न होता है ॥ ४३-४८ ॥ 
॥ इति कंटके जीवद_ष्टिः ॥ 


सिह राशिस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

सिहे दितं ख्यातं सतां च नुर्पात महाधनसमृद्धम्‌ । 
जनयति दिनकरदुष्टस्त्रिदरागरुर्नरमतीच हि सुशोळम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अतिस॒भगमति च मलिनं `स्त्रीभाग्ये रतिसभगमत्याढयम्‌ । 

लेपे चन्द्रसदृष्टो जितेन्द्रियं जनयति सुरेज्यः ॥ ५० ॥ 
सत्यं सतां ग॒रूणां २विदिष्टकर्माणमुग्रमतिनिपुणम्‌ । 

शुद्धं शर क्रूर गुरुरिह भौमेक्षितः सिहे ॥ ५१॥ 
गृहवास्तुज्ञानरतं विज्ञानगुणान्वितं रुचिरवाक्यम्‌ । 

सिहे मन्त्रिणमग्रच बुधेक्षितो विश्रुतं जीव: ॥ ५२॥ 
दयितं स्त्रीणां सुभगं सूपतिसत्कारसत्कृतं पुरुषम्‌ । 
सितदष्टः सुरपुञ्यो जनयति सिहे महासत्वम्‌ ॥ ५३॥ 
बहुकथनमधुरवचनं सूखरहितं चित्रभागिनं तीक्ष्णम्‌ । 
असरस्त्रीतुल्मसुखं सिहगुरुः सोरसन्दृष्ट: ॥ ५४ ॥। 


१. स्त्रीभाग्यैरुपचितार्थमत्याब्यम्‌ । २. मग्रूथ । 


२२४ सारावलो 


यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ गुरु, सूर्ये से द,ष्ट हो तो जातक-- दयालु, सज्जनो 
में विख्यात, राजा, अधिक धनी तथा अत्यन्त सुशील होता है। 

यदि सिंह राझिस्थ गुरु, चन्द्रमा से द,ष्ट हो तो जातक--अधिक सौभाग्यवान्‌, 
अधिक मलिन, स्त्री के भाग्य से धन प्राप्त करने की वृद्धि से युत तथा जितेन्द्रियः 
होता है। 

यदि सिंह राशिस्थ गुरु, भौम से दष्ट हो तो जातक--सज्जनों व गुरुजनों के 
मध्य सत्यभाषी, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उग्र वा आगे चलने वाला, अत्यन्त चतुर, शुद्ध 
{ पवित्र ), वीर व कठोर होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ गुरु, बुध से दष्ट हो तो जातक--गृह-निर्माण के ज्ञान में लीन, 
बैज्ञानिक, सुन्दर वक्ता, सचिव, अग्रगामी या प्रधान तथा शास्त्रज्ञ होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ गुरु, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--स्त्रियों का प्यारा, सौभाग्य- 
वानु, राजा के सत्कार सें युत तथा अधिक बली होता है । 


यदि सिंह राझिस्थ गुरु, शनि से दूप्ट हो तो जातक--अधिक बोलने वाला, 
मधुर ( मीठा ) भाषी, सुख से हीन, चित्रकार, निठुर वा देवाङ्गना के समान सुखी 
होता है ॥ ४5-५४॥ 
॥ इति सिंहस्थे जीवदष्टि: ॥ 
स्वराशिस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नुपतिविए्द्धं जनयति विबुधगुरुः संस्थितः स्वगृहे। 
रविदुष्टः परितक्तञ धनबन्धुजनेन परिमुक्तम्‌ ॥ ५५॥ 
नानाविधसौसख्ययुतं स्वगृहे चन्द्रेक्षितो जीवः। 
अतिसुभगं युवतीनां मानधनेइवयेर्गावतं कुरुते ॥ ५६॥ 
सङ्ग्रामे विकृताङ्का कूर वधकं *परोपतापकरम्‌। 
जनयति कुजेन दुष्टो २देवगुरुनष्टपरिवारम्‌ ॥ ५७॥ 
सन्त्रिणमथ नृपति वा सुतधनसौभाग्यसौख्यसम्पन्नम्‌ । 
स्वगृहे बुधेन दुष्टः सकलामन्द गुरु: कुरुते ॥ ५८ ॥ 
सुखिनं धनिनं प्राज्ञ व्यपगतदोषं चिरायुषं सुभगम्‌ । 
स्वगृहे सितेन दुष्टो लक्ष्मीपरिवेष्टितं गुरुः पुरुषस्‌ ॥ ५६ ॥ 
मलिनमतीव च ३सुभगं ग्रामपुरश्रेणिधिवक्कृतं दीनम्‌ । 
स्दगृहगुरुः शनिदृष्टो जनयति ऽसुखभोगधर्मपरिहीनम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में स्वराशिस्थ ( धनु, मीन ) गुरु, सूर्ये से दृष्ट हो तो जातक-- 
Fe हा विरोधी, पीडित, धन व बन्धुओं से युक्त अर्थात्‌ निर्धेन व विना परिवार का 
हैं । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--अनेक प्रकारके सुखों से युत 
अर्थात्‌ सर्वसम्पन्न, स्त्रियों का अतिस्नेही, सम्मान-धन विभव से अहद्कारी होता है । 


१. परोपकारपरमु । ३. दष्टः स्वगृह्गुरुः । सभयं । 


१५ सर्पावश अध्याय २२५ 


यदि स्वराशिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक--युद्ध ( लड़ाई ) में भग्नशरीर, 
निठुर, हिसक, दूसरे को पीड़ा करने वाला या परोपकारी तथा कुटुम्बहीन होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक--सचिव वा राजा, पुत्र-धन- 
सौभाग्य-सुख से युत तथा सब को प्रसन्न करने वाला होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो जातक--सुखी, धनी, पण्डित, निर्दोषी, 
दीर्घायु, सौभाग्यवान्‌ तथा लक्ष्मी से युत होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, शनि से दृष्ट हो तो जातक--मलिन, अत्यन्त डरपोक, गाँव 
नगर-पंक्ति में तिरस्कृत, दीन, सुखभोग व धर्म से रहित होता है ॥ ५५॥ 
॥ इति स्वगृहे दृष्टि: ॥ 
शनि राशिस्थ ( मकर, कुम्भ ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
प्राज्ञं पृथिवीपालं सौरगृहे भानुना च संदृष्टः। 
"प्रकृतिसमृद्धं जनयति २बहुमोगसमन्वितं सुविक्रान्तम्‌ ॥ ६१॥ 
पितृमातृभक्तमार्यकुलो-डूवं प्राज्ञमाव्यमादेयम्‌ । 
चन्द्रेक्षितस्तु जीवः सुशीलमतिधामिकं शनिभे ॥ ६२॥ 
शूरं नरेन्द्रयोधं गावतमोजस्विनं सुवेषं च। 
विख्यातमायमान्यं दानिभे वक्रेदितो जीव: ॥ ६३॥ 
३कामरति गणमुर्यं मानवमथ सार्थचाहसाढ्यं दा 
ख्यातमतिमित्रवन्तं बुधसंद्शो गुरुः दानिभे॥ ६४॥ 
भोज्याञ्नपानविभवं वरगुहशयनासनोत्तमखीकम्‌ । 
आभरणवसनमन्तं शनिभे  शुक्रेक्ितो जीवः॥ ६५॥ 
अनुपमविद्याकृत्तं महत्तरं देशपार्थिव शानिभे । 
द्विपदचतुष्पद्साढ्य भोगिनमथ सोरवीक्षितो जीवः॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में शनिराशिस्थ गुरु, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, राजा; 
स्वभाव से धनी, अनेक भोगों से युत या सुख का भोक्ता एवं सुन्दर पराक्रमी होता है। 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक--मिता माता का भक्त, 
कुल ( वंश ) में श्रेष्ठ, पण्डित, धनी, दानी, सुशील एवं अत्यन्त धामिक होता है । 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक--वीर, राजा का योद्धा, 
अहङ्कारी, पराक्रमी, सुन्दर वेषधारी, प्रसिद्ध व श्रेष्ट जनों से पूजित होता है । 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, बुध से दुष्ट हो तो जातक--कामी, समुदाय का अध्यक्ष 
वाहन चालक वा धनी विख्यात व अधिक मित्र वाला होता है । 
यदि शनि रादिस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--खाने योग्य अन्त-पान का 
संग्रही, उत्तम घर-शय्या-आसनःस्त्री-भूषण ( अलङ्कार ) व वस्त्र से युत होता है । 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, शनि से दुष्ट हो तो जातक--अहितीय विद्या व आचरण 
से युत, श्रेष्ठ, किसी देश का राजा, परिजन व पशुओं से युक्त तथा भोगी होता 
है ॥ ६१-६६ ॥ 
इति कल्याणवर्मेविरचितायां सारावल्यां गुरुचारो नाम सप्तविशोऽध्यायः । 


१. प्रकृतिसमुत्यं । २. सुख । ३. मति। 


२२६ साराव 5( 


अष्टाविंशोऽध्यायः 
सेष राशिस्थ शुक्र का फल 
नेशान्धो बहुदोषो विरोधशीलः पराद्भूनाचोर: । 
चेशयावनाद्रिचारी सत्री हेतोर्बन्धनं प्राप्त: ॥१॥ 
क्षुद्र : कठो रचोरश्रमृपुरश्रेणिवृन्दनाथश्व । 
मेषे स्यादभूगुतनये नो विश्वासी प्रगल्भश्च ॥ २॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मेषराशिस्थ शुक्र हो तो जातक--रात्रि में अन्धा, अनेक 
दोषी, विरोध में तत्पर, दूसरे की स्त्री को चुराने वाला, वेश्यागामी, वन व पर्वत में 
विचरण कर्त्ता, स्त्री के निमित्त कारावास का भागी, नीच, कठोर ( क्रूर ) तस्कर, 
सेना नगर पंक्ति समुदाय का स्वामी, अविश्वासी व धृष्ट होता है ॥ १-२ ॥ 
वृष राशिस्थ शुक्र का फल 
बहुयुवतिरत्नसहितः छषीवलो गन्धमाल्यवस्तरयुतः । 
गोकुलजीवी दाता स्वतन्धुमर्ता सुसुर्तश्च॥ ३॥ 
आढयस्त्वनेकविद्यो बहुप्रदः सत्वहितकारी । 
वृषभे गुणेः प्रधानः परोपकारी सिते भवति जातः॥ ४॥ 
यदि उत्पत्ति के समय वृषराशिस्थ शुक्र हो तो जातक--अधिक स्त्री व रत्न वाला, 
खेती करने वाला, इत्र-माला-वस्त्ञो से युत, गाथ के कुल से आजीविका करने वाला, 
दानी, अपने बन्धुओं का पालक, सुन्दर देहधारी, धनी, अनेक विद्या संपन्न, अधिक 
देने वाला, प्राणीमात्रका शुभ चिन्तक, गुणों से प्रधान तथा परोपकारी होता है ॥३४॥ 
मिथुन राशिस्थ शुङ्क का फल 
१विज्ञानकराशासतरः घ्रयितः सततं सुभूतिगः कामी । 
आलेख्यलेख्पनिरतः काव्यकर: स्यात्‌ प्रियः साधुः ॥५॥ 
"घृतगीतनुत्तविभवः सुहृज्जनाढचः सुरद्विजानुरतः । 
संझ्ढस्नेहो वे मिथुनस्थे भागवे भवति॥ ६॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक--विज्ञान-कला-शास्त्र 
ज्ञान से सत्य में आरूढ वा विज्ञान कला-शास्त्र का ज्ञाता, निरन्तर प्रसिद्ध, सुन्दर 
देहधारी, कामी, टिप्पणी व लेख लिखने में लीन, काव्य कर्ता, प्रेमी, सज्जन, गान व 
नाच से धन प्राप्त करने वाला, मित्र मण्डली से युत, देवता व ब्राह्मण का भक्त एवं 
स्थिर मत्री वाला होता है ॥ ५-६ ॥ 
कर्क राशिस्थ शुक्र का फल 
रतिधर्मरतः प्राज्ञो बली मुढुगुंणवता प्रधानश्च । 
आकाङ्क्षतः सुाथर्वुक्तः प्रियदरांन: सुनीतिश्च ॥ ७॥ 


१ विज्ञानऊलाशास्त्रप्रतोतसत्यस्थितो वाग्मी । २ स्मृति । 


अष्टाविश अध्याय २२७ 


योषित्पानप्रभवैर्व्याधिभिरधिक॑ प्रपीडितो मनुजः। 
शुक्रे कर्कटसंस्थे स्ववंशभवदोषसन्तप्त: ॥ ८ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय ककं राशि में शुक्र हो तो जातक--काम व धर्म में लीन, 
पण्डित, बलवान्‌, गुणियों में सरल व-प्रधान, इच्छित सुख व धन से युत, सुन्दर देह- 
धारी, उत्तम न्याय कर्त्ता, स्त्री व मद्यपान करने से अधिक रोगों से पीडित एवं अपने 
बंश के दोष से दुःखी होता है॥ ७-८ ॥ 
सिह राशिस्थ शुक्र का फल 
युवतिजनोपासनको? व्धसु द्र विणसम्प्र मो दश्च । 
लघुसत्त्वः प्रियबन्धुविचित्रसौख्यश्च दुःखी च॥९॥ 
उपकारी च परेषां गुरुट्रिजाचार्यसंसतो निरतः । 
सिहस्थे भृगुतनये बहुचिन्तास्वनभियोगः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
यदि उत्पत्ति के समय सिंह राशि में शुक्र हो तो जातक--स्त्री जन का उपासक 
५ सेवी ), सुख-धन-आनन्द से युत वा स्त्रीजन की उपासना से सुख-धन आनन्द को 
प्राप्त करने वाला, अल्पवली, वन्धुओं का प्रेमी, अनेक प्रकार के सुख होने पर कदाचित्‌ 
दुःखी, परोपकारी, गुरू-व्राह्मण-आचार्यं से निरन्तर सम्मत ( वश ) में रहने वाला 
तथा अधिक चिन्ताओं से रहित होता है ॥ ६-१० ॥ 
कन्या राशिस्थ शुक्र का फल 
लघुचिन्तो सरडुनिपुणः परोपसेवी कलाविधिज्ञश्‍च | 
सरीसम्भाषणसधुर प्रणयनगणानाथंकृतयत्न: ॥ ११ ॥ 
नारीषु दुष्डरतिडु प्रणयी दीनो न सोख्यभोगयुत: । 
कन्यायां भुगृतन्ये तोर्थसभापण्डितो जात: ॥ १२॥ 
यदि उत्पत्ति के समय कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक--अल्प चिन्ता वाला, 
सरल, चतुर, परोपकारी. कला की रीति का ज्ञाता, स्त्री वार्ता में मीठा, नम्रता गणना 
हेतु प्रयत्नी, दुःशीछा स्त्रियों में विनम्र, दान-सुख-भोग से रहित, तीर्थं एवं सभा में 
“पण्डित होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ शुक्र का फल 
श्रसलब्धधनः झूरो विचित्रमाह्यास्बरो विदेशरतः । 
नेपुणरक्षणकुशल: कर्ससु चपलः सुदुष्करेषु तथा ॥ १३॥ 
आढ्यो रुतिरसुछुण्यो हिजदेवारचंनविलब्धकीतिइच । 
शुक्रे तुळाधरगते भवति पुमान्‌ पण्डितः सुभगः ॥| १४॥ 
यदि उत्पत्ति के समय तुला राशि में शुक्र हो तो जातक-परिश्रम से धन पैदा 
करने वाला, वीर, अनेक पुष्पों की माला व वस्त्र का प्रेमी, विदेश में तत्पर, निपुणता” 


१ जनोपासनया । 


२२८ सारावली 


से रक्षा करने में चतुर, कठिन कार्यों में चच्चछ, धनी, शोभनीय पुण्यवान्‌, ब्राह्मण क 
देवता की पूजा से प्राप्त यशवान्‌, पण्डित एवं सौभाग्यवान्‌ होता है॥ १३-१४॥ 
वृश्चिक राशिस्थ शुक्क का फल 
बिद्वेषरतिनृशंसो बिमुक्तधर्मा विकत्यनोऽतिदाठः । 
सहजविरक्तोऽधन्यो दिपन्नदात्रुस्तथा पापः ॥ १५॥ 
आर्यः कुरटाद्वेषी वघनिपुणो यह वृणो दरिद्रश्च । 
अलिनि सिते भवति पुमान्‌ गहितश्षोरः सुगुह्यगदः ॥ १६ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय वुर्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक--द्रोह ( विरोध ) प्रिय, 
घृणित, अधर्मी, वकवादी, अधिक धूत, भाइयों से विरक्त ( अनिच्चित ), अप्रशंसनीय,. 
विपत्तियों का शत्रु, पापी, श्रेष्ट, वेश्या शत्रु, हिसा में चतुर, अधिक ऋणी, दरिद्री, 
नीचता में तत्पर एवं गुप्ताङ्ग रोगी होता हैं ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ शुक्ल का फल 
सद्धर्मकमंधनजेः फळंरुपेतो जगत्प्रियः कान्तः । 
आय: "कुळब्धराब्दो विद्वान्‌ गोमानळंकरिषणुश्च ।। १७॥ 
*सहित्तदारसुभगो नरेःद्रमन्त्रो सुचतुरोऽपि। 
पीनोच्चतनुः पूज्य: सतां समूहस्य धनुषि कवो ॥ १८॥ 
यदि उत्पत्ति के समय धनुराशि में शुक्र हो तो जातक--अच्छे धर्म-कर्म अर्थ केः 
फल से युक्त, संसार प्रिय, सुन्दर, श्रेष्ठ, वंश में धनी, पण्डित, गायों का पालक. श्रूषणेच्छु, 
अच्छे धन व स्त्री से सौभाग्यवान्‌, राजा का सचिव, सुन्दर चतुर, मोटा व ऊँचा शरीर 
वाला तथा सज्जन समुदाय का पूजनीय होता है ॥ १७-१८॥ 
मकर राशिस्थ शुक्र का फल 
व्ययभयपरिसन्तक्षो डुर्बळ्देहो जराङ्गनासक्तः । 
हृद्रोगी धनलुब्धो लोमभावृतवःचनो निपुण: ॥ १८ ॥ 
क्ळीबो विपन्नचेष्ट: परार्थचेष्टः सुदुःखितो मूढ: । 
मकरे दानवपुज्ये पलेशसहो जायते पुरुष: ॥ २० ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मकर राशि में शुक्र हो तो जातक--खर्चे के भय से 
दुःखी वा खर्च व भय से पीड़ित, कृश शरीर, वृद्धा स्त्री में आसक्त ( प्रेम ), हृदय का 
रोगी, धन का लोभी, लोभ के पीछे झूठ बोल कर ठगने वाला, चतुर, नपुंसक, विपत्ति 
का इच्छुक, दूसरे के धन की इच्छा करने वाला, दुःखी, मूर्ख तथा बलेश सहन कर्ता 
होता है॥ १९ २० ॥ 
फुस्भ राशिस्थ शुक्त का फल 
उद्देगरोगतप्तः कर्मछु विफलेषु सर्वेदाभिरत: । 
परयुवतिगो दिधर्मा गुरुभिः पुत्रश्च कछुतवंर: ॥ २१॥ 


१ कुलार्थं । २ दार । 


अष्डावश अध्याय २२९ 


स्नानोपभोगभूषणवस्त्रादिनिराक्गतो मलिन: । 
कुम्मधरे भृगुपुत्रे भवति पुमान्नात्र सन्देहः॥ २२ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय कुम्भ राशि में शुक्र हो तो जातक--उद्वेग रोग से पीडित, 
उपर्थ के कार्यो में सदा तत्पर, पर स्त्री गामी, अधर्मी, गुरुजन व पुत्रों से शत्रुता करने 
बाळा, स्नान-उपभोग-अळङ्कार, वस्त्रादि से रहित व मलिन होता है, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ २१-२२ ॥ 


सीन राशिस्थ शुक्र का फल 


दाक्षिण्यदानगुणवान्‌, महाघनो5ध:कृतारिपक्षदच । 
लोके ख्यातः श्रेरो विशिष्टचेशो नृपतिदयितः ॥ २३॥ 
वाग्बुद्धिबुतोदारः सञ्जनपरिळब्धविभवमानइच । 


स्वादेयवचा मीने वंशधरो ज्ञानवान्‌ शुक्रे॥ २४॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मीन राशि में शुक्र हो तो जातक--चतुर, दानी, गुणी, 
बड़ा धनी, शत्रु पक्ष को नीचा दिखाने वाळा, संसार में प्रसिद्ध, श्रेष्ठ, विशेष कार्य का 
इच्छुक, राजा का प्रिय, वाणी व बुद्धि से युत अर्थात्‌ वाग्मी व बुद्धिमान्‌, उदारु, 
सज्जनों से ऐश्वर्य व सम्मान को पाने वाला, अपनी वात का धनी, वंश पालक तथा 
ज्ञानी होता है ॥ २३-२४॥। 


सोस राशिस्थ ( मेष, वृश्चिक ) शुक्र पर ग्रहों को दृष्टि के फल 


स्त्रोहेतोडु:खातं युवतिनिमित्ताहिनष्टधनसोख्यम्‌ । 
कुजभवने रविदृष्टो जनयति शुक्रो नुपं प्राज्ञम्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्बन्धनमतिचपळं कामातुरमधमयुवतिमर्तारम्‌ । 
जनयति झृगोरपत्यं रजनोकरवीक्षितं कुजभे॥ २६॥ 
धनतोख्ययान रहितं परकमंकरं मछिनचेष्टम्‌ । 


जनयति रुधिरक्षेत्रे रुविरेण निरीक्षितः शुक्रः ॥ २७॥ 
मुर्ख धृष्टमनार्य स्वदन्धु्परिवादकं विनयहीनम्‌ । 
चोरं क्षुद्रं क्रूरं बुधदष्टो भागंवः कुरुते॥ २८ ॥ 
सुनयनमुदारदानं'` सुशीरं व्यायतं बहुसुतं च। 
त्रिदरागुरुदृष्ट्मातिजनयति रुधिरालये शुक्र: ॥ २६ ॥ 
-अतिमलिनमळसमटनं स्वभिमतजनसेवक कुरुते । 
भृगुतनयो रुधिरगृहे दिनकरपुत्रेण वोक्षितशचोरम्‌ ॥ ३०॥ 
यदि उत्पत्ति के समय भौम राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-स्त्री के 
निमित्त दुःखी व पीड़ित, स्त्री के कारण धन व सुख को नष्ट करने वाला, राजा व 
पण्डित होता है । 


१. दारं । २. मधन । 


२३० सारावळी 


यदि भौम राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--वन्धन भोक्ता, अधिक 
चञ्चल, काम के पीछे आतुर ब नीच स्त्री का पति होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--धन-सुख-सम्मान से हीन, 
दूसरे का कार्य करने वाला व दूषित इच्छा कर्ता होता है ! 
यदि भौम राझिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मूखं, ढीठ, नीच, अपने 
बन्धुओ की शिकायत करने वाला, नम्रता से रहित, चोर, क्षुद्र व कठोर होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक-सुन्दर नेत्र वाला, उदार 
चित्त स्त्री वाला वा उदारता से दान कर्ता, सुन्दर देहधारी, लम्वा व अधिक पुत्र 
वाला होता है । _ 
यदि भौम राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त मलीन, आलसी, 
घूँमने वाला व निर्धन, अपने स्वभाव के मनुष्यों का नौकर व चोर होता है ॥ ५-३०।॥ 
॥ इति कुजभे दृष्टि: ॥ 
स्वराशिस्थ ( वृष, तुला ) शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
दिनकरहृष्टः शुक्रो वरजायाभोगिनं धनसमृद्धल्‌ । 
जनयत्युत्तमपुरुषं स्रीहेतोनिजितं स्वगृहे ॥ ३१ ॥' 
परमकुलीचापुत्रं "सुखधनदानंः सुखेरपेतं च! 
अत्यार्यमतिः कान्तं स्वगृहे चन्द्रेक्षितः शुक्रः ॥ ३२॥ 
दुःशीलाभर्तारं प्रमदाहेतोइच नछगुहदारम्‌ । 
जनयति भृगुनन्दकरो झदनवशं वक्रसन्दृष्ट: ॥ ३३ ॥ 
कान्तं मधुरं सुभगं सुखधृतिमतिसंयुतं विपुळसत्त्वसु । 
जनयति बुधेन दृष्ट: सर्वंगुणसमन्बितं स्यातम्‌ 1! ३४॥ 
प्रमदापुत्रगृहाणां भागिनमथ बानवाहनानां च । 
स्वक्षें गुरुसन्दुष्ट कुरते  भृगुरिष्चेष्टानामु ॥ ३५॥ 
स्वल्पसुखं स्वल्पधनं दुःशोलं अवर्धकीपति चेव। 
सोरेक्षितस्तु जनयेत्‌ व्याधितदेहं नरं शुक्रः॥ ३६॥ 
यदि उत्पत्ति के समय स्वराशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक- सुन्दर स्त्री 
भोक्ता, धन से संपन्न, उत्तम पुरुष तथा स्त्री के निमित्त पराजित होता है। 
यदि स्वराशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--परम कुलीना स्त्री का 
पुत्र, अर्थात्‌ माता का वंश उत्तम, सुख-धन-सम्मान-व पुत्रों से युत, अत्यन्त श्रेष्ठ 
बुद्धिमानु व सुन्दर होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शुक, भौम से दृष्ट हो तो जातक--दुरचरित्रा स्त्री का पति, 
स्त्री के कारण घर वस्त्री को नष्ट करने वाला तथा कामो होता है । 


१. सुखधनमानैः सुतेरुयेतं । १. अति च कान्तं । ३. बन्धकीपति । 


अष्टाविश अध्याय २३१ 


थदि स्वराशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक-- सुन्दर, मीठा, सौभाग्यवान्‌, 
सुख-धैये-वुद्धि से युक्त, अधिक बली, सर्वगुण सम्पन्न तथा विख्यात होता है । 
यदि स्वराशिस्थ्र शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री-पुत्र-घर-यान-सवारी के 
सुख का भोक्ता व इच्छित वस्तु का प्राप्त कर्त्ता होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अल्प सुखी, लघु धनी, दुष्ट 
स्वभावी, दुझ्चरित्रा स्त्री का पति व रोग से युत शरीर वाला होता है ॥ ३१-३६ ॥ 
॥ इति स्वगृहे दृष्टि: ॥ 
बुध राशिस्थ ( मिथुन, कन्या ) शुक्र पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
नपजननीपत्नीनां . कृत्यकरं पण्डितं धनिनम्‌। 
दिनकरदृष्टः शुक्रो जनयति सुखभागिनं बुधभे ॥ ३७॥ 
कृष्णनयनं सुकेशं शपनासनयानभागिनं कान्तम्‌ । 
सुकुमारभिन्दुदृष्टो जनयति शुक्रो नर सुभगम्‌ ॥ ३८॥ 
कामपरमति च सुभगं युवतिङ्ृते चाथनाशनम्‌ । 
चक्रेक्षितस्तु शुक्रो बुधभवनमुपाश्चितः प्रसवे ॥ ३६॥ 
प्राज्ञ मधुरं धनिनं "वाहुनपरिवारभागिनं सुभगम्‌ । 
गणपतिमर्थेशं वा बुधदुष्टो मार्गवो बुधभे ॥ ४०॥ 
बुघभवनगतः शक्रस्त्रिददागुद्निरीक्षितः कुरुते। 
अतिसुखमतीचदीनं प्रतिख्पकरं ज्ञमाचायंसु ॥ ४१ ॥ 
दिनकरसुतेन दुष्डो बुधभवनगोऽतिदुःखिनं शुक्र: । 
जनयति अखळु परिभूतं चपछं द्वेष्यं च मुखं च॥ ४२॥ 
यदि उत्पत्ति के समय बुध राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक--राजा- 
माता व स्त्री का कार्य-कर््ता, विद्वानु, धनी तथा सुख भोगी होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--काले नेत्र वाळा, सुन्दर 
बालों से युत, शय्या-आसन ( विछौना ) यान ( सवारी ) का सुखभोगी तथा सुन्दर 
सुकुमार होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक-कामी, अत्यन्त सोभाग्य- 
बानु व स्त्री के निमित्त धन का नाशक होता है । 
यदि वुध राझिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, मनोहर, धनी, 
SIRT परिवार से युत, सौभाग्यवान्‌, समुंदःय का स्वामी वा ईश्वर वा धनाधिप 
होता है । 
कः यदि बुध राझिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त सुखी, अधिक दीन, 
फोटो बनाने वाला, पण्डित व आचाय होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अधिक दु:खी-तिरस्कृत; 
चञ्चल, द्रोही व मूर्ख होता है ॥ २७-४२ ॥ 
॥ इति बुधभवने दृष्टिः ॥ 


१. परिभोग । २. गणपतिमथेश्वरं वा । ३. लघुपरिभूतं । 


२३२ सारावलो 


कर्क राशिस्थ शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
कमंपरां 'शुद्धाद्रीं नृपतिसुताँ रोषणां धनोपेताम्‌ । 
भार्या ददाति शाुक्रश्नन्द्रगहे भानुसन्दृष्टः ॥ ४३ ॥ 
मातृसपत्नोजननं कन्यापुवप्रजं बहुसुते च। 
सुखिनं सुभगं लळित कुस्ते चम्द्रेक्षितः शुक्र: ॥ ४४ ॥ 
सुकलाविदमत्याढ्य ्त्रीहेतोड्रःखितं सुभगम्‌ । 
भौमेक्षितस्तु जनयेद्वृद्धिकरं वन्धुवगंस्थ ॥ ४५ ॥ 
पण्डितमार्यापतिकं वन्धुनिमित्तं च दुःखितं नित्यम्‌ 
२अतिसुखघनिनँ प्राज्ञ करोति शशिभे वुवेक्षितः शुक्र: ॥ ४६॥ 
भृत्ये धनैश्च ुत्रर्वाहून भो गैश्च वान्धर्वैसित्रैः । 
कुरुते नरमिह उुक्तं नरपतिदयितं च गुरुदृष्ट: ॥ ४७॥ 
स्त्रीनिजितं दरिद्र पतितमरूपं तथेव चपलं च। 
जनयति सुर्खावहीन॑ शशिभे दानिवीक्षितः शुक्र: ४८ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय ककं राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-_कार्येरत- 
शुद्ध ( पवित्र ) शरीर वाली वा गौरवर्ण की राजपुत्री-क्रोधिन-धन से युक्त स्त्री वाला 
होता है । 
थदि ककं राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक-सौतेली मा का जनक, 
प्रथम कन्या का जन्म दाता, अधिक पुत्र वाला, सुखी, सौभाग्यवान्‌ व सुन्दर होता है। 
यदि ककं राशिस्थ शुक्र, भौम से दुष्ट हो तो जातक--अच्छी कलाओं का ज्ञाता, 
अधिक धनी, स्त्री के कारण दुःखी, सौभाग्यवान्‌ व कुटुम्वी लोगों को बढ़ाने वाला 
होता है । 
यदि कर्के राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक-- विदुषी स्त्री का पति, बन्धु 
के निमित्त नित्य दुःखी, अधिक सुख व धन से युक्त वा सुख से हीन-पर्यटन कर्त्ता व 
वण्डित होता है । 
यदि कर्के राशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--नोकर-धन-पुत्र-सवारी- 
भोग- बन्धु व मित्रों से युक्त तथा राजा का कृपा पात्र होता है । 


यदि ककं राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के वश में, दरिद्री, 
पतित, कुरूप व चञ्चल व सुखों से रहित होता है ॥ ४३-४८ ॥ 


॥ इति अन्द्रगृहे दृष्टिः ॥ 
सिंह राशिस्थ शुक्क पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
सेष्यंकन्यादयितं कामार्तं 3युवतिकारणं धतिनम्‌ । 
भागिनमथ करभाणां जनयति विहे रवीक्षितः शुक्रः ॥ ४९ ॥ 
मातृसपत्नीजननं युवतिकृते दुःखित विभववन्तम्‌ । 
[हे नानामतिकं करोति चन्द्रेक्षितः शाक्रः ॥ ५० ॥ 


१. अतिरुचिरां शुक्लाङ्गी । २. असुखिनमटनं 1 ३. युवतिकारणाद्धनिनं । 


अ. याशा 


है | 


अर्शावश अध्याय २३३ 


नृपपुरुष॑ विख्यातं युवतिकृते वल्लभं धनसमृद्धस्‌ । 
सुभगं परदाररतं सिहे बुधवीक्षितः शुक्र: ॥ ५१ ॥ 
संग्रहनिरतं लुब्धं स्त्रीलोलं पारदारिकं श्रमु। 
शठमानृतिकं धनिनं सिंहे बुधवीक्षितः शुक्रः ॥ ५२॥ 
बाहनधनभूत्ययुतं बहुदा रपरिग्रहं रविक्षेत्रे । 
कुर्ते नरेन्द्रमन्त्रिणमिन्द्रगुरनिरीक्षितत . शुक्रः ॥ ५३ ॥ 
नुपतिं नृउतिप्रतिम॑ विख्यातं कोशवाहनसमृद्धम्‌ । 
रण्डापति सुख्पं दुः्लथुतं सौरसन्दृष्ट: ॥ ५४ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय सिंह राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-र्ष्यालु, 
ह का प्यारा, काम से पीडित, स्त्री के निमित्त धनी तथा हाथियों का सुखभागी 
होता हे । 
यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--माता के लिये सोतेली 
:माता को पैदा करने वाला, स्त्री के लिये दुःखी, ऐद्वर्यवान्‌ तथा अनेक बुद्धि वाला 
अर्थात्‌ अस्थिर वुद्धि का होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--राज पुरुष, विख्यात, 
-ख्रियो का प्रेमी, धन से संपन्न, सौभाग्यवान्‌ एवं परस्त्री में लीन होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--संग्रह करने में तत्पर, लोभी 
-स्त्रैण, परस्त्रीगामी, वीर, धूर्त, मिथ्याटादी तथा धनी होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सवारी-धन-नोकर से युक्त, 
अधिक खी का गुहीता तथा राज सचिव होता हे । 

यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--राजा या राजा के समान, 
प्रसिद्ध, धन व सवारी से संम्पन्न, विधवा का पति, स्वरूपवानु व दुःखी होता 


है ॥ ४८-५४ ॥ 
॥ इति सिंहे दृष्टि: ॥ 
गुरु राशिस्थ ( धनु, मीन ) शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अतिरीद्रमतिं च शूरं गुउभे प्राज्ञं च धनिनमतिदयितमु । 
रविणा हृष्टो जनयति विदेशगमनं नरं शुक्र: ॥ ५५ ॥ 
ख्यातं नरेन्द्रपुरषं भोररशनंः समन्वितं विपुलः । 
कुरते ह्यनुपमसारं गुरुभे चन्द्रेक्षितः शुक्रः ॥ ५६॥ 
अधिक्षद्वेष्णं ख्रीणं विचित्रसुलदुःखमर्थवन्तं च । 
कुर्ते गोधनमग्रयं गुरुभे भोमेक्षितः शुक्रः ॥ ५७॥ 
आमरणभूधणानां भागिनमपि चाज्नपानानासु । 
बुधदष्टो भृगुतनयः कुरुते गुरुभेञ्यंवाहनसमृद्धस्‌ ॥ ५८ ॥ 
गजतु रगगोधनाढयं बहुपुत्रकलत्रमतिसुखिनम्‌ । 
गुरुणा दृष्टो गुरुमे जनयति शुक्रो महाविभवम्‌ ॥ ५६॥ 


२३४ सारावलो 


नित्यं च धनप्रायं सुखिनं भोगान्वितं घनसमृद्धस्‌ । 
गुरुभवने शनिद्ष्टः कुरते शुक्रो नरं सुभगम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मुरुराशिस्थ शुक्र, सूर्यं से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त 
क्रोध युक्त बुद्धि वाला, वीर, पण्डित, धनी, अधिक क्कपालु व विदेश गामी होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध, राजपुरुष, अनेक 
अशनादि भोगों से युत तथा अद्वितीय बलवान्‌ होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियों का अधिक द्वेषी, 
अनेक प्रकार के सुख-दु:ख-धन से युक्त, गोधन वाला तथा उत्तम अर्थात्‌ समस्त कार्यों: 
में अग्रगण्य होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--वस्त्र अलङ्कार-अन्न-पान का 
भागी तथा धन-सवारी से सम्पन्न होता है । 


यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--हाथी-घोड़ा-गायादि से धनी, 
अधिक पुत्र व स्त्री वाला, अति सुखी तथा बड़ा धनवान्‌ होता है । 
यदि गुरुराझिस्थ शुक्र, शनि से दुष्ट हो तो जातक--प्रतिदिन धन कमाने वाला,. 
सुखी, भोगी, धन संपन्न एवं सोभाग्यवानु होता है ।। ५५-६०॥ 
॥ इति गुरु भे दुष्टिः ॥ 
शनि राशिस्थ ( मकर, कुस्भ ) शुक्क पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
स्तिमितं वृषभं ख्रीणां महाधनं सत्यसोख्यसंपन्नम्‌ । 
सौरगृहे रविदृष्टः कुर्ते शुक्रो नरं शूरम्‌ ॥ ६१॥ 
ओजस्विनमतिशूरं स्वाढयं वपुषाम्दितं सुभगम्‌ । 
कुरुते शशिना दृशो रबिजग्ृहे भागः कान्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जायाविनाशकारणमनर्थंबहुळं च रोगिणं शुक्र: । 
कुरुते श्रमाभितप्तं पइचात्सुखिनं च कुजदृष्ट: ॥ ६३॥ 
प्राज्ञं धनचयनिरतं निधानरुचिमतिशयेन विद्वांसम्‌ । 
जनयति बुधेन दुष्टो भृगुतनयः सत्परसौख्यसम्पन्नम्‌ ।। ६४॥ 
प्रियव्रसाल्यगन्धं सुकुमारं गीतवादितविधिज्ञम्‌। 
जनयति गुरुणा दुष्टो भृगुपुत्रः सत्कळत्रयुतम्‌॥ ६५ !। 
सौरगृहे दानिदृष्टः शुक्रो नरवाहनार्थभोगयुतम्‌ । 
मलिनं इझ्यासशरीरं सुरुचिरगात्र महरदेहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय शनि राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातकर--नि३चल,. 
स्त्रियों के मध्य में साँड़ की तरह स्वच्छन्दचारी, अधिक धनी, सत्यता व सुख से युत 
तथा वीर होता है । 
यदि शनि राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक-_तेजस्वी, अधिक वीर 
वा अति रूपवान्‌, धनवान्‌, सुन्दर शरीर धारी एवं भाग्यवान्‌ होता है । 


१. अतिरूपं । 


| 
| 
| 


एकोर्नात्रश अध्याय २३५०: 


यदि शनि राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--खी नाश निमित्त सेः 
अधिक अन्याय कर्त्ता, रोगी, परिश्रम से पीडित तथा पीछे सुखी होता है । 

यदि शनि राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, धन-संग्रह में" 
तत्पर, निधान का इच्छुक, अत्यन्त विद्वानु, सत्य व सुख से समृद्ध होता है । 

यदि शनि राशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो जातक--वस्र-माला व सुगन्धादि का ' 
प्रेमी, सुकुमार, गाने बजाने की प्रक्रिया का ज्ञाता तथा अच्छी त्री से युत होता है ! 

यदि शनि राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो'जातक--नौकर व धन भोग के” 
युत, दूषित तथा विशाल सुन्दर कृष्ण ( काला ) देहधारी होता है ॥ ६१-६६ ॥ 

॥ इति सौरगृहे दृष्टि: 11 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां शुक्रचारो नामाष्टाविशोऽध्यायः । 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 


सेष राशिस्थ शनि का फल 
व्यसनपरिश्रमतप्त: 'प्रचण्डशीलः स्ववन्धुपक्षघ्नः । 
निष्ठुरधुष्टातिवचा विर्गाहतो निर्धनः कुवेषश्च॥ १॥ 
भेषेऽ़्जे सुरोषो जधघन्यकर्मा च छलव्धदोषोऽपि। 
प्रियवैरी नैकृतिको नुदांसकोऽसुयकः पापः ॥ २॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मेष राशि में शनि हो तो जातक--व्यसन व परिश्रमः 
से पीड़ित, उग्र स्वभावी वा प्रपञ्ची, अपने वन्धु वर्ग का निहन्ता, निठुर, ढीठ, अधिक 
बोलने वाला, निन्दित, धनहीन, कुरूप, क्रोधी, घृणित कार्य कर्ता, दोषी, शत्रुता का 
प्रेमी, कुचाली वा शठ, पर द्रोही, दया रहित व पापी होता है ॥ १-२ ॥ 
बुष राशिस्थ शनि का फल 
अर्थविहीनः प्रेष्यो न युकतवादयो न सत्यकर्मा च । 
वृद्धस्त्रीहृदयहरः कुसुहृत्‌ स््त्रीव्य्नसंसक्तः॥। ३॥ 
सौरे वृषभं याते भवति च जातः पराङ्गनाप्रेष्यः । 
नैकृतिकः स्फुटदृष्टो बहुक्रियासङ्गतो मुढः॥ ४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय वृष राशि में शनि हो तो जातक--निर्धन, सेवक, अनुचित- - 
वादी, असत्य कार्य कर्ता, वृद्धा री के हृदय को चुराने वाला, नीच मित्रों से युत, 
स्त्री व्यसन में तत्पर, दूसरे की स्त्री का नौकर, कुचाली वा शठ, देखने में स्पष्ट, . 
अधिक कार्यो में तत्पर व मूर्ख होता हे ॥ ३-४॥ 
मिथुन राशिस्थ शनि का फल 
बह बृणबन्धनततः थमान्वितो दाम्मिकोऽनुमन्त्री च। 
वाक्यगुणेः ससत्त्यक्तः सदैव" गुह्यशच कामशीळश्च ।। ५ ॥ 


१. प्रपञ्चशीलः । २. पुंगुद्य । 


“२३६ सारावली 


छलक्कच्च सन्युदुष्टः क्रियातिशायी शठ: १कुशीलइ्च । 
बन्धनविहारसक्तो वाह्यक्रीडानुगो मिथुने ॥ ६॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मिथुन राशि में शनि हो तो जातक-अधिक ऋण व बन्धन 
-से पीडित, परिश्रमी, पाखण्डी व उनका मन्त्री, कुत्सित वादी, सदा ही छिप के रहने 
चाला, कामी, छलिया (कपटी), क्रोध से नीच, कार्यो में आळसी, धूर्त, दुष्टस्वभावी, 
-वन्धन व विहार में आसक्त व बाहरी क्रीडा का अनुगामी होता है ॥ ५-६ ॥ 
कके राशिस्थ शनि का फल 
सुभगान्वितो दरिद्रो बाल्ये रोगातिपीडितः प्राज्ञः । 
जननीरहितोऽतिमृदरविशिष्टनिरतः सदातुरश्चापि॥ ७ ॥ 
परबाधको विशिष्टो बन्धुविरुद्धो विलोमशीदइ्च । 
मध्ये भूपतितुल्यः परभोगदिवाधितः शशिभे॥ ८॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय ककं राशि में शनि हो तो जातक--सुन्दर भाग्यवती से 
त्युक्त, दरिद्री, बाल्यकाल में रोगों से अधिक दुःखी, पण्डित, मातृहीन, अति सरल, 
विशेष कार्यों में तत्पर, सदा रोगी, दूसरे का प्रतिबन्धक, विशिष्ट ( प्रसिद्ध ), बन्धु 
“विरोधी, विपरीत स्वभावी, बीच में ( मध्यावस्था में ) राजा के समान तथा दूसरे 
के सुख से बढ़ने वाला होता है ।॥ ७-८ ॥ 
सिह राशिस्थ शनि का फल 
लिपिपाठ्यपरोऽभिज्ञो विगहितो निगतशीळइच । 
स्त्रीवियृतो भृतिजीवो स्वपक्षरहितो मुदा हीनः॥ &॥ 
नीचक्रियासु निरतो विवृद्धरोषो मनोरथंरर्दान्तः । 
भाराव्वश्रमदुःखंः प्रक्रीणंदेहो यमे सिहे॥ १०॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय शिह राशि में शनि हो तो जातक--लिखने व पढ़ने में 


"रत, ज्ञाता, निन्दित, शालीनता से रहित, स्त्री से हीन, सेवक (नोकर) वृत्ति से जीने 
“वाला, अपने जनों से हीन, अप्रसन्न, निन्दिई कार्यो में तत्पर, अधिक क्रोधी, मनोरथों 


*से अनुद्विग्न वा श्रान्त, भार व मार्ग के श्रम से दुःखी तथा मध्यम शरीरधारी होता 
-हैं ॥ 5-१० ॥ 
कन्या राशिस्थ शनि का फल 

षण्डाकारो5तिराठ: परान्नवेशयारतोऽल्पमन्त्रइच । 

शिल्पकथास्वन भिज्ञो विउकृत्यचेष्टो लसत्सुताथंडच ॥ ११ ॥ 

डअधन: परोपकारी कन्याजनदूबकः क्रियानुरत: । 

कन्यायां रवितनये ह्यवेक्ष्यकारी पुमान्‌ जातः॥ १२॥ 

यदि प्रादुर्भाव के समय कन्या राशि में शनि हो तो जातक--नपुंसकाकृति, अधिक 

“धूर्त, दूसरे के अन्न को खाने वाला, वेश्यागामी, लघुगुस्त वादी, शिल्प कथा अर्थात्‌ 
शिल्प शास्त्र का अज्ञाता, विशिष्ट कार्य का इच्छुक, सुत ( पुत्र ) व धन से शोभित, 


१. कुझिल्पश्च । २. श्रान्तः । ३. स्वक्कत्य । ४. अशठः । ५. स्थिरार्थ । 


ii saint it be कतर RN 


एकोर्नावद अध्याय २३८- 


सज्जन, परोपकारी, कन्याजन को दूषित करने वाला, कार्यों में तत्पर तथा देखकरः 
कार्य करने वाला होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ शनि का फल 
अर्थपरश्चारवचा नरो विदेशाटनासमानधनः । 
नृपतिः सुबोधनो वा स्वपक्षगुप्तस्थितार्थं: स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
वृन्दसभानां ज्येष्टो. वय:प्रकर्षात्कृतास्पद: साधु: । 
कुछटानटी विटस्त्री रमणो रविजे तुळायाते ॥ १४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय तुला राशि में शनि हो तो जातक--धन लोलुप, सुन्दर 


वादी, विदेश भ्रमण से धन व सम्मान प्राप्त कर्ता,राजा वा सुन्दर ज्ञाता, अपने जनों से 
रक्षित धन वाला, समुदाय व सभा में महान्‌, ( वड़ा ), अवस्था के प्रभाव से श्रेष्ट 


स्थान प्राप्त करने वाला तथा कुलटा-नर्तकी-धूर्त सरी का भोगी होता है ॥ १३-१४ ।! 
वृश्‍चिक राशिस्थ शनि का फल 

द्वेषपरो विषमो वा विषदास्त्रध्नः प्रचण्डकोपइच । 

लुब्धो दृक्तोच्ययुतः परस्वहरणे समर्थश्च ॥ १५ ॥ 

बाह्यो भद्भलवाद्य नृशंसकर्सा ह्यनेकदुःख: स्यात्‌ । 

अष्टमराशो रविजे क्षयव्ययव्याधिभिस्तप्त: ॥ १६ ॥ 

यदि प्रादुर्भाव के समय वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक--द्रोह, में तत्पर,. 
वा कुटिल, विष ( जहर ) व शास्त्र से आहत, उग्र क्रोधी, लोभी, अहङ्कारी, धनी, 
दूसरे के धन हरण करने में समर्थ, माङ्गलिक कार्यों से बहिर्मुख, निन्दित कार्यं कर्ता, 
हानि व्यय ( खर्च ) रोगों से पीडित होकर अनेक प्रकार के दुःख पाने वाला होता 
है ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ शनि का फल 

व्यवहारबोध्यशिक्षाश्षुतार्थविद्याभिधानुकुछमति: 1 

पुत्रगुण विख्यात: स्वधर्सवृत्ततवच गआोलँश्च ॥ १७॥ 

अन्त्ये वयसि च लक्ष्मों भुनक्ति परमां प्रलब्धमानस्तु । 

अल्पया बहुसंज्ञो मृढुयंले कासु कस्थे स्यात्‌ ॥ १८॥ 

यदि प्रादुर्भाव के समय धनु राशि में शुक्र हो तो जातक--व्यवहार-वोध्य (ज्ञान) 
अध्ययन-शास्त्राथ-विद्या-अभिधा में अनुकूल बुद्धिवाला, पुत्र के गुणों से एवं अपने 
धर्माचरण से व स्वभाव ( शालीनता ) से विख्यात, अन्त्य अवस्था में अतुल लक्ष्मी 
का भोगी, संसार में सम्मात प्राप्त कर्ता, अल्प भाषी, वहुत नामवाला व सरल होता 
है ॥ १७-१८ ॥ 
सकर राशिस्थ शनि का फल 
परयोषित्क्षेत्राणा प्रभुः शरृतिगुणयु तरच बहुशिल्प: । 
श्रेष्ठच वंशजातैः पूज्यः परवृन्दसत्कृत: ख्यात: ॥ १३ ॥ 


5२३८ मारावळा 


स्तानविभूषणनिरतः क्रिपाकलाज्ञ? प्रवासशीलइच । 
कोणे मृगभे जातः भजातशोर्योपजार: स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मकर राशि में शनि हो तो जातक--दूसरे की सत्री व 
"क्षेत्र ( स्थाम) का मालिक, वेद का ज्ञाता व गुणी, अधिक शिल्प वेत्ता, श्रेष्ठ 
“कुल के लोगों से पूजित, दुसरे समुदाय से सम्मान प्राप्त कर्ता, विख्यात, स्थान व 
अलङ्कार का स्नेही, क्रिया ( कार्य ) कला का ज्ञाता, परदेशवासी, अधिक पराक्रमी व 
-उपचार वेत्ता होता है ॥ १९-२०॥ 
कुस्स राशिस्थ शनि का फल 

बह्धनृतः सुमहान्स्यान्मद्यस्त्रीवयसनसम्प्रसक्तरच । 

"धर्तो वश्चनशीलः कुसौहृदो  ह्यतिहढरचण्ड: ॥ २१॥ 

झ्ञानकथास्मृतिबाह्यः पराङ्कनार्यः सुकर्कंशानाषो । 

रवितनये कुम्भस्थे बहुक्रियारम्भकृतयत्न: ॥ २२ ॥ 


यदि प्रादुर्भाव के समय कुम्भ राशि में शनि हो तो जातक्र--अधिक झूठ बोलने 
न्चाला, मदिरा व स्त्री के व्यसन में आसक्त, अधिक धूर्ते, ठग स्वभावी, दुष्ट मित्र वाला 


अधिक स्थिर, उग्र, ज्ञानकथा व स्मृति धर्म से बहिर्मुख, दूसरे की स्त्री का इच्छुक, 
-कटुबक्ता तथा अधिक कार्यो का आरम्भ करने वाला होता है ॥ २१-२२ ॥। 
सीन राशिस्थ शनि का फल 
प्रिययज्ञशिल्पविद्य: स्ववन्धुसुहृदां प्रधानशान्तशच । 
संवधितार्थसुनयो रत्नपरीक्षासु कृतयत्नः 1 २३ ॥ 
घ्सव्यबहाररतो विनीतशीलो गुणैः समायुक्तः 
सीने भास्करतनये पइ्चाऱल्रावास्पदं पुरुष: ॥ २४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मीन राशि में शनि हो तो जातक--यज्ञ व शिल्प का 
“प्रेमी, अपने बन्धु व मित्रों में प्रधान तथा शान्त स्वभाव, धन वृद्धि कर्ता, नीति ज्ञाता, 
रत्नों की परीक्षा में प्रयत्न करने वाला, धर्मे व व्यवहार में लीन, नम्र स्वभावी, 
-गुणवानु, पीछे विकृत स्थान का प्राप्तकर्ता अथवा पीछे भावुक पद का प्राप्त कर्ता 
"होता है ।। २३-२४ ॥ 
नोट--सं० वि० की पुस्तक में २४ वें श्लोक के चतुर्थ पाद में “विषद: पश्चादु 
“अवेत्पुरुषः' अर्थात्‌ पीछे जहर देने वाला होता हैं ॥ २३-२४॥ 
सौम राशिस्थ ( हेष, वृश्चिक ) शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
करषणनिरतमथाढ्य गोमहिवाजाविसंयुतं धन्यम्‌ । 
सूर्येण इइयमानो जनयलि झर्मोद्यतं सोरिः ॥ २५॥ 
चपलं नीचप्रकत नीचविउ्पाङ्गनासु संसक्तम्‌ । 
शनिरिन्डुदष्टमूतिः सुखधनरहितं नरं कुरुते ॥ २६॥ 


१. धू्तेकव्चनकुशलः । 


एकोर्नावश अध्याय २३९ 


प्राणिवधपरं क्षुद्रं कुरुते चोराधिपं सुविह्यातम्‌ । 
प्रिययुवतिकमांसपानं सौरो वक्रेक्षितत कुजभे॥ २७॥ 
आनृतिकमधर्मपरं 'बह्वाशं तस्करं प्रकारं च। 
वीजे शनिज्ञदृटः सुलविभवविनाक्ृृतं पुरुषम्‌ ॥ २८॥ 
सुलधनसोभाग्ययुतं नृपमन्त्रिणमग्रगं च सचिवानाम्‌ । 
गुरुदृष्टो रवितनयः कुजगेहे सानवं कुरुते॥ २९ ॥ 
अतिचपळमतिविरूपं पराङ्कनापण्ययुवतिसंसक्तम्‌ । 
कुजभवने भुगुदृष्ो जनयति रविजो विर्वाजतं भोगैः ॥| ३०॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय भौम राझिस्थ शनि, सूर्ये से दृष्ट हो तो जातक--खेती में 
तत्पर, धनी, गाय, भैंस, वकरी, बकरा से युत, उत्तम तथा कार्यो में सन्नद्ध होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--चचल, दुष्ट स्वामी, 
-दुष्टा व कुरूपा स्त्रियों में आसक्त तथा सुख व धन से हीन होता हे । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, भोम से दुष्ट हो तो जातक--जीवों की हिसा में तत्पर, 
क्षुद्र, चोरों का स्वामी, प्रसिद्ध व ख्री-मांस-मदिरा का प्रेमी होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--झूठ बोलने वाला, अधर्मी, 
अधिक खाने वाळा वा अधिक बोलने वाला, प्रसिद्ध चोर तथा सुख-ऐश्वर्य से हीन 
'होता है । 
हा यदि भौम राशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुखी, धर्मी, सौभाग्यवान्‌, 
“राजा का सचिव या सचिवों में प्रधान मुख्यमन्त्री वा प्रधान मन्त्री होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, शुक्र सें दृष्ट हो तो जातक--अधिक चञ्चल, बहुत कुरूप, 
दूसरों की स्त्री में या वेश्या में आसक्त तथा सुख भोग से हीन होता है ॥ २५-३० ॥ 
॥ इति कुजभवने द.ष्टि: ॥ 
शुक्र राशिस्थ ( वृष, तुला ) शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
स्फुटवाक्यं विगतधनं विद्वांसं परगृहेषु भोक्तारम्‌ । 
रविणा दुष्टः सौरिः सितभे परिपेळवं पुरुषम्‌ ॥ ३१ ॥ 
युवतिजनजनितसारं नृपमन्त्रिपुरस्कृतं युवतिकान्तम्‌ । 
शशिना दृष्टः सौरिः कुरुते' सितभे कुठुम्बपरिवारम्‌ ॥ ३२॥ 
संग्रामकथाभिज्ञ संग्रामपळायिनं सुबहुवाक्यम्‌ । 
भ्रृगुभे कुजसन्दृष्टो जनघनपरिवेष्टितं सौर: ॥ ३३॥ 
नित्यं विहसनशोळं 3क्डीबतरं युवतिसेवकं नीचम्‌ । 
बुधद्टो रवितनयः शुक्रगृहे सानवं कुरुते॥ ३४॥ 
परविषयदुःखसुखिनं परकायंकरं प्रियं लोकस्य । 
कुर्ते गुरुणा दृष्टो दातारं सोद्यमं सौरिः॥ ३५॥ 


१. बहुवाचं । २. सितभे वस््ान्नङ्गुसुमपरिवारं । ३. क्लीबक्रं । 


२४० सारावली 


ससस्त्रीकृतसौष्यं रत्नानां भाजनं महासत्त्वस्‌ । 
शुक्रगृहे सितदृष्टो जनयति सौरो नृपतिदयितम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय शुक्र राशिस्थ शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--स्पष्ट 
बोलने वाला, निर्धन, विद्वान्‌, दूसरे के घर में खाने वाला तथा कृशगात्र ( दुर्वेल ): 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियो की सहायता से 
बली, राज सचिव द्वारा सत्कृत अर्थात्‌ पुरस्कार पाने वाला, स्त्रियों का प्रिय तथा 
बन्धुओ से युक्त होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--युद्ध क्रिया का ज्ञाता, 
लड़ाई से दूर हटने वाला, सुन्दर अधिक भाषी, परिवार के मनुष्य से व धन से युक्तः 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, वुध से दृष्ट हो तो जातक--प्रतिदिन हास्य में निरत,. 
नपुंसक स्त्रियों का भृत्य ( दास ) तथा दुष्ट होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--दूसरे के दुःख में दुःखी व 
सुख में सुखी, परोपकारी, संसार का प्रिय अर्थात्‌ लोक प्रिथ, दानी तथा उद्यमी 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--मदिरा व स्त्रियों से सुख 
पाने वाला, अनेक रत्नों का पात्र, बड़ा वली तथा राजा का कृपा पात्र होता 


है ॥ ३१-३६ ॥ 
3 ॥ इति शुक्रगृहे दुष्टिः ॥ 


बुध राशिस्थ ( मिथुन, कन्या ) शनि पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
सुखरहितमथात्यन्तं धनरहितं धार्मिकं जितक्रोधम्‌ । 
बछेशासहिष्णु धीरं बुधभे रविवीक्षितः सौरिः॥ ३७॥ 
नुपतुल्यं स्निग्धतनुः नारोभ्यः प्राप्तविभवसत्कारम्‌ । 
स्त्रीणां चा इुत्यकरं सौरशञ्चन्द्रेक्षितो ब॒धभे॥ ३८॥ 
विर्यातमल्लमोहितमतिभारवहं तथा *विक्ृतयात्रम्‌ । 
रुधिराद्गवीक्षिततनुर्जनयति सोरो नरं वुधभे॥ ३६॥ 
धनिनं नियुद्धकुशलं नृत्ताचायं च गीतकुशलं च । 
शिल्पकमतीव निपुण बुधमे वुधवीक्षितः सौरिः ॥ ४० ॥ 
प्रात्ययिकं राजकुले सर्वगुणसमन्वितं सतामिष्टस्‌। 
गुणगुह्यधनं कुरुते गुरणा दुष्टः दानेशचारी ॥ ४१ ॥ 
स्त्रोमण्डळेषुर कुशलं योगाचार्यमथ योगिनं वार्शपः । 
शुक्रेक्षितो5कंपुत्र: स्त्रीणाभिष्टं नरं बुधभे॥ ४२॥ 


१. विकृष्टमतिम्‌ । ३. मण्डनेषु । ३. चापि । 


Ft ३३... 


१६ एकोनत्रिंश अध्याय २४१ 
यदि प्रादुर्भाव के समय बुध राशिस्थ शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--सुख से 
हीन, अत्यन्त निर्धन, धर्मात्मा, क्रोध से रहित, कष्ट को सहने वाला तथा धेयंवान्‌ 
ता है। 
र ES बुध राशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--राजा के सदृश, मुलायम 
( चिक्कण ) शरीर वाला, स्त्रियों से ऐश्वर्य व सत्कार पाने वाला अथवा स्त्रियों का. 
काये कर्ता होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध योद्धा वा कुदती 
लड़ने वाला, मोह ( ममता ) बुद्धिवाला, वजन ढोनेवाळा तथा विकार युक्त देहधारी 
वा टेढ़ी बुद्धिवाला होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--धनी, युद्ध में चतुर, नाचने 
में प्रधान, गान में निपुण, चित्रकारी ज्ञाता तथा अत्यन्त चतुर होता है । 
यदि बुध राज्ञिस्थ शनि, गुरु से .दृष्ट हो तो जातक--राजकुल का विश्वासी, 
समस्त गुणों से युक्त, सज्जनों का प्रेमी तथा गुणों से गुप्त धनी होता है । 
यदि दुध राशिस्थ शनि, शुक्र से दृष्ट. हो तो जातक--स्त्री समुदायों में चतुर वा 
स्त्री विवाहों में निपुण, योग शास्त्र का ज्ञाता वा योगाभ्यासी तथा स्त्रियों का, प्रेमी 
होता है ॥ ३७-४२ ॥ 
॥ इति बुधभवने दृष्टि: ॥ 
कर्क राशिस्थ शनि पर ग्रहो' को दृष्टि के फल 
पित्रा रहितं बाल्ये दिनपतिदृष्ट: शनेइचरः शशिभे । 
धनसुखदारविहीनं कदशनतुष्टं नरं पायम्‌ ॥ ४३॥ 
जन्मनि मातुरनिष्टं धनवन्तं सहजपीडितं चेव। 
दारिहष्टः शशिभवने "दिनकरपुत्रो नरं कुरुते ॥ ४४॥ 
नृपतिसमरपितविभवं विकलाङ्ग कनकरत्नपरिवारम्‌ । 
कुजहृष्टः शशिभवने कुबन्धुपत्नीरतं सोरिः॥ ४५॥ 
निष्ठुरमतिप्रवाचं शामितारातिं च दाम्भिकं चापि। 
जनयत्यृत्तमचेष्टं बुधदृष्टो भास्करिः राशिभे॥ ४६॥ 
क्षेत्रगृहाणां सुहृदां पुत्राणां भागिनं नरं कुर्ते । 
धनरत्नदारवन्तं शादिभे गुरुवीक्षितत सोरिः॥ ४७॥ 
आयतकुळजातानां रूपविलासेः सुखंश्च रहितानाम्‌ । 
कुस्ते जन्म नराणां भृगुद्ष्टः ककंटे सोरि: ॥ ४८॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय ककं राशि में शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--बाल्या- 
वस्था में पिता से हीन, धन-सुख-स्त्री से हीन, कुत्सित भोजन से प्रसन्न व पापी होता है। 
यदि ककं राशि में शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--माता के लिये अनिष्ट- 
कारी, धनी व भाइयों से पीड़ित होता है । 


१. पत्वीशवरं । 


२४२ सारावली 


यदि ककं राशि में शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--राजा से ऐदवर्ये पानेवाला, 
चिन्तित देहधारी, सुवर्णे व रत्नों से युत, कुत्सित परिवार की स्त्री में लीन वा पति 
होता है । 
यदि ककं राशि में शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--कठोर बुद्धि, प्रवक्ता, शत्रु 
को शान्त करने वाला, प!खण्डी तथा उत्तम इच्छा करने वाला होता है । 
यदि कर्के राशि में शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--खेत-घर-मित्र-पुत्रो का 
प्राप्तकर्ता तथा धन-रत्न व स्त्री से युत होता है । 
यदि ककं राशि में शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--उत्तम कुल में जन्म धारण 
करके स्वरूप-विलास ( भोग ) व सुखों से हीन होता है ॥ ४३-४८ ॥ 
॥ इति कर्कटके दृष्टि, ॥ 
सिह राशिस्थ शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
सुवधनहीनमनार्यं॑ प्रियानृतं पानसक्तक्ुतनुं च। 
भृतकं दुःखितमेकं सिंहे सुर्येक्षिः सोरिः॥ ४६॥ 
नानारत्नघनानां युवतीनां भाजनं विपुलक्रीतिम्‌ । 
शिशिरगदुष्टः सिंहे सोरो नृपवललभं पुरुषम्‌ ॥ ५०॥ 
प्रतिदिनमटनमधन्यं चोरं गिरिदुर्गवासिनं क्षुद्रम्‌ । 
भार्यापुत्रतिहीनं सिंहे सौरो रुधिरद्ष्टः ॥ ५१॥ 
नेकृतिकसछसमधन स्त्रीकर्मकरं मलीमसं दीनम्‌ । 
जनयति बुधेन दुष्टो दिनकरभवनाश्रितः सोरिः ॥ ५२॥ 
ग्रामपुरश्षेणीनां पुरोगलाढ्य च पुत्रवन्तं च। 
गुरुदृष्टः प्रात्ययिकं सिंहे सौरः सुशीलं च॥ ५३॥ 
युवतिद्ठेष्यं कान्तं मन्थरसुखभागिनं धनसमृ उसम्‌ । 
शुक्रेकितस्तु कुरुते भानुगृहे रविसुतः स्वन्तस्‌ ॥ ५४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय सिंह राशि में शनि, सूर्य से इष्ट हो तो जातक--सुख व 
धन से रहित, उत्तमता से हीन, मिथ्याभापी, मद्यपान में लीन, कुत्सित देहधारी, 
भृत्य तथा दुःखी होता है । 
यदि सिंह राशि में शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक-अनेक रत्न-धनस्त्री 
का पात्र, अधिक कीर्ति वाला तथा राजा का प्रिय होता है। 
यदि सिंह राशि में शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--प्रतिदिन घूमने वाला, 
अभ्रशंसनीय, चोर, पर्वत व किले का निवासी, क्षुद्र, स्त्री व पुत्र से हीन होता है । 
यदि सिह राशि में शनि, बुध से हृष्ट हो तो जातक--कपटी, आलसी, निर्धन, 
स्त्री का कार्यकर्ता, मलीन व दीन होता है । 


यदि सिह राशि में शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--गाँव-नगर-पंक्तिं वा समु- , 


दाय का प्रधान, धनी, पुत्रवान्‌, विश्वासी तथा सुशील होता है । 


iat Sd 3 < fated 


एकोनरत्रिश अध्याय २४३ 


यदि सिंह राशि में शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियों का द्रोही, सुन्दर, 
अल्प सुखभागी, धन से सम्पन्न, अन्त में शुभ गति पाने वाला होता है ॥ ४६-५३ ॥ 
॥ इति सिंहे दृष्टिः ॥। 
गुरुराशिस्थ ( धनु, सीन ) शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
परपुत्राणां पितरं गुरुभे सूर्येक्षिः सोरिः। 
तेभ्यो धनं च लभते नाम ख्याति च पुजा च॥५५॥ 
मातृरहितं सुशीलं नामद्वयसंग्रुं रचेस्तनयः। 
कुस्ते राशिना हृष्टो भार्यासुतवित्तसम्पन्नस्‌ ॥ ५६ ॥ 
वातव्याधिगृहीतं लोकद्वेष्यं ची पापशीलं च। 
क्षुद्रं निन्दितश्ञोलं गुरुभे भोमेक्षितः सौरिः ॥ ५७॥ 
जनयति गुरुभवनस्थो नुपतिसमं सौख्यवन्तमाचार्यस्‌ । 
मान्यं धनिनं सौम्यं सुभगं सोम्येक्षितः सौरिः ॥ ५८॥ 
नृपति नुपतुल्यं वा मन्त्रिणसथ नायकं च सेनायाः । 
जनयति गुरुणा दृष्टः `सर्वापद्वाजतं सौरिः ॥ ५६ ॥ 
कुरुते द्विमातृपितृकं विपिनाद्रिषु जीदिनं विविधशीळम्‌ । 
जनयति सितेन दष्टो रवितनयः कर्मसम्पन्नमु ॥ ६०॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय गुरुराशिस्थ शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक- दूसरे के 
चुत्रों का पिता तथा उन्हीं पुत्रों द्वारा धन-नाम-ख्याति-पूजा को पाने वाला होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--माता से हीन, सुशील, 
दो नाम वाळा तथा स्त्री-धन-पुत्र से युक्त होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--वायु जन्य रोग से युत, 


संसार द्वेषी, पापी वा प्रवासी, क्षुद्र तथा घृणित कार्य में रत होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--राजा के समान, सुखी, 


प्रधान, सम्मानित, धनी. मृदु तथा सुन्दर या सौभाग्यवान्‌ होता है । 

यदि गुरुराशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राजा या राजा के सदृश वा 
सचिव, सेनानायक तथा समस्त आपत्तियों से रहित वा अर्थहीन मन्त्री होता है । 

यदि गुरुरादिस्थ शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--दो माता व दो पितावाला, 
खन व पर्वेतों में जीविका करने वाला, अनेक कार्यों में रत तथा कार्य को संपन्न करने 


चाला होता है ॥ ५५-६० ॥ 
॥ इति गुरुभे दृष्टि: ॥ 


स्वराशिस्थ ( मकर, कुस्स ) शनि पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
रोगिणमरूपभाय॑ परान्नमोगिनमतीवब दुःखसहमसु । 
अटनरतं भारसहं सौरिः सुर्येक्षितः स्वग्रृहे॥ ६१ ॥ 


१. प्रवासशीलं । २. शनिः सचिवमर्थवर्जितं गुरुभे । 


२४४ सारावली 


चपलमसत्यं पापं मातुरनिष्ठ॑ प्रियानृत स्वाढ्यम्‌ । 
उत्पन्नाटनदु:खं स्वगृहे चन्द्रेक्षिः  सोरि:॥ ६२ ॥ 
अतिशुरे विक्रान्तं दिख्यातगुणं महाजनपुरोगम्‌ । 
तीक्ष्णं साहसनिरतं स्वगृहे वक्रेक्षिः सौरिः॥ ६३॥ 
भारसहं तामसिक शोभनमटनज्ञसल्पवित्त च। 
धन्यं जनयति इानिभे बुधेन संबीक्षितः सौरि:॥ ६४ ॥ 
समुदितगुणं नरेन्द्र. नृपवंशकरं चिराग्रुषमरोगम्‌ । 
त्रिदशगुरुहष्टमुतिजेनयति सौरिः स्वगृहसंस्थः॥ ६५ ॥ 
घनिनं परदाररतं सुभगं सुखिनं च वित्तवन्तं च। 
* उत्पन्नपानभक्ष्यं स्वगृहे शुक्रेक्षितः सोरिः॥ ६६॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय स्वरासिस्थ शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-- रोगी, 
रूपरहित स्त्री का पति, दूसरे के अन्न को खाने वाळा, अधिक दुःख को सहने वाला, 
चूमने में तत्पर व वजन को सहने वाला होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, चन्द्रमा से इष्ट हो तो जातक--चपल ( चच्डल ) झूठा, 
वादी' पापी, माता का अनिष्टकारी, मधुर मिथ्याभाषी, धनी तथा घूमने से दुःखीः 
होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शनि. भौम से दृष्ट हो तो जातक--अधिक वीर, पराक्रमी, 
प्रसिद्ध गुणी, समुदाय का अग्रगामी, तीक्ष्ण ( तीखा ) तथा साहसी होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक वजन सहने वाला, क्रोधी; 
सुन्दर, गति का ज्ञाता, अल्प धनी तथा प्रशंसनीय होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिड़ गुणी, राजा, राजा 
के वंश का कर्ता, दीर्घायु तथा निरोग होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक- धनी, दूसरे की स्त्री में 
अनुरक्त, सौभाग्यवान्‌, सुखी, धनी तथा उपस्थित पान का भक्षी होता है ६१-६६ 
॥ इति स्वगृहे दृष्टि: ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां सौरचारो नाम एकोनद्रिशोऽध्यायः ।!. 


त्रिशोऽः्यायः 
ग्रहमाव फलाध्याय का कथन 


मुर्त्यादयः पदार्था जायन्ते येन सवंजन्तूनाय्‌ । 
तस्मादधुना वक्ष्ये भावाध्यायं विशेषेण १॥ , 


hed Yer 


त्रिश अध्याय २४५ 
जिससे समस्त प्राणियों के शरीर, धन-भाई-सूखादि पदार्थं उत्पन्न होते हैं, 
कारण से अव मैं भावाध्याय का विशेषता पुर्वक वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
लग्तस्थ सूर्य का फल 
लग्ने5कं इल्पकच: क्रियारूसमतिः क्रोधी प्रचण्डोन्नतो 
मानो लोचनरूक्षककंशतनु: श्रोडक्षमो निर्धण:। 
स्फोटाक्ष: शशिसे क्रिये सतिमिरः सिहे निशान्ध: पुमान्‌ । 
दारिद्रयोपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायाँ नरः॥ २॥ 
यदि कुण्डली में ळग्नस्थ सूर्यं हो तो जातक--थोड़े बाल वाला, कार्यो में आलस्य 
युक्त बुद्धिवाला, क्रोधी, उग्र, ऊंची देहवाला अर्थात्‌ लम्बा, अहङ्कारी, शुष्क दृष्टिवाला, 
कठोर देहधारी, वीर, क्षमा से रहित व निर्दयी होता है। 
यदि लग्न में कर्क राशिस्थ सूर्य हो तो फुली युक्त नेत्रवाला, मेष रारिस्थ सूर्ये 
लग्न में हो तो मन्द ृष्टिवाला, सिह राझिस्थ लग्न में हो तो रतोंदी वाला, यदि तुला 
राशिस्थ सुर्य लग्न में हो तो दरिद्री और नष्ट पुत्र वाला होता है ॥ २ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--शुरः स्तब्धो विकलनयनो निघ्‌ णो5क तनुस्थे, मेषे 


सस्वस्तिमिरनयनः सिंहसंस्थे निशान्धः । नीचेऽन्धोऽस्वः शशिगुहगते बुद्बुदाक्षः पतङ्गे 
( २० अ० १ इलो० ॥ २॥ 


द्वितीय भावस्थ सूर्यं का फल 
द्विपदचतुष्पद'मागी मुखरोगी नष्टवि्नवसोख्यश्च । 
नृपचोरमुषितसारः कुटुम्बगे स्याद्रवौ पुरुषः ॥ ३॥ 
यदि कुण्डली में ढितीय भाव में सूर्ये हो तो जातक-नौकर व गाय, भैस बैलादि 
के सुख को भोगने वाला या इनसे युक्त, मुख का रोगी, ऐश्वर्य व सुख से रहित, राजा 
या चोर से अपहूत धन वाला होता है ॥ ३॥ 


वृ० जा० में कहा है--'भूरिद्रव्यो नृपहृतधनो वक्त्ररोगी द्वितीये' ( २० अ० 
१ इलो० ) ॥ ३॥ 


तृतीयमावस्थ सुये का फल 
विक्रान्तो बळ्युक्तो विनष्टसहजस्तृतीयके सूर्ये । 
लोके मतोऽभिरामः प्राज्ञो जितदुष्टपक्षश्च ॥ ४॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में सूर्य हो तो जातक--पराक्रमी, बलवान्‌, भाईयों 


से रहित, संसार में मान्य या संसार में श्रेष्ठ, पण्डित तथा शत्रुओं को जीतनेवाला 
होता है ॥ ४ ॥ 


वृ० जाऽ में कहा है--'मतिविक्रमवांस्तृतीयगे$क' ( २० अ० २ इलो० ) ॥४४।॥ 
चतुर्थभावस्थ सुय का फल 
वाहवबन्धविहीन पीडितहुदयश्चतुथके सुर्य । 
पितृग्ृहधननाशकरो भवति नरः कुनुपसेवी च ॥ ५॥ 


१. भोगी । २ मनो । र 


२५६ सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक--पीडित, दीर्घायु, वेतन से 
जीने वाळा, दास ( सेवक ), अपने जनों का भृत्य, दीन, मलिन ( दूषित ) तथा स्त्री 


भोगी होता है ॥ ५७॥ 
नवसभावस्थ गुरु का फल 


देवतपितृकायंरतो विद्वान्‌ सुभगो भवेत्तथा नवमे । 
नुपमन्त्री नेता वा जीवे जातः प्रधानश्च॥ ५८ ॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में गुरु हो तो जातक--देव व पितृ कार्यों में लीन,. 
विद्वान्‌, सुन्दर भाग्यवान्‌, राजा का मन्त्री वा नेता तथा प्रधान होता है ॥ ५८ ॥ 
दशसभावस्थ गुर का फल 
सिद्धारम्भो मान्यः सर्वोपायः कुशलसमृद्धश्व । 
दशमस्थे त्रिदशगुरो सुखधनजनवाहनयशोभाक ॥ ५६ ॥ 


यदि कुण्डली में दशमभाव में गुरु हो तो जातक--प्रारम्भिक कार्यों को सफलः 
करने वाला, सम्मानित, समस्त उपायों का ज्ञाता, चतुरता से सम्पन्न, सुख-धन-जन- 


सवारी व यश का भोगी होता है ॥५६॥ 
एकादशभावस्थ गुरु का फल 
अपरिमितायुर्घीरो बहुवाहनमभ्रृत्यसंगुतः साधु: । 
एकादशभे जीवे न चातिविद्यो न चातिसुतः ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में गुरु हो तो जातक--दीर्घायु, धैयंवानु, अधिक 
सवारी व नोकरों से युत; सज्जन एवं अधिक विद्या व अधिक पुत्रवान्‌ नहीं 


होता है॥ ६० ॥ 
द्वादशभावस्थ गुरु का फल 
अलसो लोकट्वेष्यो ह्यपगतवाग्दैवपक्षभग्नो वा। 
परितः सेवानिरतो द्वादशसंस्थे गुरौ भवति ॥ ६१॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में गुरु हो तो जातक-आलसी, संसार द्वेषी, अस्थिर 
वाणी वाला वा वाणी हीन वा देवपक्ष से नष्ट चारों तरफ सेवा में लीन होता है ॥६१॥ 
॥ इति गुरुः ॥ 
लग्नस्थ शुक्ल का फल 
.सुनयनवदनशरोरं॑ सुखितं दीर्घायुषं तथा भीरुम्‌। 
. युवतिजननयनकान्तं जनयति होरागतः शुक्र: ॥ ६२॥ 
यदि कुण्डली में टग्नगत शुक्र हो तो जातक- सुन्दर नेत्र व - 
सुखी, दीर्घायु, डरपोक व स्री उव के नेत्रो को दर डच हम स 
ह्वितीयभावस्थ शुक्र का फल 
प्रचुरान्नपानविभवं श्रेष्ठविळास तथा सुवाक्यं च। 
कुरते हितीयराशी बहुधनसहितं सितः पुरुषम्‌ ॥ ६३ ॥ 


च शिष्ट। 


१.१ 5 $ छ AEST SF 


त्रिश अध्याय २४७ 


नवमभावस्थ सूर्यं का फल 
धनपुत्रमित्रभागी हिजदेवतपुजने5तिरक्तश्व । 
पितृयोषि्विद्वेषी नवमे तपने सुतप्तः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में सूर्य हो तो जातक-धन-पुत्र-मित्र से युक्त, ब्राह्मण 
व देव पूजा का भक्त, पिता व स्त्री से शत्रुता करने वाला तथा दुःखी होता है ॥१०॥ 
बृ० जा० में कहा है--'धर्में सुतार्थसुतभाक्‌ (२० अ० ३ इलो० ) ॥ १०॥ 
दशम भावस्थ सुर्य का फल 
अतिमतिरतिविभवबलो धनवाहनबन्धुपुत्रवान्‌ सूर्य । 
सिद्धारम्भः शुरो दशमेऽषष्यः प्रशस्यश्च ॥ ११॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में सूर्य हो तो जातक-अधिक बुद्धिमान्‌, अधिक ऐदवये 
वान्‌, अधिक बली, धनवान्‌, सवारी का सुख पाने वाला, वान्धव व पुत्र से युक्त, 
प्रारम्भित कार्य की सिद्धि करने वाला, वीर, अजित व उत्तम होता हैं ॥| ११॥ 
वृ० जाए में कहा है--सुखशौयंभाक्‌ खे' ( २० अ० ३ इलो० ) ॥ ११॥ 
लाभ भावस्थ सूर्य का फल 
सःच्चयनिरतो बलवान्‌ द्वे ष्यः प्रेष्यो विघेयभृत्यश्च । 
एकादशो विधेयः प्रियरहितः सिद्धकर्मा च ॥ १२॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में सूर्य हो तो जातक-संग्रहकर्ता, बली, द्रोही, 
नौकर (सेवक) से रहित, वाणीपालक, प्रेमहीन तथा कार्यसाधक होता है ॥ १२॥ 
बृ० जा० में कहा है--'लाभे प्रभूतधनवान्‌’ ( २० अ० ३ इलो०) ॥ १२॥ 
द्वादश भावस्थ सुर्यं का फल 
विकळशरीरः काणः पतितो वन्व्यापतिः पितुरमित्रः । 
द्वादशसंस्थे सूर्ये बळरहितो जायते क्षुद्रः ॥ १३॥ 
यदि कुण्डली में वारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक-चञ्चल देहधारी, काना, 
पतित अर्थात्‌ अपने कमं से च्युत, वन्ध्या स्त्री का पति, पिता का शत्रु, बलहीन व 
नीच होता है ॥ १३॥ 
वृ० जा० में कहा है--*पतितस्तु रिःफे' ( २० अ० ३ इलो० ) ॥ १३॥ 
॥ इति रविः ॥ 
लग्तस्थ चन्द्रमा का फल 
दाक्षिण्यरूपधनभोगगुणेः प्रयान- 
श्वन्द्रे कुलीरवृषभाजगते विलग्ने । 
उन्मत्तनीचबधिरो विकल्श्च मूकः 
शेषे नरो भवति क्ृष्णतर्नुवशषात्‌ ॥ १४॥ 


१. भक्तशच । २. विभृत्यरच । 


२४८ सारावलो 


यदि कुण्डली में मेष-वृष-कर्क राशि का चन्द्रमा लग्न में हो तो जातक चतुरता- 
स्वरूप, धन-भोग गुणों से प्रधान होता है । अवशिष्ट राशियों में स्थित होकर चन्द्र 
लग्न में हो तो पागल, दुष्ट, बाह्रा, अशान्त, गुंगा एवं विशेषकर काली देह वाला 
होता है ॥ १४॥ 
वृ० जा० में कहा है-“मूकोन्मत्तजडान्धहीनवधिरप्रेष्याः शशाङ्कोदयः स्वर्क्षाजोच्च- 
गते बहुसुतः सस्वः' ( २० अ० ४ इलो० ) ॥ १४॥ 
द्वितीय भावस्थ चन्द्रमा का फल 
अतुलितसुखमित्रयुतोी घनैश्च चन्द्रे द्वितीयराशिगते। 
सम्पुर्णड3तिधनेशो भवति नरोऽल्पप्रलापकरः ॥ १५ ॥ 
यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-अपरिमित सुख-धन-मित्रों 
से युक्त, सम्पूर्ण चन्द्रमा होने पर अधिक धनका स्वामी व अल्प बोलने वाला 
होता है ॥ १५ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'कुटुम्बी धने' ( २० अ० ४ इलो० ) ॥ १५ ॥ 
तृतीय भावस्थ चन्द्रमा का फल 
भातृजनाश्रयण[यो मुदान्वितः सहजगे बलिनि। 
चन्द्रे भवति च शूरो विद्यावखात्नसडग्रहणशील: ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में बळी चन्द्रमा स्थित हो तो जातक-भाईवर्ग का 
आश्रय अर्थात्‌ सहारा, हषं से युक्त, वीर व विद्या-वत्-अन्न के संग्रह में तत्पर होता 
है ॥ १६॥ 
बृ० जा० में कहा है 'हिस्रो भ्रातृगते' ॥ १६ ॥ 
चतुर्थ भावस्थ चन्द्रमा का फल 
बन्धुपरिच्छदवाहनसहितो दाता चतुथंगे चन्द्रे। 
१जळसंचारानुरतः सुखासुखोत्कर्षपरिमुक्तः ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थं भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-बन्धु-आच्छादन (वस्त्र ) 
सेवा से युत, दानी, जल में घूमने की आसक्ति वाला वा बाळ आशय में अनुरक्त व 
सुख-दुःख के उत्कर्ष से मुक्त होता है । १७ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-सुखतनये तः्प्रोक्तभावान्वितो' (२० अ० ४ इलो०) ॥१७॥ 
पञ्चस भादरथ चन्द्रमा का फल 
चन्द्रे भवति न शूरो विद्यावस्ान्नसंग्रहणशीलः। 
बहुतनयसौम्यमित्रो मेधावी पञ्चमे तीक्ष्णः ॥ १८॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-वीरत्व से हीन, विद्या- 
वस्त्र-अन्न का संग्रहकर्ता, अधिक पुत्र व सुशील मित्रों से युत, बुद्धिमान्‌ व उग्र प्रकृति 
का होता है ॥ १८ ॥ 


१. बालाशयानुरक्तः । 


त्रिश अध्याय २४४ 


शत्रु भावस्थ चन्द्रमा का फल 
प्रचुरामित्रस्तीव्रो मृदुकायाग्निसदालसश्चन्द्रे । 
षष्ठे नर उदरभव रोग: सम्पोडितो भवति। 
रजनिकरे स्वल्पायुः षष्ठणते भवति संक्षीणे १९ ॥ 
यदि कुण्डली में शत्रुभाव में चन्द्रमा हो तो जातक-अधिक शात्रु वाला, तीखा, 
“कोमल शरीर वाला, क्रोधी, नशे में चूर, उदरजन्य रोगों से दुःखी, क्षीण चन्द्रमा 
'षष्टभाव में होने पर अल्पायु होता है ॥ १६ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'नैकारिमूदुकायवह्विमदनस्तीक्ष्णोऽलसर्‍्चारिगे' (२० अ० 
४ इलो० ) ॥ १६ ॥ 
सप्तम भावस्थ चन्द्रमा का फल 
सौम्यो घृष्यः सुखितः सुशरीरः कामसंयुतो द्यूने । 
देन्यरुर्गादतदेहः कृष्णे संजायते शदिनि॥ २०॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-सुशील, धर्षण योग्य ( दम- 
-नीय ), सुखी, सुन्दर देहधारी, कामी, कृष्ण पक्ष का निर्वेल चन्द्रमा हो तो दीन व 
“रोग से पीड़ित देह वाला होता है ॥ २०॥ 
वृ० जा० में कहा है “ईष्यंस्तीव्रमदो मदे' ( २० अ० ५ इलो० ) ॥ २० ॥ 
अष्टस भानस्थ चन्द्रसा का फल 
अतिमतिरतितेजस्वी व्याधिविवन्धक्षपितदेहः । 
निघनस्ये रजनिकरे स्वल्पायुर्भवति संक्षीणे॥ २१॥ 
यदि कुण्डली में अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-अधिक बुद्धिमान्‌, बड़ा तेज- 
"वानु, रोग-वन्धन से कृश देहधारी, क्षीण चन्द्रमा होने पर अल्पायु होता है ॥ २१ ॥ 
वृ० जा० में कहा है 'बहुमतिर्व्याध्यदितश्चाष्टमे' ( २० अ० ५इलो० ) ॥ २१ ॥ 
नवम भावस्थ चन्द्रमा का फल 
देवतपितृकार्यपरः सुखधघनमतिपुत्रसंपन्नः । 
युचतिजननयनकान्तो नवमे शशिनि *प्रियतमोद्योतः ॥ २२॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-देव व पितृकार्ये में तत्पर, 
!१सुख-धन-वृद्धि-पुत्र से युक्त, स्त्री जन के नेत्रों का रमणीय तथा प्रिय कार्यो में उद्योगी 
होता है ॥ २२॥ 
वृ० जा में 'सौभाग्यात्मजमित्रबन्धुधनभारधर्मस्थिते शीतगो' (२० इलो०) ॥२२॥ 
दशस सावस्थ चन्द्रा का फल 
अविषादी कर्सपर: सिद्धारम्भश्च धनसमृद्धश्च । 
शुचिरतिबलोश्य दशमे शूरो दाता भवेच्छशिनि ॥ २३ ॥ 


१. वूको दरभवेः । २. प्रियसमाक्षः। 


२५० सारावळी 


यदि कुण्डली में दशम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-खेद से रहित, कायं में 
ततर, प्रारम्भिक कार्य की सिद्धि करने वाला, धन से सम्पन्न, पवित्र, अधिक वली, 
वीर व दानी होता है ॥ २३ ॥ 

वृ० जा० में कहा है--निष्पत्ति समुपैति धर्मंधनधीशौर्येर्युत: कर्मणि’ (२० अ० ५ शी 
इलो० ) ॥ २३॥ 


एकादश भावस्थ चन्द्रसा का फल 
घनवान्‌ बहुसुतभागी बह्वायुः स्विष्टभृत्यवर्गश्व । 
इन्द्रौ भवेन्मनस्वी तीक्ष्णः शारः प्रकाशश्न ॥ २४ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-धनी, अधिक पुत्रवानु,. 
दीर्घायु, सुन्दर इच्छित नौकर वाला, मनस्वी, उग्र, वीर व कान्तिमान्‌ होता है ॥२४॥ 
बृ० जा० में कहा है--'ख्यातो भावगुणान्वितो भवगते' (२०अ० ५ इलो०) ॥२४॥ 
द्वादशं भावस्थ चन्द्रा का फल 
द्वेष्यः पतितः क्षुद्रो नयनरुगार्तो$लसो भवेद्विकळ: । 
चन्द्रे तथान्यजातो द्वादशगे नित्यपरिभूतः ॥ २५॥ 
यदि कुण्डली में वारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-द्वेषी, पतित, नीच, नेत्र 
रोगी, आलसी, अशान्त, दूसरे से उत्पन्न व सदा दुःखी होता है ॥ २५॥ 
बृ ० जा० में कहा है 'भुद्रोङ्गहीनो व्यये' ( २० अ० ५ इलो० ) ॥ २५ ॥ 
॥ इति चन्द्रः ॥ 
लग्नस्थ भौम का फल 
करः साहसनिरतः स्तव्धोऽल्पायुः स्वमानशीयंयुतः । 
क्षतगात्रः सुशरीरो वक्रे लग्नाधिते चपरः॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ भोम हो तो जातक-कठोर, पराक्रमी, आइचर्यंचकित,. 
अल्पायु, अपने सन्मान व धीरता से युत, भग्नदेही, सुन्दर देहधारी व चंचल होता 
है॥ २६॥ 
बृ० जा० में कहा है “लग्ने कुजे क्षततनुः' ( २० अ० ६ इलो० ) ॥ २६ ॥ 
द्वितीय भावस्थ भौम का फल 
अधन: कदशनतुष्टः पुरुषो विक्कताननो धनस्थाने । 
कुजनाश्रयशच रुधिरे भवति नरो विद्यया रहितः॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में भौम हो तो जातक-निधंन, कुत्सित भोजन से 


प्रसन्न, विकार से युत मुख वाला, दूषित मनुष्यों का आश्रय व विद्या से हीन 
होता है ॥ २७॥ ४ 


वृ० जा० में कहा है 'धनगे कदन्नो' ( २० अ० ६ इलो० ) ॥ २७॥ 


त्रिश अध्याय २५१: 


तृतीय भावस्थ भोस का फल 
शुरो भवत्यधृष्यो भ्रातृवियुक्तो मुदान्वितः पुरुष: । 
भूपुत्रे सहजस्थे समस्तगुणभाजनं ख्यात: ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में भौम हो तो जातक--वीर, अदमनीय, भाई से 
रहित, हर्षयुक्त, समस्त गुणों का पात्र अर्थात्‌ सकल गुण निधान व प्रसिद्ध होता 
है ॥ २८ ॥ 
चतुर्थ भावस्थ भोम का फल 
बन्धुपरिच्छदरहितो भवति चतुर्यञ्य वाहनविहीन: । 
अतिदुःखः संतः परग्रहवासी कुजे पुरुष: ॥ २९ ॥ 
यदि कुण्डली में चौथे भाव में भौम हो तो जातक--बन्धु व वस्त्र से हीन, सवारी 
रहित, अधिक दुःखों से पीडित तथा दूसरों के घर में रहने वाला होता है ॥ २९॥ 
पंचम भावस्थ भौम का फल 
१सौम्यार्थपुत्रसित्रशचळमतिरवि पञ्चमे कुजे भवति । 
पिशुनोऽनर्थप्रायः खलश्च विकलो नरो नीचः ॥ ३०॥ 
यदि कुण्डली में पंचम भाव में भोम हो तो जातक--मृदु, धन-पुत्र-मित्र से युत 
वा सुख-धन-मित्र से हीन, अस्थिर बुद्धि वाला, चुगल खोर, अनर्थी, पापी, अशान्त वः 
दुष्ट होता है ॥ ३०॥ 
शत्रु भावस्थ सौम का फल 
रप्रबळमदनोदरागरिन: सुदारीरो व्यायतो बळी षष्टे । 
रुधिरे सम्भवति नरः स्वयन्धुविजयी प्रधानशच ॥ ३१ ॥ 
यदि कुण्डली में छटे भाव में भोम हो तो जातक- अधिक कामी, प्रबल जठराग्निः 
वाला, सुन्दर चौकोर देहधारी, वलवान्‌, अपने बन्धुओं को जीतने वाला तथा प्रधानः 
( मुखिया ) होता है ॥ ३१ ।। 
सप्तम सावस्थ भोस का फल 
मृतदारो रोगार्तोऽमार्गरतो भवति दुःखितः पाव: । 
अश्नीरहितः सन्तः शुष्क्रतनुर्भवति स्मे भौमे॥ ३२ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में भोम हो तो जातक--मृत पत्नी वाळा, रोग से 
दुःखी, कुकर्मी अर्थात्‌ असत्‌ मार्ग में लीन, दुःखी, पापी, लक्ष्मी से हीन, सन्तप्त व 
नीरस ( पतला ) देहधारी होता है ॥ ३२॥ 
अष्डस भावस्थ भौम का फल 
व्याधिप्रायोऽल्पायुः कुशरीरो नीचकर्मकर्ता च। 
निधनस्थे क्षितितनये भवति पुमान्‌ शोकसन्त्तः ॥ ३३ ॥ 


१. सौस्यार्थमित्ररहितञ्चञ्चलमतिरपि च पञ्चमे रुधिरे। २. प्रबलोदराग्नि- 
पुस्त्वः । ३. स्त्रीरहितो विगतननुः सप्तमभवनस्थिते भौमे । 


“२५२ सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टमभाव में भौम हो तो जातक--रोगी, अल्पायु, कुत्सित देह- 
“धारी, दूषित कार्य कर्ता तथा शोक से दुःखी होता है ॥ ३३॥ 
नवस भावस्थ भोस का फल 
अकुशलकर्मा द्वेष्यः प्राणिवधपरो भवेन्नवमसंस्थे । 
ध्भरहितोऽतिपापो  नरेन्द्रकृतगोरवो उधिरे ॥ ३४ ॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में भोम हो तो जातक--अचतुर कार्यकारी, द्रोही, 
“जीव मात्र की हिसा में तत्पर, अधर्मी, अधिक पापी व राजा से सम्मान पाने वाला 
होता है ॥ ३४ ॥ 
दशम भावस्थ भौस का फल 
कर्मोच्चक्तो दशमे शूरो धुष्यः प्रधानजनसेवी । 
सुतसौख्ययुतो रुधिरे प्रतापबहुल: पुमान्‌ भवति ॥ ३५ ॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में भौम हो तो जातक--कार्यो में उद्यत, दमनीय, 
“प्रधान मनुष्यों का सेवन करने वाळा, पुत्र व सुख से युक्त तथा अधिक प्रतापी 
“होता है ॥ ३५ ॥ 
एकादश भावस्थ भोस का फल 
एकादशगे धनवान्‌ प्रियसुदभागी तथा भवेच्छरः । 
घनधान्यसुतैः सहित: क्षितितनये विगतशोकइच ॥ ३६ ॥ 
यदि कुण्डली में आय भाव में भौम हो तो जातक- नी, अभीष्ट सुख भोक्ता, 
-वरीर, धन-धान्य ( अन्नादि ) पुत्र से युत तथा शोक से रहित होता है। ३६॥ 
द्वादश भावस्थ भौम का फल 
नयनविकारी पतितो जायाघ्नः सूचकश्च रोद्रशच । 
द्वादशगे परिभूतो बन्धनभाक भवति भुपुत्रे ॥ ३७॥ 
यदि कुण्डली में वारहवें भाव में भौम हो तो जातक- नेत्र रोगी, पतित, स्त्री 
नको मारने वाला, चुगलखोर, भयंकर, पीडित तथा जेल भोगने वाला होता है ॥३७॥ 
॥ इति कुजः ॥ 
लग्नस्थ बुध का फल 
अनुपहतदेहबुदधिदेशकळाज्ञानकाव्यगणितज्ञः | 
अतिमधुरचतुरवाक्यो दीर्घायुः स्याढ्बुधे लग्ने ॥ ३८॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में बुध हो तो जातक--अक्षत देह व वुद्धिवाला, देश-कला- 
-ज्ञान-काव्य-गणित का ज्ञाता, अधिक मीठे व कुशल वचन बोलने -वाला व दीर्घायु 
:होता है ॥ ३८ ॥ 
द्वितीय भावस्थ बुध का फल 
बुद्धयोपाजितविभवो धनअ्चवनगतेञ्चपानभीगी च। 
शोभनवाक्यः सुनयः शाशितनये मानवो भवति ॥ ३६ ॥ 


त्रिश अध्याय २५३ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में बुध हो तो जातक- वुद्धि से ऐश्वर्य अजित 
करने वाला, अन्न व पान ( पेय ) का भोक्ता, सुन्दर वाणी वाला व सुन्दर न्याय का « 
प्रेमी होता है ॥ ३४॥ 
तृतीय भादस्थ बुध का फल 
*श्रमनिरत: परिदीनस्तृतीयराशो बुधे भवति जात: । 
निपुण: सहजसमेतो मायाबहुळो नरइचलितः* ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में वुध हो तो जातक--परिश्रमी वा वेद शास्त्र में 
लीन, पीडित वा दीन, कार्य कुशल, भाईयों से युत, अधिक मायावी तथा चचल 
होता है ॥ ४० ॥ 
चतुर्थ भावस्थ बुध का फल 
पण्डितबाहुः सुभगो वाहनयुक्तो बुधे हिबुकसंस्थे । 
सुपरिच्छदः सुबन्धुभंचति नरः पण्डितो नित्यस्‌ ॥ ४१॥ 
यदि कुण्डली में चतुथे भाव में बुध हो तो जातक--भुजवल से विद्वानु,. 
सौभाग्यवान्‌, सवारी से युत, सुन्दर वस्त्रधारी तथा अच्छे बन्धुओं से युत व विद्वानु 
होतां है ॥ ४१ ॥ 
पञ्चमस्थ बुध का फल 
सन्त्राभिचारकुदाळो वहुतनयः पञ्चमे सोम्ये। 
अविद्यासुखप्रभावैः समन्वितो हषसं युक्तः ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चमभाव में बुध हो तो जातक--मन्त्र वेत्ता, मारण क्रिया में 
चतुर, अधिक पुत्रवाला, विद्या-सुख-प्रभाव से युत वा पराक्रम से युक्त व प्रसन्नता से 
युत होता है॥ ४२॥ 
शत्रु साचस्थ बुध का फल 
वादविवादे कल्हे नित्यजितो व्याधितो बुधे षष्ठे। 
अलसो विनष्टकोपो निष्ठुरवाक्योऽतिपरिभूतः ॥ ४३ ॥ 
यदि कुण्डली में शत्रुभाव में बुध हो तो जातक--वाद विवाद व कलह में नित्य 
विजयी, रोगी, आलसी, क्रोधहीन, कठोरवादी व अति पीडित होता है ॥ ४३ ॥. 
सप्तसभावस्य बुध का फल 
प्रज्ञां सचारवेबां नातिकुलीनां च कलहशीलां च । 
भार्यामनेकवित्ता छूने लभते महत्त्वं च॥ ४४॥ 
यदि कुण्डली में सप्तमभाव में बुध हो तो जातक--विदुषी-सुन्दर वेष वाली- 
उत्क्ृष्ट-कुल से हीन व कलह में लीन-अनेक धनों से युत खरी को प्राप्त करने वाला तथा | 
महानु होता है ॥ ४४॥ 


१. श्रुतिनिरतः परिभूतः । २. नरस्सचलः । ३. विद्यासुखप्रतापैः । 


२५४ सारावळो 


अष्टमभावस्थ बुघ का फल 
विख्पातनाससारश्चिरजीवी कुलधरो निधनसंस्थे। 
शशितनये भवति नरो नृपतिसभो दण्डनायको वाऽपि ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में अष्टमभाव में बुध हो तो जातक--प्रसिद्ध नाम वाला, दीर्घायु, 
-वंशधर, राजा के समान वा न्यायाधीश होता है ॥ ४५ ॥ 
नवसभावस्थ बुभ का फल 
नवमगते भवति पुमानतिधनविद्यायुतः शुभाचारः । 
वागीइवरोऽतिनिषुणो धर्मिष्टः सोमपुत्र हि॥ ४६॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में बुध हो तो जातक--अधिक धन व विद्या से सम्पन्न 
्शुभ-अर्थातु सदाचारी, वाणी का ईश्वर, अत्यन्त चतुर व धर्मात्मा होता है ॥ ४६ ॥ 
दशसभावस्थ दुध का फल 
प्रवरमतिकर्मचेष्टः सफलारम्भो विशारदो दशमे । 
धीरः *सत्त्वसमेतो विविधाळ्ङ्कारसत्वभाक सौम्ये ॥ ४५॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में वुध हो तो जातक--श्रेष्ठ बुद्धि से कार्यों की इच्छा 
-करने वाला, कार्य सिद्धि कर्त्ता, श्रेष्ट, धैर्यवान्‌, वल से युत वा सत्य से युत वा युद्ध से 
युत व अनेक आभूषणों के सुख का भोगी होता है ॥ ४७॥ 
एकादशभानस्थ बुध का फल 
धनवान्‌ विधेयभृत्यः प्रायः सोल्यान्वितो बिपुलभोगी । 
एकादशे बुधे स्याद्बह्वायुः ख्यातिमान्‌ पुरुषः ॥ ४८॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में बुध हो तो जातक--धनी, आज्ञाकारी नौकर, 
“पण्डित, सुखी, अधिक भोगी, दीर्घायु व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है ॥ ४८ ॥ 
ठादशभावस्थ बुध का फल 
सुगृहीतवाक्यमलसं परिभूतं वाग्मिनं तथा प्राज्ञम्‌ । 
व्ययगः करोति सोम्यः पुरुषं दीनं न॒शंसं च॥ ४६॥ 
यदि कुडली में वारहवें भाव में बुध हो तो जातक-सुन्दर ग्रहण करने वाली 
न्याणी वाला, आळसी, पीडित, वाग्मी, पण्डित, दीन व निन्दित होता है ॥ ४४ ॥ 
॥ इति बुध: ॥ 
लग्नस्थ गुरु का फल 
होरासंस्थे जीवे सुशरीरः प्राणवान्‌ सुदीर्घायुः। 
सुसमीक्षितकार्थकरः प्राज्ञो घीरस्तथार्यशच ॥ ५० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में गुरु हो तो जातक--सुन्दर देहधारी, बली, दीर्घायु, सुन्दर 
न्समान दृष्टि से कार्य करने वाला, पण्डित, धेयंवान्‌ तथा श्रेष्ठ होता है ॥ ५० ॥ 


१. सकलारम्भो । २. सन्य समर । 


iad आओ 


त्रिश अध्याय २५५ 


द्वितीयसावस्थ गुरु का फल 
घनवान्‌ भोजनसारो वाग्मी सुनपुः सुवाक्‌ सुवस्रइच । 
कल्याणवपुस्त्यागो सुमुखो जोचे भवेद्धनगे॥ ५१॥ 
यदि कुण्डली में द्वितीयभाव में गुरु हो तो जातक-धनी, भोजनार्थी, वाग्मी, सुन्दर 
झारीर व वाणी व मुखवाला, परोपकारी ब सुन्दर वस्त्रवाला व त्यागी होता है ।॥५१॥ 
तृतीय सावस्थ गुर का फल 
अतिपरिभूतः कृपण: 'सदाजितो मानवो भवति जीचे। 
मन्दाग्निख्रीविजितो दुश्चिक्ये पापकर्मा च ॥ ५२ ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में गुरु हो तो जातक --अधिक दुःखी, लोभी, सदा 
विजयी वा भाई से पराजित, मन्दाग्नि, स्त्री से पराजित व पापी होता है ॥ ५२.॥ 
चतुर्थ भावस्थ गुरु का फल 
स्वजनपरिच्छदवाहनसुखमतिभोगाथसंयुतो भवति। 
शरेष्ठः शात्रुविषादी चतुथसंस्थे सदा जीवे॥ ५३ ॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थ भाव में गुरु हो तो जातक---अपने जन-वस्त्र-सवारी-सुख- 
बुद्धि-भोग-धन से युक्त, श्रेष्ठ व शत्रु को दुःख देने वाला होता है॥ ५३ ॥ 
पळ्चमभावस्थ गुरु का फल 
सुखसुतसित्र समृद्धः प्राज्ञो धृतिमांस्तया विभवसार: । 
पश्चममवने जीवे सर्वत्र सुखी भवति जात: ॥ ५४ ॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चमभाव में गुरु हो तो जातक--सुख-पुत्र-मित्र से संपन्न, 
पण्डित, धैर्यवान्‌, ऐश्वर्य में लीन तथा सत्र जगह सुखी होता है ॥ ५४॥ 
शत्रुभावस्थ गुर का फल 
सन्नोदराग्निपुंस्त्वः परिभूतो ढुर्बलोञ्छसः षष्ठे। 
खीविजितो रिपुहन्ता जीवे पुरुषो$तिविख्यात: ॥ ५५ ॥ 
यदि कुण्डली में शत्रु भाव में गुरु हो तो जातक--दृषित जठराग्नि वाला, पीडित, 
निर्बल, आळसी, स्त्री से पराजित, शत्रु को मारने वाला तथा अधिक प्रसिद्ध होता 
है ॥ ५५॥ 
> सप्तमभावस्थ गुरु का फल 
सुभगः सुरुचिरदारः पितुरधिकः सप्तमे भर्वात जात: । 
वक्ता कवि: प्रधान: प्राज्ञो जीवे सुविख्यांतः ॥ ५६॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में गुरु हो तो जातक-पुन्दर भाग्यवान्‌, सुन्दर इच्छित 
स्त्री का पति, पिता से अधिक, वक्ता, कवि, प्रधान, पण्डित व विख्यात होता है ॥५६॥ 
अष्टमभावस्थ गुरु का फल 
परिभूतो दीर्घायुभृंततो दासोऽयवा निधनसंस्थे । 
रस्वजनप्रेष्यो दीनो मलिनखीभोगवान्‌ जीवे॥ ५७ ॥ 


१. सहजातो, सहजजितो । २. सुजनप्रेष्यो । 


२५६ सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक--पीडित, दीर्घायु, वेतन से 
जीने वाला, दास ( सेवक ), अपने जनों का भृत्य, दीन, मलिन ( दूषित ) तथा स्त्री 
भोगी होता है ॥ ५७ ॥ 
नवमभावस्थ गुरु का फल 
देवतपितृकायंरतो विद्वान्‌ सुभगो भवेत्तथा नवमे। 
नृपमन्त्री नेता वा जीवे जातः प्रधानश्च॥ ५८॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में गुरु हो तो जातक--देव व पितृ कार्यों में लीन, 
विद्वान्‌, सुन्दर भाग्यवान्‌, राजा का मन्त्री वा नेता तथा प्रधान होता है ॥ ५८ ॥ 
दशसभावचस्थ गुरु का फल 
सिद्धारम्भो मान्यः सर्वोपायः कुशालसमृद्धश्च । 
दशमस्थे त्रिदशगुरो सु खघनजनवाहनयशोनाक ॥ ५६ ॥ 


यदि कुण्डली में दशमभाव में गुरु हो तो जातक--प्रारम्भिक कार्यो को सफल 
करने वाला, सम्मानित, समस्त उपायों का ज्ञाता, चतुरता से सम्पन्न, सुख-धन-जन- 


सवारी व यश का भोगी होता है ॥ ५४ ॥ 
एकादशभावस्थ गुर का फल 
अपरिमितायुर्घीरी बहुवाहनभृत्यसंयृतः साधुः । 
एकादशभे जीचे न चातिविद्यो न चातिसुतः॥ ६०॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में गुरु हो तो जातक--दीर्घायु, धैयंवानु, अधिक 
सवारी व नौकरों से युत; सज्जन एवं अधिक विद्या व अधिक पुत्रवानु नहीं 
होता है॥ ६० ॥ 
द्चादशभावस्थ गुरु का फल 
अलसो लोकढद्वेष्यो ह्यपगतवाग्द॑वपक्षभग्नो वा। 
परितः सेवानिरतो द्वाददासंस्थे गुरी भवति॥ ६१॥ 
यदि कुण्डली में वारहवें भाव में गुरु हो तो जातक-आळसी, संसार द्वेषी, अस्थिर 
वाणी वाला वा वाणी हीन वा देवपक्ष से नष्ट व चारों तरफ सेवा में लीन होता है ॥६१। 
॥ इति गुरुः ॥ 
लग्नस्थ शुक्क का फल 
सुनयनवदनरारीरं सुखितं दीर्घायुषं तथा भीरुम्‌। 
युवतिजननयनकान्तं जनयति होरागत: शुक्रः ॥ ६२॥ 
यदि कुण्डली में लग्नगत शुक्र हो तो जातक-सुन्दर नेत्र व मुख से युत शरीर-धारी, 
सुखी, दीर्घायु, डरपोक व स्री समुदाय के नेत्रों को सुन्दर लगने वाला होता है ॥६२॥ 
द्वितीयभावस्थ शुक्र का फल 
प्रचुरान्नपानविझवं श्रेष्ठविलासं' तथा सुवाक्यं च। 
कुरुते द्वितीयराशो बहुधनसहितं सितः पुरुषम्‌ ॥ ६३॥ 


च शिष्ट। 


१७ त्रिश अध्याय २५७ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में शुक्र हो तो जातक--अधिक अन्न-पेय व ऐज्वयँ 
से युत, उत्तम भोगी, सुन्दरभाषी तथा अधिक धनवानु होता है ॥ ६३ ॥ 
तृतोयभावस्थ शुक्र का फल 
सुखधनसहितं शुक्रो दुश्चिक्ये खीजितं तया कृपणम्‌ । 
जनयति मन्दोत्माहं सोभाग्यर्परिच्छ्दातीतम्‌ ॥ ६४॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक--सुखी, धनी, स्त्री से पराजित, 
लोभी, मल्पोत्साही, सौभाग्यवान्‌ व वस्त्रों से युत होता है॥ ६४॥ 
चतुर्थमावस्थ शुक्र का फल 
न्घुसुहूत्युबसहितं कान्तं वाहनपरिच्छदसमृद्धम्‌ । 
ललितमदीनं सुभगं जनयति हिबुके नरं शुक्र: ॥६५॥ 
यदि कुण्डलो में चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक-वान्धव-मित्र-सुख से युत, 
सुन्दर, सवारी व वस्त्रों से सम्पन्न, मनोहर, अदीन ( दीनता से रहित ) व सोभाग्य- 


वान्‌ होता है ॥ ६५॥ 
पञ्चसभाचस्थ शुक्र का फल 


सुखसुतमित्रोपचितं रतिपरमतिधनमखण्डितं शुक्रः । 
कुस्ते पञ्चमसराशो सन्त्रिणमथ दण्डनेतारम्‌ ॥६६॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में शुक्र हो तो जातक--सुख-पुत्र-मित्र से युत, कामी, 
अधिक धनी; अखण्डित, सचिव व न्यायाधीश होता है ॥ ६६ ॥ 
शत्रुभावस्थ शुक्र का फल 
अधिकमनिष्ट' स्त्रीणां प्रचुरामित्रं निराकृतं विभवे: । 
विकलमतीव नीचं कुर्ते षष्ठ भृगोस्तनयः॥६७.। 
यदि कुण्डली में शत्रु भाव में शुक्र हो तो जातक- अधिक अशुभकारी, स्त्रियों का 
अधिक शत्रु, ऐश्वर्य से रहित, विकल व अधिक दुष्ट होता है ॥ ६७॥ 
सप्तमभावस्थ शुक्र क फल 
अतिरूपदारसौख्यं `बहुरूपं कलहर्वाजतं पुरुषम्‌ । 
जनयति सक्षमधामनि सोभाग्यसमन्वितं शुक्रः ॥ ६८॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक--अधिक रूपवती स्त्री के सुख 
का भोगी, बहुरूपिया वा अधिक ऐ्वर्यवानु, कलह ( लड़ाई ) से रहित तथा सुन्दर 
भाग्य से युत होता है ॥ ६८॥ 
भ्रष्टसभानस्थ शुक्र का फल 


दीर्घायुरनुपमसुख्रः शुक्रे निधनाश्रिते धनसमृद्धः । 
भवति पुमान्‌ नृपतिसमञः क्षणे क्षणे ब्धपरितोषः 11६९॥ 
यदि कुण्डली में अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक- दीर्घायु. अद्वितीय सुखी, धन से 
सम्पन्न, राजा के समान व क्षण-क्षण में संतोष प्राप्त करने वाला होता है ॥ ६६ ॥ | 


१ विनाकृतं । २ वहुविभवं । 


"२५८ सारावलो 


नवमभावस्थ शुक्र का फल 
सममायततनुवित्तोदारयुवतिसुखसु हूज्जनोपेत: 1 
भृगुतनये नवमस्थे सुरातिथिगुरुप्रसक्तः स्यात्‌ ॥७०॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में शुक्र हो तो जातक--समान लम्बी चौड़ी देहवाला, धनी, 
उदार स्त्री वाला, सुखी, मित्रों से युक्त, देवता-अतिथि व गुरु का भक्त होता है ॥७०॥ 
दशमभावस्थ शुक्र का फल 
१उद्यानसुविभवा हितसुखरतिमानार्थकीत्तंयो यस्य। 
दशमस्थे भुगुतनये भवति पुमान्‌ बहुमतिः ख्यातः ॥७१॥ 
जिसकी कुण्डली में दशम भाव में शुक्र हो तो जातक--वगीचे से ऐश्वर्यवाला, मित्रों 
से युत, सुखी, रतिमानु, धनी, यशस्वी, अधिक बुद्धिमान्‌ व प्रसिद्ध होता है॥ ७१॥ 
एकादशभावस्थ शुक्र का फल 
प्रतिरूपदासभृत्यं बह्वायं सर्वशोकसत्त्यक्तम्‌। 
जनयति भवभवनगतो भृगु तनयः सर्वदा पुरुषस्‌ ॥७२॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में शुक्र हो तो जातक--प्रतिबिम्ब सेवी का नौकर, 


अधिक्र लाभी व समस्त दुःखों से रहित होता है ॥ ७२ ॥ 
दादशभावस्थ शुक्र का फल 


अलसं सुखिनं स्थूळं पतितं मृष्टाशिनं भुगोस्तनयः । 
शवनोपचारकुशले हाददाग: स्त्रीजित जनयेत्‌ ॥७३॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में शुक्र हो तो जातक--आलसी, सुखी, मोटा, पतित, 
शोधित (साफ) भोजी, शय्या के उपचार में चतुर तथा स्त्री से पराजित होता है ॥७३॥ 
॥ इति शुक्रः ॥ - 
लग्नस्थ शनि का फल 
स्वोच्चस्वकीयभवने क्षितिपालतुल्यो 
लग्नेञ्कजे भवति देशपुराधिनाथः । 
शोषेषु दुःखगदपोडित एव बाल्ये 
दारिब्रय'कर्मवशगी मलिनोऽर इच ॥७४॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ शनि, तुळा वा मकर वा कुम्भ राशि का हो तो जातक 
देश या नगर का स्वामी, राजा के समान होता है । अवशिष्ट राशियों में लग्नस्थ शनि 
हो तो जातक--दुःखी व बाल्यावस्था में रोग से पीडित, दरिद्री, कार्यों के वश में वा 
कामी, दूषित तथा आलसी होता है ॥ ७४॥ 
द्वितीयभावस्थ शनि का फल 
विकृतवदनोः्थंभोक्ता जनरहितो न्यायङुत्कुटुम्बगते । 
पइ्चात्परदेशगतो जनवाहनभोगवान्‌ सौरे ॥७५॥ 


१ उत्थानविवादाजितसुखरतिमानार्थकीतँयो यस्य । 
दशमस्थे भृगुतनये भवति पुमान्‌ बहुमतिख्यातः ॥ २ कामवशगो । 


त्रिश भघ्याय "१५६ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में शनि हो तो जातक--विकृत मुखवाला 
अर्थात्‌ मुख का रोगी, धन भोगी, मनुष्यों से हीन, न्यायकर्त्ता, पीछे परदेशगामी तथा 
-्मनुष्य व सवारी का सुख भोगने वाला होता है ॥ ७५ ॥ 
तृतीयमावस्थ शनि का फल 
मलिन: संस्क्ृतदेहो नीचोऽळसपरिजनो भवति सोरे । 
शुरो दानानुरतो दुड्चिक्यगते विपुलबुद्धिः ॥७६॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में शनि हो तो जातक-दूषित, संस्कार से युत देहवाला, 
दुष्ट, आलसी मनुष्यों से युक्त, वीर, दानी तथा बड़ा बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ७६॥ 
चतुर्थभावस्थ शनि का फल 
पीडितहृदयो हिबुके निर्वान्धववाहनार्थमतिसौख्यः । 
बाल्ये व्याधितदेहो नलरोमधरो _ भवेत्‌ सोरे ॥७७ 
यदि कुण्डली में चतुर्थभाव में शनि हो तो जातक--दुःखित हृदयवाला, बन्धुहीन, 
मसवारीवाला, धनी, बुद्धिमान्‌, सुखी, वाल्यावस्था में रोगी” नाखून-व लोम को धारण 
करने वाला होता है ॥ ७७॥ 
पञ्चसभावस्थ शनि का फल 
सुखसुतमित्रविहीनं मति'रहितचेतसं न्रिकोणस्थः। 
सोन्मादं रवितनयः करोति पुरुषं सदा दीनमु ॥७८॥। 
यदि कुण्डली में पच्चमभाव में शनि हो तो जातक--सुख-पुत्र-मित्र से रहित, बुद्धि 
वहीन, अचेत, पागल तथा दीन होता है ॥ ७८ ॥ 
रिपुभावस्थ शनि का फल 
प्रदळमदनं सुदेहं शूरं बह्वाशिनं विषमशीलम्‌ । 
बहुरिपुपक्षक्षापतं रिपुभदनगतोऽकंजः कुरुते ॥७९॥ 
यदि कुण्डली में शत्रुभाव में शनि हो तो जातक--प्रबल ( बड़ा ) कामी, सुन्दर 
“शरीरधारी, वीर, अधिक खानेवाला, विपरीत स्वभावी तथा अधिक शत्रु से पीडित 
(होता है ॥ ७६ ॥ 
सप्तसभावस्थ शनि का फल 
सततमनारोग्यतनु सृतवारं धनविर्वाजतं जनयेतु । 
द्य नेऽकंजः कुवेषं पापं बहुनोचकर्माणम्‌ ॥८०॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शनि हो तो जातक-निरन्तर रोगी, मृत पत्नी वाला, 
“निर्धन, दूषित वेषधारी, पापी व अधिक घृणित कार्ये करने वाला होता है ॥ ८० ॥ 
अष्टससावस्थ शनि का फल 
कुष्ठभगन्दररोगैरभितक्त . ह्वस्वजीवितं निधने। 
सर्वारम्भविहीनं जनयति रविजः सदा पुरुषप्‌ ॥८१॥ 


१ विचेतसं । 


१६० सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टम भाव में शनि हो तो जातक-कोढ़ व भगन्दर रोग से दु:खी; 
अल्पापु व समस्त कार्यों से रहित होता है॥ ८१ ॥ 
नवसभावस्थ शनि का फल 
धमंरहितो5१ल्पधनिकः सहजसुतविर्वाजतो नवमसंस्थे । 
रविजे सौख्यविहीन: परोपतांपी च जायते मनुजः ॥८२॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में शनि हो तो जातक-अधर्मी, अल्पधनी वा कुमार्गी, 
भाई व पुत्र से हीन, सुख से रहित तथा पश्चात्तापी होता है ॥ ८२॥ 
दशसभावस्थ शनि का फल 
धनवान्‌ प्राज्ञः झूरो मन्त्री वा दण्डनायको वाऽपि। 
दशमस्थे रविनयये वृन्दपुरग्रामनेता च ॥८३॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में शनि हो तो जातक-धनी, पण्डित, वीर, सचिव वाः 
न्यायाधीश एवं समुदाय-नगर-ग्राम का प्रधान होता है ॥ ८३॥ 
एकादशभावस्थ शनि का फल 
बह्वायुः स्थिरबिभवः शूरः शिल्पाश्रयो विगतरोग: । 
आयस्थे भानुसृते धनजनसम्पदतो भवति ॥८४॥। 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शनि हो जातक-दीर्घायु, स्थिर ऐश्वर्य वाला, 
वीर, कारीगरों का आश्रय, नीरोग तथा धन-मनुष्य-सम्पत्ति से युत होता हे ॥ ८४॥ 
द्वादशभावस्थ शनि का फल 
विकल: पतितो मुखरो बिषमाक्षो निघु णो विगतलज्ज: । 
व्ययभवनगते सौरे बहुव्ययः स्यात्‌ सुपरिभूतः ॥८५॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में शनि हो तो जातक--अशान्त चित्त, पतित, अग्र- 
गामी वा प्रधान, विषम हृष्टि वाला, घृणा से हीन, निळंज्ज, अधिक खर्चीला तथाः 
पीडित होता हैं॥ ८५ ॥ 
॥ इति हानि: ॥ 
भावों का शुभाशुभत्व ज्ञान 
पापा निघ्नन्ति मुतूर्यादीन्‌ भावान्‌ पुष्णन्ति शोभना: । 
विपरीतं रिपुरन्भ्रव्ययेषु सदसत्फळघु ॥८६॥ 
योगा उधे बल्योगाः४ सौम्यसुहृद्रिपुनिरीक्षणाच्चेन । 
उच्चादिभवनसंस्थंग्रं हेच फलमन्यथा भदति॥८७॥ 
यदि लग्नादि भावों में शुभ ग्रह हों तो उस भाव की वृद्धि करते हैं, पाप ग्रह होने 
पर उस भाव के फल का नाश करते हैं । ६, ८, १२ भावों के शुभ-अशुभ फल विपरीत 
हीते हैं अर्थात्‌ त्रिक में स्थित शुभ ग्रह अशुभ फल और पापग्रह शुभ फल करता है। शुभ- 


१ ऽपथरतः । २ शिल्पश्चितो । ३ योगाश्रय । ४ योगात्सौम्य । 


FRR), RR I, ४-५ nse - ----- 


एकत्रिश अध्याय २६१ 


( मित्र-शत्रु ) ग्रह से दष्ट योग बली होते हैं, तथा उच्चस्थ ग्रहों से दू, योग का फळ 
“विपरीत होता है ॥ ८ ६-८७ ॥ 
लघुजातक में कहा है--'पुष्णन्ति शुभा भावान्मूर्त्यादीनु ध्नन्ति संस्थिता: पापा: 
१२ अ० ४ इलो० ) ॥ ८६-८७ ॥ 
विशेष-८६-=७ इलोक़ सं० वि० वि० की मातृका में अनुपलव्ध हैं ॥८६-८७ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां भावाध्यायस्त्रिश; ॥ 


> 
एकत्रिशोञ्ध्यायः 
केन्द्रस्थ दो-दो ग्रहों के फल का कथन 
होराचतुर्थसक्षमदशमेषु यथा हृयोईयोग्रंहयोः । 
भवति फलसम्प्रयोगो जातस्य तथायमुपदेश: ॥ १॥ 
लरूग्त--चतुर्थ-सप्तम-दशम भाव स्थित दो-दो ग्रहों का जैसा-जैसा फल होता है, 
-वेसा-वैसा ही फल जातक का इस अध्याय में वणित है ॥ १ ॥ 
केन्द्रस्थ सुर्ये-चन्द्रमा युति का फल 
मातृपितृदुःखतप्त: सुर्येन्द्रोददयसंस्थयोम॑नुज: । 
सानसुतविभवहीन: परिभूतो जायते दुःखी।॥ २॥ 
बान्धवसुतसुखहीनो दारिद्रथयुतो महाजडप्रकृति: । 
चन्द्रे रसातळस्थे भास्करसहिते पुमान्‌ जातः॥ ३॥ 
मित्रे: सुतैश्च हीनः परिभूतो युवतिभिः सदा पुरुष: । 
चन्द्रो सक्षमभवते दिनकरसहिते भवेद्दीनः॥ ४॥ 
सुशरीरं बळनाथं राजसिकं निर्दयं विषमशीळम्‌ । 
सुर्येनद्र गगनस्थो कुरतः काषपितारिपक्षं च॥५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य-चन्द्रमा हो तो जातक-माता-पिता के दुःख से 
“दुःखी, सम्मान-पुत्र-ऐश्वर्य से हीन, दरिद्री ब दुःखी होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में सूर्य व चन्द्रमा हो तो जातक-बान्धव-पुत्र-सुख से रहित, 
(दरिद्री व अधिक मूर्ख स्वभाव का होता है । 
यदि सप्तम भाव से सूर्य-चन्द्रमा का योग हो तो जातक-मित्र-पुत्र से रहित, सदा 
-स्न्रियों से पीड़ित तथा दीन होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्य-चन्द्रमा का योग हो तो जातक-सुन्दर देहधारी, बलवानों 
-का स्वामी, राजसी, निर्दयी, विपरीत स्वभाव वाला तथा शत्रुपक्ष को पीड़ा देनेवाला 
.होता है ॥ २-५ ॥ 


२६२ 


सारावली 


केन्द्रस्थ सुर्य-मौस युति का फल 
रविभौमयोविलग्ने पित्तप्रक्ृतिमंहाहने दूरः । 
क्रोधी विक्षतगात्रः करश्च राठ: कठोरः स्यात्‌ ॥ ६ ॥४ 
बन्थुजनवित्तहोन:ः'  समस्तसुखर्वाजत: श्रुभितः । 
कुजसुर्ययोश्रतुथें भवति पुमान्‌ सर्वतो द्वष्य:॥ ७॥ 
स्रोविरहडुःखखिन्नः खीहेतोः परिभवं सदा प्राप्त: । 
रविरुधिरयोयुवत्यां विदेशगमने रतो भवति॥ ८॥ 
विफळारम्भो भृतको नित्योद्विग्नः प्रधाननृपसेवी । 
भूतनयदिवाकरयोः कर्मणि गतयोर्भवेिकरूः ।। & ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य व भौम हो तो जातक--पित्त प्रकृति, युद्ध में 
वीर, क्रोधी, भग्नदेही, क्रूर (पापी ), धूर्त तथा कठोर होता है। 

यदि चतुर्थ भाव में सूर्य-भोम का योग हो तो जातक-वन्धु-वान्धव तथा धन से 
रहित वा मित्र से वा ऐश्वर्य से रहित, सव सुखों से हीन, दुःखी तथा सव से द्रोह 


करने वाला होता है । 
यदि सप्तम भाव में सूर्य भोम का योग हो तो जातक-सत्री के विरहरूपी दुःख से 


अन्य मनस्क, स्त्री के कारण सर्वदा पराजय प्राप्त करने वाला व विदेश ( परदेश ) 
जाने में आसक्त होता है । 


यदि दशम भाव में सूर्य-भोम का योग हो तो जातक-कार्यारम्भ करने पर असिद्धि 


प्राप्त करने वाला, नौकर, सदा चिन्तित, प्रधान राजा का सेवी तथा अशान्त चित्त 


होता है ॥ ६-5 ॥ 


केन्द्रस्थ सुर्य-बुध युति का फल 

अप्राज्ञो बहुप्रलापी कठिनाङ्गः झूरवल्लभो मतिमान्‌ । 

ल्ग्ने बुधदिनकरयोर्दीर्घायुः संभवेत्पुरुषः || १० ॥ 
नुपतिसमो विख्यातो गृहीतकाव्यः कुवेरसमविभवः । 
रविशशितनयौ हिबुके स्थूलतनुर्वक्ररासश्च ॥ ११॥ 
वधबन्धनकृन्मृत्युगु हीतवाक्यो न चातिधनलुब्ध: । 

स्री रतिहीनश्रोरो द्यने बुधमूयंयोभवति ॥ १२॥ 
त्रिषु लोकेषु ख्यातो गजाश्वनाथो भवेन्महीपालः । 
दिनकरबुधयोदंदामे न नीचराशिस्थयोरेव ॥ १३ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य-बुध हो तो जातक-पण्डित वा मूर्ख, अधिकभाषी, 


कठोर देही, बीरों का प्रिय, बुद्धिमान्‌ तथा दीर्घायु होता है 


यदि चतुर्थ भाव मे सूर्य बुध हो तो जातक-राजा के सहश, ख्यातिमानु- काव्य 


शास्त्र का ग्रहणकर्ता, कुबेर के समान ऐदवर्य वाला, मोटी देह वाला व टेढ़ी नासिका 
वाला होता है । 


१. मित्रहीनः, विभवहीनः । २. अञ्चो । 


किड शीड 31 ७ oar के 


दि... LOO ASN 


एकत्रिदा अध्याय २६३. 


यदि सप्तम भाव में सूर्य व बुध हो तो जातक-हिसा व बन्धनकर्ता, मृत्यु के समय 
सारगभित वचन वाळा, अधिक धन का लोभी नहीं, ख्रीभोग से रहित एवं चोर 
होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्य व वुध हो तो जातक तीनों लोकों में प्रसिद्ध, हाथी व 
घोड़ों का स्वामी अर्थात्‌ हाथी-घोड़ा का पालक व राजा होता है। नीच राशि में सूर्य 
वा बुध न हो तो पूर्वोक्त फल होता है ॥ १०-१३ ॥ 
केन्द्रस्थ सूर्य गुर युति का फल 
जीवाकंयोगु णगुतो मन्त्री यलनायकोऽयवा साधुः । 
रग्नस्थयोः प्रसुतो विद्याधनभोगवान्ख्यातः ।। १४॥। 
श्रुतिनीतिकाव्यनिरतं भव्यं जनसम्पदं प्रियालापमु । 
हिबुके सुरेज्यमुयों निश्वताचारं नरं छुरुत: ॥ १५॥ 
जीचाकंयोर्युबत्यां सद्नवशात्खीजितः पितृद्ठोषो। 
दनकमणिरजतप्रौक्तिकसमम्वितः शुभशरीर: स्यात्‌ ॥ १६॥ 
कीतिबुलमानविमवेः समन्वितः पाथिवो भवेन्ननसि । 
रविदेवपु रोहितयोनिन्द्येऽपि कुले नरो जात: ॥ १७॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य गुरु हो तो जातक--गुणी, सचिव, बलबानों 
का नेता वा साधु, विद्वान्‌, धनी, भोगी व विख्यात होता है । 

यदि चतुर्थं भाव में सूर्यं व गुरु हो तो जातक--वेद-नीति ( नय ) काव्य में 
तत्पर, सुन्दर, मनुष्य सम्पत्ति वाला, प्रियभाषी व गुप्ताचारी होता है । 


यदि सप्तमभाव में सूर्य गुरु हो तो जातक--काम के वशीभूत होकर स्त्री से 
पराजित, पिता का द्वेषी ( शत्रु ), सुवर्ण-मणि-चाँदी-मोती से युत व शुभ देहधारी 
होता है । 

यदि दशमभाव में सूर्य गुरु हो तो जातक--"ीच कुल में उत्पन्न होकर भी यश> 


सुख-सम्मान-ऐक्वर्यं से युत राजा होता है ॥ १४-१७॥ 
केन्द्रस्थ सुर्य शुक्र युति का फल 
प्रियकळहस्त्वविनीतो सलिनाचारः सुदुःखितो नीचः । 
लग्ने रविभृगुसु तयो रत्यर्थकरुत्रसम्परित्यक्त: ॥ १८ ॥ 
आदित्ये हिबुकस्थे भार्गवसहिते भवेन्नरो जात:। 
परभृत्यः शोकार्तो लोकद्रष्यो दरिद्रश्च ॥ १९॥ 
सत्रीमिः सम्परिभूतो द्रविणविहीनो वृहत्तनुद्दे ष्यः । 
शेलवनेषु च विचरति रविसितयोः सप्तमस्थाने ॥ २०॥ 
कर्मणि दिनकरसितयोब्यंबहाररतो नरेन्द्रसचिवः स्यात्‌ । 
शाखकलानिपुणमतिर्धेनवाहनसोख्यसम्पन्न: ॥ २१ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य व शुक्र हो तो जातक--कलह प्रेमी, नग्नता से . 
रहित, दूषित आचरणकर्ता, दु:खी, दुष्ट, धनटीन व स्त्री से रहित होता है । 


२६४ सारावली 


यदि चतुर्थ भाव में सूर्य व शुक्र हो तो जातक--दूसरे का नौकर, शोक से पीडित, 
संसार का झात्रु व दरिद्र होता है । 
यदि सप्तम भाव में सूर्य शुक्र हो तो जातक--स्त्रियों से सम्यक्‌ प्रकार से पीडित, 
निर्धन, महानु देहधारी, द्रोही तथा पर्वत व वनों में घूमने वाला होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्य व शुक्र हो तो जातक--व्यवहार में छीन अर्थात्‌ व्यवहार 
कुशल, राजा का मन्त्री, शास्त्र व कला में चतुर वुद्धिवाला व धन-सवारी-सुख से 
समृद्ध होता है ॥ १८-२१ ॥ 
> केन्द्रस्थ सुर्यं शनि युति का फल 
निन्दितजननोपुत्र: कुत्सितवृत्ति सदा सलिनबुद्धि: । 
ठग्ने सुर्याकेजयोः पापाचारो भरवेत्पुरुष: ॥ २२ ॥ 
सौरिइचतुर्थराशी भास्करसहिते पुमान्‌ भवति नोच: । 
दारिद्रयविहितमुति; स्वबन्धुभिइचापि परिभूतः ॥ २३ ॥ 
भान्वकंजयोर्मदने मन्दाळसडुर्भगाइच जायन्ते। 
युवतिधनेः सन्त्यक्ता मृगयाभिरता सहासुर्खाः ॥ २४॥ 
भानुः स्वपुत्रसहितो गगने भृतकं विदेदागं जनयेत्‌। 
नृपतेः ववचिदापतधनेश्चोरंमु'षितं सदश्वधनम्‌ ॥ २५॥ 
यदि जन्म के समय ठग्न में सूर्यं व शनि हो तो जातक--कुत्सित माता का पुत्र, 
निन्दित आजीविका वाला, दूषित बुद्धिवाला तथा पापाचरण कर्ता होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में सूर्यं व शनि हो तो जातक- दुष्ट, दरिद्रता का स्वरूप तथा 
अपने बन्धुओ से पीड़ित होता है । 
यदि सप्तम भाव में सूर्य व शनि हो तो जातक--अल्प, आलसी, भाग्यहीन, स्त्री 
धन से व्यक्त, शिकार का प्रेमी तथा बड़ा मूर्ख होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्य त्रशनि हो तो जातक--नोकर, विदेश जाने वाला, राजा 
से कभी पाये हुए धन का चोरों द्वारा हरण तथा अच्छे घोड़ों का धनी होता 
है ॥ २२-२५॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्र भौम युति का फल 
१रक्ताग्निपित्तदोषंरभिभूतो जायते नरो राजा । 
क्षोणीसुतहिमकरयोळंग्ने तीक्ष्णः स्वभावशच॥ २६॥ 
सक्लेशो निद्रव्यः सुखसुतधनबन्धुहीनइच । 
पाताले कुजशशिनोविकलशच भवेत्तया जातः॥ २६॥ 
क्षुद्र परधनलुब्धो बहुप्रलापो न सत्यवचनइच । 
इर्ष्यायुक्तो मनुजः कुजशशिनोः समस्थाने ॥ २८ ॥ 
तुरगगजपत्तिसम्पत्समाकुळं तुहिनगुर्नरं कुरुते। 
रुधिरेण समायातो गगनतले विक्रमर्युक्तम्‌ ॥ २६॥ 


१.पित्तरोगैः । 


0 निजि बजबअअअअजजअयजाययजम्ससससस्््ससक् 


एकत्रिश अध्याय २६५ 


यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा व मङ्गल हो तो जातक- खून-अग्नि-पित्त 
-दोष वा रोग से पीड़ित एवं उग्र स्वभाव वाला होता है । 


यदि चन्द्रमा मङ्गल का योग चतुर्थ भाव में हो तो जातक--क्लेश ( कलह ) से 


“युक्त, निर्धेन, सुख-पुत्र-धन-बन्धु से रहित तथा अशान्त होता हे । 


यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व मङ्गल हो तो जातक--अल्प, दुसरे के घन का 
लोभी, अधिकभाषी, असत्यवादी व ईर्ष्यालु होता है । 


यदि दशम भाव में चन्द्रमा मङ्गल हो तो जातक--घोड़ा-हाथी-सेना-सम्पत्ति से 
“युत तथा पराक्रमी होता है ,॥ २६-२६ ॥ 
विशेष--२७ वें इलोक में धनसे होन दो स्थानो पर आने से अरुचि उत्पन्न 
होती है, किन्तु सं०वि०वि० की मातृका में 'वान्धवजनवाहनास्पदविहीनः' इस पाठा- 
-न्तर से वन्धुजन-सवारी-स्थान से हीन यह उचित प्रतीत होता है ॥ २६-२६ ॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्रबुध युति का फल 
सुखबुद्धिसत्त्वयुक्तः सुभग: फान्तो विलग्नगे शशिनि । 
बुधसहिते भवति नरो वाचालइचातिनिपुणइच ॥ ३० ॥ 
बन्धुसुहृत्तनयसुखप्रतापकनकाइव रत्नसंयुक्तमु । 
बान्धवराशाविन्ढुजेनयति बघसंयुतः सुभगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्यूने बुधसंयुक्तो जनयति चन्द्रः प्रतापिनं पुरुषम्‌ । 
नृपसंमतं नृपं वा विख्यातं सर्त्कांब ललितम्‌ ॥ ३२॥ 
दशमे बुधहिमकरयोर्मानी धनवानतिख्यातः । 
नृपसचिवो वयसोऽन्ते दुःखी स्यादबन्धुपरिहीनः ॥ ३३॥ 
यदि जन्म के समथ छर्न में चन्द्रमा व वुध हो तो जातक--सुखी, बुद्धिमान्‌, 


“बलवान्‌, सोभाग्यवान्‌, सुन्दर, वाचाल ( बहुभाषी ) व अत्यन्त चतुर होता है । 


यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक--त्रान्धव-मित्र-सुत-सुख-प्रताप- 


"सुवर्ण अइव व रत्न से युक्त एवं सुन्दर भाग्यवान्‌ होता है । 


यदि सक्षम भाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक--प्रतापी, राजा से सम्मत वा 
राजा, प्रसिद्ध, अच्छा कवि व सुन्दर होता है । 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा व वुध हो तो जातक-अभिमानी, धनी, अधिक 


“प्रसिद्ध, राजा का मन्त्री, अवस्था के अन्त में दुःखी तथा बन्धुओ से रहित होता 
“है ॥ ३०-३३ ॥ 
टे 


केन्द्रस्थ चन्द्रगुरु युति का फल 
लग्ने सुरेज्यशशिनोः क्षितिपः पृथुपीनवक्षा: स्यात्‌ । 
बहुतनयमित्र भार्यः सुशरीरो बन्धुभिजुंष्ट: ॥ ३४ ॥ 
मन्त्री राजप्रतिमः सुखबन्धुसमन्वितो महाविनव: । 
बहुशाख्राक्षतबृद्धिहिबुके स्याज्जीवशशिनोइच ॥ ३५ ॥ 
जायाभवने कुरुतः सुप्राज्ञ पाथिव कलाकुशलस्‌ । 
वाणिजकं जीचेन्द्र न्‌पवल्झममर्थंवत्स्फीतस्‌ ॥ ३६॥ 


२६६ सारावलो 


कर्मणि सुरेज्यशशिनोविद्यादानार्थभानकी तियृत: 
सौम्यः प्रलम्चबाहुः सर्वेनमस्यो नरो भवति ॥ २३७ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक--अधिक मोटी छातीवाला, 
अधिक पुत्र-मित्र-स्ली से युक्त, सुन्दर देहधारी तथा बन्धुओ से युक्त होता है । 
यदि चतुर्यभाव में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक--सचिव, राजा के समान, 
सखी, वान्धवों से युत, बड़ा ऐश्वर्यवानु व अधिक शास्त्रों में अनष्ट बुद्धि वाला अर्थातु 
अधिक शारूज्ञ होता है । 
यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक--सुन्दर पण्डित, राजा, कलाओं 
में निपुण, व्यापारी, राजा का प्रिय, धन की तरह बढ्ने वाला होता है । 
यदि चन्द्रमा व गुरु दशमभाव में हो तो जातक--विद्वानु, दानी, धनी, अभिमानी, 
यशस्वी, मृदु, लम्बी भुजावाला तथा सब का नमनीय होता है ॥ ३४-३७॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्रशुक़् युति का फल 
वेव्यास्त्रोकृतसोख्यः "कान्ततनुः संमतो गुरूणां च। 
माल्याम्बरगन्धयतो लग्ने शाशिशुक्रयोभवति ॥ ३८ ॥ 
पाताले दाशिशुक्रो खीजनसुखभागिनं नरं कुरुत:। 
जलसंयानाप्तधनं जनप्रियं भोगसम्पन्नम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जामित्रे सितशशिनोबंहुयुवतिरतो न चातिधनपुत्र: । 
ख्रीजननो मेधावी  “*भूपतिचरितो भवेत्पुरुषः॥। ४० ॥ 
मानाज्ञाविभवयुत: कर्मणि शुक्रे ठशाङ्कयते । 
राज्ञो मन्त्री ख्यातः क्षमान्वितः स्याद्नहुजनइच॥ ४१॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा व शुक्र हो तो जातक--कुलटा स्त्री से सुखी, 
सुन्दर देहधारी, गुरुजनों से सम्मत व माला-वस्त्र-सुगन्ध से युत होता है । 


यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा व शुक्र हो तो जातक--स्त्री जन का सुख भोगी, जल 


की सवारी से धन प्राप्त करनेवाला, लोकप्रिय व भोग से युत होता है। 


यदि सप्तम भाव में चन्द्र व शुक्र हो तो जातक--अधिक स्त्रियों में लीन, अधिक 


घन पुत्रों से युत नहीं अर्थात्‌ अल्प धनी, अल्प पुत्रवान्‌, स्त्री को पैदा करने वाला, 
अच्छा बुद्धिमान्‌ व राजा के समान चरित्र वाला वा राजा से अजेय होता है । 


यदि दशम भाव में चन्द्रमा शुक्र हो तो जातक--सम्मान-आदेश व ऐश्वयं से 
युत, राजा का सचिव, प्रसिद्ध, क्षमा से युक्त तथा अधिक मनुष्यों से युत होता 


है ॥ ३८-४१ ॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्र शनि युति का फल 
दासाः खलाः सुरौद्रा भवन्ति लुब्धाइच मानवा हीनाः । 
भास्करसुतहिमकरयोळंग्ने निद्रालप्ताः पापा: ॥ ४२ ॥ 


१. कल्पतरु: । २. भूपतिरजितो । 


एकत्रिद्ा अध्याय २६७- 


जळमुक्तामणिपोतेर्जीबन्ति नरास्तथा खननवृत्त्या । 
हिबुके शशिरविसुतयोः श्रेष्टा जनसंमता जाता: ॥ ४३॥ 
नगरग्रामपुराणां महत्तरा राजपुजिताः पुरुषाः । 
जायन्तेऽकं जदा शिनोर्जायाभवने युवतिहीनाः ॥ ४४॥ 
प्रचुरतुरंगमदरितारातिः ख्यातः कुयोषितः पुत्रः । 
भवति नराणामधिपः शशिरानियोगे खमध्यगते ॥ ४५॥। 
सोम्यग्रहसंयुक्तः प्रायेण शुभावहो भगणनाथः। 
भौमाकियुतो 'दृष्टो दशमे च चमूर्पत कुर्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--सेवक, दुष्ट, भयानक, . 
लोभी, हीन, निद्रालु, आळसी व पापी होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--जल-मोती-मणि-व जहाज की 
जीविका वाला, खोदने की वृत्तिवाला, श्रेष्ठ व लोक सम्मत होता है । 
यदि सप्तम स्थान में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--शहर-ग्राम व पुर (छोटे ग्राम) 
में महान्‌ ( बड़ा ) राजा से सत्कृत तथा स्त्री से रहित होता है । 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--अधिक घोड़ों की सेना से शत्रु को 
पराजित करने वाला, विख्यात, कुत्सित स्त्री का पुत्र तथा मनुष्यों का स्वामी होता है। 
दशम भाव में प्रायः चन्द्रमा शुभग्रह से युत शुभफळ देने वाला तथा भौम शनि से" 
युत अशुभ फलदाता व सेनाध्यक्ष कर्ता होता है ॥ ४२-४३ ॥ 
केन्द्रस्थ भौम-बुध युति का फल 
ह्रोऽग्निकमंकुशलो धातोवदि ङृतश्रमो इूतः। 
भौमबुधयोविटग्ने गुप्त्यधिकारी भवेत्युरुष: ॥ ४७ ॥ 
बान्धवरहितः सहितो मित्रश्च धनान्नभोगबाहनवान्‌ । 
हिबुके बुधभुसुतयोः स्वजनेषु निराकृतो जात: ॥ ४८॥ 
त्रसति च. देशाद्देशं कर्मकरो नीदपरिभूतः। 
भोमेन्डुजयोद्यने सुविवादकरो मृतप्रथमदारः ॥ ४६ ॥ 
सेनाधिपतिः शूरः रशठस्वभावो भवेदतिकूरः । 
ब॒धकुजयोराकाशे राज्ञोऽभिमतो नरो धोर: ॥ ५०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में भोम-वुध हों तो जातक-हिँसक, अग्नि कार्य में चतुर, 
धातु विवाद में परिश्रम करने वाळा, दूत, गोपनीय अधिकारी वा परोपकारी होता है। 
यदि चतुर्थ भाव में भौम-बुध हों तो जातक-बन्धुहीन, मित्रों से युक्त, धन-अन्न-भोग-- 
सवारी से युत व अपने जनों में तिरस्कृत होता है । 
यदि सप्तम भाव में भौम-वुध हों तो जातक-देश-देशान्तर में घुमने वाला, मजुर, . 
दुष्टों से पीड़ित, सुन्दर विवादी व प्रथम स्त्री का नष्ट कर्ता होता है । 


१. नेष्टो । २, परोपकारी । 


२६८ सारावली 


यदि दशम भाव में भोम-वुध हों तो जातक-सेनाध्यक्ष, वीर, धूर्त प्रकृति, अधिक 
कठोर, राजा से सम्मत व धैर्यवान्‌ होता है ॥ ४७-५० ॥ 
केन्द्रस्थ भोम-गुर युति का फल 
मन्त्री गुजप्रधानो धर्मक्षेत्रे . प्ररृब्धपरिकीर्ति: । 


बुघकुजयोविलग्ने नित्योत्साही भचेत्पुरुषः ॥ ५१ ॥ 
बन्धुसुहृत्सम्पन्नः "स्थिरचित्तः सौख्यभाक्‌ भवेद्धिवुके । 
भौमामरपूजितयोन्‌'पसेवी देवगुरुभक्तः ॥ ५२ ॥ 
गिरिदुर्गतोयकानननिचरणशीलः सुबान्धवः शूरः । 
कुजजीवयोयु वत्यां जायाहीनः पुमान्भवति ॥ ५३॥ 


त्रिददागुरुभूमिसुतयोराकारो पाथिवो विपुलकीतिः । 
बहुधनजनपरिवारः कमसु निपुणो भवेत्पुरुषः ॥ ५४॥ 
कदि जन्म के समय भौम गुरु लग्न में हों तो जातक-सचिव, प्रधान गुणी, धार्मिक 
कार्यों में कीति प्राप्तकर्ता तथा प्रतिदिन उत्साही होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में भौम-गुरु हों तो जातक-वन्धु व मित्रों से युक्त, स्थिर चित्त 
चा वित्त ( धन ) वाला, सुखभोगी, राजा का सेवनकर्ता व देवता एवं गुरुओं का भक्त 
“होता है । 
यदि सप्तम भाव में भोम-गुरु हों तो जातक-पर्वत-किला-जल-वन में घूमने वाळा, 
अच्छे बान्धवों से युत, वीर तथा स्त्री रहित होता हे । 
यदि दशम भाव में भौम गुरु हों तो जातक-राजा, अधिक कीतिमानु, अधिक धन 
“व परिवार से युत तथा चतुर होता है ॥ ५१-५४ ॥ 
केन्द्रस्थ भौम-शुक्र युति का फल 
झुक्रकुजयोबिळूरने वेश्यानिरतः कुशोलकर्मा च। 
स्रीहेतोर्नटधनो न तु चिरजीवो भवेत्युरुषः । ५५॥ 
बन्धुसुतमित्रहीनो मानसपीडाभिरदितः पुरुषः । 


भौमसितयोशचतुरथ नानाइुःखेभंवेत्तप्तः ॥ ५६ ॥ 
ख्रीलोलुपः कुचरितः खीहेतोः प्राप्तवान्महाढुःखम्‌ । 
भौमसितयोयु वत्यां हीनाचारो भवेत्पुरुषः ॥ ५७ ॥ 


अस्त्राचार्यो मतिमान्‌ विद्याधनवस्त्रमाल्पवान्भवति। 
ख्यातो नरेन्द्रसचिवः सितङुजयोवर्योम्नि संस्थितयोः ॥ ५८॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में भौम-शुक्र हों तो जातक-वेश्यागामी, दूषित स्वभाव 
-व दूषित कार्यकर्ता, स्त्री के निमित्त धन को नष्ट करने वाला दीर्घायु नहीं होता है । 
यदि चतुर्थस्थ भोम-बुध हों तो जातक-वान्धव-पुत्र-मित्र से रहित, मानसिक पीड़ा 
से दुःखी तथा अनेक दुःखों से पीड़ित होता है । 


१ स्थिरवित्तः । २ कुझिल्प । 


एकत्रिश अध्याय २६६ 


यदि सप्तम भाव में भौम-शुक्र हों तो जातक-स्त्री का लोभी, दुष्टाचरणकर्ता, खीः 
के कारण अधिक दुःख प्राप्त करने वाला तथा हीन चारी होता है। 
यदि दशम भाव में भौम-शुक्र हों तो जातक-अस्त्र विद्या में आचार्य ( प्रधान ), 
बुद्धिमान्‌, विद्या-धन-वस्त्र-माला से युक्त, प्रसिद्ध व राजा का मन्त्री होता है ॥५५-५८॥५ 
केन्द्रस्थ भोम-शत्ति. युति का फल 
संग्रामळव्धविजयो जननी द्वेष्यो भवेत्पुरुषः । 
मौमाकंजयोळंग्ने हस्वायुः क्षीणभाग्यश्व ॥ ५६ ॥ 
पानान्नसोख्यरहितः स्वजनेस्त्यक्तो भवति जात: । 
भौसाकंजयोहिबुके मित्रच विर्वाजत: पाप: ॥ ६० ॥ 
जायासुखसुतहीनो देन्यपरो व्याधितो व्यसनशोलः । 
भौमाकंजयोदंशमे न सत्यवचनो नरो भवति ॥ ६१॥ 
राज्ञः सम्प्रासघनो महापराधाच्च दण्डितस्तेन । 
भौसाकंजयोर्दशमे न सत्यवचनो नरो भवति ॥ ६२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में भौम-शनि हों तो जातक-युद्ध में विजयी, माता का 
द्रोही ( शत्रु ), अल्पायु व भाग्यहीन होता है। 
यदि चतुर्थं भाव में भौम-शनि हों तो जातक-पेय-अन्न-सुख से हीन, अपने जनों से 
त्यक्त ( छोड़ा हुआ ), मित्रों से हीन व पापी होता है । 
यदि सप्तम भाव में भौम-शनि हों तो जातक-स्त्री-सुख-पुत्र से हीन, दीनता;से 
युत, रोगी, व्यसनी, मनुष्यों से पीड़ित व लोभी होता है । 
यदि दशम भाव में भौम-शनि हों तो जादक-राजा से धन प्राप्त करने वाला, बड़े 
अपराध से दण्डित होने के वारण असत्य भाषी होता है॥ ५४६-६२ ॥ 
केन्द्रस्थ बुघ-गुरु युति का फल 
शुभर्मात: शुभशीलो चिद्वान्नपसत्कृतो विषयनाथः । 
बुघजीवयोबिरग्ने वाहनसुखभोगवान्‌ भवति ॥ ६३॥ 


बन्धु सुहृत्सुखसहितः स्त्रीघनसौभाग्यसम्पन्नः । 
बुघजीवयोइचतुर्ये निपुणो १नपसंमतो भवति॥ ६४॥ 
सुकलत्रो हतरत्रुर्वहुजनमित्रार्थसत्त्वसस्पन्नः । 


बुधजीवयोर्युबत्यामतीत्य पितृपक्षमधिक: स्यात्‌॥ ६५॥ 
बोधनगुर्योदशमे नरेन्द्रसन्त्री नपोऽथवा भवति। 
सानाज्ञाख्यातियुतः श्रौताथपरो विनीतइच ॥ ६६॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में बुध-गुरु हों तो जातक-शोभनीय देहधारी, शुभ- 
क विद्यानु, राजा से सत्कृत, विषय स्वामी तथा सवारी का सुख भोगने वाळा! 
होता है। 


१, बहुसमंतो । 


+२७० सारावली 


यदि चतुर्थं भाव में बुध-गुरु हों तो जातक-वान्धव-मित्र व सुख-स्त्री-धन-सुन्दर 
“भाग्य से युत, चतुर तथा राजा से सम्मत वा अधिक जनों से सम्मत होता है । 
यदि सप्तम भाव में बुध-गुरु हों तो जातक-पिता के पक्ष का अतिक्रमण करके 
"महान्‌ अर्थात्‌ पिता से अधिक मान-प्रतिष्ठा वाला, सुन्दर स्त्री वाला, नष्ट शत्रु, 
अधिक मनुष्य-मित्र-धन-वल से युक्त होता है। 
यदि दशम भाव में बुध-गुरु हों तो जातक-राजा का सचिव वा राजा, सम्मान- 
-आदेशा-प्रसिद्धि से युत, श्रोत ग्रन्थों के अर्थ में तत्पर व नम्रता से युक्त होता है ॥६३-६६॥ 
केन्द्रस्थ बुध-शुक्त-युति का फल 
बुधशुक्रयोविलग्ने सुशरीरः पण्डितः सतां सुभगः । 
नुपपुजितोऽतिधन्यो द्विजसुरभक्तो भवेत्त्यात: ॥ ६७॥ 
वुधशुक्रो हिबुकस्थो पुत्रसुहृद्बन्धुसंय॒तं सुभगम्‌ । 
मन्त्रिणमथवा नृपति कुरुतः कल्याणसम्पन्नम्‌॥ ६८॥ 
दुधशुक्रयोर्युवत्यां सद्बहुयुवतिपरिवेधितः पुरुषः । 
भोगधघनेश्वर्थयुतो भवति सुखी संमतो राज्ञाम्‌॥ ६६॥ 
बोधनसितयोः कर्मणि नीतिज्ञो भवति भूपतिः साधुः । 
नीचाश्रयो न चाढ्यः सफलारम्भः समर्थशच॥। ७०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में बुध-शुक्र हों तो जातक-सुन्दर देहधारी, विद्वान्‌, 
-सञ्जनों का प्रिय, राजा से सत्कृत, अधिक प्रशंसनीय, ब्राह्मण व देवता का भक्त तथा 
प्रसिद्ध होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में बुध-शुक्र हों तो जातक-पुत्र-मित्र-बन्धुओं से युक्त, सुन्दर 
“भारय वाला, सचिव वा राजा तथा कल्याण से युत अर्थात्‌ शुभ कार्यो से युत होता है। 
यदि सप्तम भाव में बुध-शुक्र हों तो जातक-अच्छी अधिक स्त्रियों से युत, भोग- 
“घन-ऐश्वर्य से युत, सुखी व राजाओं से सम्मत होता है । 
यदि दशम भाव में बुध-शुक़् हों तो जातक-नीति का ज्ञाता, राजा, सज्जन, नीच 
(दुष्ट ) जनों की सङ्गति में रहने वाला, अल्पधनी, प्रारम्भिक कार्यों की सिद्धिकर्ता 
“व सामर्थ्यवान्‌ होता है ॥ ६७-७० ॥ 
केन्द्रस्थ बुध-शनि युति का फल 
सलिनशरीर: पापी विद्याधनवाहनंः परित्यक्तः । 
सोम्यार्कजयोळंग्ने हस्वायुः क्षोणभाग्यइच ॥ ७१॥ 
पानान्नबन्धुरहितः स्वजनेषु तिरस्क्कतो भवति मुढः । 
सौम्याकजयोहिबुके मित्रश्च विर्वाजतः पापः॥ ७२॥ 
ईइवरभतको मूर्खः परोपकारी न साधुरतिमलिन: । 
सौम्याकंजयोरस्ते न सत्यबचनो नरो भवति॥ ७३॥ 


एकत्रिश अन्याय २७१ 


प्रदमितसमस्तशत्रु: स्वजलमुहुद्वाहनार्थसम्गन्नः । 
सौम्यार्क॑जयोर्द शमे 'द्विजगुरुतुरपुजनो भवति ॥ ७४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में बुध-शनि हों तो जातक-दृषित देहधारी, पापी, विद्या- 
-धन-सवारी से रहित, अल्पायु व हीन भाग्य वाला होता है । 
यदि चतुर्थे भाव में बुध शनि हों तो जातक--पेय-अन्न-वन्धु से हीन, अपने मनुष्यों 
में असम्मान प्राप्त कर्त्ता, मूर्ख, मित्रों से रहित व पापी होता है । 
यदि सप्तम भाव में वुध शनि हों तो जातक--ईइवर का सेवक, मूर्ख, परोपकारी, 
दुजेन, अधिक दूषित तथा असत्यभाषी होता है । 
यदि दशम भाव में वुध शनि हों तो जातक--समस्त शत्रुओ को शान्त करने वाला, 
“अपने मनुष्य-मित्र-सवारी-धन से समृद्ध तथा ब्राह्मण-गुरु-देवता की पूँजा करने वाला 
म्होता है ॥ ७१-७४॥ 
केन्द्रस्थ गुरु शुक्र युति का फल 
जीवसितयोविळग्ने सुरूपदेहोः अवेत्झमानाथः । 
ब्राह्मणकुसंभूतोऽप्यनुकूळो भवति नुपतुल्यः ॥ ७५ ॥ 
प्रशमितसमस्तशत्रुः स्वजनतुहूदाहनाथ सम्पन्न: । 


जीवसितयोइचतुथें द्विजगुरुसुरपुजक्रोः भवति ॥ ७६॥। 
सुस्त्री रत्नार्थयुतः स्त्रीजननो लब्धसौख्यकीतिइच । 
गुरुशुक्रयोयु वत्यां वरवाहनभोगवान्मवति ॥ ७७ ॥ 
गगनस्थो गुरुशुक्रौ मानाज्ञाविभवविस्तरः सहितमु । 
जनयेतां पृथिवीशं बहुभृत्यधन सुशीरू च ॥ ७८॥। 
यदि जन्म के समय लग्त में गुरु शुक्र हों तो जातक---सुन्दर देहधारी, राजा, 
राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी अनुकूल तथा राजा के समान होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--सकल शत्रुओं को शान्त करने वाला 
अपने मनुष्य-मित्र-सवारी-धन से सम्पन्न तथा ब्राह्मण गुरु-देवता की पूँजा करने वाला 
होता है । 
यदि सप्तम भाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--सुन्दर स्त्री-रत्न-धन से युत, कन्या 
-सन्तान पैदा करने वाला, सुखी, कौतिमान्‌ अर्थात्‌ सुख व कीति को प्राप्त करने वाला 
तथा उत्तम सवारी का भोगी होता है । 


यदि दशम भाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--सम्मान-आदेश-ऐश्वर्य के विस्तार से 
-युत, राजा, अधिक नौकर व धन वाला तथा सुशील होता है ॥ ७५-७८ ॥ 
विशेष---७४ ब ७६ इलोक का अर्थ एक ही है॥ ७५-७८ ॥ 
केन्द्रस्थ गुरु शनि युति का फल 
लग्ने जीवाकंजयोर्मदालसा निष्ठुराः समभिजाता: । 
विद्वांसो धनसारा: किच्चित्सुखिता भवन्ति खला: ॥ ७९ ॥ 


१ पुजितो २ गुरूपदेशो ३ पुजितो 


२७२ सारादली 


नुपसचिवो निरुजतनुर्जयोदयी बान्धवेः सुहृद्धिइच । 
पातालेऽकंजगुर्वोः प्रीतिधन; सौँख्यवान्भवति ॥ ८० ॥ 
स्त्रोवेरान्नष्टधनः: शूरो व्यसनी शठो न शुभमुतिः । 
दा ने सुरेज्ययमयोः पितृधनलुब्धत्च जायते मुख: ॥ ८१॥ 
दशमे भास्करिजीवौ नरेन्द्रदयितं च भूर्पात कुरुतः । 
अल्पापत्यं न चल गोकुलबहुवाहनाथं च॥ ८२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में गुरु शनि हों तो जातक--नशे में चूर, निठुर,. 
(निर्मोही) पण्डित, धन को महत्व देनेवाला, अल्प सुखी तथा दुष्ट (पापी) होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में गुरु शनि हों तो जातक-राजा का मन्त्री, नीरोग देही, विजयी 
बान्धव ब मित्रों से युक्त, प्रेम को धन मानने वाला अर्थात्‌ स्नेही तथा सुखी होता है । 
यदि सप्तम भाव में गुरु शनि हों तो जातक--स्त्री शत्रुता से धन का नाशक, 
वीर, दुव्यंसनी, धूर्त, अशुभ मूर्ति, पिता के धन का लोभी व मूर्ख होता है । 
यदि दशम भाव में गुरु शनि हों तो जातक--राजा का कृपा पात्र या राजा, 
बस्प सन्तान वाला अर्थात्‌ पुत्रवानु, स्थिर, गाय के कुल का पालक, अधिक सवारी क 
थन से युक्त होता है ॥ ७६-८२ ॥ 
केन्द्रस्थ शुक्र शनि युति का फल 
रमते सर्वबधूभिः कान्तदारीरः सुखार्थभोगयुतः | 
ल्ग्ने भृगुसुतयमयोबहुभत्यः झोकसन्तश्तः ॥ ८३॥ 
मित्रेभ्यो धनलाभं बन्धुभ्यः सत्क्रियाः समाप्नोति। 
झानिशुक्रयोइचतुर्थें न॒पतेशच तथाक्ततां याति॥ ८४॥ 
स्त्रीरत्नानि सुखाति च धनानि कोति च भूतिमखिलां च । 
मन्दसितयोयु वत्यां प्राप्नोति पुमान्विषषलाभम्‌ ॥ ८५॥ 
सबंटन्द्रविमुक्तो लोके ख्यातो विशिष्टकर्मा च। 
भेषुरणे सितावर्योनृ पतेमन्त्री भवेदधिकः ॥ ८६॥ 
एवं त्रिभिइचलुभिः पञ्चभिरथ सप्तभिइच षड्भिर्दा। 
वक्तव्यं केन्दरस्थैग्रंहयोगफलं विचिन्त्य धिया॥ ८७॥ 
यदि जम्म के समय लग्न में शुक्र-शनि हों तो जातक--समस्त स्त्रियों के साथ 
रमण करने वाळा, सुन्दर देहधारी, सुख-धन-भोग से युक्त, अधिक नौकर वाला व 
शोक से पीडित होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में शुक्र शनि हों तो जातक--मित्रों से धन प्रापकर्तता, वन्युओं , 
से अच्छा व्यवहारी तथा राजा से श्रेष्ठता प्रास करने वाला होता है। 
यदि सप्तम भाव में शुक्र शनि हों तो जातक-स्त्री रत्न-घुख-धन-क्रीति समस्त 
ऐड्वर्य को प्राप्त करने वाळा तथा विषय प्राप्तकर्ता होता है । 


१८ दात्रिश अध्याय २७३ 


यदि दशम भाव में शुक्र शनि हों तो जातक--समस्त झंझटों से रहित, संसार 
में प्रसिद्ध, विशेष कार्य कर्ता तथा राजा का बड़ा सचिव होता है । इस प्रकार मैंने 
केन्द्रस्थ दो-दो ग्रहों का फल कहा है, तीन, चार, पाँच, छः ग्रहों का केन्द्रस्थ ग्रहयोग 
फल बुद्धि से विचार कर कहना चाहिये ॥ ८३-८७ ॥ 


इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां द्वयन्तरयोगो नाम एकत्रिशो$ध्याय: ॥ 


द्वात्रिशोइउध्याय; 


*सर्वसपहाय चिन्त्यं आग्यक्षं प्राणिनां विशेषेण । 
भाग्यं विना न जन्तुयस्मात्तद्धत्ततो वक्ष्ये॥ १॥ 
विशेष कर प्राणियों के समरत भावों को त्यागकर भाग्य राशि का विचार करना 
चाहिये, क्योंकि भाग्य के विना प्राणियों का शुभ फळ ज्ञात नहीं होता है । इसलिये 
मैं यत्न से भाग्य भाव को कहता हूँ ॥ १॥ 
छग्नान्निशाकराद्वा यन्नदमं तद्गृहं भवे-द्भाग्यम्‌ । 
अनयोर्यो बलयुक्तो भाग्यगृहं चिन्तयेदस्मात्‌ ॥ २॥ 
लग्न व चन्द्रमा से जो नवम राशि ( भाव ) होता है, उसे भाग्य भाव कहते 
हैं। इन दोनों में ( ठग्न, चन्द्रमा ) जो बलवान हो उसके नवम गुह से भाग्य का 
विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
आग्यक्षेपतिः कस्मिन्तेको3 भाग्यक्षेसाश्चितो विहगः । 
दरूवान्सन्ददछो वा तस्याधिपतेस्तु कारको ज्ञेयः ॥ ३॥ 
भाग्य भाव का स्वामी किस भाव में है, उससे तथा भाग्य भाव में जो ग्रह बली 
वा निर्बेल हो उससे तथा उसके स्वामी को कारक ग्रह जानना चाहिये ॥ ३॥ 
स्वस्वामिदृयुक्तं स्वदेशाफल्दायकं मुनिभिरुक्तम्‌ । 
अन्येन सहितहृष्टं परदेशफलप्रद॑ भवति भाग्यम्‌ ॥ ४॥ 
यदि भाग्य भाव अपने स्वामी से दृष्ट वा युक्त हो तो अपने देश में ही फल 
देने वाला होता है । तथा भाग्यभाव स्वामी से दृष्ट व युक्त न होकर अन्य किसी ग्रह 
से दृष्ट वा युक्त हौ तो जातक का भाग्य परदेश में फलीभूत होता है । ऐसा मुनिगणों 
का कथन है ॥ ४ ॥ र 
दुश्चिक्यगतो भाग्यं पन्चमभवनस्थितो ग्रहः पश्येत्‌ । 
होरागतइच बलवान्‌ येषां ते मानवाः श्रेष्ठाः ॥५॥ 


जिनकी कुण्डली में तृतीय-पः्चम-लग्नस्थ बलवान्‌ ग्रह भाग्य भाव को देखते हों 
तो वे जातक उत्तम भाग्यवान्‌ होते हैं॥ ५॥ 


१ हो० र० ७ अ० २१६ १० । २ यन्नवमर्क्ष गृहं । ३ कस्मिन्‌ को वा । 


२७४ सारावली 


भाग्यभाव स्थित गुरु पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
देवगुरौ भाग्यस्थे मन्त्री रविवीक्षिते नुपतितुल्य: । 
भोगो कान्तः शशिना काःचनभाग्‌ भवति भौसेन ॥ ६ ॥ 
सौम्येन धनी ज्ञेयः सितेन गोवाहनार्थसंयुक्तः । 
सौरेण स्थावरभाक इष्टे खरमहिषसंयुक्त: ॥७॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभावस्थित गुरु, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--सचिव या 
राजा के समान, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो भोगी व सुन्दर, भौम से दृष्ट हो तो सुवणं प्राप्त 
कर्ता, बुध से दृष्ट हो तो धनवान्‌, शुक्र से दृष्ट हो तो गाय-सवारी-धन से युक्त, शनि 
सेदृष्ट हो तो स्थिर भाग्य वाला व गदहा व भैसा से युक्त होता है॥ ६-७ ॥ 
भाग्यभावस्थित गुरु पर सुर्य भौम की दृष्टि का फल 
ऐश्वर्य रत्न झाशचनसाहसभागुत्त मच वीर्येण । 
रचिरुधिराभ्यां हृष्टे वाहनपरिवारवान्पुरुषः ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभावस्थित गुरु, सूर्य मङ्गल से दृष्ट हो तो जातक-पराक्रम 
से ऐइवर्यवान्‌, रत्नवान्‌, सुवर्णवान्‌, साहसी व श्रेष्ठ एवं वाहन ( सवारी ) वाला और 
परिवार से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य चन्द्रमा को दृष्टि का फल 
चन्द्रार्काभ्यां दृष्टे सुसमृद्धो वल्ळनः पितृजनन्योः । 
ख्यातो नरेन्द्रतु्यो बहुदारसमन्वितः पुरुष: ॥ & ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, सूर्य चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक--सुसम्पन्न, पिता माता का 
प्रिय, विख्यात, राजा के समान तथा अधिक स्त्रियों से युत होता है ॥ ९॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर सुर्यं बुध की दृष्टि का फल 
ललितः कान्तः सुभगो वरयुवतिविभूषणार्थंसम्पन्न: । 
बुधसूर्याभ्यां दृष्टे काव्यकलापण्डितः प्राज्ञ: ॥ १०॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, वुध-सुर्ये से इष्ट हो तो जातक- सुन्दर, प्रिय, सौभाग्यशाली, 
(«श्रेष्ठ स्त्री-अळङ्कार व धन से समृद्ध, काव्य कला का विद्वानु व बुद्धिमान्‌ होता है।१०। 
भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य शुक्र को दृष्टि का फल 
उत्सवसमाजशोलो गोमहिषाजवरवारणोपेत: । 
रविसितहृष्टे जीवे भाग्यस्थे स्याट्विनीतशच॥ ११॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, सूर्य शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--उत्सव व समुदाय में तत्पर, 
ग्राय-भैस-वकरी व श्रेष्ठ हाथियों से युक्त और विनयी ( नम्रता से युक्त) होता 


है ॥ ११॥ 
१ वागू । 


[= 4 SR RP NS 


द्वात्रिश अध्याय २७५ 


भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य-शनि की दृष्टि का फल 
अर्काक्षिभ्यां दृष्ट देशपुरश्रणिनायकः ख्यात: । 
प्राज्ञो गुणवान्सधनो निधिनाथ: संग्रहणशीळः॥ १२॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, सूर्य शनि से दृष्ट हो जातक--देश-नगर पंक्ति का नेता, 
असिद्ध, पण्डित, गुणी, धनी, खजाने का स्वामी तथा संग्रही होता है ॥॥ १२॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा भोम की दृष्टि का फल 
- सेनाचाय: स्फीतो मन्त्री वा जायते गुरो भाग्ये । 
दृष्ट कुजचन्द्राभ्यां नानाविधसौख्यभाजनं सुभगः ॥ १३॥। 
यदि भाग्यस्थ गुरु, मङ्गल चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--सेनाध्पक्ष, वड़ा 
( महानु ) वा सचिव, नाना प्रकार के सुखों का पात्र (भोगी ) व सुन्दर ऐशनयंवानु 
ता है ॥ १३॥। 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा बुध की दृष्टि का फल 
उत्तमग्रृहरायनानां भोगी तेजोऽन्वितः क्षमाप्रतिमः । 
चन्द्रबुधाभ्यां दृष्ट जातः पुरुषोऽतिमतियुक्तः॥ १४॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, चन्द्रमा बुध से दृष्ट हो तो जातक--श्रेष्ठ मकान व शय्या का 
“भोग करने वाला, तेजस्वी, क्षमा की प्रतिमा अर्थात्‌ क्षमाशील तथा अधिक बुद्धिमान्‌ 
होता है ॥ १४॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा शुक्र की दृष्टि का फल 
आढ्यः कर्मोद्य क्तः शूरः परदारवान्‌ सुतविहीनः । 
इन्दुसिताभ्याँ दृष्ट भाग्यगृहे स्याद्गुरो जातः ॥ १५॥ 
यदि भाग्यस्व गुरु, चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--धनी, कारय में उद्यत, 
चीर, परायी स्त्री वाला व पुत्र रहित होता है ॥ १५॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा शनि की दृष्टि का फल 
मदबहुलळ: स्थिरजीवी परदेशरतो विवादशीळः स्यात्‌ । 
अनुतवचनो गुणोनः शशियमदृष्ट गुरौ भाग्ये॥ १६॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, चन्द्रमा शनि से दष्ट हो तो जातक--अधिक नशेवाज, दीर्घायु 
परदेश में लीन, विवादी, असत्यभाषी तथा गुणों से हीन होता है ॥ १६॥ 
अग्यस्थ गुरु पर भोस बुध की दृष्टि का फल 
सुप्राज्ञोऽतिसुशीरः ?सुगुणो विद्वान्ग्हीतवाक्यश्च । 
+ सुरुत्रिरवेषो जीवे कुजबुधदृष्टे अवेद्धाग्ये ॥ १७॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, भौम बुध से इष्ट हो तो जातक--सुन्दर बुद्धिमान्‌, अधिक 
>सुशीङ, सुन्दर गुणी वा सुन्दर ऐद्वर्यवान्‌, विद्वानु, वचत पालके व सुन्दर वेषधारी 
होता है ।। १७ ॥ 
१ सुभगो । 


२७६ सारावली 


भाग्यस्थ गुरु पर भौस शुक्र की दृष्टि का फल 
घनवान्विद्यायुक्तो विदेशगः सात्विको$तिनिपुण३च । 
क्षितितनयभागंवाभ्यां दृ कूरो नरो जात:॥ १८॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, मङ्गल शुक्र से हृष्ट हो तो जातक--धनी, विद्वानु, परदेश-- 
गामी, सात्विक, अतिचतुर व क्रूर होता है ॥ १८ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर भोस शनि की दृष्टि का फल 
नीचः पिशुनो हं ष्यो विदेशगइचलजनेः समायुक्तः । 
भोमाकिभ्यां दृष्ट भाग्यगृहे सुरगुरौ जातः॥ १६॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, भौम शनि से हृष्ट हो तो जातक- दुष्ट, चुगळखोर, द्रोही, 
विदेशगामी तथा चञ्चल मनुष्यों से युक्त होता है ॥ १९॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर बुध शुक्र की दृष्टि का फल 
शिल्पज्ञोऽतिसुशीलो विद्ान्सुभगो गृहीतवाक्यइच । 
सुरुचिरवेषो जीवे बुधसितदृष्ट भवेद्धाग्ये ॥ २०॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, बुध शुक्र से दृष्ट हो जातक--शिल्प शास्त्र का ज्ञाता, अत्यन्त 
सुशील, विद्वान्‌, सुन्दर भाग्यशाली, वचन पालक व सुन्दर वेषधारी होता है ॥ २०॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर बुध शनि की दृष्टि का फल 
सुभगो बिद्वान्वक्ता ललित: शूरः सुखी विनीतश्च । 
जीवे - भाग्योपगते बुधार्किदृष्े पुमान्भवति ॥ २१॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, बुध शनि से दृष्ट हो तो जातक--सुन्दर भाग्यवानु, पण्डित;. 
वक्ता, सुन्दर, वीर, सुखी व विनयी होता है ॥ २१ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर शुक्र शनि की दृष्टि का फल 
देवगुरो भाग्यस्थे काय्यार्कजवीक्षिते पुमान्भवति । 
राजेश्वरराष्ट्राणां पुरोगमो धनसमृद्श्च ॥ २२॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, शुक्र शनि से दृष्ट हो तो जातक--नृपों का, सामर्थ्यवानों 
का प्रति राष्टों का अग्रणी व धन से सम्पन्न होता है ॥ २२ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर भाग्येश को दृष्टि का फल 
राइयध्िपेन च दृष्ट जीवे भाग्याश्रिते नृपं ज्ञेयम्‌ । 
एभिः कथिते टे फलमिदमन्येरसंदुष्ट ॥ २३ ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, भाग्येश से दृष्ट हो तो राजा होता है। इन कथित ग्रहों से 
दृष्ट फल, अन्य ग्रहों से अदृष्ट होने पर होता है ॥ २३ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु, समस्त ग्रहों से दृष्ट होने पर फल 
उत्तमरूपो गुणवान्‌ तेजस्वो पाथिवो महाविभवः । 
देवगुरौ भाग्यस्थे सवंग्रहवीक्ष्ति भवति॥ २४॥ 


यदि कुण्डली में भाग्य ( नवम ) भावस्थ गुरु, समस्त ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक--. 


श्रेष्ठ स्वरुपवानु, गुणी, तेजस्वी, राजा व अधिक ऐखवर्येवानु होता है ॥ २४ ॥ 


DH SE NS 


द्वात्रिश अध्याय २७७ 
भाग्यस्थ शुभ राशि सें बली ग्रहों का फल 
भाग्ये शुभगगनसदो बलिनो राज्यप्रदास्तु विज्ञेया: । 
स्थावरधनधान्यकरा धर्मायुवेध॑नाइचेव ॥ २५॥ 
यदि कुण्डली में भाग्य भाव में शुभग्रह राशिस्थ वली ग्रह हों तो जातक--को 
राज्य देने वाले व स्थिर धनधान्य कर्ता व धर्म और आयु वृद्धि दायक होते हैं॥२५॥ 
भाग्यस्थ नीचादि राशि में पापग्रहों का फल 
नोचारिराझिसंस्थाः पापा भाग्ये न सोम्यसंदृष्टाः । 
दुर्वटमधनं कुर्थृविगतल्यात नरं मलिनम्‌ ॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में भागय भाव में पापग्रह नीच या शत्रु राशि में स्थितं हों तथा 
ञुभग्रहों से अदृष्ट हों तो जातक--निरत्रंल, निर्धन, दूषित व अप्रसिद्ध होता है ॥ २६॥ 
भाग्यस्थ साव में स्वराशिस्थ पापग्रहों का फल 
स्वे स्वे भवने पुंसां क्रूरा भाग्यक्षेसंस्थिता ये स्युः । 
ज्ञेयास्तु उत्तमशुभा बहुतरगुणसंयुताः शुभैद्‌ शा: ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यस्थ पापग्रह अपनी-अपनी राशि में शुभग्रहों से दृष्ट हों 
तो जातक--श्रेछ, शुभ चिंतक व अधिक गुणों से युक्त होता है ॥ २७॥ 
साग्यस्थ प्रधान राज योग का ज्ञान 
पु्णन्द्रयृते भाग्ये वक्राकिबुधाः प्रधानवीर्याश्च । 
व्यस्ता वाऽय समस्ताः प्रधाननुपसंभवो ज्ञेयः ॥ २८॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभाव में पूर्ण चन्द्रमा हो तथा मङ्गल-शनि-बुध ये तीनों 
अधिक बलवान्‌ वा एक दो बली हों तो जातक प्रधान राजा होता है ॥ २८ ॥ 
समस्त ग्रहो से युत वा दुष्ट भाग्यमाव का फल 
सकलगगनखेटा* स्वोच्चगा भाग्यराशो 
धनकनकसमुृद्धं श्रेष्टमुत्पादयन्ति । 
अथ शुभविहरेन्द्रस्तत्र दुष्टे नरेन्द्र 
विनिहतरिपुपक्षं दिव्यकान्ति सुकीतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह उच्च राशि में हों वा नवम भाव में हों तो 
जातक--धन-सुवरणं से सम्पन्न, उत्तम पुरुष, यदि समस्त ग्रहों से दृष्ट भाग्यभाव हो 
तो जातक--रिपु ( शत्र, ) पक्ष को मारने वाला, राजा, दिव्य सुन्दरता से युत तथा 
सुन्दर कीतिमानु होता है ॥ २६ ॥ 
नवम भाद में सूर्य चन्द्र योग का फल 
सुर्यश्चन्द्रसहायो भाग्ये स्वल्पायुषं नरं कुरुते। 
नयनव्याधितमाञ्य सुभगं कलह॒प्रियं चापि॥ ३०॥ 


यदि कुण्डली में भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा हों तो जातक- अल्पायु, नेत्ररोगी, 
धनी, सुन्दर भाग्यवान्‌ व कलह प्रेमी होता है ॥ ३० ॥ 


१. गेहाः ।. २ हो० र० ७ अ० २२१ पृ० 


२७८ सारावलो 


नवम भाव में सुर्यं भोस युति का फल 
भानुवंक्रसमेतो नानाइुःखान्वितं नरं कुरुते। 
कलहप्रियं प्रचण्डं शुरं नृपवल्लभ॑ निपुणम्‌ ॥ ३१॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य से युत भौम हो तो जातक--अनेक दुःखों से युक्त, कलह 
प्रेमी, उग्र, वीर, राजा का प्रियपात्र व चतुर होता है ॥ ३१ ॥ 
नवम भाव में सुर्य बुध युति का फल 
रविसहितः शशितनयो निपुणं दुःखान्वितं बहुविपक्षम्‌ । 
जनयति भाग्ये पुरुषं नानारोगँः परिगृहीतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध, सूर्य के साथ हो तो जातक--चतुर, दुःखी, अधिक शत्र, 
वाला व अनेक रोगों से ग्रसित होता है ॥ ३२॥ 
नवम में सुर्य गुरु युति का फल 
स्‌_रगुरुसहितः सूर्यो भाग्ये कुर्याद्धनान्वितं पुरुषम्‌ । 
पितरं च धघनसमृद्ध दोर्घायुषमार्दमतिशूरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य, गुरु से युक्त हो तो जातक--धनी और धन से संपन्न 
माता पिता, दीर्घायु, श्रेष्ठ व अधिक वीर होता है ॥ ३३ ,। 
नवस में सूर्य शुक्र युति का फल 
शुक्रसहायः सुर्यो व्याधितदेहं नरं फुरते। 
प्रियगन्धमाल्यभूषणवस्ाळञङ्कारसं युतं भाग्ये ॥ ३४॥ 
. यदि भाग्यभाव में सूर्य, शुक्र के साथ हो तो जातक--रोगी, प्रेमी, इत्र-माला- 
भुषण-चस्त्र-अळंकार से युक्त होता है ॥ ३४॥ 
नवस में सुर्य शनि युति का फल 
सुर्यः सौरसहायो धनिनं नेत्रातुरं कलहनिष्ठम्‌ । 
व्याधितपितरं कुरुते भाग्ये स्वल्पायुषं पुरुषम्‌ ॥ ३५॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य, शनि के साथ हो तो जातक-धनी, नेत्ररोगी, कलह 
प्रेमी, पिता माता के लिए रोग कर्ता व अल्पायु होता है ।। ३५ ॥ 
नवस में चन्द्र सौस युति का फल 
चन्द्रो रुधिरसहायो भाग्यं समुपेत्य मातरं हन्यात्‌ । 
कुर्याच्च विकर्गात्रं सव्रणदेहं समृद्धं च॥ ३६॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा, भौम के साथ हो तो जातक--माता का घातक, 
अशान्तदेही, घाव युक्त शरीर व सम्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ 
नवस सें चन्द्र बुध युति का फल 
चन्द्रः स्वस्‌ तसमेतः शास्जज्ञं पण्डितं विकलदेहम्‌ । 
जनयत्युत्तमघुरषं बहुवाचं विधुतं चेव 1 ३७॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक- शास्त्र ज्ञाता, विद्वानु, अशान्त 
देही, श्रेष्ठ पुरुष, वहुभाषी व प्रसिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 


द्वात्रिश अध्याय २७९, 
नवस में चन्द्र गुरु युति का फल 
सुरगुरुसहिते चन्द्रे भाग्ये प्रवरः प्रसुयते पुरुष: । 
सौभाग्यधनसमृद्धः सर्वत्र सुखान्वितो धोर: ॥ ३८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक- श्रेष्ठ पुरुष, सौभाग्य व घन से 
सम्पन्न, सब जगह सुखी व धैयेवान्‌ होता है ॥ ३८ ॥ 
नवम में चन्द्र शुक्र युति का फल 
चन्द्रो भागंवसहितो भाग्यगृहे व्याधितं नरं कुरुते। 
कुलटापति समृद्धं मातृसपत्नीप्रदं सचिवावश्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा व शुक्र हो तो जातक--रोगी, वेश्या स्वामी, सम्पन्न 
माता को सौतेली देनेवाला तथा मन्त्री से वशीभूत होता है ३९॥ 


नवम में चन्द्र शनि युति का फल 
रविसुतसहितश्चन्द्रो नवमे राशो विक्ठष्टधर्माणम्‌ । 
जनयति मनुजं पापं माता च फुळच्युता भवति ॥ ४० ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा के साथ शनि हो तो जातक--द्ूबित धर्माचारी सं० 
वि० वि० की मातृका में 'राशावनिष्टकर्माणम्‌' वा अनिष्टकारी, पापी तथा माता को 
कुल से पृथक्‌ करने वाला होता है ॥ ४० ॥ 
नवम में भौस बुध युति का फल 
रुधिरः सोमजसहितो भाग्यक्षं जनयति प्रधानं च। 
नित्योडिग्नं सुभगं सोगयुतं शाख्कुरालं च ॥ ४१॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम व बुध हो तो जातक--प्रधान, नित्य चिन्तित; सुन्दर 
भाग्यवानु भोगी व शास्त्रों में चतुर होता है ॥ ४१ ॥ 
नवम में भोस गुर युति का फल 
भोस: सुरशुरुयुक्तो भाग्ये घनधान्यमागिनं पुरुषम्‌। 
पुज्य व्याधितदेहं बिल ब्रणविक्षतं प्रसचे॥ ४२ ॥ 


यदि भाग्यभाव में भौम व गुरु हो तो जातक--धन व अन्न का भागी, पूजनीय; 
रोगी, कठोर व घाव से भग्न देहवाला होता है॥ ४२॥ 


नवस सें भौस शुक़् युति का फल 
भागवसहितः क्षितिज: परदेशरतं 'दिवादिन कूरम्‌ । 
स्री्वेषिणं कृतघ्नं जनयति सिथ्याप्रधानं च॥ ४३॥ 


यदि भाग्यभाव में भौम व शुक्र हो तो जातक--दूसरे देश में लीन अर्थातु!अन्य 
देशवासी, विवादी, कठोर, स्त्री हेषी, कृतघ्न व मिथ्या में अग्रणी होता है ॥ ४३॥॥ 


नवस सें भौम शनि युति का फल 
पापं मलिनाचारं परदाररतं विनष्टथनसोख्यम्‌ । 
कुजरविज भाग्यशृहे स्वजनविहीनं नरं कुरुते ॥ ४४॥ 


१ दीप्ति। 


२८० सारावलो 


यदि भाग्यभाव में भौम व शनि हो तो जातक--पापी, दूषित आचरण कर्त्ता, पर- 
स्त्री में लीन, धन व सुख से हीन व अपने मनुष्यों से रहित होता है ॥ ४४॥ 
नवस सें बुध गुरु युति का फल 
सोम्यः सुरगुरुसहितः शास्त्रज्ञ पण्डितं धनसमृद्धम्‌ । 
प्रियवादिनं कला श्रभविष्णुमहत्तरै भाग्ये ॥ ४५ ॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध व गुरु हो तो जातक- शास्त्र ज्ञाता, विद्वान्‌, धनी, 
प्रियभाषी, कलाओं का ज्ञाता तथा अधिक प्रभाव वाला होता है ॥ ४५ ॥ 
नवस सें बुध शुक्र युति का फल 
भृग॒सुतसहितः सौम्यः ख्यातं च सुपण्डितं धीरम्‌ । 
सुभगं वचनसमर्थ जनयति 'नीतिप्रियं भाग्ये ॥ ४६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध शुक्र हों तो जातक--विख्यात, सुन्दर विद्वान्‌, धैर्यवान्‌, 
सौभाग्यवान्‌, वचन पालक, नीति वा गान का प्रेमी होता है ॥ ४६॥ 
नवम में बुध शनि युति का फल 
सूर्यजसहितः सौम्यो व्याधितमाढ्य' ग्रियान्वितं निपुणम्‌ । 
जनयति भाग्ये पुरुषं सदुद्रेष्यं बहुकथं चेव ॥ ४६॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध शनि हों तो जातक--रोगी, धनी, प्रेमी, चतुर, द्वेषी व 
अधिक भाषी होता है ॥ ४७॥ 
नवम में गुरु शुक्र युति का फल 
शुक्रः सुरगुरुसहितो भाग्यगृहस्थो नराधिपं कुरते । 
चिरजीविनं सुवाक्यं नानाविधसोख्यसम्पन्नम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--राजा, दीर्घायु, सुन्दर वाणी वाला 
तथा अनेक प्रकार के सुखों से युत होता है॥ ४८॥ 
नवस में गुरु शनि युति का फल 
जीवः सौरसहायो भाग्ये धनरत्नभागिनं कुरुते। 
पुञ्यं व्याधितदेहं स्वजनविहीनं सदा पुरुषम्‌ । 
यदि गुरु शनि भाग्यभाव में हों तो जातक-धन व रत्न का भोगी, पुजनीय, रोगी 
व अपने मनुष्यों से रहित होता है ॥ ४5 ॥ 
नवस में शुक़् शनि युति का फल 
सौरसहायः शुक्रो व्याधितदेहं नरं कुरुते । 
बहुपुत्रंश  नृपतोष्ट यशस्विनं शीळसम्पन्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं स्यानविशोषेदृ ्टिविशेषंत्च निपुणसधिगम्य । 
ब्र यात्फळनिर्देशं शास्त्रादनुरूपतः प्राज्ञः ॥ ५१॥ 
यदि भाग्यभाव में शुक्र व शनि हो तो जातक--रोगी अधिक पुत्र वा धन वाला, 
राजा का प्रिय, यशस्वी व शीलता से युत होता है। इस प्रकार भाग्य स्थान से व 


१ गीतप्रियं । २ बहुवित्तं । 


द्वात्रिश अध्याय २८१ 


"भाग्य स्थान पर दृष्टि से चतुरता पूर्वक ज्ञान करके पण्डितों को शास्त्र की अनुकूलता 
“से फलादेश कहना चाहिए ॥ ५०-५१ ॥ 
भाग्य राशिस्थ सुर्य चन्द्र भौम युति का फल 
सत्रणगात्रं. रूक्षं मृतपितरं मातृर्वाजत कुर्य: । 
बाल्ये क्षुद्रं द्वेष्यं हिला शशिवधिरभानवों भाग्ये ॥ ५२॥ 
यदि जन्म के समय भाग्य ( नवम ) भाव में सूर्य चन्द्रमा मंगल हों तो जातक- 
'घाव युक्त देहधारी, नीरस, नष्ट पिता वाला अर्थात्‌ पिता से रहित, माता से त्यक्त 
- वाल्यावस्था में, क्षुद्र ( हीन ) देबी व हिसक होता है ॥ ५२॥ 
नवस में सुर्य चन्द्रमा बुध युति का फल 
रविचन्द्रबुधा भाग्ये क्टोबाकारं सुदुःखितं कुर्यु: । 
सर्वजनानां हृष्यं विक्रान्तं सत्यवचनं च ॥ ५३॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-चन्द्रमा-बुध हों तो जातक--नपुंसकाकृति, दुःखी, समस्त 
“मनुष्यों का द्वेषी, पराक्रमी तथा सत्य भाषी होता है ॥ ५३ ॥ 
नवस में सूर्य चन्द्रमा गुरु योग का फल 
चन्द्रदिवाकरगुरवो नवमे पुरुषस्य सम्भवे यस्य । 
स भवत्पुत्तमपुरुषो वाहनधनसौख्यसम्पन्नः ॥ ५४॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य-चन्द्रमा गुरु हों तो वह जातक-श्रेष्ठ पुरुष व सवारी 
-धन-सुख से युत होता है ॥ ५४॥ 
नवम में सुर्य चन्द्रमा शुक्र योग का फल 
रविचन्द्रसिता नवमे स्त्रीकलहैनंष्टसवंधनसोख्यम्‌ । 
नुपसंमतं नयज्ञं जनयन्ति नरं प्रियाळापस्‌॥ ५५॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा-शुक्न हों तो जातक--स्त्री के कलहों से समस्त 
-धन व सुख का नाशक, राजा का प्रिय, नीति ज्ञाता व प्रियभाषी होता है ॥ ५५ ॥ 
नवम में सूर्य चन्द्रमा शनि योग का फल 
सूर्यनिशाकरसौरा नवमे राशो नरं सदा कुर्यः। 
प्रबलं चण्डाचारं परभृत्यं लोकविद्दिष्टम्‌ ॥ ५६॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-चन्द्रमा-शनि हों तो जातक--बली, तीक्ष्ण आचरण कर्त्ता; 
दूसरे का नौकर तथा संसार द्वेषी होता है ॥ ५६ ॥ 
नवम सें सूर्य भौम बुध योग का फल 
रविभौमबुधा नवमे कुवंन्ति नरं प्रियाळापमु। 
१ भुजगमिवातिक्रुद्धं समरपरं निष्ठुरं "प्रवासरतम्‌ ॥ ५७॥ 


“. १ सुमगमथा । २ प्रवासार्तम्‌ । 


२८२ सारावली 


यदि भाग्यभाव में सूर्य-भौम बुध हों तो जातक--प्रियभाषी, सपं की तरह 
अधिक क्रोधी वा सौभाग्यवानु तथा युद्ध में तत्पर, कठोर, प्रवास ( परदेश ) में लीन 
वा प्रवास से दुःखी होता है ॥ ५७॥ 
नवम में सूर्य-भौस-गुरु योग का फल 
रविगुरुवक्रा नवमे जनयन्ति नरं सदोदय क्तम्‌ । 
देवपितृपुजनरतं समृद्धदारं गुणोपेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य -भौम गुरु हों तो जातक--सदा कार्यो में उद्यत, देवता व 
पिता की पूजा में तत्पर, धनी स्त्री वाला व गुणी होता है ॥ ५८॥ 
नवम में सुर्यं भौम शुक्र योग का फल 
कळहप्रियं कुलीनं कन्यानां दूषकं च चपलं च। 
दिवसकरवक्रशुक्रा नवमे द्वेष्यं नरं कुय्‌ः॥५६॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-मङ्गल-शुक्र हों तो जातक--लड़ाई का प्रेमी, कुलीन,. 
कन्याओं का दोषी, चञ्चल व द्रोही होता है।॥ ५९ ॥ 
नवम में सूर्य भोस शनि योग का फल 
साहसिकमतिक्षुद्रं लोकद्वेष्यं प्रियानृतं क्रम्‌ । 
पित्रा रहितं बाल्ये कुय'वंक्राकभानवो नवमे॥ ६०॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-भौम शनि हों तो जातक- साहसी, अति नीच, संसार 
द्वेषी, मिथ्या प्रेमी, कठोर तथा वाल्यकाल में पिता से हीन होता है ॥ ६० ॥ 
नवम में सुर्य बुध गुरु योग का फल 
रविबुधगुरवो नवमे भाग्यसमेतं धनान्वितं सुभगम्‌ । 
नुपतिप्रियं सुवेषं जनयन्ति नरं सुधीर च॥ ६१॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-वुध-गुरु हों तो जातक--भाग्यवान्‌, धनी, सुन्दर, ऐश्वयं-- 
वानु, राजा का प्रियपात्र, सुन्दर वेषधारी तथा धैर्यवान्‌ होता है ॥ ६१ ॥ 
नवम में सुर्य बुध शुक्र योग का फल 
रदिबुधशुक्रा भाग्ये जनयन्ति नरं श्रकाशिनं कान्तम्‌ । 
रिपुपक्षपरिक्षीणं नृपतिसमं सारवन्तं च ॥ ६२॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-बुध शुक्र हों तो जातक--तेजस्वी, प्रिय, शत्रुओं से रहित, 
राजा के समान व बली होता है।॥ ६२॥ 
नवम में सूर्य बुध शनि योग का फल 
परदाररतं पापं प्रवासशीलं च निपुणमतिधृष्टम्‌ । 
आनू तिकमदेवपरं रविबुधसौरा नरं भाग्ये ॥ ६३॥ 


यदि भाग्यभाव में सूर्य बुध-शनि हों तो जातक--दूसरे की स्त्री में छीन, पापी” 
प्रवासी, चतुर, अधिक ढीठ, असत्यभाषी तथा भाग्यहीन होता है ॥ ६३ ॥ 


द्वात्रिश् अध्याय २८३. 


नवम में सुर्य गुरु शुक्क योग का फल 
भाग्यगृहे रविशुक्रो जीवश्च नरं सुपण्डितं कान्तम्‌ । 
बहुविषयपति वीरं जनयन्ति सुमेधसं प्राज्ञम्‌ ॥ ६४॥ 
यदि भाग्य भाव में सूर्य गुरु शुक्र हों तो जातक--घुन्दर पण्डित, प्रिय वा सुन्दर,- 
अधिक विषयों का स्वामी, वीर तथा सुन्दर बुद्धि व विद्वानु होता है ॥ ६४ ॥ 
नवम में सूर्य गुरु शनि योग का फल 
त्रिदशगुरुसौरसूर्या नवमे यस्येह जायमानस्य। 
स॒ भवेदुत्तमवीर्यो राजा धनवान्गुणेः समृद्धशच ॥ ६५॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य गुरु शनि हों तो जातक--श्रेष्ठ पराक्रमी, राजा, धनी 
व गुणी होता है॥ ६५॥ 
नवम में सूर्य शुक्र शनि योग का फल 
कान्तिविहीनं मलिनं भूयतिपरिदण्डितं विभवहीनम्‌ । 
जनयन्ति नरं भाग्ये रविशुक्रशनेशचरा मुखम्‌ ॥ ६६॥ 
यदि भारंयभाव में सूर्य शुक्र शनि हों तो जातक- चेष्टा से रहित, दूषित, राजा” 
से दण्डित, ऐश्वर्य से हीन तथा मूख होता है ॥1 ६६॥ 
नवस में चन्द्रमा भोस बुध योग का फल 
धनकनकरत्नभाजं जनयन्ति राशिज्ञभूमिजाः पुरुषस्‌ । 
प्रथमे वयसि च ता भाग्यगृहे सर्वनाशेन'॥ ६७॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम बुध हों तो जातक--धन, सुवण, रत्नों का भागी 
तथा प्रथम अवस्था में सर्वनाश होने से दुःखी होता है।। ६७ ।। 
नवस में चन्द्रमा भौम गुरु योग का फल 
भौमनिशाकरजीवाः कुर्वन्ति नरं जितेन्द्रियं प्राज्ञम्‌ । 
गुरुदेवभक्तिनिरतं विद्याधनभागिनं सुभगस्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम गुरु हों तो जातक--जितेन्द्रिय, पण्डित, गुरू व 
देवता की भक्ति में लीन, विद्या व धन का भागी व सौभाग्यवान्‌ होता है ॥ ६८ ॥ 
नवल सें चन्द्रमा भोस शुक्र योग का फल 
ब्रणिताङ्गमङप॑ वा "प्रभेदिनं स्रीप्रियं युवतिवरयम्‌ । 
युवतिविनाशितसारं भुगुशशिवक्का नरं नवसे ॥ ६६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम शुक्र हों तो जातक--घाव से युक्त देही वा कुरूप, 
रहस्य ज्ञाता वा अधिक भोजी, खरी प्रेमी, जी के वशीभूत व स्त्री से नष्ट बल वाला. 


होता है ॥ ६६ ॥ न 
नवस में चन्द्रमा सौम शनि योग का फल 


व्यापन्नसातृवंशं  क्षुद्र बाल्ये निराकृतं सात्रा। 
सौरो भौमइचन्ट्रो जनयन्ति नराधमं नवमे ॥ ७० ॥ 


१. भावेन । २. प्रभक्षणं । 


२८४ सारावली 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम शनि हों तो जातक--आपत्ति युक्त माता के कुल 
“वाला, नीच, बाल्य काल में माता से पृथक्‌ तथा अधम होता है ॥ ७० ॥ 


नवस सें चन्द्रमा बुध गुरु योग का फल 
गुरुबुधचन्द्रा नवमे  कुल्वंशविवर्घधनं कु्य: 1 
आचार्यं बहुमित्रं नुर्पात बहुसाधनोपेतम्‌॥ ७१ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा वुध गुरु हों तो जातक--कुलवंश को बढ़ाने वाला, 
क ( अध्यक्ष ) अधिक मित्रो से युत, राजा व अधिक साधनों से युत होता 
॥ ७१ ॥ 
नवम सें चन्द्रमा बुध शुक्र योग का फल 
सातृसपत्नोजनक॑ प्रमुदितमानान्वितं प्रचुरनित्रम्‌ । 
कुर्वन्ति सामशीलं भुगुबुधचन्द्रा नरं भाग्ये ॥ ७२ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा वुध शुक्र हों तो जातक--माता को सोतेली पैदा करने 
वाला, प्रसन्नता व सम्मान से युक्त, अधिक मित्र वाला तथा शान्त स्वभाव का होता 


है ॥ ७२ ॥ je 
नवम में चन्द्रमा बुध शनि योग का फल 


शशिबुधसौरा नवसे क्रूराचारं सुविक्रसं मलिनम्‌ । 
जनयन्ति कुत्सितधियं संग्रामपराङ्पुखं . दीनम्‌ ॥ ७३॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा वुध शनि हों तो जातक कठोर आचरण कर्ता, परा- 
क्रमी, दूषित, निन्दित बुद्धि, युद्ध से पीछे हटने वाला व दीन होता है ॥ ७३ ॥ 
नवम में चन्द्रमा गुरु शुक्र योग का फल 
चन्द्रवृहस्पतिशुङ्रा नवमे यस्येह जायमानस्य । 
स भवति महीपतुल्यो नृपतिकुले भूपतिइचैव ॥ ७४॥ 
जिसके भाग्यभाव में चन्द्रमा गुरु शुक्र हों तो जातक--राजा के समान व राज 
“कुल में जन्म होने पर राजा होता है ॥ ६४॥ 
नवम में चन्द्रमा गुरु शनि योग का फल 
शशिगुरुसौरा नवमे कुर्वन्ति नरं प्रियालापम्‌ । 
सत्य्रतं सुशीलं विख्यातं सर्वशासतरकुरालं च॥ ७५॥ 
जिसके भाग्यभाव में चन्द्रमा गुरु शनि हों तो जातक--प्रियभाषी, सत्यव्रती, 
-सुशील, प्रसिद्ध तथा समस्त शास्त्रों में चतुर होता है ॥ ७५॥ 
नवम सें चन्द्रमा शुक्र शनि योग का फल 
शुक्रन्दुयमा नवमे ङ्कविवृत्ति योनिपोषणानुरतम्‌ । 
कुयु संनुजमपार्प१ कृतक्कत्यं छोकबिख्यातम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिसके भाग्यभाव में चन्द्रमा शुक्र शनि हों तो जातक--खेती की जीविका वाला, 
योनि पालन में तत्पर अर्थात्‌ स्त्री के वशीभूत, पापी वा अपापी, कृत-कृत्य ( गद्गद ) 
तथा संसार में प्रसिद्ध होता है॥ ७६॥ 


१. मनुजं पापमु । 


द्वान्रिश अध्याय २८५. 


नवम में भौस बुध गुरु योग का फल 
तेजस्दिनं विशोकं विद्वांसं वाक्‌ स्थिरं विशिष्टं वा । 
कुजबुधजीवा नवमे कुर्वन्ति च मण्डळाधिपतिम्‌ ॥ ७७॥। 
यहि भाग्यभाव में भौम वुध गुरु हों तो जातक--तेजस्वी, शोक रहित, पण्डित, 
स्थिर वचन, विशिष्ट वा मण्डलाधिकारी धा आयुक्त होता है ॥ ७७॥ 
नवम में भौम बुध शुक्र योग का फल 
बहुविषयर्पत ख्यातं नरेन्द्रसत्कारसत्क्ृतं चण्डम्‌ । 
कुजबुधशुक्रा भाग्ये कुर्वन्ति नरं सतां सत्यम्‌ ।। ७८॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम वुध शुक्र हों तो जातक--अधिक विषयों का स्वामी,- 
विख्यात, राजा से सम्मानित, उग्र तथा सज्जनों का सत्य स्वरूप होता है ॥ ७८॥ 


नवस में भोस बुध शनि योग का फल 
परवः्छनासु निपुणं तमोधिकं सर्वशाखमतिबाह्यम्‌ । 
वुधभौमयमा नवमे कुयु: परतकंसंमूढम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम बुध शनि हों तो जातक--दूसरे को ठगने में चतुर, अधिक्र 
क्रोधी, समस्त शाक्त बुद्धि से वहित व दूसरे के तकं से मुर्ख होता है ॥ ७९ ॥। 
नवस सें बुध गुर शुक्र योग का फल 
बुधगुरुशुक्रा भाग्ये जनयन्ति नरं सुरोपमं विशदम्‌ । 
विख्यातं नरनाथ विद्वांसं धर्मशीलं च॥ ८०॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध गुरु शुक्र हों तो जातक--देव सहश, विस्तृत, ( विशाल ) 
प्रसिद्ध, राजा, पण्डित व धर्मात्मा होता है ॥ ८०॥ 
नदस में बुध शुक्र शनि योग का फल 
शुक्रशनैश्वरशशिजा नवमस्था जातकं प्रकुर्वन्ति । 
मेधाविनं प्रकाशां सुरुचिरवावयं सुखोपेतम्‌ ॥ ८१॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध शुक्र शनि हों तो जातक--ृद्धिमान्‌, तेजस्वी, सुन्दरवादी: 
तथा खुखी होता है॥ ८१॥ 
नवम में गुरु शुक्र शनि योग का फल 
शनिशुक्रामरगुरवो भाग्यगृहस्था नरं प्रकुवन्ति । 
घ्रचुरान्नपानविभवं सुभगं सुखितं सुरूपं च॥ ८२॥ 
यदि भाग्यभाव में गुरु शुक्र शनि हों तो जातक--अधिक अन्न-पेय-ऐइवर्य से युक्त,. 
सोभाग्यवानु, सुखी व स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ८२॥ 
The following combination of ylanets taken four at a time are 
treated bf jn Slokas 93-108 to be found onlp, in the OL. MS. 


“२८६ सारावलो 


भाग्यभाव में सूर्य चन्द्र भोस बुध योग का फल 
रविचन्द्रभौमशदिजा जन्मनि भाग्यक्षगा नरं कुर्यु: 1 
सभवत्युत्तसपुरुषो विदेशगो नित्यसंतुष्टः ॥ ८३॥ 
यदि जन्म के समय भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा मङ्गल बुध हों तो जातक--श्रेष्ठ 
“युरुष विदेशगामी तथा सदा प्रसन्न होता है ॥ ८३॥ 
नवस में सूर्य चन्द्रमा भौस गुरु युति का फल 
सूर्यशशिभौमगुरवो भाग्यर्शगता नरं कुयु:। 
घनिनं विद्याकुशळं सुभगं नृपसंमतं चेव॥ ८४॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम गुरु हों तो जातक-धनी, विद्या में चतुर, 
-सौभाग्यानु व राजा से सम्मत होता है ॥ ८४॥ 
नवम में सूर्य चन्द्रमा भोस शुक्र युति का फल 
शुक्रेन्ुमौीमरवयो मायाचतुरं स्वदारसन्तुष्टम्‌ । 
जनयन्ति सदा भाग्ये पुरुषं वहुनीचदर्माणम्‌ ॥ ८५॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम शुक्र हों तो जातक--निषुण मायावी, अपनी 
स्त्री से संतुष्ट तथा अधिक दुष्ट कर्मे करने वाला होता है ॥ ८५-८६ ॥ 
नवसभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम शनि युति का फल 
सूर्यारचन्द्ररवयः फ्शुनं मायाविनं फुशीळः्च । 
जनयन्ति सदा भाग्ये पुरुषं वहुनीचकर्माणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम शनि का योग हो तो जातक 
-चुगलखोर, मायावी, दुष्ट स्वभाव वाला और अधिक बुरे कार्य करने वाला होता 
हैं ॥ ८६॥ 
नवस सें सूर्य चन्द्रमा बुध गुरु युति का फल 
शशिसुरगुरुबंधरवयों जन्मनि आग्यक्षेसाश्चिताः कुयु: । 
पुरष॑ प्रधानमचलं नरेद्धपुज्ये तथा हष्टम ॥ ८७॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा वुध गुरु हों तो जातक--प्रधान, स्थिर, राजा से 
“पूजित व प्रसन्न होता है ॥ ८७ ॥ 
नवस में सूर्य चन्द्रमा बुध शुक्र युति का फल 
चन्द्रबुधशुक्ररवयो धनेश्वरं धामिकं समृद्ध च। 
जनयन्ति ननमसंस्थाः पुरुषं प्रियवादिनं शान्तस्‌ ॥ ८८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा बुध शुक्र हों तो जातक- कुवेर के समान धनी, 
धर्मात्मा, सम्पत्ति शाली, प्रियसाषी व शान्त स्वभावी होता है ॥ ८८ ॥ 
“नवम में सूर्य चन्द्रमा बुध शनि युति का फल 
तरणिबुधचन्द्रसौरा जन्मनि नवमाश्रिता नरं कुय्रुः। 
नोचानुरतं दीनं परस्वहरणं सदा सक्तम्‌ ॥ ८९॥ 


g 


द्वात्रिंश अध्याय २८७ 


यदि भाग्यभाव में सूर्ये चन्द्रमा बुध शनि हों तो जातक-दुष्ट जनों का सेवी, दीन 
तथा दूसरे के धन को चुराने में सदा लीन होता है ॥ ८९ ॥ 
नवम में सूर्य भोम बुध गुरु युति का फल 
रविगुरुबुधभूतनया जन्मनि नवमे नरं प्रकुर्वन्ति । 
देवपितृपुजनपरं समृद्धदारं गुणोपेतम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य भोम वुध गुरु हो तो जातक--देवता व पिता की पुजा में 
तत्पर, सम्पन्न स्त्री वाला व गुणी होता है ॥ ६० ॥ 
नवम में सूर्य भोस बुध शुक्र युति का फल 
शुक्रज्ञभीससुर्या नवमे जनयन्ति निष्ठुरं सुभगम्‌ । 
साहसनिरतं विधनं रिपुपक्षक्षपितविभवं च॥ ९१॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य भौम बुध शुक्र हों तो जातक--निठुर, सोभाग्यवानु, 
साहसी, निर्धन व शत्रु द्वारा नष्ट ऐश्वर्य वाला होता है ॥ ९१॥ 
नवम में सूर्य भौम बुध शनि युति का फल 
रविसोरिचान्द्रिभोसा नवमे यस्येह जायमानस्य । 
स भवति परदाररतो विनष्टकोशः सदा दीन: ॥ &२॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य भीम बुध शनि हों तो जातक--दूसरे की स्त्री में लीन, 
-अर्थातु पर स्त्री गामी, निर्धन व दीन होता है ॥ &२॥ 
नवम में सूर्य भौम गुरु शुक्र युति का फल 
शुक्रगुरुमोमरवयो लोके द्वेष्यं पिपाधार्तम्‌ । 
जनयन्ति नवमसंस्थाः कन्यानां दूषकं चपलचित्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्यं भौम गुरु शुक हों तो जातक--संसार में द्वेषी, प्यास से 
“पीडित, कुमारियों को दूषित करने वाला तथा अस्थिर चित्त होता है ॥ ६३ ॥ 
नवम में सूर्य भौम गुरु शनि युति का फल 
गुरु्भौमसौरसुर्या नवमे सुखर्वाजतं सदोद्य क्तम्‌ ।' 
जनयन्ति नरं चण्डं विक्रमयुक्तं महासत्त्वम्‌ ॥ &४ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्यं भौम गुरु शनि हों तो जातक--सुख से रहित, सदा उद्यत, 
उम्र, पराक्रमी तया बड़ा बली होता है ॥ ९४॥ 
नवस में सूयं बुध गुरु शुक्र युति का फल 
रविबुधजीवसिताः स्युनंवमे यस्येह जायमानस्य । 
स॒ भवत्य॒त्त मपुरुषो घनकनकंश्वयंसम्पन्न: ॥ &५ ॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य बुध गुरु शुक्र हों तो जातक--श्रेष्ठ पुरुष तथा धन- 
सुवर्ण-ऐश्वर्य से सम्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ 


१. Slok 196 is found in the 0. L. M. 5. 


२८८ सारावली 


नवस में सूर्य बुध गुरु शनि युति का फल 
भानुजरविबु॒धगुरचो नवमे जनयन्ति मानव निधनम्‌ । 
पापं परदाररतं विहिष्ट नोचकर्माणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भाग्यभाव में सूर्य बुध गुरु शनि हों तो जातक--निर्धन, पापी, पर स्त्री में अनु-- 
रक्त, विशेष द्रोही तथा हीन कार्य करने वाला होता है ॥ 5६ !। 
नवम में सूर्य बुध शुक्र शनि युति का फल 
बुधरदिजरविसिताः स्युर्भाग्यस्थाने नरं सुभगम्‌ । 
जनयन्ति धनसमेतं सत्यरतं लोकविख्यातम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यदि भाग्यभाव में सूर्य बुध शुक्र शनि हों तो जातक--सौभाग्यवान्‌, धनी, सत्य 
में लीन तथा संसार में प्रसिद्ध होता है॥ 5७ ॥। 


नवम में सूर्य गुरु शुक्र शनि युति का फल 
रविगुरुसितभानुसुता जन्मनि नवमक्षंगा नरं कुयः। 
सत्यद्रतं सुवाक्यं गुरुद्दिजातिथिषु भक्तम्‌ ॥ ९८॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य गुरु शुक्र शनि हों तो जातक--सत्यब्रती, सुन्दर भाषी. 
तथा गुरू-ब्राह्मण-अतिथियों का भक्त होता है॥ ६८ ॥ 
नवम में चन्द्र भोस बुध गुर युति का फल 
चन्द्रज्ञकुजसुरेज्या जनयन्ति नरं परिच्छदसमृद्धम्‌ । 
बाल्ये माठृवियुक्तं धनान्वितं संस्थिता भाग्ये॥ ६६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम वुध गुरु हों तो जातक--वस्त्रो से सम्पन्न; 
बाल्यावस्था में माता का वियोग तथा धनी होता है ॥ 5९॥ 
नवम में चन्द्र भौन बुध शुक्र युति का फल 
मौमसितशशिजचन्द्रा भाग्ये जनयन्ति तापसं ख्यातम्‌। 
वाग्मिनमतिदातारं परङोकपरं सहाप्रधज्ञम्‌ ॥ १००॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम दृध शुक्र हों तो जातक--तपरवी, व्स्यित्त,, 
वाग्मी, अधिक दानी, स्वर्ग लोक इच्छुक तथा बड़ा पण्डित होता है॥ १०० ॥ 
नवम में चन्द्र भोस बुध शनि युति का फल 
रविजबुधचन्द्रभोमा जनयन्ति नरं पराङ्मुखं दीनम्‌। 
क्षुद्र सायाचठुरं परदाररतं स्थिता भाग्ये ॥ १०१७ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम बुध शनि हों तो जातक-वहिमुं ख, दीन, क्षुद्र, 
(अल्प विचार वाला ) माया मे निपुण तथा परस्त्री में लीन होता हे ॥ १०१॥ 
नवम में चन्द्रमा भौम गुरु शनि युति का फल 
भौमेन्द्ुशुक्रजीदा नूुपवंशकरं प्रधानमतिशूरम्‌। 
बिद्याधनसुसमृद्धं विख्यातं लोकसंमतं चेव ॥ १०२॥ 
१. Sloka 100 is 10010 in the P. L. M. 5, 


१६ द्वात्रिदा अध्याय २८६ 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम गुरु शुक्र हों तो जातक--राजा की वंश वुद्धि 
करने वाला, प्रधान, अधिक वीर, विद्या व धन से सम्पन्न, प्रसिद्ध तथा संसार सम्मत 
होता है ॥ १०२॥ 
नवम में चन्द्र, भोस, गुरु, शनि युति का फल 
शाशिवक्राकिसुरेज्या जनयन्ति नरं पिपासातंमु। 
कलहुप्रियं च नवमे सैभाग्यपरिच्छदातीतमु ॥ १०३॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भोम गुरु शनि हों तो जातक-- प्यास से पीड़ित, कलह 
प्रेमी तथा सुन्दर भाग्य व वस्त्रों से युक्त होता है ॥ १०३ ॥ 
नवम में चन्द्र, भौम, शुक्र शनि युति का फल 
चन्द्रारभानुजसिता नवमे जनयन्ति निष्ठुरं पापम्‌ । 
सायाविनं च पुरुषं शोचाचारदिहीनं च ॥ १०४॥ 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम शुक्र शनि हों तो जातक-निठुर ( निर्मोही ) 
पापी, मायावी व पवित्र आचरणों से रहित होता है ॥ १०४॥ 
नवम में चन्द्र, बुभ, गुरु, शुक्र युति का फल 
सितगुरुशशिजदशाङ्का जन्मनि भाग्यक्ष॑माश्रिता धनिनम्‌ः। 
जनयन्ति धर्मसक्तं नरं कलासु प्रसिद्ध॑ च॥ १०५॥ 
राज्ञं नुर्पात कुळजं प्रधानमतिवित्तसंयुतं कान्तमु । 
सोम्येन्दुशुक्रजीवा जनयन्ति नरं तु विख्यातम्‌ ॥ १०५॥[ 
K.N.M.S reads the same s’loka thus. 
गुहसौस्यशुक्रचन्द्रा भाग्ये युक्ताः प्रजायमानस्य। 
यस्प स भाग्ये युक्तो लोके पुरुषोत्तमो ज्ञेयः ॥ १०५॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा बुध गुरु शुक्र हों तो जातक घनी, धर्मात्मा तथा 
कलाओं में प्रसिद्ध होता है । 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा बुध गुरु शुक्र हों तो जातक--पण्डित, राजा, कुलः 
( वंश ) में प्रधान, अधिक धनी, सुन्दर वा प्रिय तथा विख्यात होता है । 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा-बुध-गुरु-शुक्र हों तो जातक- भाग्यवानु व संसार के 
पुरुषों में श्रेष्ठ होता है ॥॥ १०५॥ 
नवम सें चन्द्र, बुध, गुरु, शनि युति का फल 
भानुजबुधगुरुचन्द्रा जनयन्ति नरं परं सुनयम्‌। 
भाग्यस्थिताः समृद्धं नीतिज्ञ चारुवेशें च॥ १०६॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा-बुध-गुरु-शनि हों तो जातक-- सुन्दर न्याय में तत्पर, 
समृद्ध, ( धनी ) नीति ज्ञाता तथा सुन्दर वेषधारी होता है। १०६॥ 


CReading of s’loka 103 inthe P.L.M. 3. 


२६० सारावली 


नवम सें चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि युति का फल 
शानिशुक्रबुधशशाङ्का जन्सनि भाग्यस्थिता नरं कुय: । 
मेधादिनं प्रचण्डं जननीतिविशारदं धन्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
यदि भाग्य स्थान में चन्द्रमा-बुधघ-शुक्र-शनि हों तो जातक--बुद्धिमानु व उग्र, 
मनुष्य नीति में चतुर व प्रशंसनीय होता है ॥ १०७॥ 
नवम सें चन्द्र, गुरु, शुक्र शनि युति का फल 
चन्द्ररानिशक्रजीदा जन्मनि नबमस्थिताः प्रकुर्वन्ति । 
सायाविनं प्रचण्डं नरेष्वजेयं नरं धीरश्‌ ॥ १०८॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक--मायावी, उग्र, मनुष्यों 
में अजेय ( जीतने योग्य नहीं ) तथा धैर्यवान्‌ होता है॥ १०८॥ 
नवम में भौम, बुध, गुरू, शनि युति का फल 
भोमज्ञसुरिरानयो नवमस्थानोपगा नरं कुर्य्‌ः। 
रिषुपक्षपरिक्षीणं रणप्रचण्डं सुधीरं च ॥ १०६॥ 
यदि भाग्यभाव में भोम-त्रुध-गुरु-शनि हों तो जातक--शत्रु से रहित, सङ्ग्राम में 
उग्र तथा धैर्यवान्‌ होता है ॥ १०६ ॥ 
नवम में भोम, बुघ, शुक्र, शनि युति का फल 
भोमज्ञशुक्ररानयः "नरं *विदेशानुगं सुशोलं 'च। 
जनयन्ति नवमसंस्था धनयुक्तं भक्तियुक्तं च॥ ११०॥ 
यदि भाग्यभाव में भोम-बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक--विदेशगामी, सुशील, धनी 
व भक्त होता है॥ ११० ॥ 


नवस में भौम, गुरु, शुक्र, शनि युति का फल 
भोमभ्ृगुजीवरविजञा जनयन्ति नरं धनः परित्यक्तम्‌ । 


क्षुद्रं दयाविरहितं विहीनसत्त्वं स्थिता भाग्ये॥ १११॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक--निर्धेन, क्षुद्र, निर्दयी तथा 
निबेल होता है ॥ १११ ॥ 
नवम में बुध, गुरु, शुक्र शनि युति का फल 
बुधभृगुभानुजगुरवो जन्मनि नवमे स्थिता नरं कुर्युः । 
परवादविवादरतं परदेशप्राद्ठवित्तश्च ॥११२॥ 


यदि भाग्यभाव में बुध-गुरु-शुक्र शनि हों तो जातक--शिकायत व विवाद में लीन 
तया परदेश में धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११२॥ 


नवम में बुध के साथ तीन चार पांच आदि ग्रहों का फल 
त्रिचतुःपः्चखगेन्द्रा्तया च षट्‌ स्त संस्थिता भाग्ये । 
प्रात्ययिकं धनवन्तं कुयुनृंपति च बुधपहिता: ॥ ११३ ॥ 


१ कुर्वन्ति। २ दशानुगतं । 


IER ERC ERS 1 ROO RI Rh MRCP RR PRS त्यानाही 


त्रयस्त्रिश अध्याय २११ 


यदि भाग्यभाव में बुध सहित तीन, चार, पाँच, ६, सात ग्रह हों तो जातक 
विश्वासी, धनी व राजा होता है ॥११३॥ 
भाग्य ( नवम ) भाव सें बुध गुरु के ग्रतिरिक्त ग्रहों का फल 
जनयन्ति भाग्यसंस्था गुरुसौम्यविर्वाजताः ग्रहाः पुरुषमु । 
व्याधिप्रायमकान्ते जनहीनं बन्धनातेमतिदीनमु ॥ ११४ ॥ 
यदि भाग्य ( नवम ) भाव में गुरु व बुध को छोड़कर अन्य ग्रह हों तो जातक--- 
प्राय: रोगी, असुन्दर वा अप्रिय, मनुष्यहीन, बन्धन ( जेल ) से पीडित तथा अधिक दीन 
होता है ॥ ११४ ॥ 
उक्तं बहुप्रकारं भाग्यगृहे बादरायणादिकृतम्‌ । 
ग्रहयोगेक्षणभार्वेदिचिन्त्य बुद्धा वदेदन्यत्‌ ॥ ११५॥ 
मैने वादरायणोक्त भाग्यस्थ ग्रहों का फल बहुत प्रकार से कहा है। इसके अतिरिक्त 
ग्रहयोग दृष्टि वश पूर्वक बुद्धि से विचार कर फल कहना चाहिये ॥ ११५॥ 
इति कल्याणवर्मविरचित्तायां सारावल्यां भागयचिन्ता नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ 


अय स्त्रिशोऽष्यायः 
लरनाइदाले राशो कर्सफलं यत्प्रकीतितं मुनिभिः । 
रादिग्रहल्दभा'बंग्रेहृदृष्ट्या तदहमपि वक्ष्ये॥ १ ॥ 
होरेन्ट्रोबंळ्योगाद्यो दशमस्तत्स्वभावजं कर्म । 


तस्याधिपपरिवृद्धया. वृद्धिज्ञयाञ््यया हानिः ॥२॥ 
मुनियों ने लग्न से दशम राशि को जो कर्म का फल कहा है, उसको मैं भी दशमस्थ 
“राशि ब ग्रह के स्वभाव से फल को कहता हूँ ॥ १॥ 
जन्म के समय में लग्न व चन्द्रमा में जो बली हो उससे दशमस्थ राशि व ग्रह के 
स्वभाव तुल्य जातक का कर्म ( कार्य ) का फल होता है । दशमेश की वृद्धि से कर्मं फल 
की वृद्धि तया हास से हानि कहना चाहिये ॥ २॥ 
फल कथन में विशेषता का ज्ञान 
जाड्भल्मथवानूप॑ तथोभयं वा गृहं परीक्षेत । 
ग्रास्यमथारण्यं वा सौम्यक्ष पापभवनं वा॥ ३॥ 
द्विपदचतुष्पदरूपं सरीसृपं वा तथोमयं चेव | 
यद्रपं तद्धवनं याहदाक यत्स्वसावं च ॥४॥ 
प्रवदेत्तत्समदेशे कर्मप्राछि नरस्य तत्सहशोम्‌ । 
तस्माहशरमं भदनं प्रसवे बुध्येत यत्नेन ॥५॥ 
दशमे नक्षत्रपतेर्ळग्नात्पुरुषस्य कमे संभवति। 
सर्वारम्भे वृत्त विनिदिशेत्तत्य जातस्य ॥ ६॥ 


१ हो० र० ७ अ० २३० पृ०। २ भागे । ३ तत्स्वभावं । ४ यस्य । ५ सिद्धि ॥ 


२६२ सारावली 


इचन्तरयोगाच्याये कथितं कमस्थितैग्रहैलंग्नात्‌ । 
चन्द्रादत्र विशेषो ग्रहैः स्थितेव्यक्तमिह वक्ष्वे॥ ७॥ 
यदि दशम में जाङ्गल राशि हो जैसे सिंह वा अनूप जैसे मीन वा उभय राशि 
जैसे वृश्चिक वा ग्राम्य जैसे वृष वा आरण्य जैसे सिह वा शुभ ग्रह की वा पापग्रह की 
राशि वा द्विपद वा चतुष्पद वा सरीसृप ( वुङ्चिक ) वा उभय जैसे मकर रादि, या 
इनके स्वरूप आक्कति-स्वभाव तुल्य देश में, राशि के समान कर्म फल की प्राप्ति 
कहनी चाहिये । इस कारण से जन्म के समय यत्न पूर्वक दशम राशि का विचार करके 
आदेश करना चाहिये । चन्द्रमा से वा लग्न से दशम राशि कार्य फल की होतो है । 
इसलिये आरम्भ में जातक की जीविका निर्णय दशमस्थ ग्रहों का फल कथन हो गणा है । 
इकतींसवें अध्याय में लग्न से दशमस्थ ग्रहों का फल कथन हो गया है । इस अध्याय में 
चन्द्रमा से दशमस्थ ग्रहों के विशेष फल को कहता हूँ ।! ३-७ ॥ 
चन्द्रमा से दशम राशि में सुर्य का फल 
चन्द्राहशामे सूर्यः सिद्धारम्भं धने: समृद्धं च। 
जनयत्युत्तमसतत्वं नुपतिमुदग्रं *जनाश्रयंः पुष्टय्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा से दशम भाव में सूर्य हो तो जातक--कार्यो में सिद्धि 
प्राप्त करने वाला, धन से सम्पन्न, श्रेष्ठ वलवान्‌, राजा, उदारचित्त तथा वलीजनो का 
आश्रय होता है ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा से दशमभाव में भोस का फल 
भोमः साहसनिरतं प्रत्यन्तनिवासिनंः दिषयलुब्धम्‌ । 
क्रूरं निषादचरितं जनयति दशमे स्थितः पुरुषम्‌ ।। & ॥ 
यदि चन्द्रमा से दशम में भोम हो तो जातक--साहसी, म्लेच्छ देश निवासी, 
विषय लोभी, कठोर व चाण्डाल के समान आचरण करने वाला होता है ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा से दशमभाव में बुध का फल 
विद्वांसं धनवन्तं बहुश्रुतं 3नुपतिनायकं ख्यातम्‌ । 
जनयति सोम्यो दशमे पुरुषं बहुशिल्पिनं प्राज्ञस्‌ ॥ १०॥ 
यदि दशम में बुध हो तो जातक--विद्वान्‌, धनी, बहुश्रुत ( अधिक शास्त्र ज्ञाता ) 
राजा का नेता वा राजा से सम्मत, प्रसिद्ध तथा अधिक चित्रकारी का ज्ञाता पण्डित 
होता है ॥ १०॥ 
चन्द्रमा से दशमभाव में गुरु का फल 
गुरुरपि दशमस्थाने सिद्धार्थं धामिकं धनसनृद्धस्‌। 
जनयत्युत्तमचरितं नरेन्द्रसचिवं नरं ख्यातम्‌ ॥ ११॥ 
यदि दशम में गुरु हो तो जातक--प्रयोजन की सिद्धि करने वाला, धर्मात्मा, धनी,. 
श्रेष्ठ कर्त्ता राजा का मन्त्री व प्रसिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 


— SN री 77 
१ धनाश्रयं । २ सितं । ३ नूपतिसंमतं । 


्रयस्त्रि अध्याय .  रष्३ 


चन्द्रमा से दशसभाव सें शुक्र का फल 
शशिनो दशमे शुक्र: सुमगं ललितं च वित्तवन्तं च । 
जनयति सिद्धारम्भं धनिनं नृपपुजितं पुरुषम्‌ ॥ १२॥ 
यदि चन्द्रमा से दशम में शुक्र हो तो जातक--सौभाग्यवानु, सुन्दर, धनी, सिद्धा- 
-रम्भी व राजा से सम्मान पाने वाला होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा से दशम भाव सें शनि का फल 
सौरो व्याधितदेहं निःस्वं दुःखान्वितं प्रजाहीनम्‌ । 
कर्मसु नित्योहिग्नं जनयति दशमे स्थितः पुरुषम्‌ ॥ १३॥ 
यदि दशम में शनि हो तो जातक--रोगी, निर्धन, दुःखी, सन्तान रहित व कार्यों 
में सदा उद्दिग्न होता है ॥ १३॥ 
चन्द्रमा से दशम राशि में सुर्य-भौसयुति फल 
भानुमाँमसमेतः कर्मकरान्कासशोषगदबहुळान्‌ । 
ज्योर्तिविदः प्रकुर्याहलाक्षणिकांस्ताकिकांश्चापि ॥ १४॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा से दशमभाव में सूर्यभौम हों तो जातक--कार्यकर्त्ता 
( मजदूर ) खासी-सूखा आदि रोगों से युक्त, ज्योतिषी; लक्षणग्रन्थों का ज्ञाता व न्याय- 
“विद्‌ होता है ॥ १४ ॥ 
न्द्रमा से दशसस्थ सूर्थबुधयुति फल 
सूर्य: सौम्यसमेतो वखारूङ्कारभागिनं वणिजम्‌ । 
जनयति ेषुरणगः पुरषं जळजीविनं वाऽपि॥ १५॥ 
यदि दशम में सूर्य, बुध से युक्त हो तो जातक-वस्त्र व भूषणों का भागी, व्यापारी; 
वा जळ से जीविका करने वाला होता है ॥ १५॥ 
चन्द्रमा से दशसस्थ सुयंगुर्युति फल 
जीवसहायः सूर्यः सिद्धारम्भान्नरेनद्रमान्याश्च । 
जनयति दशमे पुरुषान्‌ °धीरान्दरान्सुविस्यातान्‌ ॥ १६॥ 
यदि दशम में सूर्य, गुरु से युक्त हो तो जातक--सिद्धारम्भी, राजा से सम्मानित, 
शैयेवान्‌ व सुप्रसिद्ध होता है ॥ १६॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ सुर्यशुक्रयुति फल 
सूर्यसहायः शुक्रो दशमे स्वजनाश्रितं नरं कुरुते। 
्रीसंश्रयात्समृद्धं सुभगं नपवल्लभं चापि ॥१७॥ 
यदि दशम में सूर्य-शुक्र हों तो जातक--अपने मनुष्यों से आश्रित, स्री के आश्रय 
से सम्पन्न, सौभाग्यवान्‌ व राजा का प्रिय पात्र होता है ॥ १७॥ 


१ कामशोमदबहुलानु । २ वीरात्‌ ! 


२९४ सारावली 


चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्यशनियुति फल 
सूर्य: स्वपुत्रसहितो दशमे वधबन्धभागिनं भृतकम्‌ । 
जनयति दीनं कृपणं चोरंमुषितं प्रलापकरम्‌ ॥ १८॥ 
यदि दशम राशि में सूयं-शनि हों तो जातक--म रण ( फाँसी ) व बन्धन ( जेल ): 
भागी, नौकर, दीन, लोभी तथा चोरों से चुराने पर हल्ला करने वाला होता है॥१८।। 
चन्द्रमा से दशमस्थ भौसबुधयुति फल 
सौम: सोमजसहितो जनयति दशमे नरं "बहुविपक्षम्‌ । 
अखकलावेत्तारं कोशळमतिजीविनं सहःदूरम्‌ ॥ १६॥ 
यदि दशमभाव में भोमबुध हों तो जातक--अधिक शत्रुवाला वा अधिक निन्दनीय, 
अस्त्रकळा का ज्ञाता, चतुरता से युत, दीर्घायु व बड़ा वीर होता है ॥ १६ ॥ 
चन्द्रमा से दशभस्थ सोमगुर्युति फल 
मोम: सुरगुदसहिदो दशमे कुर्ते बलस्य नेतारम्‌। 
मित्रेश्मो छळब्धधनं तदाशयाजोवितं न्यस्‌ ॥ २०॥ 
यदि दशमभाव में भौम गुरु हों तो जातक---वलवानों का नायक, मित्रों से धन प्राप्त 
कर्ता, मित्रों के आश्रय से जीनेवाला तथा प्रशंसनीय होता है ।। २० ॥ 
चन्द्रसा से दशमस्थ भोमशुक्तयुति फल 
जनयति विदेशनिरतं फश्छनभुक्तादिभिर्वणिग्तरृच्णा । 
भौसः शुक्रसमेतो दशमे खरीसंश्रयाद्वाऽपि ॥२१॥ 
यदि दशमभाव में भोम शुक्र हों तो जातक--सुवर्ण-मोती आदि वयापार जीविका 
हेतु वा स्त्री के आश्रय से विदेश में तत्पर होता है॥ २१ ॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ सोमशलिथुलि फल 
भौमः सोरसहायो जनयति दशमे स्थितो नरं प्रसचे। 
साहसशीोळं क्षुद्रं 'कर्माथुक्तं ञ्जा सहितम्‌ ॥ २२॥ 
यदि दशमभाव में भौम शनि हों तो जातक--साहसी, क्षुद्र (अल्प), कार्यहीन वा 
कार्यों में तत्पर तथा रोगयुक्त वा सन्तान से हीन होता है ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ बुधगुच्युति फल 
ब्सधनं नृपेन्द्रपुज्यं धर्मिष्ठं वृन्दनायकं ख्यातम्‌ । 
जीवः सोम्यसहायो जनयति मेषुरणे पुरुषस्‌ ॥ २३॥ 
यदि दशमभाव में बुध गुरु हों तो जातक-धनी वा नपुंसक, राजा से पूजित, 
धर्मात्मा, समुदाय का नेता व विख्यात होता है ॥ २३॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ बुधशुक्रयुति फल 
सौम्यः शुक्रसहायो जनयति दशमे सुहुञ्जनोपेतम्‌ । 
विद्यात्रीधनसौस्यं नृपसचिवं विषयनाथं वा ॥ २४॥ 


१ नृशंस । कर्मोच्चुक्त । ३ प्रजाहीनम्‌ । ४ षण्डं । 


श्रयस्त्रिशा अध्याय २९५ 


यदि दशमभाव में बुधशुक्र हों तो जातक--मित्रों से युक्त, विद्या-घन-रत्री व सुख से 
युत व राजा का मन्त्री वा विषय स्वामी होता है ॥ २४॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ बुघशनियुति फल 
सौम्यः सौरसहायो मृद्काण्डकरं करोति दशमस्यः। 
स्यातं विद्याचारयं पुस्तकलिपिलेख्यकारं च ॥ २५॥ 
यदि दशमभाव में बुध-शमि हों तो जातक--मिट्टी के पात्र बनाने वाला, प्रसिद्ध, 
विद्या में प्रधान व पुस्तक-प्रतिलिपी व लेख लिखने वाला होता है ॥ २५ ॥ 
चन्द्रमा से दशस्सथ गुरुशुक्रयुति फल 
चचसां पतिः सितयुतः कर्मणि कुरते नरेन्द्रवर भृत्यम्‌ । 
ब्राह्मणर्पांत विशोकं विच्ाचार्य समर्थं च ॥२६॥ 
यदि दशमभाव में गुरुशुक़् हों तो जातक--राजा का श्रेष्ठ नौकर, ब्राह्मणों का 
मुखिया, शोकरहित, विद्या में प्रधान व सामर्थ्यवान्‌ होता है॥ २६॥ 
चन्द्रसा से दशसस्थ गुरुशनियुति फल 
सुरराजगुरुः साकिर्दशमे नोचं १परोपकाररतमु । 
कुर्ते प्रवृद्धचेष्टं स्थिरास्पदं सुस्थिरारम्भस्‌ ॥ २७॥ 
यदि दशम भाव में गुरुशनि हों तो जातक- दुष्ट, परोपकारी, वा पर संतापी; 
अधिक इच्छा वाला, स्थिर स्थान वाला व सुन्दर स्थिर कार्यकर्ता होता है ॥ २७॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ शुक्रशनियुति फल 
शुक्रः सोरसहायश्चित्रकरं गन्धजीविनं चेद्यम्‌। 
जनयति दशमे पुरुषं नीलकरं चूर्णकारं च॥ २८॥ 
यदि दशमभाव में शुक्रशनि हों तो जातक--चित्रकर्ता, इत्र की जीविका वाला; 
भिषक्‌ , नीलकारी ( रंगरेज ) व पीसने वाला होता है ॥ २८॥। 
चन्द्रमा से दशमभावस्थ सुर्यमौम बुधयुति का फल 
रविभौमचन्द्रपुत्राश्रन्द्राहृशमस्यिता नर धन्यम्‌। 
जनयन्त्युत्तमपुरुषं नृपतिसभं सर्वजनपुञ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि चन्द्रमा से दशमभाव में सूर्य -भौम-बुध हों तो जातक--प्रशंसनीय, श्रेष्ठ पुरुष, 
राजा के भमान व समस्त मनुष्यों से पूजित होता है ॥ २६ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में सु्यंमौमगुरयुति का फल 
रविभौमदेवपूज्या दशमस्थाने नरं सुभगम्‌ । 
शत्रूणां "हन्तारं जनयन्ति समृद्धिसंयुक्तम्‌ ॥ ३०॥ 
यदि चन्द्रमा से दशमभाव में सूर्य-भौम-गुरु हों तो जातक--सोभाग्यवानु; 
शत्रुओं को मारने वाला वा जीतने वाला व धनधान्यादि से युक्त होता है ॥ ३० ॥ _ 


_ १ तापकरं । २ जेतारं । , | j 


२९६ सारावली 


चन्द्रमा से दशम में सुर्य-मोम-शुक्र युति का फल 
चन्द्राद्शमे भानुभू पुत्रो भार्गवश्च जनयन्ति । 
क्रं साहसनिरतं *पुरधनकरणेऽतिनिपुणमतिम्‌ ॥ ३१॥। 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-मङ्गल शुक्र हों तो जातक-कठोर 
साहसी व नगर को धन ( सम्पन्न ) करने में वा दूसरे के धन चुराने में अति चतुर बुद्धि 
चाला होता है ॥ ३१ ॥ 
चन्द्रमा से दशस सें सूर्य-मौस-शनियुति का फल 
भानुजरविभ्रुपुत्रा दशमस्थाः कूरकर्मनिरतं तु । 
उत्पादयन्ति सनुजं मुढं पापं ढुरादारम्‌ ॥ ३२॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-भौम-शनि हों तो जातक--कठोर 
कार्य करने में तत्पर, मूर्ख, पापी व दुराचारी होता है॥ ३२॥ 
चन्द्रमा से दशस में सूर्य-बुध-गुर्युति का फल 
रविबुधगुरवो ददामे विद्वांसं रूपसंयुक्तम्‌ 1 
उत्पादयन्ति पुरुषं ्धाभष्ठं बन्धुवल्लभं चेव ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-त्रुब गुरु हों तो जातक--विद्वानु, 
स्वरूपवान्‌, धर्मात्मा व बन्धुओ का प्रिय होता है ॥ ३३ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में सुर्थ-बुब-शुक्रघुति का फल 
बुधपूर्यभार्गवधुता यशस्विनं धामिकं विगतरोपम्‌ । 
जनयन्त्यपराभूतं सौभाग्यपरिच्छदसमृद्धम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-बुध-शुक्र हों तो जातक--यशस्वी, 
धर्मात्मा, क्रोधरहित, अपीडित, सौभाग्यवानु व वस्त्रों से सम्पन्न होता है॥ ३४॥ 
चन्द्रमा ले दशस में सुयं-बुध-शनियुति का फल 
रविबुधरानयो दशमे क्रूरं चपलं नर विशीळं च। 
उत्पादयन्ति नियतं रशखाग्निपरिक्षताङ्ग' च ॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्ये-बुध-शनि हों तो जातक--कठोर, 
चञ्चल, शील से रहित अर्थात्‌ उद्दण्ड तथा शस्त्र व अग्नि से भग्न देहधारी होता है॥३५॥ 
चन्द्रसा से दशम में सुर्य-गुरु-शुक्नयुति का फल 
रविभृगुजदेवपुज्या दशमस्थानोपगा नर॑ कुर्युः । 
सुभगं विद्याधनं धर्मरतं भोगभागिनं नित्यम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-गुरु-शुक्र हों तो जातक--सौ माग्य- 
वान्‌, विद्या से धन प्राप्त करने वाला, धर्मात्मा व प्रतिदिन भोगी होता है ॥ ३६।। 
चन्द्रमा से दशम में सुयं-गुर-शनियुति का फल 
त्रिदशगुरुमन्दसुर्या दरामे युक्ता नरं ध्रकुर्वन्ति। 
प्रायेण लोकमान्य चारित्रविडोपनं धीरम्‌ ॥ ३७॥ 


१ परधनहरणे च निपुणमतिमु । 


प्रयस्त्रिश अध्याप्र २६७ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-गुरुशनि हों तो जातक--प्राय: 
"संसार में पूज्य, चरित्र से हीन व धैर्यवान्‌ होता है ३७॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-शुक्र-शनियुति का फल 
भागंवरविभानुसुता दशमस्थानोपगा नरं कुर्यु:। 
लोमान्वितमतिचपलं समस्तजनविप्रयुक्तां च ॥ ३८॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-शुक्र-शनि हों तो जातक--लोभी, 
- अधिक चञ्चल व समस्त संसार से पृथक्‌ होता है ॥ ३८॥ 


चन्द्रमा से दशम में भौस-बुध-गुरुयुति का फल 
भोमेन्ट्रजसुरपुज्या धम बहुकुटुम्वपरिवारम्‌ । 
णनयन्ति दशमसंस्था विद्याधनभागिनं पुरुषस्‌ ॥ ३९॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-त्रुध-गुरु हों तो जातक--धर्मात्मा, 
अघिक्त कुटुम्व व परिवार वाळा, विद्वान्‌ एवं धनवान्‌ होता है ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में भौंम-बुध-शुक्रयुति का फल 
झोमन'दाल्पाभिरतान्माळाका रान्सुवर्णका रांत || 
कुर्युबु घभृगुवक्रा दशमस्थाः सर्वलोकदयितांश्च ॥ ४०॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-बुध-शुक्र हों तो जातक--सुन्दर 
_चित्रक'री में लीन, माली, सुनार एवं समस्त संसार का दयालु होता है ॥ ४० ॥ 
चन्द्रमा से दशम सें भोम-बुध-शनियुति का फल 
भौमबुधरसूर्यपुत्रा जनयग्ति तथा न? धशोळं च | 
निद्रानिरतं प्रखर दशमस्यानोपगा नरं मलिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-बुध-शनि हों तो जातक--अधामिक 
वा सुन्दर धर्मात्मा, निद्राळु ( आलसी ), अधिक दुष्ट व दूषित होता है ॥ ४१ ।! 
चन्द्रमा से दशम सें भौस-गुरु-श क़युति का फल 
भार्गवसुरेज्यमौसा दरासस्थानाश्रिता नरान्कुर्य: । 
चनसंयुक्तान्शुरान्देवद्विजपुजनानुरतान्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-गुरु-शुक्र हों तो जातक- धनवान्‌, 
चीर तथा देवता व ब्राह्मण पूजा में लीन होता है ॥ ४२ ॥ 
चन्द्रम! से दशम में भोम-गुर-शनियुति का फल 
विद्याधनजनहीनान्का पुरुषान्सोख्य्दजितान्विकलान्‌ । 
जीवाङ्भारकसौरा दशमे कुपु ने राज्लीचान्‌ ॥ ४३॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-गुरु-शनि हों तो जातक- विद्या, 
धन, मनुष्य से रहित, कुत्सित, सुख से हीन, अशान्त व दुष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 


१ सुधमं । 


२५८ सारावळी 


चन्द्रमा से दशम में भौम-श्‌क्र-शनियुति का फल 
सचिवानुत्तमपुरुषान्परधर्म रतांश् १ धनिनश्च । 
भोमभूगुस॒यंपुत्रा: कुर्वन्ति नराननेककर्मरतान्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-शुक्र-शनि हों तो जातक--मन्त्री, 
अश्रेष्ठ, अन्य धर्मावलम्बी, धनी तथा अनेक कार्य कर्ता अर्थात्‌ वहुधन्धी होता है ।।४४॥। 
चन्द्रमा से दशम में बुधगुरुशुक्र युति का फल 
शुक्रवृंहस्पतिसोम्या दशमे पुरुषस्य शुक्ररादिस्थाः । 
बहुचिर्धाम्ट कुरयु व्याधि चाप्यन्यग्रुहसंस्थाः ॥ ४५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में शुक्र की राशि में बुध-गुरु-शुक्र हों नो 
जातक--अनेक प्रकार की इच्छा करने वाला, शुक्र राशि के अतिरिक्त राशि में हों तो 
रोगी होता है ॥ ४५॥ 
चन्द्रमा से दशम में बुध गुरु-शनियुति का फल 
लिपिळेस्यकाव्यनिरतं धनवन्तं बहुविधेयभृत्यं च । 
अटनप्रियं सुरूपं बुधगुरुसीरा नरं ददामे ॥ ४६॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में बुध-गुरु-शनि हों तो जातक--लिविकर्ता, 
लेखक, काव्य में लीन, धनी, अधिक आज्ञाकारी नौकरों से युत, घूमने का प्रेमी व 
स्वरूपवानु होता है ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में बुध-शुक्र-शनियुति का फल 
दरामे विज्ञानय॒तान्मर्छान्परदेदानिरतांश्च । 
कुयु बु धभूगुरविजाः कर्मोद्यक्तं सदा दान्तम्‌॥ ४७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक--वैज्ञानिक, 
व्यायामकर्त्ता, परदेशवासी, कार्यो में उद्यत्‌ व तपस्या में क्लेश सहनेवाला होता है॥४७।! 
चन्द्र या से दशम में गुरु-श_ क्न-शनियुति का फल 
विद्वांसं धर्मरतं दयान्वितं सत्यवन्तं चा 
भानुजगुरुभूगुपुत्रा दशसस्थानोपगा नरं फुय्‌ः॥ ४८ ॥ 
एवं त्र्यादिषु वाच्यं जन्मनि पुंसां फळं हि कर्मोत्यम्‌ । 
आदिग्रहसंयोगेऽत्र विशेषस्तमपि वक्ष्ये ॥ ४९ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक- विद्वानु, 
धर्मात्मा, दयालु व सत्यवक्ता होता है । इस प्रकार जन्म के समय मनुष्यों के दशम- 
राशिस्थ एक, दो, तीन ग्रहों का फल कहना चाहिए । इन तीनादि ग्रहों के संयोग से 
अर्थात्‌ चार ग्रहों के योगों से जो विशेष फल होता है उसे भी मैं कहता हूँ ॥४८-४८॥ 
चन्द्रमा से दशम में सुर्यं भोम-ब्‌ ध गुरु योग का फल 
रविभौमबुधसुरेड्या दरमस्थानोपगा नरं कुयुः। 
शुरं विक्षतगात्रं दातारं सर्वेक्षमंरतम्‌ ॥ ५० ॥ 


१ वनधर्म ¡ २ हो० र० अ० २४० पृ०। 


श्रयस्त्रिश अध्याय २६६ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सुयं-भौम-बुध-गुर हों तो जातक- -वीर, 
भग्नदेही, दानी व समस्त कार्यों में लीन होता है ॥ ५० ॥ 
चन्द्रमा से दशम में सुयं-भौम-बुध-श्‌ क्र योग का फल 
वक्रार्कशुक्रसौस्याश्चन्द्रादरमं समाश्रिताः प्रसचे। 
कु निर्माल्यकराँल्लेख्यकरांश्चापि चित्रकर्मकरान्‌ ॥ ५१॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-भौम-बुध-शुक्र हों तो जातक-- 
माली का काम करने वाला, लेखक व चित्र ( शिल्प ) कार होता है ॥५१॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-भौम-बुध-शनि योग का फल 
रविकुजबुधभानुसुतः दशमस्थानस्थिताः प्रप्तवकाले । 
उत्पादयन्ति पुरुषं घनवाहनवारणोपेतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-भौम-बुध-शनि हों तो जातक--धन- 
सवारी व हाथी से युक्त होता है ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रसा से दशम सें सुर्य-बु ध-गुद-श क्र योग का फल 
रविजीवशुक्रसौम्या जनयन्ति नभःस्यिता नरान्सौम्यात्‌ । 
कुर्सितवृत्तीनामपि सुतान्वरान्कषंणोपेतान्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशाम राशि में सूर्य-तुध-गुरु-शुक्न हों तो जातक--मृदु 
खेती में श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त व घृणित जीविका वाला भी होता है ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रमा से दशम सें सूर्य-बुध-गुरु-शनि योग का फल 
रविजीवसौम्यसौर' ददामस्थानस्थिताः कुरय्‌ः। 
पुरषं सायानिपुणं कूरं परवचचनानु रतसु ॥ ५४॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-बुध-गुरु-शनि हों तो जातक-- चतुर- 
मायावी, कठोर व दूसरे को ठगने में अनुरक्त होता है ॥ ५४॥ 
चन्द्रमा से दशम सें सुर्य-बुध-श्‌ क्र शनि योग का फल 
रबिसितबुधभानुसुताश्रन्द्राहृरामस्थिता नरं कठिनम्‌ । 
उत्पादयन्ति सुभगं वाग्मिनमथ कर्षणानुरतम्‌ ॥ ५५ ॥| 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सू्य-बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक-- 
कठोर, सुन्दर भाग्यवान्‌, पण्डित व खेती में अनुरक्त होता हे ॥ ५५ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-गुरु-श क-शनि योग का फल 
रविगुरुमागंवदानयो सेषुरणसंस्थिताः प्रसवकाले । 
उत्पादयन्ति मनुजं प्रवासश्रीळं विविधचेष्टमु ॥ ५६॥ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक-- 
प्रवासी व अनेक इच्छाओं वाला होता है ॥ ५६॥ 


१ कुर्युर्मालाकारं लेख्यकारं चापि वास्तुकर्मे रतम्‌ 


३०० सारावलो 


चन्द्रमा से दशम सें भौम-बुथ-गुरु-श्‌ क्र योग का फल 
भोससितबुधसुरेड्या जन्मनि दशमर्क्ष॑गा नरं निपुणम्‌ । 
उत्पादयन्ति चतुरं शूरं समभरेष्वधुष्यं च॥ ५७ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भीम-बुध-गुरु-शुक़् हों तो जातक--चतुर, 
“कुशल, वीर तथा अजेय होता है ।। ५७ ॥ 
चन्द्रमा से दशम सें भोम-बध-गुरु-शनि योग का फल 
भौमबुधमन्दगुरवो जन्मनि दशमस्थिता नरं मरिनम्‌ । 
जनयन्ति 'नरोद्युक्तं संग्रामे रिपुविनाशकरसु ॥ ५८ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-बुध-गुरु-शनि हों तो जातक--दूपित, 
“सदा उद्योगी व युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ ५८ ॥ 
चन्द्रमा से दशम सें भौम-बुध श्‌ क़-शन्ति योग का फल 
भौमदुधशुक्रसोरा नभस्थले संश्रिताः प्रसवकाले । 
विद्याबहुलं शूरं जनयन्ति नरं विशालाद्कभम्‌ ॥ ५६॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-वबुध-शुक्र-शनि हों तो जातक-- 
अधिक विद्वान्‌, वीर व विशाल देहधारी होता है ।। ५६ ॥। 
चन्द्रमा से दशस में भौम-गुरु-शुक्र-शनि योग का फल 
भौसगुरुशुक्रमन्दाश्चन्द्रान्मेदू रणरक्ष॑गा" प्रसचे । 
जनयन्ति नरं धीरं कुदुम्बयुक्तं *धनोपेतम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक 
"धैर्यवान्‌, कुटुम्बी व धनवान्‌ होता है ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमा से दशस में बुध-गुरु-शुक़्-श नि योग का फल 
बुधगुरनार्गचरानयो जन्मनि दशमस्थिताः कुयुंः । 
पुरुषं शान्तमनस्कं सुमेधसं लोकदयितं च॥ ६१॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में वुध-गुरु-शुक-शनि हों तो जातक- शान्त 
भन का, सुन्दर बुद्धिमानु व संसार का प्रेमी होता है ॥ ६१॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ सोम्यग्रहों से दुष्ट पापग्रहों का फल 
पापैनभःस्थलस्थैः सोम्यग्रहवीक्षितेः प्रजायन्ते । 
वंद्यपुरोहितगणकाश्चण्डाः3 परवःचनानुरताः ॥ ६२॥ 
एते समस्तयोगाः सौम्यग्रहचीक्षिताः प्रदास्यन्ते । 
पापग्रहद्ृष्टियुताः प्रायेण न भद्रकाः ध्रोक्ताः॥ ६३॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशमस्थ पापग्रह, शुभग्रहों से दृष्ट हों तो जातक-- 
वैद्य, पुरोहित, ज्योतिषी व दूसरे को ठगने में अनुरक्त होता है। ये पूर्वोक्त समस्त योग 
शुभग्रहों से दृष्ट होने पर पूर्णफल प्रदान करते हैं व पापग्रहों से दृष्ट होने पर प्रायः कल्याणप्रद 
नहीं होते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 


१ सदोद्युवतं । २ जनोपेतमु। ३ चन्द्रात्‌ । 


त्रपस्त्रिश अध्याय ३०१ : 


लग्न वा चन्द्रसा से शुभप्रद-हानिप्रद पापग्रहों का फल 
पापास्तृतीयष्ा होरेन्दुस्थानतो नृणामिष्टा: । 
नेष्टा निधनान्त्ययता लछग्नोपगता विशेषेण ॥ ६४॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा वा लग्न से तृतीय व षष्टभाव में पापग्रह हों तो जातक को 
शुभ फल देते हैं । यदि अष्टम द्वादश में पापग्रह हों तो अशुभ फलदायक होते हैं । लग्नस्था 
पापग्रह होने पर विशेष अशुभ फल प्रदान करते हैं ॥ ६४ !। 
लग्न व चन्द्रमा में बल वान्‌ से दशमभाव का फल 
१ होरादाडिनोर्वळवान्यस्तस्मात्कर्सभेन वा कथयेत्‌ । 
यो वलयुक्तो २वर्गस्तदधिपतेर्वाऽऽदिरा दुवृत्तिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा में से जो बली हो उसके दशम भाव से वा दशमेश 
से जातक की जीविका का निर्णय करना चाहिए। अथवा लग्न व चन्द्रमा में से 
जिसका बलवान्‌ वर्ग हो उससे वा दशमेश से जीविका का निर्णय करके फलादेश 
करना चाहिए॥ ६५॥ 
दरस में मेषरारि का वर्ग होने का फल 
आरामपुन्न ( बुद्धि )सेवाकुषिरसवणिगकंदूतकायॅंण । 
जीवन्ति नरा नित्यं मेषगणे दशमराशिस्थे ॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में मेष राशि का वर्ग हो तो जातक-वगीचा-पुत्र' 
( वुद्धि )-नौकरी-खेती-रस-( विक्रय ) व्यापार-आसव-वा दूतकार्यं से जीविका ( भरण-- 
पोषण ) करने वाला होता हे ॥ ६६ ॥ 
दशम में दृषरादि का वर्ग होने का फल 
वृषभगणे दशमस्ये शक्टचतुष्पदविहङ्गमुगजीवी । 
घान्यादिसङ्ग्रहेण च जाङ्गलदेशे फळं प्रायः ॥ ६७: 
यदि कुण्डली में दशमभाव में वृषराझि का वर्ग हो तो ज।तक--गाड़ी-पशु-पक्षी- 
हिरन व अन्न संग्रह से आजीविका करने वाला होता है, तथा जङ्गली देशों में प्रायः यह 
जीविका फळप्रद होती है ॥ ६७॥ 
दरासस्थ मिथुन राशि का वर्ग होने का फल 
जलचणिजः3 सुसमृद्धया मुक्तारा्धप्रवाळभाइ्डंश्च । 
लिपिर्गाणतलेख्यजीवी नूमिथुनवर्गे दरशमसंस्थे॥ ६८॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में मिथुन राशि का वर्ग हो तो जातक--जल व्यव-- 
साय से, धन से अर्थात्‌ ( व्याज से ), मोती-शद्भ-मूंगा-वर्तेन के व्यापार से, रिपिः 
गणित (गणना ) व लेखक वृत्ति से जीविका ( धनोपार्जंन) करने वाला: 
होता है ॥ ६८॥ 


१, हो० र० ७ अ० २४८ पृ० । २. भाव। ३. आदि। 


३०२ साराबळो 


दशसस्थ कहे राशि के वर्ग का फल 
दाख्रार्नियोनिपोषणमुक्तासं ्योपजीवनं) चेन । 
२आखेटकवृत्या वा काकिणि वर्गे च दशमस्थे ॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में कर्क राशि वा ककं राशि का वर्ग हो तो जातक-- 
'शस्त्र-अग्नि-योनिपोषण-( चकला घर )-मोती-गणित वृत्ति से वा शिकार फी वुत्ति से 
जीनेवाला होता है 1 ६६ ॥ 
, दशमस्थ सिह राशि के बर्ग का फल 
उसन्चाहका सणीनां पाषाणस्वर्णरूप्यकूरांश्चऽ । 
फर्षणनिरता लेये गोजीचा धान्यवाणिजकाः ॥ ७०॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में सिंह राशि का वर्ग हो तो जातक--मणियों के 
जड़ने ( गूँथने ) वाला, पत्थर-सुवर्ण-चाँदी के ढेरों से अर्थात्‌ इनके क्रयविक्रय से, 
खेती से, गाय-बेलों से, अन्न के व्यापार से जीविका ( धनोपार्जंन ) करता है ॥ ७० ॥ 
दशमस्थ कन्या राशि व वर्ग का फल 
शाकटिका मणिकारा हैरण्या गन्धविक्रये निपुणाः । 
गान्धर्वशिल्पलेख्यंः कन्यावर्ग सदा विभवाः ॥ ७१॥ 


यदि कुण्डली में दशम में कन्या राशि वा कन्या का वर्ग हो तो जातक--गाड़ी 
बनानेवाला, जौहरी, सुनार, इत्र के वेचने में निपुण, गान-चित्रकारी व लेखक की वृत्ति 
से सदा ऐश्वर्यवानु होता है ॥ ७१॥ 
दशमस्थ तुलाराशि व वर्ग का फल 
“प्रायोज्यानुपदेशाद्धि रण्यपरिवर्तनाचच "मित्राय । 
जायन्ते च मनुष्या नानाव्यवहारभागिनः सततम्‌ ॥ ७२॥ 
वाणिज्यविपणिजीबाः गोजीवा “महिषजीवाइच । 
नानापण्यसमृद्धाः सलिलोःडूवपण्यवृत्तयः ए्याताः ॥ ७३॥ 
धनघान्यमूलवणिजः १फलमुळक्कृषीबलाइचेव । 
जायन्ते घटवर्गे दरामस्यानस्यिते कलावृत्ता: ॥ ७४॥ 


यदि कुण्डली में दशम भाव में तुला राशि वा तुला का वर्ग हो तो जातक-- 
-प्रयोजक के बिना आदेश से, मित्र के लिये सुवणं परिवर्तन से व निरन्तर अनेक व्यवहारों 
“से, व्यापार-दूकान-गाय-भैसादि से अनेक व्यापारों से सम्पन्न तथा जळ से उत्पन्न 
वस्तुओं का विख्यात व्यापारी, धन-अन्न-मुल ( कन्दमूलादि ) के व्यापार से, फल- 
मूल-खेती से तथा कलाओं के आचरण से जीवन यापन करता है '। ७२-७४॥ 


-१ शल्यो । २ आहिण्ड। ३ संव्यूहका: । ४ कुल्यानाम्‌ । स्वर्णकूटकल्पानाँ । 
“५ दुप। ६ मित्राच्च। ७विपण। ८ भिषज। ६ कुषिबलाच्चेव । 


त्रयस्त्रश अध्याय ३०३ 


दशमस्थ वृश्चिक राशि व वर्ग का फल 
स्थीसम्पर्कजविभवा जायन्ते "कर्षणानुनिरताश्च । 
नित्योद्य क्ताश्रौराः पृथिबीपतिसेवकाः पापाः ॥ ७५॥ 
देहचिकित्सानिरता लोहुकरा जीविनोऽछिसन्ञक्षें । 
वर्ग नभस्तलगते धान्यानां चोपजीविनो नित्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि कुण्डली में दशम में वुश्चिक राशि वा वृर्चिक का वर्गाधिक्य हो तो जातक--- 
स्त्री सम्पर्क से ऐश्वर्यवान्‌, खेती मैं अनुरक्त, प्रतिदिन कार्यो में उद्यत, चोर, राजा का 
नोकर, पापी, वैद्य, लोहार तथा नित्य अन्त की जीविका अर्थात्‌ अन्न के व्यापार से 
जीने वाला होता है 11 ७५-७६ ॥ 
दशभस्थ घनु राशि व वर्ग का फल 
नुपसचिवदुर्गपानगोजी वन वाजिकाष्टशकुने शव \ 
यन्त्रोपस्करगणितेर्जीदन्ति नराश्चिकित्सया धनुषः ॥ ७७॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में धनु राशि वा धनु राशि का वर्गाधिकय हो तो जातक-- 
राजा का मन्त्री, किले का रक्षक, गाय वैलादि सेवा से, घोड़ा-काठ ( लकड़ी ) से 
प्रक्षी-यन्त्र-वस्त्र-गणित व चिकित्सा कार्य से जीविका करने वाला होता है॥ ७७ ॥ 
दशसस्थ सकर राशि व वर्ग का फल 
दशमे कुरङ्गवगें जलपण्यधनो सभवेन्सहाविभवः । 
२खट्‌वारामारोपणरसायने वर्तते जातः॥ ७८॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में मकर राशि वा मकर राशि का वर्गाधिक्य हो तो 
जातक--जल के व्यापार से धनी, शय्या-वगीचे में वृक्षारोपण व रसायन से बड़ा 
ऐरवर्यवान्‌ होता है ॥ ७८॥ ड़ 
दशसस्थ कुम्भराशि व वर्ग का फल 
शाखदहनप्रभेदैश्वोयंणश च वतते खननवृत्त्या। 
दशमे घटधरवर्ग भारवहस्कन्धबाहुबलात्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में कुम्भ राशि वा कुम्भ राशि का वर्गाधिक्य हो तो 
जातक- शस्त्र जलाने के भेदों से, चोर कमं से, खोदने से, कन्धा व बाहुबल से भार- 
वाहक की वृत्ति से जीने वाला होता है ॥ ७९॥ 
दशसस्थ मीन राशि व वर्ग का फल 
शख्चात्सलिलाद्यो निप्रपोषणादश्ववि क्रया द्वाऽपि । 
वर्ग मीनभ्रभवे दशमस्थे जायते वृत्ति: ॥ ८०॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में मीन राशि वा मीन राशि का वर्गाधिक्य हो तो 
जातक-शस्त्र से, जल से, चकलाघर से वा घोड़ों की विक्री से जीने वाला होता है।।८०॥ 


१ रताः। २वामा। ३ शोयेण । 


३०४ सारावली 


लग्न व चन्द्रमा से दशनस्थ सूर्यादि ग्रहों का फल 
दिवसकराद्यः खस्थैः रारिहोराभ्यां भवन्त्याठ्या: । 


पितृमातृशत्रुहितजनसहजख्ो भृत्यवर्नेभ्यः ॥ ८१॥ 
होरागतंर्धनगते रायगुहर्थेश्च चिन्तयेदर्थम्‌ । 
बळसंय तैग्रंहेन्द्रे रनेकधा *दृष्टमाचाये: ॥ ८२॥ 


यदि कुण्डली में लग्न वा चन्द्रमा से दशम में सूर्य हो तो जातक--पिता से, चंद्रमा 


हो तो माता से, मङ्गल हो तो शत्रु से, त्रुघ हो तो मित्र से, गुरु हो तो भाई से, शुक्र 
हो तो स्त्री से, शनि हो तो नौकर से धन प्राप्त करता है। लग्न में स्थित ग्रह से, 
व लाभ में स्थित ग्रह से धन, यदि उक्त स्थानों में अधिक ग्रह हों तो वल्वान्‌ ग्रह से धन 
का विचार करना चाहिए । इस प्रकार आचार्यों ने अनेक प्रकार से धनागम का विचार 
किया है ॥ ८१-८२ ॥ 

बृष जा० में कहा है-- 

“अर्थाप्ति: पितृपितृपत्निशच्रुमित्र'त्रातृस्त्रीभृतकजनादिवाकराचे: (१० अ० १ श्लो०) 
॥ ८१-८२ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां कर्मचिन्ताध्यायस्त्रवस्त्रिशः ॥ 


चतुखिशोञ्ध्यायः 

सूर्य से दृष्ट लग्न का फल 
रविदृष्टे प्राग्लग्ने विक्रान्तः खीघु रोषणः क्रूर:। 
पितृपक्षटढ्धदि भवो नरेन्द्रसेवो च्भवेज्जात: ।: १ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-पराक्रमी, स्त्रियों पर क्रो 


करने वाला, ( सं० वि० वि० मातृका में 'विक्रान्तस्तीब्ररोषणः? यह पाठ प्राप्त होने से 
उग्र क्रोधी ) कठोर, पिता के पक्ष से अर्थात्‌ पिता से ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला तथा 
राजा का सेवन कर्त्ता होता है ॥| १॥ 


वृ० यवनजातक में कहा है-तनुगृहे यदि सूर्यनिरीक्षते भ्रमति देशविदेशमसौः 


सदा। सुकृतभाग्यफलं सुक्कतक्षयं गृहसुखःच्च करोति निपीडितम्‌ (१ अ० पृ० सं० 5) ॥१॥. 
चन्द्रमा से दुष्ट लग्न का फल 
खीणां बइयः सुभगो दाकिण्यमहोदधिः प्रचुरकोषः । 
चन्द्रे क्षिते विळ्ग्मे भादवजलपण्यवान्‌ भवति॥ २॥ 
यदि जन्म के समय लर्न, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--र्त्रियों के वझ में; 
सौभाग्यवानु, चतुरता का समुद्र अर्थात्‌ परम चतुर, अधिक धनवान्‌, सरल स्वभाव कः 
जल का व्यापारी होता है ॥ २॥ 


5 


१ पृष्ठम्‌ 1 २ प्रदूपणश्यातः । 


२० चतुस्त्रिश अध्याय ३०% 


वृ० य° जा० में कहा है--'तनुगुहदे यदि चन्द्रनिरीक्षते विकलताञ्व करोति नरस्य 
हि । तदनुमागंगते च जलं सदा सरलता सुकलाक्रयश्ञोभितः' (१ अ० पृ० स० ६)॥२॥ 
भौम से दृष्ट लग्न का फल 
साहससङ्ग्रामरिश्च ण्डस्फुर वान्ववोऽतिधर्मरतः || 
उदये कुजसन्दृष्टे भवति नरः स्थूलज्ञोफश्च ॥ ३॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, मोम से दृष्ट हो तो जातक--साहसी, यृद्धप्रिय, उग्र, स्पष्ट 
बन्धुओं से युक्त, अधिक धर्मात्मा तथा वृर्हाल्लङ्गघारी होटा है ॥ ३॥ 
वृ० यव० जा० में कहा है--'आद्यमावसदने कुजेक्षिते पित्तकोपग्रहणीरजः सदा । 
“अड्स्रिनेत्रविकल करो नरं जीवितोऽपि तनयादिनाशनम्‌' ( १ अ० पृ० सं० ६ ) ॥३॥ 
बुध से दृष्ट लग्न का फल 
युघदृष्टे प्राग्लने झिल्पकलाविद्यया समभिपुर्णः । 
अवति नरो *विपुलमतिः कीतिकरो मानसंयुक्तः ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, बुध से दृष्ट हो तो जातक - चित्रकारी की विद्या से परि- 
पूर्ण, अधिक बुद्धिमान बा चतुर बुद्धिमान, कीर्तिमान्‌ व सम्मान से युक्त होता है ॥ ४॥ 
बृ० यव० जा० में कहा है-तनुगृहे यदि चन्द्रसुतेक्षिते वणिजराजकुळे पुरुषोन्नतिः। 
स्वजनसौर्ययुतः प्रसवः स्त्रियस्तदनु जीवचिरायुकरो भवेत्‌ (१अ० १० सं० १०) ॥४॥ 
गुरु से दृष्ट लग्न का फल 
इज्यान्रतनियमपरा नृपपुज्याः ख्यातकोत॑यो मनुजाः । 
लग्ने सुरगुरुदृष्टे सज्जनगुवंतिथिसंयुक्ता: ॥ ५ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, गुरु से दृष्ट हो तो जातक-ऱयज्ञ व ब्रत के नियमों में 
तत्पर, राजा से पूजित, प्रसिद्ध, कीतिमानु सज्जन, गुरू व अतिथियो से युक्त 
होता है ॥ ५॥। 
वृ० यव० जा० में कहा है-- तनुगृहे यदि देवपुरोहिते गृहसुख प्रचुरं खलू माग्यवानु । 
सकलवित्तग्रुहे ग्रहसंबले व्ययकरश्व चिरायुयुतो मवेत्‌ ( १ अ० पृ० सं १०) ॥ ५॥ 
शुक्र से दृष्ट लग्त का फल 
वेश्यास्त्रीजनबहुलास्तरुणा:, सम्पन्नभोगचनसोख्याः । 
शुक्रेक्षिति विलग्ने भवन्ति मनुजाः सुरूपाइच ॥६॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक- युवा अवस्था से युक्त, 
अधिक वेश्या स्त्री वाला, भोग-धन-सुख से समृद्ध व स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ६॥ 
वृ० य० जा० में कहा है--'सम्पणंदृष्टियंदि जन्मलग्ने शुक्रो यदा स्यात्तनुरुत्तमा च। 
नानाथंसंमोगकलत्रसौख्यं सौन्दयंरूपं खलु माग्ययुक्तः' ( १ अ० पृ० सं० १० ) ॥६॥ 
शनि से दृष्ट लग्त का फल 
भाराध्वरोगतप्ता: क्रुद्धा वृद्धस्त्रिया युता विसुखाः । 
मन्देक्षिति विलग्ने मलिना मूर्खाश्च जायन्ते ॥७॥ 


१. निपुणमतिः । २. सुमगाः । 


३०६ सारावली 


यदि जन्म के समय लग्न, शनि से हृष्ट हो तो जातक--वजन से व मागे रोग 
( मिर्गी इत्यादि ) से पीड़ित, क्रोधी, बूढ़ी स्त्री से युक्त या रहित, दूषित व मूखं 
होता है ॥ ७॥ 
बृ० य० जा० में कहा है--तनुगृहे यदि मन्दनिरीक्षते तनुसुखं न करोति नरः 
सदा । अनिलपीडितवातरुजो भवेन्न च गुणाधिक आल्यकृद्‌ भवेत्‌’ ( १ अ० पू० सं० 
१०)॥७॥ 
लग्नस्थ अपनी राशि को देखने का व पाप शुभ दृष्ट लग्न फल 
)पश्यन्प्रहह स्वलग्नं सब विदधाति सौर्यमर्थं च । 
प्रायो नृपभ्रियत्ळं पापः पापं शुभं च शुभ: ॥ ८॥ 
यदि जन्म के समय कोई मी ग्रह ळग्नस्थ अपनी राशि को देखता हो तो जातक 
समस्त सुख को प्राप्त करने वाळा व धनी, प्रायः राजा का प्रिय पात्र होता है । यदि 
लग्न शुभग्रह से हृष्ट हो तो शुमफल, पापग्रह से हृष्ट हो तो अशुमफल प्राप्त होता है ॥५॥ 
किसी भी ग्रह से अदुष्टलग्न का फल 
एकेनापि न दुष्टं समस्तगुणर्वाजतं लग्नम्‌ । 
स्वगृहस्वभाचसहितं जनयति खलू केबलं नित्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, एक मी ग्रह से हृष्ट न हो तो जातक--समस्त गुणों में 
हीन तथा लग्नस्थ राशि तुल्य स्वमाव का नित्य होता है ॥ ९ ॥ 
दो आदि ग्रह से च एक शुभग्रह दृष्ट लग्न का फल 
हृयादिग्रहसन्दुष्टं प्रायेण *सुखाथंदं भवति लग्नम्‌ । 
एकेनापि शुभेन च न तु पापैरिष्यते सटः ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न दो तीन चार आदि ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को प्राय- 
कर सुख व धन को देने वाला होता है । यदि एक भी शुमग्रह से दृष्ट हो तो पुर्वोवत 
फल होता है, पापग्रहों से दृष्ट लग्न शुमध्रद नहीं होता है ॥ १० ॥ 
समस्त ग्रहों से दुष्ट लग्न का फल 
सघेगंगन भ्रमणं दुष्टे लगने भवेन्महीपालः । 
बलिभिः समस्तसौख्यो विगतभयो दीर्घजीवी च ॥ ११॥ 
यदि जन्म के समय लग्न बळवानु समस्त ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक--राजा, 
समस्त सुखों से युत, निर्भीक तथा दीर्घायु होता है ॥ ११ !। 
बृ० य० जा० में कहा है--विलोकिते सर्वंखगैविलग्ने लीलाविळासैः सहितो बली- 
यानु । कुले नृपालो विपुलायुरेवामयेन युक्तोऽरिकुलस्य हुन्ता'(१अ०पृ०सं० ११) ॥११॥ 
लग्नस्थ तीन शुभ ग्रह व पाप ग्रहों का फल 
लग्ने त्रयो विगतशोकविवद्धितानां 
कुर्वन्ति जन्म शुभदाः पृथिबीपतीनाम्‌ । 


१. हो० र० ७ अ० ८६ पृ७॥ २. सुखावहं । 


चतुस्त्रिश अध्याय ३०७ 


“पापास्तु रोगभयज्ञोकपरिप्लुतानां 
बह्वाशिनां सकललोकतिरस्कृतानाम्‌ ॥ १२॥ 
'यदि जन्म के समय लग्न मे तीन शुमग्रह हों तो जातक --शोक से रहित व वृद्धि 
५ उन्नति ) कर्ता ( सं० वि० वि० की मातृका में “गदशोकविवरजितानां' यह पाठान्तर 
होने से रोग व शोक से हीन ) राजा होता है । 
यदि लग्न में तीन पापग्रह हों ततो जातक रोगी, डरपोक, शोक से युत, अधिक 
स्ानेवाला तथा समरत संसार से तिरस्कृत (अपमानित) होता है ॥ १२॥। 
वृ० य० जा० में कहा है-सौम्यास्त्रयो लग्नगता यदि स्युः कुवन्ति जातं नृपति 
"विनीतम्‌ । पापास्त्रयो दुःखदरिद्रशोकर्युतं नितान्तं बहुमक्षकः्च' (१अ० पृ० सं° ११) 
4॥ १२॥ 
लग्न से ६, ७, ८ में पापग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त, शुभ ग्रहों का फल 
लग्नात्षष्ठमदाष्टमे यदि शुभाः पापेनं युक्तेक्षिता: 
मन्त्रो दण्डपतिः क्षितिरधिपतिः स्त्रीणां बहूनां पति: । 
दीर्घायुगंदर्वाजतो गतभयो लग्नाधियोगे भवेत्‌ 
सच्छीलो यवनाधिराजकथितो जातः पुमान्सौर्यभाक्‌ ॥१३॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न से पष्ठ-सप्तस-अष्टम में पापग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त, 
शुभग्रह हों तो जातक सचिव, न्यायाधीश, राजा, अधिक स्त्रियों का स्वामी, 


दीर्घायु, निरोग, निमय, सुशील व सुखी इस लग्नाधियोग में होता है, ऐसा यवन राजा 
का कथन है ॥ १३ ॥ 


वृ० य० जा० में कहा है--लग्नादुद्यूनपडश्केषपि च शुमाः पापैनं युक्तेक्षिताः, मंत्री 
दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः स्त्रीणां बहूनां पत्तिः । दीर्घायुगंदवजितो गतमयः सौन्दयंसौख्या- 
न्वितः, सच्छीलो यवनेश्वरैनिगदितो मत्यं: प्रसन्नः सदा” (१अ० १० सं० १२) ॥१३॥ 
लग्नस्थ ग्रह के फल में न्यूनाधिक कथन 
स्वगृहोच्चसौम्यवर्गे ग्रह: फलं पृष्टमेव विदधाति । 
नीचक्षंरिपुगुहस्थो विगतफलः कीतितो मुनिभिः ॥ १४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कोई मी ग्रह अपनी राशि में वा उच्च राशि में वा 
शुभग्रह के वग में स्थित हो तो जातक को अधिक फल देता है । यदि लग्नस्थ ग्रह 
नीच राशि में वा शत्रु की राशि में होतो जातक को शुभाशुमफल प्राक्त नहीं होता 
है । ऐसा ऋषियों का कथन है ॥ १४॥ 
॥ इति ऊग्नचिन्ता ॥ 
आगे के ६ पद्यों में धनमाव का विचार किया जाता है। 
धनभाव में सूर्य-शनि-भौस का फल 
१रविरचिजभूमितनयाः कुटुम्बसंस्था विलोकनाद्वार्शप । 
कुबंन्ति धनविनाहां क्षोणेन््रनिरीक्षता विशेषेण ॥ १५॥ 
१. हो० र० ७ अ० १०४ पृ० । 


३०८ सारावलो 


यदि जन्म के समय धनमाव में सूयं-शनि-मोम हों या इन तीनों में से एक या दो 
ग्रहों से, धनमाव दृष्ट हो तो जातक के धन का नाशये तीनों ग्रह करते हैं । एवं 
क्षोणचन्द्रमा से धनमाव दृष्ट हो तो विशेष करके धन का नाश होता है ॥१५॥। 
बू ० यव० जाऽ में कहा है--'मानुभूतनयमानुतनूजैश्चेद्धनस्य भवनं युतदृष्टम्‌ । 
जायते हि मनुजो धनहीनः कि पुनः कृशशशीक्षितयुक्तम्‌' (२अ० पृ०सं० २६) ॥१५॥ 
रविभौमो घनसंस्यो त्वग्दोषदरिद्रताकरी कथितौ । 
मन्दः कुरते शुद्धो महाथंयुक्त॑ बुधेक्षितस्तत्र ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय सूयं व मोम धनमाव में स्थित हों तो जातक---चमंरोगी द 
दरिद्री होता है यदि धन मावस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक महाधनी होता है॥ १६॥ 
इसके कुछ विपरीत वृ० य० जा० में कहा है-'धनालयस्थो किल मङ्गलेन्दू 
इन्द्वीक्षितो मन्दविलोकितश्च । शनिर्धनस्थानगतःकरोति धनाभिर्वाद्धि हिं वुधेन दृष्टः" 
( २ अ० पृ० सं० )॥ १६॥ 
विशेष सं ० वि० वि० की मातृका में--'मोमेन्दुधनसंस्थी' यह पाठान्तर यवनः 
जातक के तुल्य प्राक्त होता है ॥ १६॥ 
रविरपि "निधन जनयति यमेक्षितः शस्यतेऽन्यदृष्टश्च । 
सोम्याः कुटुम्वराशो बहुप्रकारं घनं दद्युः॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में धनमाव में सूये, शनि वा अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो जातक - विधन 
अर्थात्‌ विशेष घनवानु होता है क्योंकि ग्रन्यान्तर में विशेष धनी का योग प्राप्त होता 
है, 'विरोषेण धनमिति विधनम्‌? । धनमाव में शुभग्रह होने पर बहुत प्रकार से धन 
प्रदान करते हैं ।। १७॥ 
बृ० यव० जा० में कहा है-'धने दिनेशेऽतिधनानि नूनं करोति मन्देन च वीक्षितो 
वा । शुमामिधानाः धनमावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुयुं:” 
( २ अ० पृ० सं० २६) ॥ १७ |! 
धनभाव में बुध से दृष्ट गुरु का फल 
बुधदृष्टस्त्रिदशगुरुः कुटुम्बराशौ च निस्वतां कुरुते । 
सोमतनयोऽपि शशिना निरीक्षितो हन्ति सचधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म के समय में धनभाव में गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक निर्धन व बुध, 
चन्द्र से दृष्ट हो तो जातक के समस्त धन का नाश होता है ॥ १८ 11 
इसके विपरीत वृ० यव० जातक में कहा है - “गीर्वाणबन्द्यो द्रविणोपयातः सौम्ये- 
क्षितः स्याद्रविणं करोति’ ( २० अ० पृ० सं २६ ) ॥ १८॥ 
चन्द्रोऽपि घनस्थाने क्षीणोऽपि बुधेक्षितःसदा कुरुते । 
पुर्वा जितार्थनाशं निरोधसपि  चान्यवित्तस्य ॥ १९॥ 
यदि जन्म के समय में धनमाव में क्षीण चन्द्रमा भी, बुघ से दृष्ट हो तो पहिले 
प्राप्त किये हुए धन का नाश तथा अन्य धन की अप्राप्ति होती है अर्थात्‌ भविष्य में 
धनागम नहीं होता है ॥ १९॥ 


१. विविध । 


चतुस्त्रिश अव्याय ३०९ 


वृ० य० जा० में कहा--'धनस्थितो ज्ञेन विलोकितइच कृशः शाशाङ्कोऽपि धनादि- 
कानाम्‌ । पूर्वाजितानां कुर्ते विनाशं नवोनवित्तप्रतिबन्धनस्च” (१३ अ० पृ० सं २७)॥१९॥ 
धनभाव में शुक्र का फल 
शुक्रः कुटुम्बभवने चन्द्रेण निरीक्षितः प्रधनदाता । 
सौम्यग्रहेग दृशे स एव धनदः सदा ज्ञेयः ॥।२०॥ 
यदि जन्म के समय धनमाव में शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक अधिक धनी 
यदि शुक्र, शुम ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को धन देने वाला होता है ॥२०॥ 
वृ० य° ज० में कहा है -'वित्तस्थितो देत्थगुरुः करोति वित्तागमं सोममुतेन दृष्ट: । 
स एव सौम्यप्रहयुक्तदृश: प्रक््वित्ताप्तिकरो नराणाम्‌? ३ अ० पृ० सं० २७) ॥२०॥ 
॥ इति धनचिन्ता ॥ 
आगे के ४ पद्यों में तृतीय भाव का विचार किया जाता है । 
तृतीय भाव में पापग्रह राशि व पाप ग्रहों का फल 
पापभवनं तृतीयं समस्तपापेरयुतं सहजहन्तृ) । 
विपरीतमितः श्रेष्ठ: संख्यां तेषां प्रवक्ष्यामि ॥२१॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय माव में पाप ग्रहों की राशि व समस्त पाप ग्रह हों तो 
जातक के माइयों का बिनाश होता है । इसके विपरीत अर्थात्‌ शुम ग्रह की राशि व 
शुम ग्रह हों तो भाइयों का सुख उत्तम होता है। आगे के इलोक में में भाइयों को 
-सख्या को कहता हूँ ॥ २१॥ 
वृ० य० जार में कहा है--'पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापैः समेतं प्रविलोकि- 
तत्च । मवेदमावः सहजोपलब्धेस्तद्‌ वैपरीत्येन तदापि रेवम्‌' {३ अ० पृ० सं० ३७)॥२१॥ 
भ्रात्‌ संख्या का ज्ञान 
यावन्तो नवभागा यदागताः सहजराशी तु। 
तत्संस्था कुर्वन्ति च दृष्टास्त्वन्येस्तया बहुनः॥२२॥ 
तृतीय भाव में जितनी संख्या का नवांश हो तो उतने ही भाइयों की प्रालि जातक 
को होती है, तथा जितने ग्रहों से ६९ तृतीय माव हो उतने अधिक माई होते हैं 1२२॥ 
वृ० यव० जा० में कहा है--'नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिक्षोणिसुता- 
जुदश: । तावन्मिताः स्युः सहजा मगिन्यश्चान्येक्षिता वे परिकल्पनीया’ः 
(३ २० पृ० सं०) ॥२२॥ 
तृतीय भाव में शनि व शुक्र का फल 
तत्र स्थितो रचिसुतः कुजेन दुष्टो विनाशयति जातान्‌ । 
शुक्रो गुरुसंदृः पुष्णाति सदेव दायादान्‌ ॥२३॥ 
यदि तृतीय भाव में शनि, मोम से दृष्ट हो तो जातक के उत्पन्न हुए भाइयों का 
विनाश होता है । यदि तृतीय भाव में शुक्र, गुरुसे दृष्टहोतो भाइयों की पुष्टि 
होती है ॥२३॥ 
वृ० यव० जा० में कहा है-'कुजेन इष्टे रविजे तनूजा नश्यन्ति जाताः सहजा 
हि तस्य’ (३ अ० पृ० सं ३८) ।।२३॥ 


१. सहजहन्ता । 


३१० सारावली 


तृतीयभाव में बुध का फल 
सोम्यो) भास्करवृष्ट: सुहृदां परिसंक्षयं सदा कुरुतें । 
भावाध्याये कथितं शेषं परिकल्पयेदत्र ॥२४॥ 
यदि तृतीय माव में बुध, वा भौम सूर्य से दृष्ट हो तो जातक के मित्रों का नाथः 
होता है । शेष अर्थात्‌ अवशिष्ट फळ भावाष्याय (३० अ०) में कथित है, उसकी कल्पनाः 
यहाँ करना चाहिये ॥२४॥ 
विशेष--यह २४ वाँ इलोक चतुथं भाव का प्रतीत होता है क्योंकि मित्रों काः 
विचार प्रायः चतुथं भाव से होता है तथा इससे आगे पंचम भाव का फल वर्णित है ॥ २४॥: 
॥ इति सहजचिन्ता ॥ 
सन्तान प्राप्ति व अप्राप्ति का ज्ञान 
२सुतभवनं 3 शुभयुक्त शुभदृष्टं वा शुभक्षेमिह येषाम्‌ । 
तेषां प्रसवः पुंसां भवत्यचञ्यं न विपरीते ॥२५॥ 
यदि कुण्डली में पश्चम माव में शुम ग्रह हो वा शुम ग्रह से दृष्ट हो वा शुम ग्रह ' 
की राशि हो तो जातक को सन्तान प्राप्ति अवश्य होती है, इससे विपरीत दशा में 
प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ पञ्चम माव में पाप ग्रह हों वा पाप ग्रह से दृष्ट वा पाप ग्रह: 
की राशि हो तो सन्तान की अप्राप्ति होती है ॥ ९५:। 
वृ० यव० जातक में कहा है --'सुतामिधानं भवनं शुभानां योगेन दृश्या सहितं 
विलोक्यम्‌ । सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विपयंपत्वेन विपर्यंयः्च' 
(५ अ० पृ० सं० ६०) ॥ २५ 
पंचम भावस्थ शुभ राशि में गुरु के षड्वगं का फल 
एकतमे गुरवर्गे “शुमराशाबौरसो भवेत्पुत्रः । 
लगनाचचन्द्रादथचा बळलयोगाद्वीक्षितेपि वा सौम्येः ॥२६॥ 
यदि कुण्डली में लग्न वा चन्द्रमा से पम भावस्थ शुम ग्रह की राशि में एक: 
ही गुरु वर्ग प्राप्त हो वा बलो शुभ ग्रह हो वा बली शुभ ग्रह से दृष्ट पश्चमस्थ शुभः 
राशि हो तो जातक को अपनी स्त्री में स्वयं के गर्माधान से पुत्र होता है ॥२६॥ 
सन्तान संख्या ज्ञान 
संख्या नवांशतुल्या सौम्यांशे तावती सदा दुष्टा । 
शुभदुष्टे तदृद्विगुणा क्लिष्टा पापांशके$थवा दुष्टे ॥२७॥ 
यदि कुण्डली में पश्चम माव में शुभ ग्रह का नवांश हो तो जातक को नवांशः 
संख्या तुल्य सन्तान की प्राप्ति होती है। यदि शुम ग्रह से दृष्ट हो तो दुगुनी संख्या 
तुल्य सन्तानोत्पत्ति होती है । यदि पाप ग्रह के नवांद में पश्चमस्थ राशि शुम ग्रह से 
दृष्ट हो तो कठिनता से सन्तान होती है ।।२७।। 


१. अङ्गारक । २. हो० र० ७२० १३५ पृ०। ३. सुतमवनमथ शुभयुत ४ 
४. शुमराशो सोरसो मवेत्पुरुषः, चौरसो भवेत्पुत्रः । 


चतुस्त्रिश अध्याय ३१३ 


१° यवनजातक में कहा है--“नवांखसङ्ख्याप्ययवाद्धसंड्ख्या 
द्विगुणा च संख्या । क्लिष्टा च पापगरहृ्टियोगान्तिश्रं च मिश्रग्रहहृश्रित्रः दृष्ट्या शुमानां 
( ५ अ. पृ. सं, ६० )॥ २७।। 
FE क्षेत्रज पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
हे सोरगणो बुधदृष्टो *गुरुकुजाकंदुग्घीनः || 
वोत्रजपुत्रे जनयति बोधोऽपि गणो रविजवृष्ट: ॥; २८ ।। 
यदि कुण्डली में पञ्चममाव में शानि की राशि हो या शनि का वर्ग हो तथा बुघ 
से इट हो व गुरुमोम-सूय से अदृष्ट हो तो क्षेत्रज पुत्र जातक को होता है । यदि 
बुध की राशि वा बुध का वग शनि से दृष्ट हो तो जातक को क्षेत्रज ( स्वस्त्री में 
अन्य से उत्पन्न ) पुत्र होता है ॥ २८ ॥ 
, द्वय. जा. में इसके कुछ बिपरीत कहा है--'शनेगंगे सद्मनि पुत्रमावे वुधेक्षिते 
वे रविभूमिजाभ्याम्‌ । पुत्रो मवेत्क्षेत्रमवोञ्य बोधे णेऽपि गेहे रविजेन दृष्टे' ( ५ अ. 
पृ. स. ६३ ) ॥ २८ ॥ 
यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्षेत्रज पुत्र किसे कहते हैं । उत्तर 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ (मनुस्मृ-६ अ० १६७ इलो०)॥२८॥ 
विशेष - ग्रन्थ में गुरु-मौम-सुयं से अहृष्ट होने पर योग का कथन है तथा यवन 
जातक में सूर्ये या भौम की हृष्टि होने पर योग का वर्णन है ।` 
दत्तक व क्रीत पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
मान्दं 3सुतक्षंमिन्दुनिरीक्षिते यदि शनेइचरेण युतम्‌ । 
- वततकपुत्रोत्पत्तः क्रोतशच बुधस्य चेवं स्यात्‌ ॥ २९॥ 
यदि कुण्डली में पद्चममाव में शनि की राणि शनि से युत ब चन्द्रमा से दष्ट हो 
तो जातक को दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती है । 
यदि बुध की राशि सुतमाव में बुध से युत व चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक को 
क्रीत ( धन देकर ग्रहण करना ) पुत्र की प्राप्ति होती है॥ २९॥ 
वृ० य० जा० में कहा है--'मन्दस्य राशिः सुतमावसंस्थो मन्देन युक्तः शिनेः 
क्षितरच । दत्तात्मजाति; शशिवद्बुधे$पि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः” अ० पृ० सं० 
६२ इलो० १२॥ २६॥ 
विशेष--दत्तक व क्रीत पुत्र का लक्षण 
दत्तक--माता पिता वा दद्यातां यमड्भः पुत्रमापदि । 
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः (मनुस्मृ० ९ अ० १६८ इलो०) 
क्रीत- क्रोणीयादचस्त्वपत्यथं मातापित्रो यंमन्तिकात्‌ 1 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सहृशोऽसहृशोऽपिवा (म. स्मृ, अ. १७४ इलो.) 


१. सोम्यक्षं हो० र० र० ७ अ० १३४ १० । २. नगुरुमोम । ३. शुसक्षे । 


३१२ साराचली 


कृत्रिम पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
सप्तमभागे कौजे सोरयुते पञ्चमे सदा भवने । 
कुत्रिसपुत्रं विन्द्याच्छेषप्रहदशंनाम्मुक्ते ॥ ३० ॥ 
` यदि कुण्डली में पञ्चम माव में 'भौम का सप्तमांश शनि से युत तथा अन्य ग्रहों से 
अदृष्ट हो तो जातक को कुश्रिम पुत्र प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ 
विज्षेष--कुत्रिम पुत्र का लक्षण 
तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । , 
ल ते गगन कृत्रिम: (म० स्मू० ६ अ० १६६ इलो०) ॥३०॥ ` 
अधस पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
दर्गे पञ्चमराशौ सौरे सूर्येण वाऽत्र संयुक्ते । 
लोहितहष्टे "वाच्यो जातस्य *सुतोऽधमश्रभवः ॥ ३१ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चममाव में शनि का वर्ग हो या सूयं, सुत भाव में मोम से दृष्ट 
हो तो जातक को अधम ( नीच ) पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ ३१॥ 
गुढ पुत्र प्राप्त योग ज्ञान 
चन्द्रे भोमांशगते घीस्थे मन्दावलोकिते भवति । 
गूढोत्पन्नः पुत्रः 3श्ेषग्रहदर्शनाभावे ॥ ३२ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चमभाव में चन्द्रमा, सौम के नवांश में स्थित हो तथा चनि से 
दृष्ट व अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक को गूढ पुत्र को प्राप्ति होती है ॥ ३२ ॥ 
विशेष--गूढ पत्र का लक्षण 
उत्पद्चते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥। 
( म० स्मु० ९ अ० १७० इलो० ) ॥ ३२॥ 


अपविद्ध पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
तस्मिन्नेव च सोमे शनिवर्गस्थे निरीक्षिते रविणा । 
पुरुषस्य भवति पुत्रोऽपवद्ध इति करुणमुनिवचनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चममाव में शनि के वर्ग में मोम, सूयं से ६ हो तो जातक 
को करुण मुनि के वाक्य से अपविद्ध पुत्र की प्राप्ति होतो है ॥ ३३ ॥ 
विशेष--अपविद्ध पुत्र का लक्षण 
माता पितृम्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा | 
यं पुत्र परिगृह्होयादपविद्धः स॒ उच्यते ॥ 
( म० स्म्‌० ६ अ० १७१ इलो० ) ॥ ३३ ॥ 
१. वा स्याज्जातस्य । २. हिं बीजजः पुत्रः, यतोऽधमः पुत्रः, ,सुतोधमापूत्र; सुतो घन- 
प्रसवः । ३. दशनायाते । 


चतुस्त्रिश अध्याय 


` पुनर्भ पुत्र योग ज्ञान 
शनिवगंस्थे चन्द्रे शनियुक्ते पञ्चमे सदा भवने । 
शुक्ररविश्या दृष्टे पुत्रः पोनभंचो भवति ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चममाव में शनि के वगं में चन्द्रमा,, शनि से युते हो व शुक्र 


सूर्य से दृष्ट हो तो जातक को पूनर्भ (जिस सत्री 
युत्र की प्राप्ति होती है ॥ ३४ fF मे (जिस स्त्री की दूसरी दादी पति मरने पर उसमें) 


विशेष -- पौनभंव पुत्र का लक्षण 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेतपुनरभूत्वा स पौनभंव उच्यते ॥ 
( म० स्मृ० ६ ८० १७५ स्लो० ) ॥ ३४ ॥ 
कानीन पुत्र योग ज्ञान 
चन्द्रो यदाकंसक्तः ` कलन्रसंस्थस्तथेव पञ्चमे गेहे । 
रविदुष्टोऽप्यय सहितः कानीनः संभवेत्पुत्रः ॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा, सूये के साथ सप्तममाव में हो वा पञ्चममावस्थ चन्द्रमा 
सूये से दृष्ट या युत हो तो जातक को कुमारी से उत्पन्न पुत्र की प्राप्ति होती है ॥३५॥ 
विदेष--निर्णयसागर से प्रकाशित पुस्तक में यह इलोक इस प्रकार है “चूडा 
यदाकंसत्वात्कलाहतस्यैव पञ्ममे गेहे । रविद्टेप्यथ सहिते कानीनः संभवति पुत्रः" 
अर्थ-यदि सूयं से पञ्चममाव में चन्द्रमा का ही चुड़ा अर्थात्‌ द्वादयांश हो या पञ्चम 
आव सूयं से दृष्ट या युक्त हो तो कानीन । कुमारी कत्या में उत्पन्न ) पुत्र होता. है । 
यहाँ पर जो मूल में इलोक दिया है वह होरारत्न में सारावली के नाम से उद्धुन है 
तथा अथं भी ठीक-ठोक समझ में आता है । निणंयसागर से प्रकाशित पुस्तक में जो 
इलोक है उसमें सूयं से पञ्चम साव की स्थिति वश योग का वर्णन है किन्तु सूये से 
पञ्चम भाव की स्थितिवश योग पूर्ण उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कारक ग्रह 
सो गुरु है गुरु से पञ्चम भाव की स्थिति वञ्च योग का विचार होना उचित प्रतीत 
होता है। र 
जातक परिजात में तो इस योग ( कानीन) का वर्णन इस प्रकार है- “व्यपे 
आस्करसंदृष्टे वर्ग भास्करचन्द्रयोः। चन्द्रसुयंयुते वापि कानीनोऽयं मवेत्तरः' 
{ ३ अ० ५१ इलो० ) ॥ ३५॥ 
विशेष---कानी० पुत्र का लक्षण 
पितृवेइमनि कन्या तु यं पुतं जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदेन्नाम्ता वोढुः कन्यासमुद्मवः ॥ | 
, ( म० स्मृ० ९ अ० १७२ इछो० ) ॥ ३५ ॥ 
सहोढ पुत्रप्राप्ति योग ज्ञान 
बगे रविचखमसोः सुतगेहे चन्त्रसुयंसंयुक्ते' । 
शुक्रेण रेदृषटमात्ने पुत्रः कथितः सहोढश्च 


१. चन्द्रसुयंयोगेहे । २. दृष्टि 


.३१३ 


३१४ सारावलो 


यदि कुण्डछो में पञ्चम भाव में सूर्य, चन्द्रमा के वर्ग में सूयं-चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट 
हों तो जातक को सहोढ पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ ३६ ॥ 
विशेष--सहोढ़ पुत्र का लक्षण--गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती ॥ 
वोढुः सगर्मो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ ( म° ६ अ० १७३ इंलो० ) ॥ ३६ ॥ 
पुत्र अप्राप्ति योग ज्ञान 
पापैबलिभियुक्ते पापर्क्षे पञ्चमे सदा राशौ। 
जातोऽपुत्रः पुरुषः सौम्यग्रहदशंनातीते ॥ ३७ ॥ 
यदि कुण्डी में पञ्चम माव में पापग्रहों की राशि में बळी पापग्रह हों तथा शुम 
अह से अदृ्ट हों तो जातक को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है ॥ ३७ ॥ 
बृ० य० जा० में कहा है--“सुतामिधाने भवने यदि स्यात्ललस्य राशिः 
खलललेटयुक्तः । सौम्यग्रहैकेन न वीक्षितश्च सन्तानहीगो मनुजस्तदानीम्‌” (५ अ० {० सं 
६१ इलो० ८ ) ॥ ३७॥ 
दासी पुत्रप्राप्ति योग ज्ञान 
शुक्रनवांशे तस्मिन्शुक्रे\ निरीक्षते त्वपत्यानि । , 
वासीप्रभवानि वदेच्चन्द्रापि केचिदाचार्याः ३८॥ 
यदि कुण्डली में पञ्च भाव में शुक्र का नवांश हो तथा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक 
को दासी (नौकरानी ) में पुत्र की प्राप्ति होती है। किसी-किसी आचाय के मत में 
पञ्चम में चन्द्रमा का नवांश चन्द्रमा से दृष्ट होने पर मी दासोपुत्र होता है ॥ ३८ ॥ 
बृ० य° जा० कहा है --“सुने सितांशे च सितेन इष्टे बहून्यपत्यानि विधोरपीदम्‌ । 
दासी भवान्यात्मजमावनाथे यावन्मितंञ्ये शिशुसम्मतिः स्यात्‌” ( ५ अ पृ० सं ६२ 
इलोक १० ) ॥ ३८॥ 
कन्या सन्तति योग ज्ञान 
सितञ्चशिवर्गे धीस्थे ताभ्यां दुष्ठेऽथवाऽपि संयुक्ते । 
प्रायेण कन्यकाः स्युः समराशिगणेर्शप चान्यथा पुत्राः ॥ ३९ ॥ 
र प कुण्डली में पञ्चम भाव में शुक्र-चन्द्रमा का षड्वगं हो तथा शुक्र चन्द्र से 
युत पचम माव हो तो जातक को कन्या सन्तति हो प्रायः होती है। या सम 
राशि का वर्ग पंचम में हो तथा शुक्र चन्द्रमा से दृष्ट युत होने पर भी प्रायः कन्या 
सन्तान होती | पंचम में र 
होती हे । इसके विपरीत अर्थात्‌ विषम राशि का वर्ग पंचम में हो व शुक्र 
चान र डी तो पुत्रों की प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥ 
० जा० में कहा है --“ुक्रेन्दुवर्गण यृते सुताख्ये युतेक्षिते वा भ्रृगुचन्द्रमा- 
भ्याम्‌ । भवन्ति कन्या: समराशिवगें शर 2 
६२ एलो० ११ ) ॥ ३६ ॥ तह रस लिप्त (२३० प्रठ चर 


१ शुक्रे दष्टे, शुक्रसुहृष्टे बहुन्यपत्यानि । 


चतुस्त्रि अध्याय द्‌ ३१५. 
सन्तानहीन योग ज्ञान 


रूनाद्दशमे चन्द्रे सप्तमसंस्थे भृगोः पुन्ने । 
पापेः पातालस्थेवंशच्छे्ता अवेज्जातः ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से दशम माव में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र एवं चतुथं भाव में 
पापग्रह हों तो जातक वंश को नष्ट करता है अर्थात्‌ सन्तानरहित होता है ॥ ४० ॥ 
वृ० य० जा० में कहा है- “कवि: कलत्रे दशमे मृगाद्धुः पातालयाताएच खलाः 
अवन्ति । प्रसूतिकाले च यदि ग्रहास्तदा सन्तानहीनं जनयन्ति नूनम्‌” (५ अ० 
पृ० सं० ६२ इलो० ९) ॥ ४०॥ 
न प्रकारान्तर से -- 
समः पञ्चमभवने जातं जातं विनाशयति पुत्रम्‌ । 
दुष्टे गुरुणा प्रथमं सितेन न च सवंसंदृष्टः ॥| ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चम भाव में मोम हो तो पुत्र उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जाते 
हैं । यदि पश्चमस्थ भोम, गुरु या शुक्र से दृष्ट हो तो प्रथम सन्तान नष्ठ होती है, 
समस्त ग्रहों से इष्ट होने पर सन्तति नष्ट नहीं द्वोती है ॥ ४१ ॥ 
बृ० य० जा० में कहा है - “मूनन्दनो नन्दनमावयातो जातः जातं तनयं हि 
हन्ति । इष्टो यथा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमश्च जीवेत्‌ ' (५ अ० पृ० सं० ६३ 
इलो० १६) ॥ ४१ ॥ - 
विद्वोष--इससे प्रथम सन्तान जीवित रहना कहा है । मेरी दृष्टि में 'प्रथमन्न 
जीवेतु' यह पाठ होना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
पञ्चमस्य शुभ-पापग्रह फल 
धनजनसुखहीनः पञ्जमस्थेश्च पापे- 
भचति विकल एव क्मासुते तत्र जातः । 
दिवसकरसुते च व्याधिभिस्तप्तदेहः 
सुरगुरुबुधशुक्रः सौह्यसंपद्धनाढ्ः ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में पचम भाव में पापग्रह हों तो जातक -धन मनुष्यःसुख से रहित, 
केवळ भीम हो तो अशान्त, शनि हो तो रोगों से पीडित देहधारी, यदि गुरुबुष-शुकर हों 
तो सुख-पुत्र-धन से युक्त होता है ॥ ४२॥ 
॥ इति पृत्रचिन्ता ॥ 
झागे दो इलोकों में षष्ठमाव का विचार वणित ई-- 
१रिपुभावे क्षितिसुनुमन्देन निरीक्षतो दिशति शत्रून्‌ । 
घुभयुक्त: शुभदृष्टः आात्रुभयं चेव नात्यन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षेत्रेर ग्रहेखतुल्यां संख्यां तेषां विनिदिशेरप्राज्ञः । 
भावाध्यायेऽसिहितं {चस्तुतरिचिन्तयेच्छेषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
१. हो० र० ७ अ० १५८ १० । २. षेत्रगृहेश [| 


३१६ सारावलो 


यदि कुण्डली में षष्ठ माव में मोम, शनि से दृष्ट हो तो जातक को शत्रु होते हैँ 
यदि षष्ठभाव में शुभग्रह हों वा शुभग्रह से दृष्ट हो तो अधिक शनु का मय नहीं होता 
है । चत्रुमाव में जितने ग्रह हों उतने ही शत्रु होते हैं। मैने विस्तार से मावाध्याय में 
इस शत्रुभाव का वर्णन किया है : अवशिष्ट का ज्ञान वहीं से करना चाहिए ॥४२-४४॥ 
॥ इति शत्रुचिन्ता ॥ 
स्त्री लाभ योग ज्ञान 
१ शुक्र नुजीदशशिजः सकलेस्त्रिभिइच 
द्वाभ्यां कलन्रभवने च तथेककेन 1 
एषां गृहेऽपि च ९गणेऽपि बिलोकिति चा 
सन्ति स्त्रियो भवनवर्गखगस्वसावाः ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तममाव में शुक्र-चन्द्र-गुरु-बुध ये समस्त ग्रह हों वा इनमें से तीन 
यादो वा एक मी ग्रह हो वा सप्तममाव में शुक्रादि ग्रह की राशि वर्ग, शुक्रादि 
ग्रह से हृष्ट हो तो जातक को सप्तममावस्थ राशि-वर्ग-प्रह के स्वमाव के समान स्त्री 
की प्राप्ति होती है ॥ ४५ ॥ 
बृ०' य° जा० में कहा है -' शुक्रेन्दुजीवशशिजै: सकलैस्त्रिभिश्च द्वाम्यां युतं मद- 
गृहं तु त्थैककेन । आलोकितं दिषमभैरिदमेव नूनं यह्यंङ्गना भवति तुश्च खळस्वमावाः' 
( ऽअ पृ० सं० ८६ इलो० ८) ॥ ४५॥ 
स्त्री नाश व पुनर्भ्सत्री प्राप्ति योग ज्ञान 
एवं क्र रेर्नासो लग्ताचचन्द्राज़्जूवेचच बळ्योगातू । 
शशिरविजयो: कलत्रे भार्या पुंसां पुनभू स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा इन दोनों में जो बली हो उससे सप्तम माव में 
पापग्रह हों तो जातक की स्त्री का नाश होता है । यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व शनि 
हो तो जातक को पुनभू' ( पति मरने कें बाद द्वितीय विवाह अर्थात्‌ विधवा ) स्त्रो को 
प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥ 
बृ० य० जा० में कहा है-चन्द्राद्विलग्नाच्च खलाः कलत्रे हन्युः कलत्रे बल- 
योगतस्ते । चन्दराकंपुत्रौ च कलत्रसंस्थौ युतरच चौ स्त्रीपरिलब्धिदो स्तः? ( ७अ० ८७ 
यृ० सं० इलो० ) ॥ ४६ ॥ 
स्त्री संख्या योग शान 
अवनाधिपांशतुल्या भवन्ति नार्यो निरीक्षणाद्वाऽपि । 
एकव रविकुजांशे गुरुवुधयोशचापि जामित्रे ॥ ४७ ॥ 
कुण्डली में सप्तमेश जितनी संख्या के नवां में हो अथवा सप्तमेश जितने ग्रहों से 
दृष्ट हो उतनी संख्या तुल्य जातक को स्त्रियां होती हैं । यदि सप्तम माव में सूर्य-मङ्गल- 
_का नवांश हो या गुरु बुध का योग हो तो जातक को एक हो स्त्री प्राप्त होती है ।४७॥ 


१. हो० र० ७अ० १६८ पृ० | २. गणेऽय । 


चतुत्रिश अध्याय ३१७, 


वृ० य० जा० में कहा है--'कलन्रमावेशनवांशतुल्पा नार्यो ग्रहालोकनतो मवन्ति । 
एकेव भौमाकनवांशके च जामित्रमावे च वुधाकयोर्वा' (७अ०८७ पृ० सं० १० इलो०) 
॥४७॥: 
प्रकारान्तर से स्त्री संख्या का ज्ञान 
प्रायेण 'चरद्रसितयोबंर्गे' युक्तेश्यवापि जामित्रे । 
दुष्टे वा बहुपत्यों भवन्ति शुक्रे विशेषेण ॥४८॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में चन्द्रमा व शुक्र का वर्गाधिक्य हो वा चन्द्रमा शुक्र 
सप्तम में हों वा सप्तम भाव चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक को प्रायः अधिक स्त्री 
होती हूं । यदि शुक्र का वर्ग, योग, दृष्टि सप्तम माव में हो तो विशेष करमें अधिक 
स्त्री होती हैं ॥४८॥ 
बृ० य० जातक में कहा है--'शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे चह्वद्गनासिभुंगुवीक्षणेन” 
(७ अ० ८७ पृ० ११ इलो०) ॥४८्‌। 
स्त्रीवणं योग ज्ञान 
गुरशुक्रयोः २स्ववर्णा रविकुजशशिभानुजेभंवनत्यूना: । 
शुक्रे वेश्याप्रायश्चसट्रेपि वदन्ति केतुमालाख्याः ॥४६॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम माव में गुरु, शुक्र हों तो अपने वणं (सजातीय) की, सूयं,. 
मौम-चन्द्रमा-शति हों तो अपने वणं से हीन वणं की, शुक्र वा चन्द्रमा सप्तम मवन में 
होतो प्रायः वेश्या स्त्री की प्राप्ति जातक को होती है, यह केतुमाल आचायं काः 
मत है ।1४९॥ 
स्त्री विनाश योग ज्ञान 
भौषे कलत्रसंस्थे नित्यं वियुतो “भवेत्‌ स्त्रिया पुरुषः । 
ख्रियते” था शानिदुष्टे योषिदचश्यं न दृष्ठेऽन्येः ॥५०॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में भौम हो तो जातक स्त्री रहित होता है। यदि 
सप्तमस्थ मौम, शनि से दृष्ट व अन्य ग्रहों से अहृष्ट हो तो विवाह के बाद अवश्य स्त्री. 
का मरण होता है ॥५०॥ द 
बृ० य० जा० में कहा है—-'महीसुते सप्तमगेहयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌। 
मन्देन इष्टे म्रियतेऽपि लब्ध्वा शुमग्रहालोकनवजितेऽस्मित्‌' 
(७ अ० ८७१० १२ इलो०) ॥५०।॥ 
विकलदार योग ज्ञान 
दूयूने कुजभागंवयोर्जातः पुरुषो सवेद्विकलदारः । 
चौघमंस्थितयोर्वा परिकल्प्यं पण्डितेरेवस्‌ ॥५१॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में मोम-शुक्र हों वा पञ्चम नवम में भौम-शुक्र हों तो 
जातक को विकल ( चिन्तित वा रोगिणी ) स्त्री की प्राप्ति होती है ॥५१॥ 


१. वगेयुतेभे, बलयुक्ते वा। २. सवर्णा हो० र० ७ अ० १६९१०। ३. 'नित्य- 
वियुक्तो । ४. त्तदा। ५. मारयति मन्ददृष्टे । 


सारावली 


कानो स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान 
लग्नादृष्यपरिपुगतयोः शशाङ्कभान्वोवंदन्ति पुरुषस्य । 
प्रभवं समस्तमुनयः क्रमेण पत्न्याः सहेकनयनस्य ॥५२॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से द्वादश या षष्ठ माव में सूर्यं, चन्द्रमा हों तो जातक व 
उसकी स्त्री दोनों एक आँख के होते हैं ॥५२।। 
इसके विपरीत यवन जातक में कहा है--'ळग्नाद्व्यये वा रिपुमन्दिरे वा दिवा- 
करेन्दू भवतस्तदानीम्‌ । शुभेक्षितो तौ हि कलत्रगेहे मार्या तदेकां प्रवदेन्ञरस्य' । 
( ७ अ० ८५ पृ० ) ॥५२॥ 
बन्ध्यापति योग ज्ञान 
लग्नस्थे रवितनये गण्डान्ते भार्गवे कलत्रगते । 
वन्ध्यापतिस्तदा स्याद्यदि न सुतक्षं शुभेयक्तम्‌ ॥५३॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में शनि व गण्डान्तस्थ (राश्यन्तस्थ) शुक्र सक्षम माव में एवं 
पश्चम साव शुभ ग्रहों से अयुक्त हो तो जातक बन्ध्या स्त्री का पति होता है ॥५३॥ 
इसके कुछ विपरीत यवन जातक में कहा है--'गण्डान्तकालेऽपि कछत्रमावे भृगोः 
सुते ळग्नगतेऽकंजाते । वन्ष्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेत’ 
(७ अ० ८६ पृ० ४ इलो०) ॥५३॥ 
स्त्री पुत्रहीन योग ज्ञान 
३ छागनव्ययमदनस्थेः पापैः क्षोणे निशाकरे धोस्थे । 
स्त्रोहोनो भवति नरः पुत्रेश्‍च विवजितो नूनम्‌ ॥५४॥ 
यदि कुण्डली में लग्न द्वादश-सप्तम भाव में पाप ग्रह हों तथा क्षोण चन्द्रमा पंचम 
“भाव में हो तो जातक -त्री पुत्र से अवश्य हीन होता है ॥५४॥ 
वृ० य० जा० में कहा है--“व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु बुद्धधालयगे 
हिमांशौ । कळत्रहीनो मनुजस्तनूजैविवजितः स्यादिति वेदितव्यम्‌’ 
(७ अ० ८६ पृ० ५ ₹लो०) ॥५४॥ 
स्त्री के साथ व्यभिचार योग ज्ञान 
यममूमिजयोबंगे दृयूनस्थे तदवलोकिते शुक्रे । 
जातो भवत्यवश्यं पत्या सह पुंश्चलः पुरषः ॥५५॥। 
यदि कुण्डली में सप्तमाव में शान मौम का वर्ग हो तथा सप्तम माव शुक्र से हृष्ठ 
हो तो जातक अवश्य स्वयं व्यभिचारी व उसकी स्त्री व्यभिचारिणी होतो है ॥ 4:३1) 
बृ० य° जा० में कहा है -'अ्रधुतिकाले च कलत्रमावे यमस्य भूमोतनस्य वग । 
ताभ्यां प्रे व्यमिचारिणो स्याद्‌ भत्ता पि तस्या व्यमिचारकर्त्ता' (७ अ० ८६ पृ० ६ 
इलो०) ॥५५॥ 
१. लग्नव्ययषष्ठगयो: । २. शनिमागंवयो:, शशिमास्करयोव॑दन्ति । ३. व्ययदशमस्थैः । 


3३१८ 


चतुस्त्रि अध्या य ३१९ 


विशेष वृहद्‌ यवनजातक में शुक्र की दृष्टि न कहकर शनि भोम की ही दृष्टि का 
वर्णेन हे ॥ ५५॥ | 
पुत्र—स्त्रीहीन व अधिक अवस्था में स्त्रीलाभ योग ज्ञान 
बुघभार्गवयोरस्ते स्त्रीहीनो जायते ह्यपुत्रश्च । 
दुष्टे शुभेष्च बाच्या: परिणतवयसः सदा प्रमदाः ॥ ५६ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में वुध-शुक्र हों तो जातक स्त्री पुत्र से हीन होता 
है। यदि सक्षमस्थ बुध-शुक्र शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो अधिक अवस्था में स्त्री का लाम 
होता है ॥ ५६ ॥ 
वृ० य° जा० में कहा है--“शुक्रेन्दुपुत्नो च कलत्रसंस्यौ कलत्रहीन कुरुते मनुष्यम्‌ । 
शुभेक्षितो तो वयसो विरामे कामं च रामां लभते मनुष्यः” ( ७ अ० ८६ पृष्ठ 
"छ इलो० ) ॥ ५६ ॥ 
बिशेष--'हष्टे शुमंश्च' यहाँ यह आशंका होती है कि शुभग्रह तो वास्तव में तीन 
“ही हैं। किन्तु चन्द्रमा की गणना कमी-कमी शुम ग्रहों में होती है अतः दो अवशिष्ट 
आभग्रह हुए । बहुवचन का कोई तात्पय॑ नहीं है । मेरी दृष्टि में 'हष्टे शुभेन' यह पाठ 
जचित प्रतीत होता है ॥ ५६ ॥ 
अधिक धनाढ्य योग ज्ञान 
भागंववाक्पतिसौम्येः प्रमदाभवने शशाङ्धयुक्तेश्च * 
एकेकेन हि तेषां पुरुषस्य विभूतयो 'बहुलाः ॥ ५७ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शुक्र-गुरु-बुध ये सब या एक-एक चन्द्रमा से युक्त 
वहाँ तो जातक अधिक ऐस्वयं से युक्त होता है ॥ ५७॥ 
॥ इति कळत्रचिन्ता ॥ 
लाभ भाव सूर्य से दृष्ट व युत होने पर फल 
रचिदुष्टे युक्तं वाऽप्यायक्षेत्रे भवेत्सदा . नुपतेः । 
भवति धनं युद्धाच्येश्चोरवन चतुष्पदाद्येच ॥ ५८ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव में सूर्य हो वा सूय से दृष्ट हो तो जातक राजा से, 
“युद्ध से, चोर से, वन से, चार पैर वालों से घन प्राप्त करता है ॥ ५३॥ 
वृ० य° जा० में कहा है--'“सूर्येण युक्तोऽध विलोकितो वा लामाळयस्तस्य गणोऽन्न 
"चेत्स्यात्‌ । भूपालतएचौरकुलादथो वा चतुष्पदाद्वा बहुधा धनाप्तिः” ( ११ अ० १३५ 
`पृष्ठ १ इलो० ) ॥ ५८॥ 
चन्द्रमा से दृष्टयुक्त एकादश भाव का फल 
स्त्रोजनहस्तिप्रायंः शशाङ्कं “शशीक्षिते युक्ते। 
क्षीणे क्षयोऽय पूर्णे वृद्धिः स्यादायगे वृत्तः ॥ ५९ ॥ 
१. विपुला । २. घन । ३. जल । ४. थ युते । 


२२० सारावलो 


यदि कुण्डली में एकादश माव में चन्द्रमा का वगं, चन्द्रमासे दृष्टवा युत हो तो 
जातक स्त्री जन से वा स्त्री से, जल से, हाथी से प्रायः घनलाम करता है । किन्तु क्षीण 
चन्द्रमा होने पर नाश एवं पुर्ण चन्द्रमा हो तो आजीविका की वृद्धि अर्थात्‌ धनवृद्धि 
होती है ॥ ५६ ॥ 
वृ> य° जा में कहा है--“चन्द्रेण युक्त: प्रविलोकितो वा लाभालयश्रन्द्रगणा श्रि- 
तइचेत्‌ । जलूशयस्त्रीगजवाजिवृद्धिः पुर्ण मवेत्‌ क्षोणतरे विनाशः” ( ११ अ० १३५ पृष्ठ. 
२ इलो० )॥ ५६ ॥ 
भौम से दृष्ट युत एकादश भाव का फल 
हेमप्रवालभूषणमाणिक्यधन कुजे भवेदेवम्‌ । 
साहसगमनागमनेः पावकशस्त्रेउच वक्तञ्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव भौम से दृष्टया युत हो तो जातक सुवणं-मृंगा- 
अलङ्कार-माणिक्य-मणि के व्यापार से, साहस-यातायात से, अग्नि व शस्त्र से धन प्रा 
करता है ॥ ६० ॥ 
बृष य० जा० में कहा है--“लाभालये मङ्गळयुक्तहष्े प्रभूतभूषामणिहेमवृद्धि: । 
विचित्रयात्रा बहुसाहसैः स्यान्तानाकलाकौशळवुद्धियोगेः'' ( ११ अ० १३५ पृष्ट 
३ इलो०) ॥ ६० ॥ 
बुध से दुष्ट युत च आयस्थ बुध वर्ग का फल 
आये बुधेऽपि वर्ग दुष्टे . युक्तेश्यवा भवेद्वि^त्तम्‌ । 
शिल्पादिलेख्यकाव्येयुक्तिप्रायं तथा सुतराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव में बुध का वर्ग बुध से दृष्ट वा युत हो तो जातक 
शिल्पादि ( चित्रकारी ) से, लेख से, काव्यादि रचना से धन लाम करता है, तथा 
निरन्तर युक्तिप्राय होता है ॥ ६१ ॥ 
गुरु के वगं में गुरु से दृष्ट वा युत एकादश भाव का फल 
नगरजन -योगभोगेः क्रतुभिश्च तथा विदिष्टपुण्येइच । 
हेमप्रायं वित्तं जीवेऽपि तुरङ्गमाकीर्णम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव में गुरु का वगं गुरु से दृष्ट वा युत हो तो जातक-- 
शहर के मनुष्यों से, वाहन से, यज्ञ से, विशेष पुण्यो से, सुवर्ण प्राय धन होता है वः 
घोड़ा अधिक होते हैं ॥ ६२ ॥ 
बृ० य० जा० में कहा है--/यज्ञक्रियासाधुजनानुयातो रा'जाश्रितोत्कृष्टकृशो नरः 
स्यात्‌ । द्रव्येण हेमप्रचुरेण युक्तो लाभे गुरोवंगंयुतेक्षणं चेत्‌’ ( ११ अ० १३५ पृ० ४ 
इलो० ) ॥ ६२ ॥ 


१. न्नित्यम्‌ । २. यानयोगैः । 


२१ चतुस्त्रिश अध्याय ३२१ 


शुक्क के वर्ग में शुक्र से दृष्ट वा युत एकादश भाव का फल 
वेश्यास्त्री संयोगेगंमनागमनैधन॑ भवति  पुंसामु । 
आवे *सितेऽपि चेयं मुक्तारजतादि भूयिष्टस्‌॥ ६३॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शुक्र का वर्ग शुक्र से दृष्ट वा युत हो तो जातक-- 
वेश्या स्त्री के सहयोग से, यातायात से धन लाभ करने वाला होता है, तथा उस धन में 
मोती व चाँदो अधिक होता है ॥ ६३॥ 
वृ. य. जा. में कहा है-'लाभाल्ये भार्गवदर्गजाते युवतेक्षिते वा यदि भागेदेण । 
वेश्याजनैर्वा पि गमागमैर्वा सद्रौप्यमृक्ताप्रचुरस्वलद्धिः (११अ. १३६९. ५इलो.) ॥६३॥ 
शनि के वर्ग में शनि से दुष्ट वा युत एकादशभाव का फल 
नगरपुरवृन्दयोगंः स्थावरकर्मन्मियाभिरपि वित्तम्‌ । 
लोहरवृन्दबहुरंः रविजेऽपि तथाऽस्य वर्गे च॥ ६४॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शनि का वर्ग, शनि से दुष्टया युत हो तो 
जातक--शहर व ग्राम के जन समुदाय के सहयोग से तथा स्थिर कार्यों से भी घन 
लाभ करता है, तथा उस धन में लोहा गधा वा भैसा अधिक होते हैं ॥ ६४ ॥ 
बृ. य. जा. में कहा है-'लाभवेइमशनिवीक्षितयुत्तस्तद्गणेन सहितं यदि पुंसामु ॥ 
नीलगोम हिषहस्तिह्याढ्यो ग्रामवृन्दपुरगौरवमिश्चः' (११अ. १३६प्‌. ६ इलो.) 11६४॥ 
एकादश में शुभ-पाप सिश्चग्रह योग का फल 
एवं फछनिर्देशः सोम्येदृष्टे विशेषतो वाच्यः। 
क्रूरश्च समुपघातो मिश्ैमिअस्तदा पुंसाम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त योगों में शुभग्रह की दृष्टि से विशेष शुभफल एवं पापग्रह की दृष्टि 
से कुछ अल्प व शुभ पाप मिश्रित योग से मिश्र अर्थात्‌ मध्यफल होता है ॥ ६५॥ 
एकादश भाव समस्त ग्रहों से दृष्ट युत होने का फल 
सवंग्रहयुतदृष्ट बहुप्रकारेण निरदिशेद्धित्तम्‌ । 
बलवान्यस्तत्र॒ भवेदतिरिक्त सम्प्रयच्छति च॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली मे एकादशभाव समस्त ग्रहों से दृष्ट या युत हो तो जातक- बहुत 
प्रकार से धन प्राप्त करता है । समरत ग्रहों में जो ग्रह बली हो वह अधिक रूप से धन 
दाता होता है ॥ ६६॥। 
मित्र-स्वगृहादिस्थ ग्रहों का फल 
मित्र स्वगृहगतो:र्ध स्वोच्चे पुर्ण तथास्तग: किञ्चित्‌ । 
झत्रुगृहस्थशचरणं ददाति विहगरतदाये3 तु ॥ ६७॥ 
आजन्भतो नराणां भवति धन निद्चितं यवनदृद्ध: । 
क्षितिपतिसाण्डछिकानामपरिमितं प्राह लोदाक्ष:॥ ६८ ॥ 
॥ इत्यायचिन्ता ॥ 


१ सुते । २ महिषबहुल । : सदा च भवे, सदाये तु। 


३२२ सारावली 


एकादश भाव में स्थित ग्रह मित्र के वा अपने घर में हो तो आधा, उच्च में 
स्थित ग्रह पूर्ण, अस्तग्रह अल्प व शत्रु राशिस्थ ग्रह लाभ में चतुर्थांश फल देता है ॥। ६७।। 
पूर्वोक्त योगों के आधार पर जन्म से मनुष्यों को निश्चित धन की प्राप्ति होती है, 
.ऐसा यवनाचार्यों का कथन है । राजा व मण्डलेश्वरों को असी मित धन का लाभ होता 
है, ऐसा लोकाक्षनामक आचार्यं का कथन है ॥ ६८ ॥ 
व्यय सें सुर्य-चन्द्रमा-नौस का फल 
भानो क्षीणे चेन्दौ व्ययभवने भूपतिहंरति वित्तम्‌ । 
भोमे बुघसंदृष्टे बहुप्रक्ञारो सवेन्नाशः॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य व क्षीण चन्द्रमा वारहवें भाव में हो तो जातक का धन राजा 


हरण करता है । यदि बुध से दृष्ट भौम वारहवें भाव में हो तो अधिक प्रकार से 
जातक के धन का नाश होता है ॥ ६६ ॥ 


वृ. य. जा. में कहा है--“व्ययालये क्षीणबलः कलावाम्सूर्योऽयवा द्वावपि तत्र 
संस्थौ । द्रव्यं हरेद्‌भूमिपतिस्ञु तस्य व्ययालये वा कुजदृष्टयुक्ते' (१२अ. १४६ पृ. १३लो ०) 
॥ ६९ ॥ 
द्वादशस्थ गुरु-चन्द्र-शुक्त का फल 
गुरचन्द्रदानवेज्या व्ययभवने वित्तपोषणं कुर्युः 1 
झूमितनयेन दृष्टा सावाध्यायोक्तमन्यच्च ॥ ७० ।: 
॥ इति व्ययचिन्ता ॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में गुरु-चन्द्रमा-शुक्र, भौम से दृष्ट हों तो जातक के 
धन को पुष्ट (वृद्धि) करते हैं॥ ७० ॥ 
बृ. य. जा. में कहा है-_पूर्णन्दुसौम्येज्यसिता व्ययस्थाः कुर्वन्ति संस्यां धन- 
सच्चयस्प' (१२अ. १४६ पृ. २ इलो.) ॥ ७०॥ 
विशेष फल का कथन 
लग्ने बुधद्क्काण शशि (नि ?) ना दृष्ट चतुष्टयस्थाने । 
जातो नृपतिकुळेष्वपि शिल्पी स्यान्निर्चितं सुनिभिः ॥ ७१॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में बुध का द्रेष्काण केन्द्रस्थ चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक 
राजवंश में भी उत्पन्न होकर चित्रक़ारी का कार्थ करता है । ऐसा मुनियों ने निश्‍चय 
किया है ॥ ७१॥ 
वृ. य. जा. में कहा है--'बुधत्रिभागेन युते विलग्ने केन्द्रस्थचन्द्रेण निरीक्षते 
च। राजान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मा मनुजः प्रकामम्‌’ ( १ अ. १४ पृ 
१२ श्लो. ) ॥ ७१॥ 
प्रकारान्तर से 
नीचे सौरनवांशे शुक्रेऽन्त्ये रबिशशाङ्धप्रोमंकने । 
अन्देन दिलोकितयोर्माता दासी महाकुलेअपि स्यात्‌ ॥ ७२॥ 


१. हो. ७ अ. २६३ पृ. । २. द्रेका । 


चतुस्त्रिश अध्याय ३२३ 


यदि कुण्डली में बारहवें भाव में नीच राशिस्य शुक्र, शनि के नवांश में स्थित हो 
“तथा सप्तमभाव में सूर्य चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हों तो उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी 
जातक की माता दासी ( नौकरानी ) होती है ॥ ७२ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
सुर्यादृद्धेतीयराशोी भास्करतनये  खसध्यगे चन्द्रे। 
भौमे सप्तमभवने विकलो5स्मिन्सवेद जातः 11 ७३ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य से द्वितीय राशि में शनि व दशमभाव में चन्द्रमा और सप्तम 
में भौम हो तो जातक सर्वदा अशान्त होता है ॥ ७३॥ 
वृ. य. जा. में कहा है--भानोडितीये भवने शनिश्च निशीथनाथो गगनाश्रितश्च । 
नन्दने चैव मदे तदानीं स्यान्मानवो हीतकळेशव ररच' (१ अ. १४१-१३ इलो.) ॥७३॥ 
अन्य प्रकार से 
मध्ये पापग्रहयोञ्चन्द्रे मदनस्थितेड्कजे जन्तोः । 
इवासक्षयविद्रधिना १गुह्ञप्लीहातिपीडितस्यः भवः }। ७४॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के वीच में हो तथा सप्तमभाव में शनि हो 


"तो जातक--श्वास-क्षय-उदर आदि मुलायम स्थान में फोड़ा-गाँठ-जिगर रोगों से 
अधिक पीडित होता है ॥ ७४॥ 


वृ. य. जा. में कहा है--'पापान्तराले च भवेत्कलावान्किलाकंसूनु मं दना छयस्थ: । 
कलेवरं स्यादूविकलं च तस्य इवासक्षयप्छीहकगुल्मरोगे:' (१ अ. १४ पृ. 
-१४ इलो.) ॥७४॥ 
पुनः अन्य प्रकार से विशेष फल 
सूर्याशे यदि चद्रइचन्दाशे भास्करो अ्यदा इलेष्मी । 
४सममेक रारिगतयो ऱरवंळदेहः सदा पुरुषः 11 ७५ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा, सूर्य के नवांश में हो और सूर्य, चन्द्रमा के नवांश में 
“स्थित हो तो जातक--कफ़ रोगी वा सूखा रोग से पीड़ित होता है । यदि सूर्य चन्द्रमा 
दोनों एक ही राशि में स्थित हों तो जातक--कृशकाय होता है 11७५ 
वृ. य. जा. में कहा है--'शशी दिनेशस्य यदा नवांशे भवेहिनेशः शशिनो नवांशे । 
एकत्र सँस्थौ यदि तौ भवेतां लक्ष्मीविहीनो मनुजः स नूनम्‌’ (१ अ. १४ पृ. 
१५ इलो.) ॥!७५॥ 


नेत्र विनाश योग ज्ञान 
निधनधनारिव्ययगा रबिचन्द्रकुजाकेजा “नियतम्‌ । 
नयनविघातं कुयु बंलवद्ग्रहदोषसंभूतस्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि कुण्डली में अष्टम, द्वितीय, षछ, द्वादश भाव में सूर्य-चन्द्रमा-भौम-शनि हों तो 
जातक की इनमें से बलवान्‌ ग्रह के दोष से आँख नष्ट होती है ।।७६।। 


१ प्लीहादि । १ स्सु भगः । ३ यदि शोषी । ४ एकतर | ५ यथायोगं । 


३२४ सारावलो 


वृ. य. जा. में कहा है--'व्यया$रिभावे निधने धने च निशाकराराकंशनैहचरा:: 
स्युः । बलान्वितास्ते त्वनिलाधिकत्वात्तेजो विहीने नयने प्रकुय: (१ अ. १४ पृ.. 
१६ इलो.) ॥॥७६॥ 
कणं ब दाँत नाश योग ज्ञान 
धर्मायसहजसुतगाः पापाः सौम्य॑नं वीक्षिता जन्तोः । 
१श्रवणविनाशं कुर्युः सञ्तमसंस्थाइच दन्तानाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदि कुण्डली में नवम, एकादश, तृतीय, पञ्चम भावों में शुभग्रहों से अदृष्ट पाप 
ग्रह हों तो जातक के कानों को नष्ट करते हैं । यदि पापग्रह सप्तम भाव में हों तो 
जातक के दाँत नष्ट होते हैं ॥७७॥ 
बृ. जा. में कहा है ।' 'नवमायतृतीयधीयुता न च सौम्यैरशुभा: निरीक्षताः ।' 
नियमाच्छवणोपधातदा रदवैकृत्यकरारच सक्षमे' (२३ अ. ११ इलो.) ।।७७॥ 
उन्माद ( पागल ) योग ज्ञान 
उदधे दिनकरपुत्रे त्रिकोणमदने' कुजे च सोन्मादः । 
क्षीण शशिनि ससौरे याते वा व्ययगृहे जातः ॥ ७८॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में शनि हो व ५, ९, ७ में भौम हो अथवा क्षीण चन्द्रमाः 
शनि के साथ बारहवें भाव में हो तो जातक उन्मादी अर्थात्‌ पागल होता है ॥७८॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां लोकयात्रा नाम चतुसत्रिशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
राजोपयोगिशास्त्रं यस्मात्प्रभवो विशेषतस्तेषाम्‌ । 
सञ्चिन्त्य चृपयोगास्तानेवाहं? प्रवक्ष्यासि ॥ १॥ 


विशेषकर यह ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिये है । जिन कारणों 
सै राजयोगों की उत्पत्ति होती है, वे राजयोग यहाँ इस अध्याय में देखने चाहिए । 
इसलिए मैं ग्रन्थकार उन्हीं सब राजयोगों का ही वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
राजकुलोत्पन्न राजयोग व निम्नकुलोत्पञ्ञ राजयोग एव धनवान्‌ योग ज्ञान 
स्वोच्चत्रिको णगुहर्गैबंछलयुतैदच 
घ्याद्य नृपो भवति भूपतिबंशजातः । 
पःचादिभिजनपदप्रभवोर्ञप* सिद्धो 
हीनैः मितीइवरसमो न ठु भुसिपाल: ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय में तीन या चार ग्रह अपने उच्च में वा स्वमुलत्रिकोण में 
अथवा अपने घर में बलवान्‌ हों तो राजकुल में उत्पन्न पुरुष राजा होता है । यदि 
जन्म के समय पाँच या ६ ग्रह पूर्वोक्त स्थिति में हों तो निम्न कुलोत्पन्न भी राजा 


१ नयन । २ भवने । ३ वात: । ४ जनपदेऽपि वदन्ति । 


पर्चात्रश अध्याय ३२५ 


होता है । यदि दो या एक ग्रह उच्च वा मूलत्रिकोण या स्वगृह में हो राजा के समान 
होता है न कि राजा ॥ २॥ 
चु० पा० में कहा है कि--'श्रयल्पैरुच्चस्थितैः खेटे: राजा राजकुलोद्भवः । अन्य- 
वंशभवस्तत्र राजतुल्यो धनैयु त: ॥ ४४॥ 
चतुभिः पञ्चभिर्वापि खेटैः स्वोच्चस्वत्रिकोणगेः। हीनवंशभवश्रापि राजा भवति 
निश्चितः? ( ३६ अ. ४४-२५ इलो. ) । बृ. जा. में भी 'उच्चस्वत्रिकोणगैरवे लस्थेस्त्र्या- 
यै भू पतिवंशजा नरेन्द्राः । पञ्चादिभिरन्यवंशजाता हीनैवित्तयुता न भूमिपालाः (११ 
अ. १३ इलो० ) ॥ २॥ 
क्ररकर्सा व सत्कृत राजयोग ज्ञान 
अशुभगगनवासे: स्वोचचगंः क्रूरचेष्टं 
कथयति यवनेन्द्रो झूयति विक्रमोत्यम्‌ । 
न तु भवति नरेन्द्रो जीवरार्मोक्तपक्षे 
भवति नृपतियोगँः सत्कृतो राष्ट्पालः ॥ ३ ॥ 
यदि जन्म के समय में एकमात्र पापग्रह ही उच्चादि स्थिति में हों तो जातक 
क्रूर ( कठिन ) इच्छा करने वाला राजा होता है, यह कथन यवनाचार्य जी का है । 


जीवशर्मा जी के मत में पापग्रहों की उच्चादि सत्ता में जातक राजा न होकर पराक्रमी 
होता है। ग्रन्थकार के मत में सम्मानित या राष्ट्र का पालन करने वाला होता है।३। 


वृ. जा. में कहा है--'प्राहुयंवनाः स्वतुङ्गगैः क्रूरः क्र,रमतिमं हीपतिः । क्र. रस्तु 
-न जीवशर्मणः पक्षे क्षित्यधिपः प्रजायते’ ( ११ भ. १ इलो० ) 
मणित्थ का भी--'पापैरुच्चगतेर्जाता न भवन्ति नृपा नरा: । 
किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोधिनः कलहप्रियाः' ॥ ३ ॥ 
नीचकुल में उत्पन्न होने वाले राजयोगों का कथन 
एष्विह भवन्त्यनइयं भूपतियोगेषु नीचकुलपुरुषाः । 
तानग्रतः प्रवक्ष्वे यथामतं ास्काराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


इन आगे कहे जाने वाले राजयोगों में दरिद्रवंशीय पुरुष राजा अवश्य होता है । 
उन राजयोगों का शास्त्रकारों के मत से मै ग्रन्थकार वर्णन करता हूँ ॥ ४॥। 


नीच कुलोत्पन्न राजयोगों के ३२ भेद 
स्वोच्चस्थे रविभोमसोरगुरभिः सवेखिभिइचेकगं)- 
ळंग्ने षोडश वृद्धतापसगणेः सन्दशिताः पार्थिवाः । 
द्वाभ्यां चैकतमोदये स्वभवने चन्द्रे पुन: षोडरा 
सर्वो नीचकुलो-ट्टवोऽपि वसुधां -पात्येव वाटीमिव ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सूरये-भौम-शनि-गुरु ये चारों उच्चराशि में हों तथा इन चारों में 
से एक लग्न में हो तो चार प्रकार के राजयोग होते हैं। यदि इन्हीं भोमादि चारों में से 


१ भे । २ पात्येक । द्‌ 


३२६ सारावली 


कोई तीन ग्रह उच्चराशि में हों तथा इन्हीं तीनों में से एक ग्रह लग्न में हो तो बारह 
प्रकार के राजयोग होते हैं । इस प्रकार सोलह योग होते हैं । पूर्वोक्त भौमादि गूहों 
में से यदि दो ग्रह उच्च में हों और दो में से एक लग्न में एक चन्द्रमा स्वगृह अर्थात्‌ 
कर्क राशि में हो तो वारह प्रकार के राजयोग होते हैं। यदि भौमादि दो में से एक 
ग्रह उच्च राशि में लग्न गत हो तथा कर्क राशि का चन्द्रमा हो तो चार प्रकार के 
राजयोग इसलिए सोल्स -- सोलह वत्तीस भेद होते हैं। इन सब वत्तीस योगों में नीच 
कुल में उत्पन्न पुरुष भी राजा होता है, तथा एक बगीचे की तरह पृथ्वी का पालन 
करता ही है । ऐसा कथन वृद्ध तपस्वी गण का है, अर्थात्‌ वुद्धाचार्यों का है ॥ ५॥ 
वृ. जा. में कहा हे--'वक्राकंजाकंगुरुभिः सकलेस्रिभिश्च, स्वोच्चेषु पोडशनृपाः 
कथितैकलग्ने । ढरघेकाथितेपु च तथैकतमे विलग्ने, स्वक्षेत्रगे शशिनि पोडदाभुमिपा: स्युः 
( ११अ१३लो०) ॥ ५॥ 
विशेष--पाठकों की सुविधा के लिए ३२ भेदों का वर्णन निम्न है । मेष लग्न में 
सूर्ये, ककं में गुरु, तुला में शनि, मकर में मङ्गल यह एक भेद हुआ। कर्क लग्न में गुरु 
की कल्पना से दूसरा । तुला लग्न में शनि की स्थिति से तीसरा एवं मकर लग्न में 
मङ्गल की सत्तावश चतुर्थं भेद होता है । एवं तीन ग्रहों की कल्पना से--मेष लग्न में 
सूर्य, ककं में गुरु, तुला में शनि एक अर्थात्‌ ५ वाँ होता है। इसी प्रकार अन्य भेद 
भी होते हैं, उदाहरणार्थं सारिणी देखें ॥ ५॥ 


स्पष्ट भेद ज्ञानार्थं सारिणी चक्क 
उच्चस्थ चार ग्रहों से चार भेद 


- लग्न राशि लग्न राशि, 5 हिल 
भे. सं. व ग्रह | भः राशि व ग्रह व ग्रह | भा. राशि व ग्रह ३ 
१ १०, मं. |_१सू., ७श. ४ गु. | १, सू. | १०मं. ७श. ४गु. | २ 
३ ७ श. | वसु. १०मं. ४गु. | ४ गु. | वसु. ऽश. १०मं. ४ 
८-२1 स लन वल टर 
उच्चस्थ तीन ग्रहों से १२ भेद 
भे. सं. गत राशि| भा. राशि हि राशिभा. णि भि. ल. रा. भा. राशि. सं. 
६ व ग्रह व ग्रह वग्रह | व ग्रह सं. | व ग्रह व ग्रह 
TCE HN nn 
छः १० मं. | ७ श. १सू. ¦ १० मं. ।७श ४गु. | २१० म. १सू. ४गु. | ३ 
SRT [Ee पसु. | ७ ज्ञ. |१०मं. ४गुः| ५, ऽश विसू ४, | ६ 
७ १ सू. १० मं ७श. | १सू. |१०म॑. ४गु.| ८¦ १सू. /४श. ४गु. | ५ 
१० ४ गु. | १ सू.८श. | ४ ° ४ गु. १ सु. ७श. | ४ गु. वसू. १०मं.११ ।१सू. १०मं. ११! ४गु. :१०मं. ऽश.| १ 


नाला 


| 
३ 


पन्चत्रिश अध्याय ३२७ 


ककंस्थ चन्द्रमा में राजयोग भेद 


र 1. | Me र पो न्यात 
भे. ल. रा. भा.रा.| कर्क. भि. ल. रा.|भा.रा.| कर्क. भे. लि.रा. |भा..रकर्के,भे. 'ल.रा. | कर्क 
सं. | व ग्रह व ग्रह| रा. |सं. | व ग्रह | व ग्रह| रा. सं. | व ग्रह| व ग्रह] रा. सं. | व ग्रह] रा. 
१ 


4३० मं. वसू. | चं. [५] ऽशः [१० म] च. _ ची क उ a IrEi mn तय i 
-२।१०मं. ऽश. | चं. |६ ऽश. | ४ गुः SiS 1०४ गुः | १ सू. |वं, | 

३|१० मं. ४गुः | चं. |७। वसू. |१० मं. चः |११/४ु. '१० मं. चं. ९१५१ सू च. ४७ 
४! एश. | १सू- | च. |८! वसू. | ७ श.| चं. Ae | उक्ष. चि. |१६|४ गु च. 


अधमवंशोत्पन्न राज योग ज्ञान 
गणोत्तमे छग्ननवांशकोद्गतो "निशाकरश्रापि गणोत्तमेऽथवा । 
चतु ग्हेश्चन्द्रविदजितँस्तदा निरीक्षितः स्यादधमो-ूवोः नपः॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ नवांश वा चन्द्रस्थ नवांश वर्गोत्तम राशि का हो तथा 
चन्द्रमा को छोड़कर ४ या ५, ६, आदि ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक नीचकुल में उत्पन्न 
होकर राजा होता है ॥ ६॥ 
वृ. पा. में कहा है--“चन्द्रे वर्गोत्तमांशस्थे सबले चतुरादिभिः। ग्रहै हृष्टे च यो जातः 
स राजा भवति ध्रवम्‌ ॥ ४२ ॥ उत्तमांशगते लग्ने चन्द्रान्यैश्चतु रादिभिः । ग्रहै ष्टेऽपि 
यो जातः सोऽपि भूमिपतिर्भवेत्‌’ ।! ४३ ॥ (३९अ. ४२-४३३लो.) । 
वृ. जा. में इसके २२ भेद कथित हैं । यथा--'वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्र- 
वर्जितैः । चतुराद्य॑ गृहै ष्टे नृपाः हाविशतिः स्मृताः' (११ अ. ३ इलो.) ॥ ६॥ 
अखिलसूमण्डल पालक योग ज्ञान . 
३उदयगिरि निविष्टं संघसंस्थैग्रहेन्द्रै: 
शशिरुधिरसुरेड्य जायते पार्थिवेन्द्रः । 
जलनिधिरशनायाः पालकः सर्वभूमे- 
हंतरिपुपरिवारः सर्वतः फूत्करोति ॥ ७॥ 
यदि जन्म के समय लग्नस्थ मेष राशि में चन्द्रमा, मङ्गल, गुरु हों तो जातक 
समुद्र रूपी मेखला से वेष्टित समस्त भूमण्डल का पालन करने वाला राजाधिराज 
होता है, तथा समस्त शत्रु दल का नाश करके चारों तरफ हुङ्कार करता है ॥ ७॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
स्वोच्चे गुराववनिजे क्रियगे विळग्ने 
भेषोदये च सकुजे वचसामधीशे। 
भूपो भवेदिह स॒ यस्य विपक्षसँन्यं 
तिष्ठे ज्ञः जातु पुरतः सचिवा वयस्याः ॥ ८ ॥ 


१ ग्दभे । २ भवेग्नूपः। ३ हो. र. ५ अ. ६६८ पृ-। ४ तिष्ठेत । 


३२८ सारावलो 


यदि कुण्डली में मेष लग्न में मङ्गल तथा कर्क राशि में गुरु हो तो अथवा मेष लग्न 
में मङ्गल व गुरु हों तो जातक राजा होता है। तथा जिसके सामने शत्रु की सेना नहीं 
स्थित हो सकती अर्यात्‌ शत्रु पराजित होता है, एवं राजा के मन्त्री अनुकूल होते हैं, 
अर्थात्‌ पूर्ण सहयोगी होते हैं ॥ ८ ॥ 
विज्ञान कुशल राजयोग ज्ञान 
क निशाभर्ता चापे भूगुतनवदेवेड्य पहित: 
ड कुजः प्राप्त: स्वोच्चें मृगमुखगतः सुयंतनय: । 
विल्ग्ने कन्य!यां शिशिरकर सुनुर्यदि भवेत्‌ 
तदाऽवइयं राजा भवति बहुविज्ञानकुदा लः ॥ € ॥ 


स्पष्टार्थं चक्र 
यदि कुण्डली में कन्या लग्न में बुध तथा ड peered 
एकादश भाव में चन्द्र, शुक्र गुरु हों व उच्च ८ २६ | ई 
राशि में मङ्गल एवं मकर राशि में शनि हो । ST 
तो जातक अधिक विज्ञान में चतुर राजा कि १ 00 २ | 


अवश्य होता है ॥ ६ ॥ bn 
सद्सूयाल राजयोग ज्ञान 
स्वक्षे नक्षत्रनाथः स्फुटकरनिकराळडछतः प्राप्तछग्नो 
द्यूने सोमस्य पुत्रो यदि रिपुमवनं भास्करः सम्प्रयातः । 
पाताले दानवेढ्यो गुरुरपि गगने सौरभौसो तृतीये 
सद्भूपालो भवेद्यः दाशिकरधवलं चामरं राजलक्ष्मीन्‌ ॥१०॥ 
वर्गोतमगते चन्द्रे लग्ने वा चद्धर्वजते । 
चतुराद्यंग्रंहैहष्टे जातो नरपतिर्भवेत्‌ ॥ ११॥ 


यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा ककं 
ग्न में हो तथा सप्तम में बुध, छठे भाव में 
सुर्य, चौथे में शुक्र, दशम में गुह, शनि व 
भीम तृतीय भाव में हों तो जातक चन्द्रमा 
की किरणों के समान शुप्र चामर ( व्यजन ) 
तथा राजलक्ष्मी से युक्त सज्जन (श्रेष्ठ) राजा 
होता है ॥ १० ॥ यह इलोक छठे इलोक के 
अनुरूप ही है ॥ ११॥ 
अधिक लक्ष्मी से युत राजयोग ज्ञान 
शिशिरकिरणे स्वोच्चे लग्ने पयोम्बुनिधेः समे 
घटधरगते भानोः पुत्रे मृगाधिपतो रविः । 


| NN 


पञ्चत्रिश अध्याय ` ३२९ 


अल्िगृहगतो वाचां नाथः स्फुरत्करराजितो 
यदि नरपतिः स्फीतथ्रीकस्तदा बहुवाहनः ॥ १२ ॥ 


यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा वृष 
“लग्न में हो तथा कुम्भ राशि में शनि, सिह राशि 
में सूर्य, वृश्चिक राशि में शोभित किरणों से युक्त De 


गुरु हो तो जातक अधिक लक्ष्मो व वाहनों से 02 ठे 
युत राजा होता है ॥ १२ ॥ ND 55 
वृ. जा. में कहा है--'वृषे सेन्दौ लग्ने 


( ११ अ. ६ इलो० )॥ १२॥ 
इन्द्र तुल्य राजयोग ज्ञान 
म्रुगे मन्दे ळग्ने कुमुदबनवन्घुश्च तिमिग- 
स्तथा कन्यां त्यक्त्वा बुघभवनसंस्यः कुतनयः 
स्थितो नार्या सौम्यो घनुषि सुरमन्त्री यदि भवेत्‌ 
तदा जातो भूपः सुरपतिसमः प्रासमहिमा ॥ १३ ॥ 
यदि कुण्डली में मकर लग्न में शनि, 
चन्द्रमा मीन राशि में तथा कन्या राशि को 
छोड़कर बुध के घर में अर्थात्‌ मिथुन में भौम, 
कन्या में बुध, धनु राशि में गुरु हो तो जातक 
इन्द्र के समान महिमा (प्रशंसा) पाने वाला CR 
“राजा होता है ॥ १३ ॥। 
वृ. जा. में कहा है--'मृगे मन्दे लग्ने“! कमं 
( ११ अ. ६२ शलो० )॥ १३॥ 
सकलकलाढ्य राजयोग ज्ञान 
उदयति मोने शशिनि नरेन्द्रः सकलकलाङय: दितिसुत उच्चे । 
मृगपतिसंस्थे दशश्तरश्मौ घटधरगे स्याहिनकरपुत्रे ॥ १४ ॥ 


यदि कुण्डली में मीन लग्न में चन्द्रमा व 


उच्च में अर्थात्‌ मकर राशि में मंगल, सिंह 
"में सूर्य व कुम्भ राशि में शनि हो तो जातक 
समस्त कलाओं से युत राजा होता है ॥१४॥। 


शत्रु से अजेय राजयोग ज्ञान 
कुजे विलग्ने च शशी यबास्थ्ते स्फुटाँ शुसम्भारविराजिताङ्भ; । 
राजा तदा शत्रुभिरप्रघृष्यो 'वेदार्थविद्धेतुशतानुवादे: ॥ १५ ॥ 


१ सदानुभावैः । 


३३० सारावली 


यदि कुण्डली में लग्न में मंगल हो तथा सप्तम भाव में सम्पूर्ण किरणों से युतः 
चन्द्रमा हो तो जातक सौ अनुवादरूपी कारण से वेद के अर्थ को जाननेवाला शात्रओं- 
से अजेय राजा होता है ॥ १५ ॥ र 
शत्रु को पराजित कर्ता राजयोग ज्ञान 
करोत्युत्कृष्टोद्यहिनक्रदमुताधीन्षसहितः 
स्थितस्ताहग्रूपं सकलनयनानदजनन: । 
अपूर्वोऽयं स्मृत्या नयनजलसिक्तो$पि सततं 
रिपुख्रीशोकाग्नि्र्वळति हृदयेञ्तीव सुतराम्‌ ॥ १६ 11 
यदि कुण्डली में उच्चराशि में सूर्य, चन्द्रमा के साथ लग्नगत हो तो जातक---- 
चन्द्रमा के समान स्वरूप वाला अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर, समस्त जीवों की आँख का 
आनन्द दायक राजा होता है । जिसके स्मरण मात्र से शत्रु स्त्रियों की शोकाग्नि नयन 
जल से सिक्त होने पर भी सदा हृदय में जलती रहती है ॥ १६॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
झक्रो घटे कुजो मेषे स्वोच्चे देवपुरोहित: । 
यदि राजा भवेन्तूनं स्वयशोधोतदिङ्मुलः ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में तुळा का शुक्र, मेष राशि का मंगल तथा अपनी उच्च राशि 
कर्के में गुरु हो तो जातक--अपनी कीति से दिशाओं को शुद्ध करने वाला राजा 
अवश्य होता है, अर्थात्‌ चारों दिशाओं में यश फैलता है ॥ १७॥ 
स्वभुजबल से पृथ्वीपति योग ज्ञान 
उदयति गुरुरुच्चे तप्तहेमप्रभावो 
हरिततुरगनाथो ग्योममध्यावगाहो । 
गदि दाशिबुधशुक्रा यस्य सुतो नरस्य 
स्वभुजनिजितभूमिः सर्वतः पा्चवेन्द्रः ॥ १८ ॥ 


यदि कुण्डली में तपे हुए सुवणं की आभा ॥ २ ज्र 
के सदृश गुरु कर्क राशि में लग्न गत हो तथा | 
सूर्यं दशम भाव में व वृष राशि में चन्द्रमा- | 
_बुध-शुक्र हों तो जातक-अपनी भुजाओं के || 
बळ से समस्त पृथ्वी को जीतने वाला राजा 
होता है ॥ १८॥ 

वृ. जा. में कहा है-'ककिणी लग्ने 
तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्ञैरायप्राप्तः। मेष- 
गतेऽके जातं ( ११ अ० 5 इलो० ) ॥ १८॥ 


पर्श्चात्रिहा अध्याय ३३१ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
घनुषि सुरेड्य: दाराभृदुपेतो मृगमुखसंस्थ: क्षितितनयइच । 
उदयति तुद्ध सुररिपुवन्द्यः शशितनयों वा यदि नृपतिः स्यात्‌ ॥।१६॥ 


यदि कुण्डली में धनु राशि में गुरु चन्द्रमा, के साथ हो तथा मकर राशि में मंगल व 
अपनी उच्च राशि में शुक्र वा वुध लग्न गत हो तो जातक राजा होता है ॥ १४ ॥ 
बृ० जातक में कहा है--“हये सेन्दौ जीवे मृगमुखगते भूमितनये, स्वतुङ्गस्थौ लग्ने 
भृगुजशरिजावत्र नृपती’ ( ११ अ० ७ इलो० ) ॥ १६ ॥ 
स्पष्टाथं चक्र स्पष्टार्थ चक्र 


अन्य राजयोग ज्ञान 
चापार्ध भअगवान्सह्रकिरणस्तत्रव ताराधिपो 
लग्ने भानुसुतोऽतिवीर्यसहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः । 
यद्येवं भवति कितेरधिपतिः सञ्चिन्त्य शौर्य भयात्‌ 
दूरादेव नमन्ति यस्य रिपवो दग्धाः प्रतापार्निना ॥ २० ॥ 


यदि कुण्डली में धनु राशि के पूर्वार्धे में 
सूर्यं हो तथा चन्द्रमा भी सूर्यं के साथहो व 
भौम अपनी उच्चराशि मकर में, लग्न में शनि 
26) कर अतिवली अर्थात्‌ उच्च में हो तो जातक पृथ्वी 

ति ३ का स्वामी अर्थात्‌ राजा , जिसके बल 
१०) हा को जानकर ती इ दै क की 
प्रताप रूपी अग्नि से भस्म होकर शत्रुगण दूर 
से ही नमस्कार करते हैं ॥ २०॥ 


अधिराज योग ज्ञान 


षष्ठ द्य नमथाष्टमं शिशिरगोः प्राप्ता: समस्ताः शुभा: 
कूराणां यदि गोचरे न पतिता भान्वालयाहरत: । 


३३८ सारावलो 


भूपाल: प्रभवेत्स यस्प जचल्घेर्वेलावनान्तोद्धबैः 
सेनामत्तकरोन्द्रदानलछिल भुंगेमु हु: पीयते॥ २१ ॥ 

न प्राष्चोति जरामाशु नो भजत्यरितो भयमु। 

जातः स्यादधियोगेडस्सिन्धृतिसोभाग्यसोख्यभाक्‌ ॥ २२ ॥ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से छटे सातवें आठवें भाव में पापग्रहों से अहृष्ट सूर्य की 
"राशि ( सिंह ) का त्याग कर सव शुभ ग्रह विद्यमान हों तो जातक--राजा होता है । 
जिसकी सेना के मतवाले हाथियों के मदजल का समुद्र के तट पर्यन्त वन में उत्पन्न 


हुए भोरे वार-बार पान ( पीते ) करते हैं । स्पष्टार्थ चक्क-- 
इस पूर्वोक्त अधिक योग में उत्पन्न होने 28 ड 
रेश वच 


वाला जातक-शीघ् वृद्ध नहीं होता, एवं शत्रु त्र 
से भय नहीं करता और धैर्यवान्‌, सुन्दर "> > 
भाम्यवानु व सुख भोगी होता है !२१-२२॥ 275 तभ 
विशेष--यह योग मकर-कुम्भ-मीनस्थ चन्द्र को छोड़कर होता है ॥ २१-२२ ॥ 
घ्न्य राज योग ज्ञान 
बुधः स्वोच्चे लग्ने तिसियुगलगावीडयशशिनौ 
मृगे मन्द: सारो जितुझगृहगो दानदसुहृत्‌ । 


य एवं कुर्यात्स क्षितिभुदहितव्वंसनिरतो 
निरालोक लोकं चरिःतगजसङ्घातरजसा ॥ २३ ॥ 


यदि कुण्डली में कन्या लग्न में बुध हो, 
मीन राशि में चन्द्रमा के साथ गुरु हो, मकर 
राशि में शनि के साथ भौम व मिथुन (जितुम) 
में शुक्र हो तो जातक- शत्रु को नाश करने 
में तत्पर राजा होता है । जिसके चलते हुए 
हाथियों के पाद सङ्घात से उत्पन्न धूलि से 
दिन में रात हो जाती है अर्थातु प्रकाश में भी 
अन्धकार हो जाता है ॥ २३।। 


अन्यराज योग ज्ञान 
केसरिगो महेन्द्रसचिवो दिनकरसहितः 
कुम्भगतो5कज: शशधरः खलु भवति वृषे । 
वृश्चिकभे क्षितेस्तु तनयो मिथुन इन्डुसुती 
सेबळग्नसमुदयो यदि स तु मनुजपतिः॥ २४॥ 


पर्च्चात्रश अध्याय ३३३ 


यदि कुण्डली में मेष रून हो तथा सिंह 
राशि में गुरु व सूर्य, कुम्भ में शनि, चन्द्रमा 
वृष में, वृश्चिक में मङ्गल, मिथुन में दुध हो 
तो जातक मनुष्यों का स्वामी राजा होता 
है ॥ २४ ॥ 


अपारकीतियुत राजयोग ज्ञान 
कामु के त्रिदशनायकसन्त्री भानुजो वणिजि चन्द्रससेतः । 
मेषगस्तु तपनो यदि लग्ने भूपतिर्भवति सोच्तुलकीतिः !। २५ ॥ 


स्पष्टार्थं चक्र 


यदि कुण्डली में मेष लग्न में सूर्य हो व 
धनु राशि में गुरु, शनि चन्द्रमा के साथ तुला 


| >> 
में हो तो जातक अपार कीतिमान्‌ राजा होता । 07 266 5 ग 
है ॥ २५॥ | ॥ १६७८ “Nh 


अन्य राजयोग ज्ञान 
१स्वक्षात्किन्द्रेषु यातेरगुरुबुध भृगुजेमन्दभान्वारयुक्तेः 
स्वोच्चे चन्दरोडधितिष्ठञनयति नृपति कीतिशुक्लीङृताशामु । 
अत्युच्चे लग्नसंस्थे रविरपि भगवान्पाथिवं कूरचेष्ट 
यातायातैः भ्समस्तं चतुरुदधिजळ यस्य सेनाः पिबन्ति ॥२६॥ 


यदि कुण्डली में अपनी राशियों से केन्द्र राशियों में गुरु-बुध-शुक्र, शनि-सूर्-भौम 
के साथ में हों तथा उच्च (वृष) में चन्द्रमा हो तो जातक--अपनी कीति से दिशाओं 
को शुभ्र ( स्वच्छ ) करने वाला राजा होता है। 


यदि सूर्य अपने परमोच्च में लग्नस्थ हो तो कठोर कार्य-कारी राजा होता हे ।. 
जिसकी सेना अपने गमनागमन से चारों ओर समस्त समुद्र के जळ का पान करती है. 
अर्थात्‌ आसमुद्र भूमि का राजा होता है ॥ २६॥ 


१. स्वक्षें । २. समन्ताइच । 


३३४ सारावलो 


ग्रल्य राजयोग ज्ञान 
उदकचरनवांदके सुखस्थः* कमळरिपुः सकलळाभिराममूतिः । 
उदयति विहगे शुभे स्वरूग्मे भदति नृपो यदि केन्द्रगा न पापा: ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्ण जलचर राशिस्थ नवांश में चतुर्थ 
“भाव में हो व अपनी राशि में शुभग्रह लग्नस्थ हो एवं केन्द्र में पापग्रहों का अभाव हो 
“तो जातक राजा होता है ।। २७॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
नाएणंसण्डलकलाकलितं शका 
पद्यन्ति शुक्रसुरपुजितसोसपुत्रा: । 
लग्नाधिपो5तिबलवान्पुथिवीश्वर: स्यात्‌ 
वर्गोत्तमश्च लवमः खलु चेद्विझगे ॥ २८॥ 
यदि कुण्डली में कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा, शुक्र-गुरु-बुध से दृष्ट हो व लग्नेश 
अति वली हो और लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक-राजा होता है ॥ २८ ॥ 
प्रसन्न राजयोग ज्ञान 
वर्योत्तमे त्रिप्रभृतिग्रहेन्दाः केन्द्रस्थिता नो शुभसंयुताइच । 
नो ख्क्षधूमा न विवगंदेहाः कुर्वन्ति राज्ञः प्रसव॑ प्रसन्नाः ॥ २९ ॥ 
यदि कुण्डली में तीन या चार शुभ ग्रह वर्गोत्तम नवांश में केन्द्रस्थ हों तथा पाप 
अहों का असहयोग हो और अस्त क्षीण न हों तो जातक-प्रसन्न राजा होता है ॥1२९॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
एक एन "खगः स्वोच्चे वर्गत्तमगतो यदि । 
बळवा न्मित्रसंहष्टः करोति पृथिवोपतिप्रु॥ ३०॥ 
यदि कुण्डली में एक भी ग्रह उच्चस्थ होकर वर्गोत्तम में वली मित्रग्रह से दृष्ट हो 
ततो जातक राजा होता है ॥ ३० ॥ 
झीर्षोदयर्केषु गताः समस्ता नो चारिदगें स्वगृहे शशाङ्कः । 
सोम्येक्षिउतोऽन्णूनकलो विलग्ने दद्यान्महीं रत्नगजाश्वपुर्णाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह ( चन्द्रमा को छोड़कर ) शीर्पोदय राशि में हों तथा 
परिपूर्ण चन्द्रमा शत्रुवर्गे के अतिरिक्त वर्ग में ककं राशिस्थ लग्न में शुभग्रह से दष्ट हो 
तो जातक रत्न-हाथी-घोड़ा से पुर्ण राजा होता है ॥ ३१॥ 
इन्द्रतुल्य बलशाली राजयोग ज्ञान 
उपचयगृहसंस्थो जन्सपो यस्य चन्द्रात्‌ 
शुभगृहमयवांश केन्द्रयाताइच सौम्याः । 
सकळबळवियुक्ता ये च पापाभिधानाः 
स भवति नरनाथ: शुक्रतुल्यो बलेन ॥ ३२॥ 


१. षे षष्टः । २. ग्रहः । ३. सौम्येक्षितः पूर्णकलो ; 


पश्चत्रिंश अध्याय ३३५ 


जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा से चन्द्र राशीश ग्रह उपचय (३, ६, १०, १०) राशि 
` में हो व शुभग्रह शुभ राशि में वा शुभ नवांश में केनद्रस्थ हों और पापग्रह निर्वेल हों 
तो जातक इन्द्र के समान बली राजा होता है ॥ ३२ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
अत्युच्चस्था रुचिरवपुयः सवं एव ग्रहेन्दा 
मित्रै्ष्टा यदि रिषुहृशां गोचरं न प्रयाताः । 
कुय्‌'तूनं प्रसभमरिभिर्गजितेर्वारणारऱ्‌यंः 
सेनाश्वीरयशचळति चलितेर्यस्य भूः पाथिवेन्द्रमु ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में सुन्दर देहधारी समस्त ग्रह परमोच्च में मित्र ग्रहों से दृष्ट व शत्रु 
ग्रहों से अदृष्ट हों तो जातक राजा होता है । जिसकी शत्रुओं के साथ युद्ध, में सेना के 
श्रेष्ठ हाथियों की गर्जना से व घोड़ों के गमन से पृथ्वी अवश्य डगमगा जाती है ॥३३॥ 
अखण्ड झूपतियोग ज्ञान 
परमोच्चे स्थितइचन्द्री यदि शुक्रेण हृइ्यते। 
कुर्यान्सहीपति ष्ण पापेरापोक्लिसोपग: ॥ ३४॥। 
यदि कुण्डली में परमोच्चांश ( १ रा० ३ आं० ) में स्थित चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट 
च आपोक्लिम ( ३, ६, 4, १२ ) स्थानों में समस्त पापग्रह हों तो जातक पूर्ण अर्थात्‌ 
अखंड राजा होता है ॥ ३४ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
इश्येते शुभदेः स्वकेन्द्रभवने मित्रश्च पापेस्तथा 
युद्धे नो रिपुभिजितौ बल्युती जन्मोदयक्षाधिपौ । 
भूपः स्यान्निजराशिनाथनवमे चन्द्रोदये चेद्यशो 
यस्येभन्न्‌ तदानळ्‌ब्धमधुपेशचातु दिशं गीयते ॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में जन्मराशीश व लग्नेश बलवान्‌ होकर केन्द्र में स्थित हों तथा 
शुभग्रहों से व मित्र ग्रहों से दृष्ट और पापग्रहों से अहृष्ट एवं शुभग्रहों से युद्ध में अपराजित 
हों ब अपने राशीश से नवम स्यान में चन्द्रमा लग्नस्थ हो तो जातक राजा होता है ! 
जिसकी सेना के हाथियों के कर्ण दान ( मद ) के लोभी भोरे उस राजा के यश का 
गान चारों दिशाओं में करते हैं ॥ ३५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
उच्चराशिभवेद्धोरा यस्यासौ कुर्ते नृपम्‌। 
स्वांशेऽथ . सुहृदुच्चांशे दृष्टः केन्द्रोपगैः शुभेः॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में जिस ग्रह की उच्च राशि लग्न में हो वह ग्रह यदि अपने नवांश 
में वा मित्र के वा उच्च के नवांश में केन्द्रगत शभग्रहों से दृष्ट हो तो जातक राजा 
होता है ॥ ३६।।7 


३३६ सारावछो 


स्थितो भानोः पुत्रो विरचितदछः परिचमार्घे सृगस्य 
रविः सिहे शुक्रस्तुिनि रुधिरो सेषगः कर्किणीन्दुः । 
कुमारीं सम्प्राप्तो यदि भवति वा शर्वरीनाथसूनुः 
प्रजातो शपालइछदयति समहीमेकशुवलातपत्राम्‌ ॥ ३७ ॥ 


कता त र 

यदि कुण्डली में मकर राशि के उत्तराद्धे || „` व १० टॅ 

में प्रबल शनि हो व सिंह में सूर्य, तुला में भे टक २८ 
शुक्र, मेष में मङ्गल, कक में चन्द्रमा और |... 

कन्या में बुध हो तो जातक--एक शुभ्र कीति || 

रूप से भूमण्डल का रक्षक राजा होता | 

है ॥ ३७॥ | 


प्रकारान्तर 
वर्गोत्तमस्वभवनेषु गता ह्रहेन्द्राः 
सर्वे यदा रुचिररडिमिशिखाकलापाः । 
उत्पद्यते जगति सोमसती धरित्रीं 
यः पाल्येत्क्षितिपतिजितशत्रुपक्ष: ॥ ३८ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह परिपूर्ण होकर वर्गोत्तम नवांश व स्वगृह में हों तो 
संसार में उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ जातक-समस्त भूमि का पालक व शात्रुदल को 
जीतने वाला राजा होता है ॥ ३८॥ 
प्रकाराल्तर 
केन्द्रे बिळग्नाथः सुहृद्धिरभिवीक्षितो -बिहरगै: । 
छग्नस्थिते च सोम्ये भपतिरिह जायते ४पुदघः ॥ ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्नेश केन्द्र में स्थित हो तथा मित्र ग्रहों से दृष्ट लग्न में शुभग्रह 
हो तो जातक राजा होता है ॥ ३६ ॥ 
यशस्वी व समस्त शत्रु हन्ता राज योग ज्ञान 
सुरपतिगुरः सेन्दुलंग्ने वृषे सभवस्थितो 
यदि बलघुतो छग्नेशइच न्रिकोणगुहं गत: 1 
रविशनिकुजेर्वीयोपितैनं यक्तनिरोक्षितो 
भवति स नृप: कोर्त्या युक्तो+हताखिलकण्टक: ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में वृष लग्न में गुरु से युत चन्द्रमा व बली लग्नेश त्रिकोण में वलवानु 
सूर्य-शनि-भौम से अदृष्ट व अयुत हो तो जातक--समस्त शत्रु निहन्ता, कीतिमानु राजा 


होता है ॥ ४० ॥ 


१ श्चिरमवति गानेक । २ वर्ग: । 
३ विहगनाथैः । ४ नियतम्‌ । 


२२ पर्च्चत्रश अध्याय ३३७ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
न नीचगुहसंस्थिता न च रिपोगृ हं संगताः 
स्वराशिमथवांदाकानुदयगोच्चमंदां यदि । 
घळाभिरतिभुषिते कुमुदषण्डनोधभ्रदे 
सुहृद्धिरभिबीक्षिताः क्षितिपर्ति विदध्टुग्रहाः ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह नीच राशि व झत्रु राशियों को छोड़कर अपनी-अपनी 
राशियों में वा अपने- अपने नवमांश में हों तथा लग्नस्थ उच्चांश में परिपूर्ण चन्द्रमा 
हो और समस्त ग्रह अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक राजा होता है ॥ ४१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
यो थः पूर्ण शिशिरकिरणं प्राश्तवर्गोत्तमांदां 
सुस्पष्टाघिगंगनगसन: पश्यति स्वोच्चसंस्थमु* । 
स क्षोणीशं जनयति दशां प्राप्य सौम्य; स्वकीयां 
ख्यातं लोके यदि बळ्युताः कण्टकस्था न पापाः ॥ ४२॥। 
यदि कुण्डली में पूर्ण चन्द्रमा अपने वर्गोत्तम नवांश में स्थित होकर उच्च राशि: में 
हो तथा जिस-जिस पूर्ण शुभग्रह से दृष्ट हो वह शुभग्रह अपनी दशा में जातक को राजा, 
वना देता है । यदि वलवानु पापग्रह केन्द्र में न हों तो यह राजा संसार में प्रसिद्ध 
होता है ॥ ४२ ॥ 


प्रकारान्तर 
जन्सोदयभवनपती बलूसहितो केन्द्रभेऽय हिबुके वा। 
इन्दुर्जलगृहगश्चे हित्र कोणगो वा महीपालः ॥ ४३॥ 


यदि जन्म के समय लग्नेश व राशीश बळवानु होकर केन्द्र में हों तो जातक राजा 
वा चतुर्थं में अथवा त्रिकोण में जलचरराशिस्थ चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है।।४३॥ 
सावंभोस राजयोग ज्ञान 
स्वगृहे भित्रभागेबु स्वांहो वा मित्रराझिषु। 
कुर्दन्ति च नर सूतो सार्वभौमं नराधिपस्‌॥ ४४॥ 
यदि कुण्डलो में समस्त ग्रह अपनी राशि में या मित्र के नवांश में या अपने 
नवांदा में या मित्र राशि में हों तो जातक सार्वभौम राजा होता है ॥ ४४॥ 
देव-दानबों से बन्दित 
परमोच्यगताः सर्वे स्वोच्चांदो यदि सोमजः। 
श्र॑खोबयाधिपि कुर्युदेऽदानदवन्दिसस्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह अपने-अपने परमोच्च में हों व बुध उच्च के नवांश 
में स्थित हो तो जातक--देव ( सुर ) दानवों ( असुर ) से पूजित तीनों लोकों का 
राजा होता है ॥ ४५ ॥ 


१ संस्थः । वांशकंत्रय ३होच्चभंशं । 


३३८ मसारावलो 


शत्रुरहित राजयोग ज्ञान 
यस्योत्तरस्याँ भगवान्वस्तष्ठो बृहस्पति: प्रागपरे च भार्गवः । 
अगस्त्यनामा खलु दक्षिणस्यां स नषशत्रुश्च भवेन्नराधिपः ॥ ४६ ॥ 
जिसकी कुण्डली में उत्तर (चतुर्थ) में वशिष्ठ (बुध), पूवं (लग्न) में गुरु, पश्चिम 
( सप्तम ) में शुक्र, दक्षिण ( दशम ) में अगस्त्य नक्षत्र ( मं० ) हो तो जातक- शत्रु 
से रहित राजा होता है ॥ ४६ ॥। 
अन्य राजयोग ज्ञान 
शशी पूर्ण: स्वांशं स्वगृहमथवा स्वोच्चभं वा प्रयातो 
दिव: पातुर्मन्त्री दितिजगुरुणा वीक्षितः केन्द्रसंस्थः । 
रविलंग्ने स्वांशं यदि बल्युतः पश्यति स्यात्स भूपः 
प्रभग्नं यस्येसश्चतुरुदधिभूदाल्लकीनामरण्यस्‌ । ४७॥ 
यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा अपने नवांश में वा अपनी राशि में वा उच्च (वृष) 
"राशि में हो तथा केन्द्रस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो व वलवान्‌ लग्नस्थ सूर्य अपने नवांश का 
अवलोकन करता हो तो जातक राजा होता है । जिसके हाथियों द्वारा भूमि के चारो 
ओर आसमुद्र सनई के वन नष्ट होते हैं, अर्थात्‌ शल्लकी पदार्थं गज भक्ष्य होने से वन 
में सञ्चार होने के नाते नष्ट होते हैं ॥ ४७॥ 
सावेभौम राजयोग ज्ञान 
कुमुदगहनबन्धो वीक्ष्यमाणे सभस्ते- 
गंगनग्रृहनिवासंदीर्घजीबी चरः स्यात्‌ । 
फलमशुभसमुत्यं नंच केमद्रुमोत्थं 
भवति मनुजनाथः सार्वंभोमो जितारिः ॥ ४८॥ 


स्पष्टार्थं चक्र व अन्य भी 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा समस्त ग्रहों से 
हृष्ट हो तो जातक- दीर्घायु, शत्रृहीन सावें- 
भौम राजा होता है । इस योग में अशुभ योग 
फल व केमद्रुम विशेष अशुभ योगफल भी 
नहीं होता है ॥ ४८॥ 
प्रकाराच्तर 


उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणे स्वक्षें शशी जन्मनि यस्य जन्तोः । 
स शास्ति पृथ्वीं बहुरत्नपुर्णा ब्रृहस्पतिः कर्कटके "यदि स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ ककेटकोपगश्रचेतु । 


पर्चात्रश अध्याय ३३६ 


जिसकी कुण्डली में त्रिकोणस्थ सूर्य 
अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाला हो 
'च अपनी ( कर्कं ) राशि में चन्द्रमा व गुरु 
हों तो जातक--अधिक रत्नों से भरपूर पृथ्वी 
क्ञा पालक राजा होता हे ॥ ४४ ॥ | र 
सगरादि तुल्य राजयोग ज्ञान 
तुङ्गेषु षड्बिबुधमागंचरा उपेताः 
स्वांशे मयुखनिकरं: परिपुरिताद्भाः\ । 
उत्पादयन्ति कुळशाङ्कितपाणिपादं 
पृथ्वोर्पात सगरवेनययातितुल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि कुण्डली में अपनी किरणों से युक्त स्वांशगत ६ मार्गी ग्रह उच्चराशियों में हों तो 
स्ञातक--वज्र से अङ्कित हाथ पैर वाला सगर-वेन ययाति के तुल्य राजा होता है ॥५०॥॥ 
तपस्वी राजयोग ज्ञान 
शुभभवनसमेते: सोस्यभागेबु सौम्यैः 
स्फुटरुचिरकराद्यौँ: प्रस्फुरऱ्दिविलग्ने । 
रविमुषितमयुखेस्तैश्व पापैरमिश्रे- 
गिरिगहननिवासी तापसः स्थान्नरेन्द्रः ॥ ५१ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त शुभ ग्रह स्पष्ट सुन्दर किरणों से युक्त होकर शुभराशि वा 
शुभ नवांशस्थ लग्न में हों व सूर्य के साथ अस्त न हों और साथ में पापग्रह न हों तो 
'जातक--पर्वेत व वन का निवासी तपस्वी राजा होता है ॥ ५१ ॥ 
बृहस्पति बुद्धि तुल्य राजयोग ज्ञान 
रशुनपणफरगाः श्‌ भप्रदा उभयगृहे यदि पापसंचयः । 
स्वभुजहतरिपुर्महीपतिः सुरगुर्तुल्यमतिः प्रकीतित: ॥ ५२॥ 

क यदि कुण्डली में,समस्त शुभग्रह शुभ राशियों में पणफर (२, ५, ८ ११) भाव गत 
'हों तथा सव पाप ग्रह द्विस्वभाव राशियों में हों तो जातक अपने हाथों से शत्रु को मारने 
चाला तथा वृहस्पति के समान बुद्धि वाला राजा होता है ॥ ५२॥ 

दुर्वार शत्रुमारक राजयोग ज्ञान 

विळग्ननाथः खलु रन्नसंस्थः सुहृइग्रहे मित्रदशां पथि स्थितः । 

करोति नाथं पृथिबीतलस्य टुर्वारवेरिघ्नमिहोदये शभे ॥ ५३॥ 

यदि कुण्डली में लग्नेश लग्न में या मित्र की राशि में मित्र ग्रह से दृष्ट हो तथा लग्न 
में शुभग्रह हो तो जातक निवारण के अयोग्य शत्रु को मारने वाला राजा होता है ॥५३॥ 

अन्य राजयोग ज्ञान 
सम्पुर्णमूतिभंगवान्शशाङ्को मेषांशकस्थो गुरणा च दृष्ट: । 
नीचे न कहिचिन्न च वोजितोऽन्येः प्राह क्षितोश यवनाधिराजः ॥ ५४॥ 


१ परिपूरिताशाः । २ इह । 


३४० साराचला 


यदि कुण्डली में सफल कला परिपूर्ण चन्द्रमा मेष के नवांश में स्थित गुरु से दृष्ट 
हो तथा कोई भी ग्रह नीच राशि में न हो और अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक-- 
राजा होता है । ऐसा कथन यवनाधिराज का है 1 ५४॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
छग्नाच्छुशी त्रिरिपुलाभनभ:स्थलेषु 
सुचावखण्डितवपुः पृथिवीइवर: स्यात्‌ । 
दुष्ट: सुरेन्द्रगुरुणः न च वीक्षितोथ्न्ये- 
जन्माधिपो दशमग: स्मरगोऽथवा स्यात्‌ ॥ ५५॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से परिपूर्ण चन्द्रमा तृतीय वा पष्ट वा दशम वा लाभ भाव में 
गुरु से दृष्ट तथा अन्य ग्रहों से अदृष्ट और जन्मराशीश सप्तम वा दशम भाव में हो | 
जातक--राजा होता है ॥ ५५ ॥ 
यशस्वी राजयोग ज्ञान 
वि अ्रद्रश्मिकरालपुर्णपरिधिनंक्ष त्रसम्पालक- 
स्हुङ्गांशो समव स्थितँश्च सकल: प्रोद्ठीक्षितों व्योसगे: । 
कुर्यादुभूमिर्पात यरास्यचरितं हस्त्यशवसंन्यं जगत्‌ 
योथ्व्याच्छेषफणीन्द्रतुल्यमखिलोदीभारखिन्न: इवसन्‌ ॥५६॥. 
यदि कुण्डली में किरणों से परिपूर्ण परिधि धारण करने वाला नक्षत्रों का पालक चन्द्र _ 


अपने उचांश (रा० १। अं० ३) में स्थित समरत ग्रहों से प्ट हो तो जातक--यशस्वी,' _ 
हाथी, घोड़ा, सेना से युक्त संसार का राजा होता है, जो कि इवास लेती हुई भूमि अपने 
भार (वजन) से दुःखी की शेषराज तुल्य रक्षा करता है, अर्थात्‌ समस्त भूमि का पालकः | 
होता है ॥ ५६॥ 
अधिक हाथी युक्त राजयोग झा 
सुधामृणाळोपमदिस्वशोभितः शशो नवांशो नछिनीप्रियस्य । 
यदि क्षितीशो बहुहस्तिपूर्णः शुभाश्च केग्द्रेजु न पापयक्ता: । ५७॥ j 
यदि कुण्डली में सफेद कमळ के समान शोभित चन्द्रमा सूयं के नवांश में हो तथा 
पापग्रहों से रहित शुभग्रह केन्द्र में हों तो जातक--अधिक हाथी वाळा राजा होत? 
-है॥ ५७॥ 
स्वकीति से दिशाओं का शुक्र कर्ता राजयोग ज्ञान 
शशिबुधरुधिराङ्गंः स्वाशकस्थैने नीचे- 
व्ययगृहसहजस्थेर्लापि सूर्यप्रवि्ट: । 
तनयभवनसंस्थेर्नाचि सुर्यप्रविष्टी : 
भवति मनुजनाथः कोतिशुदरीङृताशाः ॥_५८ ॥॥ 


परचत्रिश अध्याय ३४१ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा-बुध-भौम अपने-अपने नवांश में स्थित होकर द्वादश व 
“तृतीय भाव में हों तथा नीच राशि में व सूर्य के साथ अस्त न हों और पश्चम भाव 
में गुरु चन्द्रमा से युक्त हो तो जातक--अपनी कीति से दिशाओं को शुभ्र करने वाला 
“राजा होता है । अर्थात्‌ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध राजा होता है ॥ ५८ ॥ 

शत्रुजता राजयोग ज्ञान 
गेचारिवर्गरहितविह॒ग खिभिस्तु 
स्वांशोपगंबंलयुतते: शुभदष्टिदष्टेः । 
गोक्षीरशङ्खधवलो सृगलाञ्छनश्च 
स्याद्यस्य जन्लनि स भूनिपर्तिजतारिः ॥ ५६ ॥। 

जिसकी कुण्डली में कोई भी तीन ग्रह नीच व शत्रु वर्ग के अतिरिक्त अपने नवांश 
में बली व झुभग्रहों से दृष्ट हों तथा गाय के दूध के व शङ्घ के समान शुभ्र चन्द्रमा हो 
तो जातक--शत्रुओं को पराजित करने वाला राजा होता है ॥ ५६ ॥ 

| सार्वभोन राजयोग ज्ञान 
कुमुदगहनवन्धुं श्रे्मंशं पन्नं 
यदि बलतमुपेतः पयति व्योसचारी । 
उदयमवनसंस्थः पापसंज्ञो न चेवं 
अवति सनुजनाथ: सावंभोमः सुदेहः ॥ ६०॥ 

यदि कुण्डली में चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में बळी किसी ग्रह से दृष्ट हो तथा लग्न 
में पापग्रह का अभाव हो तो जातक-बुन्दर देहधारी सार्वभौम राजा होता है ॥६०॥ 

अधिक हाथी मुक्त राजयोग ज्ञान 

जछङ्चरराशिनवांशक इन्दो तनुभवने शुभदः स्वकवगं । 

अशुभकरः खलु कण्टकहीनो भवति नृपो बहुवारणनाथः ॥ ६१॥ 

यदि कुण्डली में जलचर राशिस्थ नवांश में चन्द्रमा हो व अपने वर्ग में लग्नस्थ 
शुभग्रह हो और पाप ग्रहों से हीन केन्द्रस्थान हो तो जातक--अधिक हाथियों का 
स्वामी राजा होता है ॥ ६१ ॥ 

अपूर्व यशस्वी राजयोग ज्ञान 
वर्गोत्तमे हिमकरः सकल: स्यितोंऽशो 
कुर्यान्महीपतिमपूवंयशोभिरामस्‌ । 
यस्याश्ववृन्दखुर यात रजोसिभूतो 
भानुः प्रभातशशिनोऽनुकरोति रूपस्‌ ॥ ६२॥ 
` यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो तो जातक--अपूर्व यश 
से शोभित राजा होता है । जिसके घोड़ा समुदाय के पाद आघात से उत्पन्न घूलि सूर्य 
को आच्छादित करके प्रातःकालीन चन्द्रमा के स्वरूप समान कर देती है ॥ ६२ ॥ .' 


३४२ सारावलो 


सर्वंग्रहक्कते योगे चक्रवर्तोश्वरो *वेत्‌ । 
एकंकेन तथा जाता मण्डलानामधीश्चरा: ।। ६३ ॥ 


यदि कुण्डली में सब ग्रह राजयोग कारक हों तो जातक चक्रवर्ती राजा होता है।' 


एक ग्रह राजयोग कारक हो तो कमीश्नरी का राजा होता है॥ ६३ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
एकोऽपि विहगः फुर्यात्पश्चसांशागतो नृपस्‌ । 
समस्तबलसम्पञ्चश्वक्रबतिनमेव च॥ ६४॥ 
यदि कोई भी ग्रह कुण्डली में अपने पश्चमांश में स्थित हो तो जातक राजा होता 
है । यदि पूर्ण बल से युक्त हो तो चक्रवर्ती राजा होता है ॥ ६४ ॥ 
यदि पद्यति चन्द्रमसं विद्ुधगुरुवू बभसंस्थितं! प्रसवे । 
अवति पृथिवोसुदग्रां स्फुरन्मणिद्योतितदिगन्तास्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदि कुण्डली में वृष राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से प्ट हो तो जातक--शोभित मणि 
की कान्ति के समान दिशाओ को शोभित करने वाला समस्त पृथ्वी का पालक राजाः 
होता है ॥ ६५॥ 
निषाद कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
कुर्यात्क त्रिकोणे वा स्वराशिस्थो विलोकयन्‌ । 
ग्रहस्तुषारकिरणं निवादमपि पार्थिस्‌ ॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में वा मूल त्रिकोण में अथवा 
अपनी राशि में स्थित होकर चन्द्रमा को देखता हो तो नीच कुलोत्पन्न जातक राजा 
होता है ॥ ६६ ॥। 
महाराज योग ज्ञान 
स्वग्रृहे तृतीयभागे शशी स्थितः पा्थियं यदा कुरुते । 
परिपुर्णबळः शुभदो यदि प्रसूतो महाराजम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा अपने द्रेष्काण में हो तो जातक राजा तथा इसी योग में 
यदि पुणंबली शुभग्रह हो तो महाराजा अर्थात्‌ बडा राजा होता है॥ ६७॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
स्वांहो दिवाकरो यस्य स्वक्षेत्रे च क्षपाकरः । 
स राजा गजदानौघदीकरोक्षि्भूतलः ॥ ६८ ॥ 


जिसकी कुण्डली में सूर्य अपने नवांश में व चन्द्रमा ककं में हो तो जातक-- | 


हाथियों के मतदान के कणों से सिक्त पृथ्वी का राजा होता है ॥ ६८॥ 
ग्रामीण राजयोग ज्ञान 
लग्ने रविरपुत्रसंगुते देवेज्ये$स्तः गते नवोदिते । 
दृष्टेञयुरराजमन्त्रिया ग्रालीणो  नृपतिभंवेदिह ॥ ६६ ॥ 


१. संस्थितः । २ सितयुक्तो । २ गृहेण चोदिते । 


कर. sms 


पर््चत्रिश अध्याय ३४३ 


यदि कुण्डली में लग्न में शनि व सप्तमभाव में नवोदित गुरु हो और शनि व गुरु ' 
शुक्र से दृष्ट हों तो गाँव में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ६६॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
उदयेऽसुरमन्त्रिवरो गुरुभे गुरुदृष्टिपथं च गतः । 
कुरुते नियतं सनृपं यदि तुङ्कगतश्च बुधः॥ ७०॥ 
शुक्रमास्करेन्ददो "भावमेकमाश्चिताः । 
जोवद्ष्टमात्रकाः स्यात्तथा महोपतिः ॥ ७१॥ 
यदि कुण्डली में गुरु की राशि में शुक्र लग्न में गुरु से दृष्ट हो व बुध उच्च राशि 
में स्थित हो तो जातक अवश्य राजा होता है ॥ ७० ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र-सूर्य-चन्द्रमा एक ही भाव में केवल गुरु से दृष्ट हों तो जातक 
राजा होता है ॥ ७१ ॥ 
अधिक यशस्वी राजयोग ज्ञान 
लग्नगा: सितशशाङ्कजमोमाः सक्षमे राशिनि वाक्पतियुक्ते । 
तिग्सरश्मितनयेन च दृष्ट जायते पृथुयशाः पृथिवीशः ॥ ७२॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में शुक्र-चन्द्रमा-भौम हों तथा गुरु से युक्त चन्द्रमा सप्तम में 
शनि से हृष्ट हो तो जातक--अधिक यश वाला राजा होता है ॥ ७२॥ 
नीच कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
विविधगुरुर्यदि भौमनवांशे रधिरनिरीक्षितपुणंबलश्च । 
जनयति कुत्सितजन्ममहीपं क्रियपरिसंस्यितकर्मगतोऽक्ः ॥ ७३॥ 
तृतीयगाःशुक्करादाङ्कभास्कराः कुजोऽस्तसंस्थो नवमे वृहस्पति: । 
गणोत्तमो लग्नगृहांशकोदगसो यदा तदा हीनकुळो महीपतिः ॥ ७४॥ 
यदि कुण्डली में गुरु, भौम के नवांश में स्थित, पूर्ण बलवान्‌ व भौम से दृष्ट व 
दशमभाव में मेष का सूर्य हो तो जातक नीचकुळ में उत्पन्न होने पर भी राजा 
होता है ॥ ७३ ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र-चन्द्रमा-सूर्य तृतीय भाव में हों व सप्तम में भौम, नवमभाव 
में गुरु व लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक--नीचकुल में पैदा होने पर भी 
राजा होता है ॥ ७४ ॥ 
देव तुल्य राजयोग ज्ञान 
जीवो बुधो भृगुसुतोऽय निद्याकरो वा 
धर्म विशुद्धतनवः स्फुटरडिमजालाः । 
मित्रनिरीक्षितयुता यदि सुतिकाले 
कुवन्ति देवसदृशं नृपति महान्तम्‌ ॥ ७५॥ 


१ भाग । 


३४४ सारावली 


यदि कुण्डली में स्पष्ट किरणों के समूह से युत शुद्ध शरीर धारी गुरु वा बुध वा 
शुक्र वा चन्द्रमा वा ये चारों ग्रह नवमभाव में अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट व युत हों तो 
जातक देवता के समान बड़ा राजा होता है ॥ ७५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञात 
तपोगृहं यस्य भवेत्तदुच्चकं ग्रहेण तेनाथ युतं निरीक्षितम्‌ । 
ग्रहढयं स्वोच्चगतं यदा भवेत्तदा कुटुम्बी नियतं महीपति: ॥ ७६॥ 
.. यदि कुण्डली में जिस ग्रह की उच्च राशि नवम भाव में हो वह ग्रह भी नवम 
में हो अथवा नवम राशि में अपने उच्च ग्रह से दृष्ट हो तथा अन्य दो ग्रह उच्च 
राशि में हों तो जातक कुटुम्व ( परिवार ) से युत अवश्य राजा होता है ॥ ७६॥ 
। नीच कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
सुतभवने १शशिदेवनमस्यो भवनपतिश्रसमीक्षितदेहौ । 
भूगुतनयो यदि मीनसमेतो भवति नुपः खलु कुत्सितवंश: ॥ ७७॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में चन्द्रमा व गुरु पञ्चमेश से दृष्ट हों तथा मीन 
राशि में शुक्र हो तो नीचक्रुलोत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ७७॥ 
लक्ष्मीयुत राजयोग ज्ञाय 
चन्द्रख्रिपुष्करस्थः स्वोच्चे वचसां पति: सलक्भोकूस । . 
उत्पादयति ३स्वामिनमुत्तमपात्रं ससग्रभुवः ॥ ७८॥ 


यदि कुण्डली में तृतीय या दशम भाव में चन्द्रमा हो तथा अपनी उच्च राशि 
कर्के में गुरु हो तो जातक- लक्ष्मी से युत समस्त भुमि का उत्तम वा उच्च मन का 
राजा होता है ॥ ७८॥ 
असिद्ध राजयोग ज्ञान 
केन्रस्वोच्चमुपेत: चुरसन्त्री ददामगो यदा शद्रः । 
नूनं स भवति पुरुषः ससस्तपृथ्वीश्वरः स्यात: ॥ ७९ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न वा चतुर्थ वा सप्तम वा दशम भावस्थ गुरु उच्च राशि में 
-हो तथा शुक्र दशम भाव में हो तो जातक अवश्य समस्त पृथ्वी का प्रसिद्ध राजा 
होता है ॥ ७३॥ 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
स्वक्षें शशी विपुरशिमिशिलाकळापाः 
स्वांरो स्थिता बुधक्षृहस्पतिदानवेज्या: । 
पाताळगा दिनकरेण निरीक्षिताश्च 
संसुचयन्ति नृपति “हिजमुख्यजातस्‌ ॥ ८०॥ 


१ यदि देवनमस्यो । २ देहः । ३ न्ततमनसं । ४ शनिः, यदा 1 ५ नृप । 


पःच्त्रिंश अध्याय ३४५ 


“यदि कुण्डली में अपनी राशि में परिपूर्ण चन्द्रमा वा शनि हो तथा चतुर्थ भाव 
में अपने-अपने नवांशों में स्थित बुध-गुरु-शुक्र, सूर्य से दृष्ट हों तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न 
` जातक राजा होता है ॥ ८०॥ 

गाय पालक राजयोग ज्ञान 

रविनंभस्थ: स्वत्रिकोणगोऽपि वा स्वराशिसंस्थाः सितजीवचन्द्राः । 

तृतीयषष्ठाययताइच उन्हात्कुवन्ति गोपालसिह क्षितीशम्‌ ॥ ८१॥ 

यदि कुण्डली में चन्द्रमा से अपनी दशमस्थ मूलत्रिकोण राशि में सूर्य हो अथवा 

तृतीय, पछ, एकादश भावों में अपनी-अपनी राशि में शुक्र-गुरु-चन्द्रमा हों तो जातक 
गायों का पालन करने वाला राजा होता है ॥ ८१ ॥ 


सकलनूप पालक उत्तम राजयोग ज्ञान 
सप्तमभवने सौम्या मसित्रांशगताः सुहृद्धिरिह दष्टाः । 
उच्चे कुजो यदि नृपः समस्तनृपपालकः श्रेष्ठः ॥ ८२॥ 
यदि कुण्डली में अपने मित्र के नवांश में शुभग्रह सप्तमभाव में हों तथा अपने 
मित्र ग्रहों से दृष्ट हों व उच्चरारि में भोम हो तो जातक समस्त राजाओं का पालन 
करने वाला उत्तम राजा होता है ॥ ८२॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
रविशशिबुधशुक्रैवर्योस्ति) सित्रांशकस्थ- 
नं च रिपुभवनस्येर्नाप्यह्द्येनं नोचे: । 
स तपसि भृगुपुत्रे भूपतिः स्यात्प्रयाणे 
गजमदजळतेक्लीयते यस्य रेणुः ॥ ८३॥ 
यदि कुण्डली में अपने-अपने मित्र ग्रहों के नवांश में सूर्ये-चन्द्रमा-त्रुध शुक्र, दशम 
भाव में हों तथा शत्रु के वर में व अस्त एवं नीच राशि में न हों और शुक्र नवम 
भाव में हो तो जातक राजा होता है । जिसके गमन में हाथियों के मदजल से सिक्त 
'शरूरि वन्द हो जाती है अर्थात्‌ भूमि आद्रे होकर धूरि उड़ना वन्द हो जाता है॥८३॥ 
यशस्वी राजयोग ज्ञान 
स्वोच्चे भानुः प्रकटितबलो व्योममध्ये सजीवः 
शुक्रों धर्म यदि बलयुतः स्वं नवांश प्रपन्नः । 
लग्ने बगे शभगगनगो राजपुत्रेण दृष्टः 
पृश्वीपालो घवटितजगत्स्यांत्सत: स्वैर्यंशोभिः ॥ ८४ ॥ 
यदि कुण्डली में बलवान्‌ उच्चराशिस्थ सूर्य दशमभाव में हो व वली शुक्र स्वनवांश- 
स्थ गुरु के साथ नवम भाव में हो एवं शुभ ग्रह का वर्गे लग्न में बुघ से दष्ट हो तो 
जातक-अपने शुभ्र यश से संसार को चमकाने वाला राजा होता है ॥ ८४॥ 


१ वक्त्रे: । विध्यते । ३ कुजयुतः । 


३४६ सारावलो 


अन्यजात राजयोग ज्ञान 


वृषे शशो ऊग्नगतः सुपुणः सितेन दृष्टो वणिजि स्थितेन । 
बुघोऽपि पाताळगतो यदि स्यात्तदान्यजातो भवति क्षितोशः ॥ ८५॥ 


यदि कुण्डली में बुष राझिस्थ-परिपूर्णं चन्द्रमा लग्न में, तुला राशिस्थ शुक्र से दृष्ट 

हो तथा चतुर्थ भाव में बुध हो तो जातक--अन्य से उत्पन्न राजा होता है ॥ ८५॥ 
कुत्सित राजयोग ज्ञान 

क्षमासुतः स्वोच्चमुपाश्मितो "यदा रवीन्दुवाचस्पतिभिर्निरीक्षितः । 

भवेन्नरेन्द्रो यदि कुत्सितस्तदा समस्तपृथ्चीपरिरक्षणे क्षमः ॥ ८६॥। 

यदि कुण्डली में अपनी उच्च (मकर) राशि में भौम, सूर्य-चन्द्रमा-गुरु से दष्ट हो तो 
जातक नीच राजा होता है, तव भी समस्त पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ होता है ॥८६॥ 

नीचकुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 

रजायतेऽभिजिति यः शुभकर्मा भूपतिर्भवति सोऽलुलूवीयंः। 

नीचवेइमकुलजोऽपि नरोऽस्मिन्‌ राजयोग इति न 3व्यपदेश: ॥ ८७ ॥ 

जो मनुष्य अभिजित नक्षत्र में उत्पन्न होता है वह शुभ कमं करने वाला अगणित 
बलशाली राजा होता है। इस योग में नीचकुलोत्पन्न मनुष्य भी राजा होता है, इसमें. 


सन्देह नहीं है ॥ ८७॥ 
शत्रुजेता राजयोग ज्ञान 
गण्डान्तऽविधिपरिघव्यतिपातजातस्ताराधिपः समुदये यदि कृत्तिकायाम्‌ । 
कडेत्कृपाणफरकाहितचण्डवेगप्रोत्यापिताहितशिरोगुलिकाभिरीशः ॥ ८८ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में कृत्तिका नक्षत्रस्थ चन्द्रमा हो तथा गण्डान्त, भद्रा वा वैधृति 
या परिघ या व्यतिपात में जन्म हो तो जातक राजा होता है । वह राजा शात्रुओं के 
वेग से उत्थापित अपने कृपाण के फलक ( धार ) से शत्रुओं के मस्तको की गोली 
बनाकर खेलता है अर्थात्‌ शत्रुओं का संहार करता है ॥ ८८ ॥ 
निराकुल राजयोग ज्ञान 
बुधोदये सप्तमगे बृहस्पती चन्द्रे कुलीरे सुखरादिगेऽमले । 
वियद्गते भार्गदनन्दने ग्रहे प्रशास्ति पृथ्वी मनुजो निराकुलः ॥ ८९ ॥ 


यदि कुण्डली में लग्न में बुध, सप्तमभाव पच 
में गुरु, चतुर्थ भाव में परिपूर्ण चन्द्रमा कर्के ३ १ 5004 
राशि में और दशमभाव में शक्र हो तो जातक चं 
निर्भय ( निश्चिन्त ) होकर भूमण्डल का Ded 
शासक ( राजा ) होता है॥ ८९॥ ४८ 
चक्क व समुद्र राजयोग ज्ञान 
एकान्तरगंदिहगैः षड्भिइचक्रं क्षितीदवरं कुर्यात्‌ । 
अत्रैव शुभे लग्ने सकलमहोपालको नूपतिः ॥ ६०॥ 


१. वली । २. जगति । ३. सव्यपदेशः । ४. वैधृतगुह । 


त डल 


पञ्चत्रिहा अध्याय ३४७- 


अयमेव समुद्राख्यो हो लग्ने यदि संस्थितो। 
करोति भूभुजां नाथं सोम्यैः फेन्द्रेषु संस्थितैः॥ ६१॥ 
यदि कुण्डली में एक-एक राशि के अन्तर से ६ राशियों में सब ग्रह हों तो चक्र योग 
होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा होता है। इसी ही योग में दो शुभ ग्रह लग्न 
में हों तो समस्त भूमि का पालन करने वाला राजा होता है। इसी पूर्वोक्त चक्र योगः 
में ही दो कोई ग्रह लग्न में हो तथा सव शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो समुद्र योग होता है ।: 
इसमें जातक राजाओं का राजा होता है ॥ ६०-८१ ॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
निरन्तरं यदि भवनेषु षट्सु 
ग्रहाः स्थिता उदयग्रहात्समस्ताः । 
स्वर्पाङ्क्तदन्नरपतिमेव कुसु - 
इचतुप्टयन्न रपतिसन्त्रिण च॥ &२॥ 


यदि कुण्डली में लग्न से लगातार ६ राशियों में सब ग्रह हों तो जातक अपनी- 
पंक्ति (राज पंक्ति) को देने वाला राजा होता है । यदि लग्न से लगातार चार राशियों 
में सव ग्रह हों तो जातक राजा का सचिव होता है ॥ ९२ ॥ 


अधिक सम्पत्तिवान्‌ राजयोग ज्ञान 
सुतसुखदुश्चिक्यगता यदि कर्मणि कीर्तयन्ति यवनाद्याः । 
वन्धुसुतार्थगजाढ्यो बहुभृत्यो जायते क्षितिपः ॥ ९३॥ 


यदि कुण्डली में पञ्चम, चतुर्थ, तृतीय व दशम भाव में सव ग्रह हों तो जातक-- 
बन्धु-पुत्र-धन-हाथी-अधिक नोकरों से युक्त राजा होता है, ऐसा यवनादि आचार्यों का. 
कथन है ॥ ९३॥ 


१ स करोति भुवो । 


"३४८ सारावलो 


नगर लासक राजयोग ज्ञान 
कर्मास्तजल्होरासु ग्रहाः सर्व प्रतिष्टिताः । 
कुर्वन्ति नगरं नाम यत्र स्यात्पृथिवीपतिः ॥ ९४ ॥ 


यदि कुण्डली में दशम, सप्तम, चतुर्थ व लग्न में समस्त ग्रह हों तो नगर नाम का 
“योग होता है । इसमें उत्पन्न मनुष्य राजा होता है ॥ ४ ॥ 
प्रशान्त राजयोग ज्ञान 
सुखतनुमदगाः शुभाः समग्राः कुजरविजास्िवर्मलाभर्सस्थाः । 
यदि भवति महीपतिः प्रशान्तो यवनपतिकृतो ह्यं महीपयोगः 1 ९५॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थ, लग्न, सप्तस भाव में सव शुभ ग्रह हों तथा भौम, सूर्य, 
शनि, तृतीय, नवम व एकादश भाव में हों तो जातक--शान्त चित्त वाला राजा 
होता है यह राज योग यवन स्वामी ने कहा है ॥ ६५॥ 
कलश संज्ञित राजयोग ज्ञान 
लाभधमंस्यिताः सौम्याः पापाः कर्मणि संस्थिताः । 
नृपतीनामयं योगो भवेत्कलदासंज्ञितः ॥ ६६ ॥ 


यदि कुण्डली में एकादश व नवम भाव में समस्त शुभ ग्रह हों तथा समस्त पापग्रह 
"दशम भाव में हों तो कलश नामक राज योग होता है ।। &६ ॥। 
पूर्ण कुम्भ नामक राजयोग ज्ञान 
त्रयो ग्रहा आाठसुतायसंस्थास्तथा शुभो हो रिपुसङ्गतो च। 
कळत्ररग्नं च गतो च शेषो नृपस्य योगः खलु पूर्णकुम्भः ॥ &७ ॥ 
यदि कुण्डली में तीन ग्रह तृतीय, पञ्चम, लाभ भाव में हों व दो शुभ ग्रह षष्ठ भाव 
“में, शेष दो ग्रह सप्तम भाव में हों तो यह पूर्ण कम्भ नामक राजयोग होता है ॥६७॥ 
सुबिस्तरं नोचकुलोळधूवा मया 
विचित्ररूपा: कथिताः क्षितीश्वरा: । 
अन्तःपरं पाथिववंशजस्सनां 
भवन्ति योगा मुनिभिः प्रकीतिताः ॥ ९८॥ 
अभी तक मैंने विस्तार ऐूर्वक नीचकूलोत्पन्न अनेक प्रकार के राजयोगों का वर्णन 
“किया है । अब आगे ऋषियों के कहे हुए राज वंशोत्पन्न राजयोगों का वर्णन करता 
हैं ॥ ९८॥ 
सब संसार से वन्दित राजयोग ज्ञान 
तिहोदये दिनकरो मुगलाञ्छनोञ्जे' कुम्भस्थितो रविसुतः स्वगृहे सुरेज्यः । 
स्वोच्चेऽपि भूमितनयः पृथिवीइवरस्य जन्मप्रदः सकळळोकनमस्कृस्तय ॥ 5९ ॥ 


१वा। 


1905 20 ६ NN 2 ASE FY SN FA FS ह कय प्या 


पर्डान्नन अध्याय ३४९ 


स्पष्टार्थं चक्र 
यदि कुण्डली में सिंहराशिस्थ लग्न में 2 द 
सूर्य, मेष राशि में चन्द्रमा, कुम्भ में दाति व ७ 


५ सूः | 
अपनी राशि में गुरु और उच्च ( मकर ) ८ oC 


राशि में भौम हो तो जातक--समस्त संसार | > ग. 
से वन्दित राजा होता है ॥ ६८ ॥ Mee 22 १२ 
बृ. जा. में कहा है--'लेख्यास्येऽकऽजेन्दी लग्ने भोमे स्वोच्चे कुम्भे मन्दे । 
चापप्राप्ते जीवं राज्ञः पुत्रं विन्द्यात्पृथ्वोनाथम्‌' (११ अ. १४ इलो.) ।९७॥ 
स्थिर लक्ष्मीवान्‌ राजयोग ज्ञान 
शुभे ठग्ने याते बळवति तथा धर्मराशिं करमेण 
*स्वँ: शेषेलंग्नं धनगृहनथ तरयायषट्कमं भश्च । 
महीपालः श्रीमान्भवति नियतं यस्य मातङ्कसुङ्काः 
प्रयागे मेघानां स्रु तमदजळंचन्तिमुत्पादयन्ति ॥ १०० ॥ 
यदि कुण्डली में बलवान्‌ एक शुभ ग्रह लग्न में हो तथा अन्य शुभ ग्रह नवम में, 
और अवरिष्ट ग्रह लग्न, द्वितीय, तृतीय, एकादश, पष्ठ व दशम भाव में हों तो जातक 
स्थिर लक्ष्मीवान्‌ राजा होता है । जिसके हाथी समुदाय के गमन में उनके कानों की 
मद जल वृष्टि से लोक में मेघ का श्रम उत्पन्न हो जाता है ॥ १०० ॥ 
बृ. जा. में कहा है--'सौम्ये वीर्ययृते तनुयुक्तो वीर्याढ्ये च शुभे शुभयाते । 
धर्मार्थोपचयेस्ववशेषेधर्मात्मा नृपजः पृथिवीशः? (११ अ. १६ इलो०) ।१००।- 
अधिक लक्ष्मीवान्‌ राजयोग ज्ञान 
२दनुजपगुरुवंन्धुस्थाने स्वनेशसगतो यदा 


तुहिनकिरणः सम्पूर्णाद्भस्तपः समवस्थित: । 
त्रितनुभवभभ्रासाः शेषा ग्रहा यदि भूपतिः 
भवति धृतिमास्फीतश्रीकस्तया: बहुवाहन: ॥ १०१ ॥ 


यदि कुण्डली में स्वराशिस्थ शुक्र चतुर्थ भाव में तथा परिपूर्ण चन्द्रमा नवम भाव 
में और अवशिष्ट ग्रह तृतीय, लग्न, एकादश भाव में हों तो जातक- धैर्यवान्‌ अधिक 
वाहन व लक्ष्मी से युक्त राजा होता हैं ॥ १०१ ॥ 
बृ. जा. में कहा है--'स्वक्षे शुक्रो पातालस्थे धर्मस्थाने प्राप्ते चन्द्रे । 
दुश्चिक्याङ्गप्राप्तिप्राप्तैः शेषैर्जातः स्वामी भूमेः (११ अ. १५३ळो०) ॥१०१॥ 
विशेष--यह योग कुम्भ लग्न व ककं लग्न में ही हो सकता है ॥ १०१ ॥ 
चन्द्रांशतुल्य यशस्वी राजयोग ज्ञान 
स्वोच्चोदये कृतपदः कुमुदस्य बन्धुजीवोष्येंगो वणिजि दानदपूजितश्च । 
उकन्याजसिहगृहगा बुधभोमस्‌र्याश्चद्धांशुनिरमल्यशा भवति क्षितीशः ॥ १०२ ॥ 


१ शुभ । २ सुरपतिगुरु, ३ शोषाश्च मत्स्युगले यदि चेङ्भहे्द्राः । 


-३५० सारावलो 


स्पष्टार्थं चक्र 
यदि कुण्डली में वृष लग्न में चन्द्रमा, र 
“धन भाव ( मिथुन ) में गुरु और तुला राशि DS 7 258 
में शुक्र, कन्या में बुध, मेप में भौम व सिंह र ९१ १२ 
“राशि में सूर्य, पाठान्तर से शेष ग्रह मीन राशि सु. ५ > २ 
में हों तो जातक--चन्द्रमा की किरणों के De लता ५ 
-समान ( दोषः हीन ) यश वाला राजा होता ६ < De ० 
-है॥ १०२॥ De द 


वृ. जा. में इसके कुछ विपरीत कहा है--'वृषोदये मू्तिधनारिलाभगैः शशाङ्क- 
-जीवार्कंसुतापरैन्‌ प: (११ अ. १७ इलो.) ॥१०२॥ 
विशेष--वृहज्जातक में षष्ठ भाव में शनि की सत्ता मानी है। इस ग्रन्थ में शुक्र की 
“स्थिति का वर्णन है ॥ १०२ ॥ 
अपने गुणों से विख्यात राजयोग ज्ञान 
'नक्षत्रनाथसहतः सविता नभःस्यः सौरिदिरग्नभवने हिबुके सुरेज्यः । 
-देवारिपुज्यब्रुषभूमिसुतँः सलाभः ख्यातो महीपतिरिह स्वगुर्ण॑नंरः स्यात्‌ ॥१०३॥ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ सूर्य 
-दशम भाव में हो तथा लग्न में शनि व चतुर्थे 
में गुरु एवं एकादश भाव में शुक्र, बुध, भौम 
हों तो जातक-अपने गुणों से प्रसिद्ध राजा 
होता है ॥ १०३ ॥ 

वृ. जा. में कहा है--सुखे गुरी 
खे शशितीक्ष्णदीधितौ यमोदये 
*लाभगन्तेतृ पो$परे:' (११ अ. १७ इलो.) ॥१०३॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
घृगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने वृहस्पतिः । 
करोत्यवइ्यं नृपति मत्तेभपरिवारितम्‌ ॥ १०४॥ 
यदि कुण्डली में मकर राशि को छोड़कर लग्न में गुरु हो तो जातक--राजकुल 
में पैदा होने पर मतवाछे हाथियों से युक्त राजा व अन्यकुलों में जायमान धनवानु 
होता है ॥ १०४॥ 


अधिक यशस्वी राजयोग ज्ञान 


लग्ने भोमो रविजप्तहितस्तोक्षणरश्मि: खमध्ये 
वाचां स्वामी मदतगृहगो भागंवो धर्मसंस्थः । 


पचात्रिश अध्याय ३५१ 
आये हेम्नः शिशिरकिरणो बन्धुराशि प्रपन्नो 
यद्येवं स्याद्विपुःलयशसो जन्मभूपालकस्य ॥ १०५ ॥ 
स्पष्टार्थ चक्र 


दि 2. | 


यदि कुण्डली में शनि के साथ भोम लग्न 
में हो, सूये दशम भाव में, गुरु सप्तम भाव में, 
शुक्र नवम भाव में, बुध एकादश भाव में भौर 
चन्द्रमा चतुर्थ भाव में हो तो जातक राजवंश 


सु डु 
~= nS 
में पैदा होने पर अधिक यशवाला राजा व Doe र 
अन्य कुल में उत्पन्न धनी होता है ॥१०५॥ 


वृ. जा. में कहा हैं-'वक्रासिती शशिसुरेज्यसिताकंसौम्या होरासुखास्तशुभ- 
'खास्तिगताः प्रजेशम्‌’ (११ अ. १८ इलो.) ॥ १०५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
न्यूनोऽपि २कुमुदबन्धुः स्वोच्चस्यः3 पाथिवं करोति नरम्‌ । 
कि पुनरखण्डमण्डलकरनिकरध्रकटितदिगन्तः ॥ १०६॥ 
यदि कुण्डली में क्षीण भी चन्द्रमा उच्च राशि में हो तो जातक को राजा बना 
देता है । यदि परिपूर्ण चन्द्रमा उच्चस्थ हो तो कहना ही क्या है ॥ १०६॥ 


पराक्नम धन वाहन से युक्त राजयोग ज्ञान 
लग्नं विहाय केन्द्रे सकलदळापूरितो निशानाथः । 
विदधाति सहीपाळं ४विक्रमधनवाहनोपेतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा लग्न को छोड़कर अन्य केन्द्रों ( ४।७।१० ) में 
हो तो राजकुलोत्पन्न जातक--पराक्रम-धन-सवारी से युत राजा व अन्यवंशोत्पन्न 
धनी होता है ॥ १०७ ॥ 


सर्पराज के तुल्य प्रतापी राजयोग ज्ञान 
यदि पश्यति दानवाचितं वचसामधिपस्तदा भवेत्‌ । 
नपतिबेहुनागनायको भुजगेन्द्र इव प्रतापवान्‌ ॥ १०८ ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सर्पेराज के समान प्रतापी व 
अधिक नागों ( सपों ) का राजा होता है ॥ १०८ ॥ 
राजराजेश्वर राजयोग ज्ञान 
दिवोकसां पतेसंन्त्री कुर्यात्पइयन्ब॒धं “नरस्‌ । 
शिरोभिः शासन तस्य धारयन्ति न्‌पाः सदा॥ १०६ ॥ 


१ विमल । २ क्षीगोऽपि । ३ स्वोच्चगत: । ४ वारणो । ५ यदा । 


३५२ सारावलो 


यदि कुण्डली में बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है । उसके शासनः 
( आदेश ) को राजा लोग मस्तक पर धारण करते हैं ॥ १०४६ ॥ 
शत्रुजित राजयोग ज्ञान 
लग्नाधिपति: स्वोच्चे पद्यन्मृगलाञ्छनं नृपं कुरुते । 
बहुगजतुरगबलोघे: क्षपितविपक्षै सहाविभवसु ।! ११० ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा, उच्चस्थ लग्न स्वामी से दृष्ट हो तो जातक राजा होता 
है । वह राजा अधिक हाथी, घोड़ाओं के बलों से सम्पत्ति शाली शत्रुओं को पराजित 
करने वाला राजा होता है ॥ ११० ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञात 
इन्रः स्वोच्चे पश्यन्करोति बुधभागंवी नरं नृपतिम्‌ । ` 
प्रणतारिपक्षमुच्छ्तियशसं सोभाग्यदन्तं च ॥ १११॥ 
यदि कुण्डली में बुध व शुक्र, उच्चस्थ चन्द्रमा से दष्ट हों तो जातक--छत्रुओं को 
जीतने वाला, अधिक यशस्वी व सौभाग्यवानु राजा होता है ॥ १११॥ 
लक्ष्मीपति राजयोग ज्ञान 
अधिमित्रांदागश्चन्द्रो दृ दानदमन्त्रिणा । 
अनिशं कुरुते रक्ष्मीस्वामिनं भुर्पात नरु ॥ ११२॥ 
यदि कुण्डली में अधिमित्र ग्रहनवांदास्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--- 
निरन्तर लक्ष्मी का पति राजा होता है ॥ ११२॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
स्वांशेऽधिमित्रभागे वा गुरुणा यदि दृशयते । 
शशी महीपति कुर्याहिदसे नात्र संशयः॥ ११३॥ 
यदि कुण्डली में जातक का जन्म दिन में हो व चन्द्रमा अपने नवांश में वा 
अधिमित्र के नवांश में रिथत होकर गुरु से दुष्ट हो तो जातक राजा होता है।११३॥ 
ब्राह्मण कुल सें राजयोग ज्ञान 
जन्माधिपतिः केन्द्रे ळपरिपूर्णः करोति परिसद्धिम्‌ । 
ग्राह्मणकुलेऽपि नृपति कि पुनरवनीशसंभूतलू ॥ ११४॥ 
यदि कुण्डली में बलवान्‌ जन्म राशीश केन्द्र में हो तो जातक ब्राह्मण कुल में भी 
उत्पन्न होकर अधिक सम्पत्तिशाली राजा होता है, फिर राजवंशोत्पन्न की बात ही 
क्या है ॥ ११४॥ 
अंग देशाधिप योग ज्ञान 
रविरप्यधिसित्रस्थो यदि चन्द्रसमीक्षितः । 
अङ्कदेशाधिपं कुर्याद्वर्मार्थसहितं नृपस्‌ ॥ ११५ ॥ 


१ गुरुभार्गवौ । 


२३ पर्थ्चात्रदा अध्याय ३५३ 


यदि कुण्डली में अधिमित्र राशिस्थ सूर्य, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--धर्म व 
धन से युक्त अंग ( उड़ीसा ) देश का राजा होदा है ॥ ११५ ॥ 
सगधाधिप योग ज्ञान 
उच्चस्थः शशितनयः कुमुदाकरवन्धुना च "समधिगतः । 
जनयति मगधघाधिपति गजमदगन्धेन वासितबिंगन्तमु ॥ ११६ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ वुध उच्चराशि में हो तो जातक- हाथियो के 
मदजल गन्ध से दिशाओं को व्याप्त करने वाला मगध देश का राजा होता है ॥११६॥ 
शत्रदसन राजयोग झाल 
प्रबानबलसंयुक्त सम्पूर्ण शाशलाञ्छनः । 
एञ्गोऽपि कुरते जातं ६नराबिपर्मारदसभ्‌ ॥ ११७॥ 
यदि कुण्डली में एक भी सम्पूर्णं ( पूणिमा ) चन्द्रमा प्रधान वल से युक्त अर्थात्‌ 
उच्चस्थ होकर स्थित हो तो जातक शत्रुओं का विनाश करने वाला राजा होता है 1११७ 
गोप कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
केन्द्रे विलग्ननाथः श्रेष्ठछों सानवाधिपं कुझ्ते। 
योपारुकुलेऽपि नरं कि पुनरवनीश्वराणां च ॥ ११८॥ 
यदि कुण्डली में उत्तम ( उच्च ) वळस्थ लग्नेश केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो 
जातक गोपकुल मे भी जन्म लेकर राजा होता है, फिर राजकुळोत्पन्न की बात ही 
क्या है ॥ ११८॥ 
समस्त भूनण्डल का स्वासी राजयोग ज्ञान 
कदटसंस्थः  केल्हे व्रृहस्पतिर्दशसधासगः शशिनः । 
चतुरुदध्चिमेललायाः स्वामी भूमेभंदति जातः ॥ ११६९ ॥ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम केन्द्र में कर्कस्थ गुरु हो तो जातक--चारो ओर 
समुद्र से बॅधी हुई भूमि का राजा होता है ॥ ११६ ॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
सहर्ररडिसः सह शशिना संस्थिदः करोतीशाम्‌ । 
रकर्णाटकान्भरद्रविडाचां चोल्कस्यापि ॥ १२०॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ उच्चस्थ सूर्य हो तो जातक- केरल-कर्णाटक- 
आन्ध्न, द्रविण देशों का तथा चोळ प्रदेश का भी राजा होता है ॥ १२० ॥ 
वाश्यीर के राजा का राजयोग ज्ञान 
उच्चस्थाखदशागुरःः फेरदवनबन्धुसङ्गञ्नं प्राप्त: । 
काइमीरमण्डळभुचां करोति पुरषाधिपभवइयम्‌ ॥ १२१ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ उच्चस्थ गुरु हो तो जातक काइमीर मण्डल 
की भूमि का अवश्य राजा होता है॥ १२१॥ 


६ सहितः । २ मृ गगतश्च । 


३५४ खारादळी 


अन्य राजयोग ज्ञात 
तुङ्कायस्वगृहोदयकण्टकनचमेषु यस्य शुक्रगुरू । 
सोच्वइयै भवति नरो राजांद*समुऱ्धूवो नृपतिः ॥ १२२॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र व गुरु उच्च राशिस्थ होकर एकादश “धन' लग्न, चतुर्थ, 
सप्तम, दशम या नवम भाव में हों तो जातक--राजकुलों में उत्पन्न होने पर अवश्य 
राजा होता है॥ १२२॥ 
अन्य राजयोग झान 
दिवस्थानकालादिवलेरुदारा: शुभा: पुनः केन्द्रमुपागताश्च । 
कुर्वन्ति पापैरविसिश्चचारा: पृथ्वीझुजं त्रित्रभु तिग्रहेन्दा: ॥ १२३ ॥ 
यदि कुण्डली में तीन या चार शुभग्रह दिक्‌-स्थान-काल आदि वलों से युत होकर 
केन्द्र में स्थित हों तथा पापग्रहों से अयुक्ता हों तो जातक राजा होता है ॥ १२३ ॥ 
तीन ओर समुद्र से वेष्टित भूमि का राजयोग ज्ञान 
रवेद्वितीये बुधजोवभार्गवा न चाशुभैढ्‌ छयुता न? वाकंगाः । 
स्फुरत्करौ घस्छुटपिज्चि रीक्कता नर प्रकुर्यस्िसमुद्रपालकस्‌ ।। १२४ ॥ 
यदि कुण्डली में शोभित किरण समुदाय से स्फुट विम्ब वाले बुध-गुरु-शुक्र, सूर्ये 
से द्वितीय राशि में पापग्रहों से अदृष्ट व पृथक्‌ एवं अस्त न हों तो जातक--तीन ओर 
समुद्र से वेष्टित भूमि का राजा होता है ॥ १२४ ॥ 
प्रसिद्ध कोतिसान्‌ राजयोग ज्ञान 
छुन्दाब्जकाशधवल: परिपुणनाति- 
जन्माधिपेन उबलिना शुभदेन दृष्ट:1॥ 
खीमानभद्भनिपुर्ण दयितं क्षपाया: 
प्रस्यातकीतिसुनयं कुर्ते नरेन्द्रम्‌ ॥ १२५ ॥ 
यदि कुण्डली में कुन्द व शुभ्र कमल के समान सफेद परिपूर्ण चन्द्र, जन्मराशीश 
एवं बलवान्‌ शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियो के मानभंग करने में चतुर, प्रख्यात 
( प्रसिद्ध ) कीतिमानु व सुन्दर नीति वाळा राजा होता है ॥ १२५॥ 
शत्रुजित राजयोग ज्ञान 
देवमन्त्री कुटुभ्बस्यो भागवेण समन्वितः । 
जनबेद्वसुधापाळं निर्जितारातिमण्डल्घ्‌ ॥ १२६॥ 
यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में शुक्र से युत गुरु हो तो जातक- शत्रु को 
जीतने वाला राजा होता है॥ १२६॥ 
कारकयोगे जाता भवन्ति पृथ्वीभुजो नरास्तेषाम्‌ । 
गजतुरगपत्तिविचलितर*जोवितानं भवेद्गगनम्‌ ॥ १२७॥ 


१. राजांग । २ चारकं । ३ कविना । ४ पांशु । 


पच्चत्रिश अध्याय ३५५ 


पुर्वेकथित कारक योगों में जन्म लेने वाले राजवंशोत्पन्न राजा होते हैं। जिनकी 
हाथी घोड़ों की सेना के चलने पर आकाश धूलि से आच्छादित हो जाता है ॥१२७॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 


कुजे विल्ग्ने तरणेश्र्ब नन्दने 
रसातले शुक्रवृहस्पतीन्दुजा: । 
सृगोदये मन्दनवांराक स्थिते 
रसातलेशो भवतीह पाथिः ॥ १२८ ॥ 


यदि कुण्डली में लग्न में भौम व शनि हू, व चतुर्थ भाव में शुक्र, गुरु, बुध हों 
सो जातक राजा होता है । वा शनि नवांशस्थ मकर लग्न में चतुर्थेश हो तो भी राजा 
होता है ॥ १२८॥ 


स्पष्टाथं चक्र स्पष्टाथ चक्र 
[ की वाण 
| ह ग 
` मेन्श | 
> ७ } 


दोपाविय 
स्वोच्चे गुरुस्तनुगतः स्वगृहे शशाङ्कः 
शुको झषे परमधुच्चमितोऽसितश्च । 
सेषे तथेब भगवान्सबिता कुजश्च) 
द्वीपाधीपो यदि भवेन्नुपतिः प्रजातः ॥ १२६ ॥ 
स्पष्टार्थ चक्र 


यदि कुण्डली में कर्के लग्नस्थ गुरु, चन्द्रमा | a] 
से युत्त हो व मीन राशि में शुक्र, परमोच्च | > SR छः 
( रा० अ० ६।२० ) में शनि, मेप राशि में 127७ क्र 077 
सूर्य भीम हों तो जातक एक द्वीप का राजा | 
होता है ॥ १२९ ॥ 


१ च स्वर्गापो, च वर्गाधिपो । 


३५६ सारावलो 


अन्य राजयोग ज्ञान 
शक्रेड्य: ससितः शुचिस्तिमियुगे स्वोच्चे च पूर्णः शशी 
इएस्तीव्रवि'रोचनेन दिनङ्कन्मेषें यदासो नृपः । 
सेनायाश्चएनेन रेणुपटलेर्यस्य प्रनष्टो रवा- 
वस्तञ्रान्तिसमाकुला कमलिनी सङ्गोचमागच्छति ॥ १३०॥ 


यदि कुण्डली में पवित्रात्मा गुरु, शुक्र के साथ मीन में हो व परिपूर्ण चन्द्रमा 
अपनी उच्च ( वृष ) राशि में हो एवं मेषस्थ सूर्य पापग्रह से दृष्ट हो तो जातव-- राजा 


होता है। जिसकी सेना के चलने से धूरि उड़कर सूर्य के प्रकाश को नष्ट कर देती 
है । इसलिए सूर्यास्त भ्रम से व्याकूल होकर कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती | 
अर्थात्‌ खिली हुई भ्रम से वन्द हो जाती है ॥ १३० ॥ 
दिभवनाधिप राजयोग ज्ञान 
कूरेनीचे रिपुभवनगैः पघ्डुश्िब्दगै 
सौम्यैः स्वोच्चं परखुएगरतचिर्मछै: केन्द्रगैश्च । 
आज्ञां याते शिशिरकिरणे ककटस्थे निशाया- 
सेकच्छत्रं त्रिभुवनमिदं यस्य स क्षत्रियेश: ॥ १३१॥ 
जिसकी कुण्डली में समस्त पाप ग्रह नीचराशि में स्थित होकर शत्रु के घर में 


षष्ठ व तृतीय भाव में हों तथा निर्मळ शुभग्रह अपने-अपने परमोच्चांश में स्थित 
होकर केन्द्र में हों व चन्द्रमा ककं राशिस्थ दशमभाव में हो और रात्रि का जन्म हो 


तो जातक--एक छत्र त्रिभुवन का राजा होता है॥ १३१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
होरालेखामुपेत: स्फुटकरनिकरे:. पुरिताङ्ग: सुरेज्य- 
श्रन्द्रः शुवलाघंदेहो भवभवनगत: स्वेन पुत्रेण दृष्ट: । 
चन्दराऱ्द्वानुद्वितोये' यदि भवति तदा नेव दृष्टः कुजेन 
प्रायो जायेत शभूभू दुबहुगजतु रगक्षुण्णभपृष्टपीठ: ॥ १३२॥ 
यदि कुण्डली में स्पष्ट किरण समूहों से परिपूर्ण गुरु लग्न में व अद्धे शुवरू देहधारी 
चन्द्रमा एकादश भाव में वुध से दृष्ट हो तथा चन्द्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य, भौम की 
दृष्टि से रहित हो तो जातक--प्राय: अधिक हाथी घोड़ों से युत भूमि का राजा होतः 
है ॥ १३२॥ 
शत्रुजित राजयोग ज्ञान 
रविशशिकुजैसंघे लऊग्ते.. लिताकिबुध॑द पे 
धनुषि नवसे देवेज्ये च स्वभांशमुवागते । 
रविरपि यदि स्चोच्चे बगे प्रधानबळोदयो 
भवति नृपतिः सिद्धाज्ञातो हतारिरणो-ट्वः॥। १३३॥ 


१ खगेन चैव । २ भानुस्तृतीये। ३ पाता ) ५ ६ विद्वानुजातो । 


पर्यात्रशा अध्याय ३५७ 


यदि कुण्डली में मेष लग्न में सूर्य, चन्द्रमा, भौम हों तथा वृष राशि में शुक्र, शनि, 
बुध हों व अपने नवांश में धनु राशिस्थ गुरु हो एवं सूर्य भी उच्च वर्ग में प्रधान अंश 
( परमोच्चांश ) में हो तो जातक--सिद्ध आज्ञा से युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने 
वाला व विद्वान्‌ शत्रुजित राजा होता है ॥ १३३ ॥ 
विसल कीतिमान्‌ राजयोग ज्ञान 
सितशशिसुतजीवैः पन्चसस्थैनंभोगै 
रविरपि रिपुराशो स्वोच्चगे भूमिपुत्रे । 
तपसि च रविपुत्रे जायते पार्थिवेन्द्रः 
प्रथितविमलकी तिर्दानधर्म प्रताप : ॥ १३४॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र, वुध, गुरु प्॑चमभाव में, सूर्य भी पष्ठ भाव में व अपनी 
उच्चराशि में भौम और नवम में शनि हो तो जातक--दान-धर्म व पराक्रम से प्रसिद्ध, 
शुभ कीतिवाला राजा होता है ॥ १३४ || 
प्रसिद्ध यशस्वी राजयोग ज्ञान 
त्रिदशगुरो रबिहिमकरस्य भूगोस्तनयो 
रवितनयः कुजस्य खलु दृष्टिपथं च गत: । 
भवति बिळग्नयो यदि चरोदयराशिगतः 
प्रथितयशा भवेत्क्षितिपतिः क्षपितारिंगणः ॥ १३५ ॥ 
यदि कुण्डली में चर राशि का रूग्न हो तथा गुरु से, सूर्य, चन्द्रमा से शुक्र व भौम से 
शनि दृष्ट हो तो जातक शत्रुओं को जीतने वाला प्रसिद्ध यशस्वी राजा होता है ॥१३५॥ 
स्वभुज विजयी राजयोग ज्ञान 
बुधः कन्याळग्ने सुरपतिणुरश्चं व तिमिगः 
स्थितः क्षोणीपुत्रः प्रथमभवने' वीर्यंतहितः । 
शानिः झात्रुस्थाने त्रिदशरिपुपुज्यश्च हिबुके 
यदेवं स्यात्सुतो स्वभुजविजयी भूपतिरिह ॥ १३६॥ 


स्पष्टार्थं चक्र 


यदि कुण्डली में कन्या ठग्न में बुध हो 
तथा मीन राशि में बली गुरु व मेप राशि में 
भौम, शनि पष्ट भाव में शुक्र चतुर्थ भाव में 
हो तो जातक अपने भुज ( हाथ ) वल से 
विजयी होने वाला राजा होता है ॥।१३६॥ 


१ प्रसव समये । 


३५८ नारावळल' 


प्रसिद्ध राजयोग ज्ञान 
यमे विलग्ने मकरप्रतिष्टिते 

दिवाकरे छूनगते. सितेथ्एमे। 

कुजेऽलिगे ककंटगे निशाकरे 

भनेत्प्रसिद्ो जगतीश्वरो 

यदि कुण्डली में मकर लग्न में शनि, 
सप्तम भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शुक्र, 
वृश्चिक राशि में भोम, कर्क राशि में चन्द्रमा 
हो तो जातक जगत्‌ का स्वामी प्रसिद्ध राजा 


होता है ॥ १३७॥ 


नृपः ॥ १३७॥ 


अस्थिर स्वभावी राजयोग ज्ञान 
मृगोदये भूमिसुते सुनिर्मले शनेश्चरे धमंगृहे व्यवस्थिते । 
दिवाकरे सप्तमगे सहेन्दुना चट.स्वभावो नृपतिः प्रजायते ॥ १३८ ॥ 
स्पट्टार्थ चक्र 


यदि कुण्डली में मकर लग्न में निर्मल पिलर 2 
भौम, नवम भाव में शनि, सप्तम भाव में कल. ० 
चन्द्रमा के साथ सूर्य हो तो जातक अस्थिर | नः ~, > 
स्वभाव का राजा होता है ॥ १३८॥ । BSS 

अजेय राजयोग ज्ञान 
शनेश्वरे लग्नगते सचन्द्रे बृहस्पतों सपघमराशिगे च । 
शुक्रेण दृष्ट शशिजे स्वतुङ्ग जायेत पृथ्वीपतिरप्रधृष्यः ॥ १३६ ॥ 


यदि कुण्डली में लग्न में शनि, सप्तम भाव में चन्द्रमा के साथ गुरु, अपनी उच्चस्थ 
( कन्या ) राशि में बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक गत्रुओं से अजेय राजा होता 


है ॥ १३ ॥ 


द्विज देवभक्त राजयोग ज्ञान 
चापे? भवेत्सु रगुरुहितद्श्शिद्धो 
लग्ने सुरारिदयित: शशिनि स्वराशो । 
वापीतडागसुरवेश्मकरो नरोऽत्र 
जायेत सानवपतिद्विजदेवभक्त: ॥ १४० ॥ 


१ पापाभवे सुरपुरोहितदृश्शिद्धा । 


पन्डत्रिश अध्याय ३५९ 


यदि कुण्डली में मित्रग्रह से दृष्ट गुरु धनु राशि में, शुक्र लग्न में, चन्द्रमा कके 
राशि में हो तो जातक वापी-तालाव-देवतायतनों का निर्माण करने वाला, ब्राह्मण 
व देवताओं का भक्त राजा होता है ॥ १४० ॥ 
सर्ववन्दित राजयोग ज्ञान 
एकः स्वोच्चे शुभगगनग: संस्थितो निमंळांशः 
केन्द्रे भानुः प्रकडितकरः केबल: पूर्णबीर्य: । 
दृष्टः कुर्यादमरगुरुणा पःडमस्थेन जातं 
भूभेर्नाथं बहुगजपति उर्ववन्ध कुताथंमु ॥ १४१॥ 
यदि कुण्डली में स्वच्छ किरणों से युक्त एक शुभग्रह उच्च में हो व पूणं बलवान 
प्रत्यक्ष किरणों से युत केन्द्र में केवल सूर्य, पञ्चमस्थ गुरु से दृष्ट हो तो जातक अधिक 
हाथियों का स्वामी, कृतार्थं व जगत से वन्दित राजा होता है ॥ १४१ ॥ 
अपने बाहुबल से शत्रु को जीतने वाला राजयोग ज्ञान 
षछे कुजाफिरवयः सहजेऽयवाऽपि 
सिहे सुरारिसचिवोऽय भवक्षेतंस्थः । 
दृष्ट शुभैदिनकरेण्डुबिहीनदुष्टिः 
कुर्वान्नूपं स्वझुजनि जितरात्रुपक्षस्‌ ॥ १४२ ॥ 
यदि कुण्डली में षष्ठ भाव में वा तृतीय भाव में भीम-शनि-सूर्य हों तथा एकादश 
भाव मे सिंहस्थ गुरु शुभग्रहों से दृष्ट हो व सूर्य-चन्द्रमा से अदृष्ट हो तो जातक अपने 
बाहुबल से शत्रृपक्ष को पराजित करने वाला राजा होता है ॥ १४२ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
वहति सृदुसमीरे' निर्मलूष्योमसध्ये 
विसळनिड्पदर्गाः खेचराः वृत्तवैराः। 
उदयति सुरवन्धे मण्डले मआतुकाणां 
यदि दृभभनृहस्यो झागंयः स्यत्किलीशः ॥ १४३॥ 
यदि जन्म के समय में सुन्दर वागु चलती हो व आकाश निर्मळ हो तथा त्यक्तवैर 
विमल उत्पात रहित सब ग्रह हों एवं तुला लग्न में गुरु हो ओर वृष राझिस्थ शुक्र हो 
तो जातक राजा होता है ॥ १४३ ॥ 
व्ीतिमान्‌ राजयोग ज्ञात 
शाशिबुधरुधिराल्ये: स्दांशकस्थेनं नीचे- 
व्यंयगृहसहजस्थेर्नापि सुर्यश्नविष्ट : । 
तनयभदनसंस्ये वाकपतो चन्द्रधुक्त 
भवति मनुजनाथः कीतिशुक्ळीकृताशः ॥ १४४॥ 


शरीरे । 


३६० सारावठी 


यदि कुण्डली में चन्द्र या बुध व भौम अपने-अपने नवांशों में स्थित होकर द्वादश व 
तृतीय भाव में हों तथा नीच राशि में एवं सूर्य के साथ अस्त न हों और पञ्चम भाव में 
गुरु चन्द्रमा का योग हो तो जातक--अपनी कीति,से दिशाओं को शुभ्र करने 
राजा होता है ॥ १४४ ॥ 

पुष्कल नामक राजयोग च उसके फल का ज्ञान 
अविसित्रगते) केन्द्र जन्माधिपतिविळग्नपतियुक्तः । 
पइबति नळपरिपुर्णो ठग्न स्यात्पुष्कळो योगः ॥ १४५ ॥ 
पुष्कलयोगे पुरुषा जायन्ते शूमिपालका नित्थम्‌ । 
सुचिरं मन्ति हतरिपुगजभदगन्येन चासितदिगस्ताः ॥ १४६ ॥ 
यदि कुण्डली में अधिमित्र ग्रह की राशि में जन्म राशीश व लग्नेश पूर्णं बलवानु 
केन्द्र स्थित होकर लग्न को देखते हों तो पुष्कल योग होता है । इस पुष्कल योग में 
जायमान पुरुष राजा होता है। वह मारे हुए शत्रुओं के हाथियों के मदजळ सुगन्ध से 
दिशाओं को व्याप्त करता हुआ अधिक समय तक घूमता है ।॥। १४५-१४६ ॥! 
अन्य राजयोग ज्ञान 
राव्यादी लग्नपतिः करोति जात” नरेन्द्रदण्डपतिदु । 
सध्ये सण्डलनाथं ग्राल्पति चब भवनान्ते॥ १४७॥ 
यदि कुण्डली में लग्नेश राशि की आदि में हो तो जातक---राजाओं को दण्ड देने 
वाला, राशि के मध्य में ऊग्नेश हो तो कमिइनरी का स्वामी, राश्यन्त में हो तो ग्राम 
का मुखिया होता है ।। १४७ ॥ 
शतयोजन भूसि का स्वामी राजयोग ज्ञान 
पौष्णे फाल्गुन्या वा मूळे पुष्ये च भास्करः कुरुते 7 
लग्नगतो नरनाथ योजनशातमात्रके देले ॥ १४८॥ 
यदि कुण्डली में ळग्नस्थ सूर्य, रेवती वा दोनों फाल्गुनी वा मूल वा पुष्य नक्षत्र में 
हो तो जातक सौ योजन भूमि तक देश का राजा होता है ॥ १४८ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
छृत्तिकारेवतीस्वातीपुष्यस्थायी भृगोः सुतः । 
करोति भूभुजां नाथमरिविन्यामपि संस्थितः ॥ १४६॥ 

यदि कुण्डली में शुक्र, कृत्तिका या रेवती वा स्वाती या पुष्य वा अश्विनी नक्षत्र में 
स्थित हो तो जातक--राजाओं का राजा होता है ॥ १४९ ॥ 

जा० भ० में कहा है--'कृत्तिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी भृगोः सुतः । करोति 

भुभुजां नाथमर्विन्यामपि संस्थितः’ ( रा० यो० ६६ इलो० ) ॥ १४४॥ 


१ गुहे । २ लग्ने । 


पन्च॒त्रिश अध्याय ३६१ 


सार्वभोम राजयोग ज्ञान 
बिदधाति सार्वभोसं लग्नांशपतिः स्वतुङ्गगः केन्द्रे । 
नृपति लग्नाधिपतिर्जन्माधिपतिर्धनसमृद्धसु ॥ १५० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ नवांश का स्वामी अपनी उच्चस्थ राशि का होकर केन्द्र 
'में हो तो जातक सार्वभौम राजा होता है। यदि लग्नेश व जन्म राशीश केन्द्र में हों 
तो जातक्र--धन से सम्पन्न राजा होता है ॥ १५० ॥ 
अन्व सार्वभौम राजयोग ज्ञान 
सोने निशाकरः पूर्ण: सुहुद्ग्रहनिरीक्षितः । 
सार्वभौमं नरं कुर्यात्तिद्धाज्ञाकं न संदाथः॥ १५१ ॥ 
यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा मीन राशि में अपने मित्रग्रह से दृष्ट हो तो 
जातक —सिद्ध आज्ञा वाला निश्चय सार्वभौम राजा होता है ॥ १५१॥ 


अस्थ राजयोग ज्ञान 
याते भोमे कमंस्थानं 
शिशि रकरभृगुसु तेल्तप: समवस्थित: । 
आये स्वोच्चे प्रातो भानु- 
खिदशपतिसचिवसहितो यदि प्रसवेर भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
क्षोणोभर्ता याने यस्य प्रविदलितलुरगरजसा दिशः परितो गतः । 
एवं कतुंभू यो भयो “धरणितळपरिमलघुखं प्रयान्ति रवेहँया: ॥ १५३ ॥ 
यदि कुण्डली में भौम दशमभाव में व 


त द 
चन्द्रमा शुक्र नवमभाव में और उच्चस्थ सूर्य Me 
गुरु के साथ एकादशभाव में हो तो जातक 


राजा होता है। जिसकी सेना के चलने पर 
घोड़ों के पादों से उड़ी हुई धूलि दिशाओं में 
व्याप्त होकर सूर्य के घोड़ों को भूमि के सुगन्ध 
का सुख अनुभव कराती है ॥१५२-१५३॥ 
बधितश्री राजयोग ज्ञान 
शशिसहिते केन्द्रस्थे शर्नेश्वरे भवति “जारजातस्तु । 
राजा भुवि गजतूरगग्रामधनेदेधितश्रीकः ॥ १५४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ शनि केन्द्र में हो तो अन्य से उत्पन्न होने पर भी 
जातक--हाथी-घोड़ा-ग्राम व धन से धन को बढ़ाने वाला राजा होता है ॥ १५४॥ 
शत्रुजेता राजयोग ज्ञान 
शुक्रवावपतिबुर्धधेनसंस्थेद्य नग: शश्रिविक्षितिपुत्रैः 
जायते, क्षितिपतिः पुथुवक्षाः सवतः क्षपितरात्रुसमृह: ॥ १५५ ॥ 


१ सिद्धाज्ञाकंन्न । २ प्रभवे । ३. गर्त: । ४. परिश्रम । ५. जातोत्र । 


३६२ सारादएओ 


यदि कुण्डली में शुक्र-मुरु-बुध-धन भाव में हों तथा सप्तम भाव में चन्द्रमा-सुर्य- 
भोम हाँ तो जातक--विशाल हृदय का, चारों तरफ शत्रु समूह का नाशक राजा 
होता है ॥| ११५ ॥ 
विशेष--इस पद्य में सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति गणित शास्त्र से विरोध उत्पन्न 
करती है, क्योंकि सूर्य व शुक्र बुध का अन्तर तीन राशि के अधिक है । जातका भरण' 
में सूर्य के स्थान पर शनि पठित है ॥ १५५ ॥ ) 
जा० भ० में कहा है 'धनस्थिता: सौम्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्रा यदि सप्तमस्था: । 
यस्य प्रसुती स तु भूपतिः स्यातु' ॥ १५५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
भानु: श्राणी शशिमृहयुतः शीचरड्मिइच तस्मि- 
न्नेकः स्वोच्चे यदि गगनगो निर्मल: पूर्णरश्सि: । 
लग्नं प्रातः सुरपतिगुरु: षष्टग: स्यात्क्षितीश- 
इछन्नो यस्व प्रचलितचमूरेणुभिर्व्योममार्ग: ॥ १५६ ।: 
यदि कुण्डली में वळ्वान्‌ रवि, चन्द्रमा की राशि (ककं) मे चन्द्रमा से युत होव 
कोई एक ग्रह निर्मल (स्वच्छ) पूर्ण किरणों वाला उच्च राशि में लग्न में हो एवं गुरु 
षष्ट भाव में हो तो जातक राजा होता है । जिसकी सेना के चलने पर धूलि से आकाश 
मागे आच्छादित हो जाता है ॥ ५५६ ॥ 
संसार का कल्याणकारी राजयोग ज्ञान 
कुम्मत्याटसभागे नरिकोणझस्थे ( पि च ) चिशानाथे । 
जातो भवत्यदइयं राजा शुभदः समस्तलोकस्य ॥ १५७ ॥ 
यदि कुण्डली में कुम्भ राशि के अष्टम नवांश में चन्द्रमा त्रिकोणस्थ (५।९); हो तो 
जातक- संसार का कल्याण करने वाला अवश्य राजा होता है ॥ १५७॥ 
जा० भ० में कहा है-'कुम्भाष्टमांशे शशिनि त्रिकोणे’ ॥ १५७॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
मेषस्य सप्तमांशे-, करोति पृथ्वीसुतः स्थितो नृपतिम्‌ । 
१एकाधिकविशऽशे ˆ` नरभिथुनांशे भवेः, पः ॥ १५८ ॥ 
यदि कुण्डली में मेप राश्चि'के सक्षम अंश में अथवा मिथुन राशि के २१ वें अंश में 
भोम हो तो जातक राजा होता है ॥ १५८ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'मेपेऽद्रिभागे धरणीसुतोऽथवा इन्हेकविद्यांशगते$थ यस्य 
प्रसुती स तु भूपतिः स्थात्‌’ ।॥ १५८ ॥ 
्रकारन्तर से राजयोग ज्ञान 
कुम्भस्य पञ्चदशके भागे चन्द्रः स्थितो महीपालस्‌ । 
कर्कटकस्य च दशमे करोति पुरुषं सदा प्रभवे ॥ १५६॥ 


१. सिंहस्य पञ्चमांशे । 


पश्चत्रिश अध्याय ३६३ 


यदि कुण्डली में कुम्भ राशि के १५ वें अंश में अथवा ककं राशि के दशवें अंश में 
चन्द्रमा हो तो जातक हाता होता है ॥ १५४ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'कुम्भस्य चेत्पञ्चदशे विभागे कके दशांशोपगतो विधुश्चेतू' 
॥ १५९ ॥ 
प्रसिद्ध राजयोग ज्ञान 
घनुषि च “दिशे जीव: करोति नृपति स्थितो जनख्यातस्‌ । 
सिंहस्य पञ्चमांशे तथा च हेलिबु धो ज्ञेयः ॥ १६०॥ 
यदि कुण्डली में धनु राशि के बीसवें अंश में गुरु हो वा सिंह राशि के पाचवे 
अंश में सूर्य या बुध हो तो जातक-संसार में प्रसिद्ध राजा होता है ॥ १६० ॥ 
जा० भ० में कहा है-तृतीयभागे धनुपीन्द्रवन्द्यः शिहे शशाङ्के ऽप्यथवापि भुप:' 
॥ १६०॥ 
वीर राजयोग ज्ञान 
एकस्सिन्पञ्चक्तौ पञ्चददास्वांस्थितइचन्द्रः । 
भागेपु वौरनूर्पात करोति भुजलटब्धपुथ्वीकम्‌ ॥ १६१ ॥ 
यदि कुण्डली में किसी भी राशि के १५ वें अंश में एक ही राशि के पाँच दर्गो में 
चन्द्रमा स्थित हो तो जातक--अपनी भुजाओं से भूमि को प्राप्त करने वाला वीर राजा ` 
होता है ॥ १६१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
मकरस्य पञ्चमांशे करोति रविजो* नरेश्वर सुनयउख्न्‌ । 
योगे भूतळतिटकं धर्म शास्ननिरतं च॥ १६२॥ 
यदि कुण्डली में शनि मकर राशि के पाँचवें अंश में हो तो जातक--इस योग में 
सुन्दरनीतिज्ञ वा सौभाग्यवान्‌, धर्मात्मा, शास्त्र में छीन व भूमि का भूषण राजा 
होता है ॥ १६२ ॥ 
अजेय राजयोग ज्ञान 
ककंटके शशिजीदौ पङचलु भागेषु संस्थितो कुरतः । 
भूमिपतिमभपृण्यं रविरिव सर्वग्रहणस्य ॥ १६३ ॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशि के पाँचवें अंश में चन्द्रमा व गुरु हों तो जातक-- - 
अजेय राजा होता है । जैसे समस्त ग्रहों का राजा सूर्य हे ॥ १६३ ॥ 


सावंभोभ राजयोग ज्ञान 
चन्द्रः पुष्ये नृपतिं दर्गोत्तमङत्तिकादिविनीसंस्थः । 
निदधाति सार्वभोमं न्रिएुषक्ररे वाऽपि परिपुर्ण: ॥ १६४ ॥ 


१. त्रिशे । २. पुरुषं । ३. सुभगम्‌ । 


३६४ सारावलो 


यदि कुण्डली में पुष्य नक्षत्र में वा वर्गोत्तम नवांश में वा कृत्तिका वा अश्विनी वा 
“त्रिपुष्कर योग में परिपूर्ण चन्द्रमा हो तो जातक--सार्वभौम राजा होता है ॥१६४॥ 
जा० भ० में कहा है--(पुष्ये5श्विभे वाप्यथ कृत्तिकासु वर्गोत्तमे पूर्णतनु: कलावान्‌ । 
करोति जातं खलु सार्वभौमं त्रिपुष्करोत्पन्ननरो5पि भूप: (रा०्यो० ५५ क्लो०) ॥१६४। 
दिशेष--त्रिपुष्कर योग का लक्षण-- 
"तिथिश्च भद्रा विषमाङिघ्रिमे चेद्वारे गुरुक्ष्मातनयाकंजानामु ! 
त्रिपुष्करो योग इति प्रदिष्टो वृद्धौ च हानो त्रिगुणासिकर्ता' ॥ १६३ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
अडिनिन्यनुरःधास्थः स्थितः शनिएासु पाथिवं भोसः । 
कुरते स्वोच्यमुपगतो वर्गोससगत्च नान्यत्र ॥ १६५॥ 
यदि कुण्डली में अश्विनी वा अनुराधा वा धनिष्ठा वा उच्च वा वर्गोत्तम में भौम 
हो तो जातक--राजा होता हे । अन्य स्थिति में नहीं होता है॥ १६५ ॥ 
जा० भ० में कहा है-मैत्रे च दाख्रेऽप्यथवात्मतुङ्गो वर्गोत्तमे भूमिसुतः करोति । 
-महीपति पार्थिववंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धम्‌ (रा० यो० ५७ इलो ०) ॥१६५॥ 
अतुल्य बलवान्‌ राजयोग ज्ञान 
व्योम्नि बंलधवरो निशाकरो भार्गबस्तपसि संस्थितः शुचि: । 
१आयगाश्च यदि सर्व एव ते स्यान्महीपतिरलुल्यपोइ्षः ॥ १६६॥ 
यदि कुण्डली में शद्ध के समान शुभ्र कान्ति वाला चन्द्रमा दशम भाव में, पवित्र 
सुक्र नवम भाव में और अवशिष्ट समस्त ग्रह लाभ भाव में हों तो जातक--असमान 
पराक्रमी राजा होता है ॥ १६६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'चेद्भागंवो जन्मनि यस्य पुष्ये मेपूरणे पूर्णतनुः शशाङ्कः । 
- अन्ये ग्रहा लाभगता भवेयुः पृथ्वीपतिः पाथिदवंशजातः' (रा० यो० ५८ इलो ०) ॥१६६॥ 
अहङ्कारी राजयोग ज्ञान 
चन्द्रादुपचयसंस्था गगनशदः सर्य एथ यदि सुतौ । 
जाघेत साचनिळल्यः समस्तपृथ्मीपतिः पुरुषः ॥ १६७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से उपचय ( ३, ६, १०, ११ ) भाव में समस्त ग्रह हों तो 
"जातक अहङ्कारी ( अभिमानी ) समस्त भूमण्डल का राजा होता है ॥ १६७॥ 
जा भ० में कहा है--'उपचयभवनस्था: सर्वखेटा: शशांकाद्र 
( रा० यो० ५९ इलो० ) ॥ १६७ ॥ 
कुबेर के समान धनी राजयोग ज्ञान 
जीवनिशाकरसूर्याः पञ्चमनवमदठृतीयगा वक्रात्‌ । 
यदि भवति तदा राजा कुबेरतुल्यों धनैर्वा्तौ ॥ १६८ ॥ 


१ सूर्य । 


काच. 


पर्चात्रश अध्याय ३६५. 


यदि कुण्डली में मंगल से पञ्चम, नवम, तृतीय भावों में गुरु, चन्द्रमा, सूर्य हों तो 
जातक धन में कुवेर के समान धनी राजा होता है !। १६८ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'रविगुरुशशिनश्चेद्‌ भुमिटूनोर्भवन्ति। त्रितनयनवमस्था;. 
कुर्वते ते नरेन्द्रं ( रा० यो० ५९ इलो० ) ॥ १६८ ॥ 
त्रिससुद्रवारग राजयोग ज्ञान 
रविस्तृतीये भुगुनन्दनः सुखे बुधस्य चान्ये यदि पञ्चमे स्थिताः । 
न नीचराशी न च त्रुचेशमगा भवेन्नरेः्द्रखिसमुद्रपारगः ॥ १६६ ॥ 
यदि कुण्डली में दुध से तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ में शुक्र हो तथा पञ्चम भाव में 
अवरिष्ट ग्रह हों और नीच राशिस्थ व शत्रु राशिस्थ न हों तो जातक तीन समुद्रः 
पर्येन्त पृथ्वी का राजा होता है ॥ १६४॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
बरृहस्पतेभाँसदिवाकरेन्दबो गता हितीयाम्बुननःस्थळं क्रमात्‌ । 
विपक्षराश्ौ परिशेषखेचरः यदा तदा भूसिपतिनू पात्सजः ॥ १७०॥ 
यदि कुण्डली में गुरु से द्वितीय, चतुर्थ, दशम भावों में भोम, सूर्य चन्द्रमा स्थित 
हों और अवरिष्ट ग्रह षष्ठ भाव में हों तो जातक राजकुळ में पेदा होने पर राजा 
होता है ॥ १७० ॥ 
प्रकारान्तर से राजयोग ज्ञान 
शुगोरपत्याद्बुधभास्करात्मजो चनतुष्ट्यस्थौ परिझेषखेबराः । 
वृतीयराभक्षंगतास्लु ते यदा महीपति छुर्युरसंशर्य तदा ॥ १७१॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र से केन्द्र में बुध व दानि हों तथा अवशिष्ट ग्रह तृतीय व 
लाभ भाव में हों तो जातक निश्चय राजा होता है ॥ १७१॥ 
'सहासनाषिशायी राजयोग ज्ञ 
शुक्रबुघी  रदितनयात्केन्ये वाचस्पतिभंवेटुच्चे । 
सिंहासनाधिशायी यदि राजा स्वोच्चगाश्व परिशेषाः ॥ १७२॥ 
यदि कुण्डली में शनि से केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में शुक्र व बुध हो तथा शेष 
ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक- सिंहासन पर शयन करने वाला राजा होता हू।१७२। 
अन्य राजयोग ज्ञान 
सवितुस्तृतीयपञ्चळाभक्षसमाश्चिताः तदा यस्य । 
सर्वे ग्रहाः सत त्ृपतिमन्त्री सेनापतिर्वाऽधि ॥ १७३॥ 
जिसकी कुण्डली में सूर्ये से तृतीय, एकादश, पञ्चम राशि में समस्त ग्रह्‌ हों तो. 
जातक राजा वा सचिव वा सेना का स्वामी होता हैं ॥ १७३ ॥ 


१ पालकः । 


“३६६ सारावली 


अपने बाहुबल से पृथ्वी को जीतने वाला राजयोग ज्ञान 
व्ग्नपते: स्फुटरइसे: पापा लाभे शुभाश्च केन्द्रस्थाः । 
यदि भवति तदा नृपतिः स्वभुजाजितसर्वभूमितलः ॥ १७४ ॥ 
यदि कुण्डली में स्पष्ट रश्मि लग्नेश से एकादश भाव में सव पाप ग्रह व केन्द्र 
(१, ४, ७, १० ) में सब शुभ ग्रह हों तो जातक अपने वाहु बल से पृथ्वी को जीतने 
वाळा राजा होता है ॥ १७४॥ 
समस्त नुप वन्दित राजयोग ज्ञान 
लाभे तृतोयषष्ठे यदि पापा जन्मपस्य शुभदृष्टाः 1 
भवति तदा धरणीशः समस्तनृपवन्दितः साधु: ॥ १७५॥ 
यदि कुण्डली में जन्म राशीश से एकादश, तृतीय, पछ भाव में समस्त पाप ग्रह, 
शुभ ग्रहों से इष्ट हों तो जातक समस्त राजाओं से वन्दनीय राजा होता है।॥१७५॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
बिचरति सुरपुज्यो मेपभेऽ्यापि सिहे 
दहनकिरणदृष्टे भूनिपुत्रे *स्वराशी । 
न च गगनविचारो कश्चिदेकोऽपि नीचे 
यदि नृपतितनुत्यो जायते पार्थिवेग्द्रः ॥ १७६॥ 
यदि कुण्डली में मेप राशि में वा सिंह राशि थें गुरु हो तथा स्त्रराशिस्थ भौम, 
-सूर्य से हृष्ट हो और कोई एक भी ग्रह नीच राशिस्थ न हो तो जातक--राजकुल 
-में जन्म लेने पर राजा, अन्य कुल में उत्पन्न होने पर धनवान्‌ होता है ॥ १७६ ॥ 
सुनफादि योग सें भी राजयोग ज्ञान 


ब्द्राद्ग्रहैतिगदिताः सुनफादयश्र्च 
केन्द्रस्थितेयंदि भवन्ति च तेऽत्र योगाः । 
निइवम्भराधियकुलेणु महत्सु जाता 


योगेषु तेषु भनुजेश्वरतां लभन्ते ॥ १७७॥ 
चन्द्रमा से सुनफा अनफा दुद्रा योगों का वर्णन पूर्व में किया गया है। यदि 
"वेन्द्र में ये योग कुण्डली में उपलव्ध हों तो बड़े राजकु में इन योगों ( सुनफादि ) 
में उत्पन्न होने पर भी जातक राजा होता है।। १७७॥ 
अतुल कोतिमान्‌ राजयोग ज्ञान 
केन्द्रगो यदि तु जीवशशाङ्को यस्य जन्मनि च भार्गवदृष्टौ । 
भूपतिभेवति सोऽतुळकीतिर्नोचगो यदि न करिचिदिह स्यात्‌ ॥ १७८॥ 
जिसकी कुण्डली में गुरु व चन्द्रमा केन्द्र में हों तथा शुक्र से दष्ट हों और कोई भी 
7अन्य ग्रह नीच राशि में न हो तो जातक अतुल कीतिमानु राजा होता है ॥ १७८ ॥ 


१ सुरइमौ । 


पञ्चत्रिश अध्याय ३६७ 


जा० भ० में कहा हँ--'केन्द्रगः सुरगुरुः शशांको यस्य जन्मनि च भागंवहष्ट: । 
'भपतिर्भवति सोऽतुलकीतिर्नीचगो न यदि कश्चिदिह स्यात्‌’ 
( रा० यो० ५१ उलो० ) ॥ १७८ ॥ 
सार्वभौम राजयोग ज्ञान 
उदयदिखरसंस्थो भार्गवो यत्र तत्र 
बुधरविजुतदृषः स्वांदाक़स्थोऽतिवीरय: । 
जनयति नरनाथं वावपतो पञ्चमस्थे 
भुजबलहतशत्रु सार्वभौमं गजाढ्यम्‌ ॥ १७९॥ 
यदि कुण्डली में अधिक बलवान्‌ शुक्र अपने नवांश में स्थित होकर ऊग्न में हो व 
बुध, शनि से दृष्ट हो और पञ्चम भाव में गुरु हो तो जातक--अपने बाहु ( हाथ ) 
बळ से झत्रु को मारने वाला, हाथियों से युक्त सार्वभौम राजा होता है ॥ १७६ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
सिंहे कमलिनीनाथः कुलोरस्थो निशाकरः । 
दृष्टो द्वावपि जीवेन पार्थिवं कुरुतस्तदा ॥ १८०॥ 
यदि कुण्डली में सिंह राशि में सूर्यं हो तथा ककं राशि में चन्द्रमा हो और दोनों 
( सूर्य, चन्द्र गुरु से दृष्ट हों तो जातक राजा होता है ॥ १८० ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सिंहे कमलिनी भर्ता कुलीरस्थो निशाकरः । हृष्टौ द्वावपि 
जीवन पाथिवं कुरुते सदा” ( रा० यो० ६१ इलो० ) ॥ १८० ॥ 
स्फीत महीपति योग ज्ञान 
बुधः कर्कटमाङढो वावपतिश्च धनुर्धरम्‌ । 
सूयंभुसुतदृरो च यदि स्फीतो महीपतिः ॥ १८१॥ 
यदि कुण्डळी में कर्क राशि में बुध हो व धनु राशि में गुरु हो और दोनों 
भौम सूर्य से दष्ट हों तो जातक स्थूल देहधारी राजा होता है ॥ १८१ ॥ 
जा० भ० में कहा है--बुधः कर्कटमारूडो वाकपतिश्च धनुर्धरे । रविभूसुतदृष्टौ 
तो पाथिबं कुरुते सदा' ( रा० यो० ६२ इलो० ) ॥ १८१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
झाफरीयुगले चन्द्रः ककंटे च बृहस्पति: । 
शुक्रः कुम्भे यदा झाक्तस्तदा राजा भवेदिह ॥ १८२॥ 
यदि कुण्डली में मीन राशि में चन्द्रमा हो व ककं राशि में गुरु हो व कुम्भ राशि 
में शुक्र हो तो जातक राजा होता है ॥ १८२ ॥ 
जा० भ० में कहा है-'शफरीयुगले चन्द्रः करंटे च च बृहस्पति: । शुक्र: कुम्भे भवेद्‌ 
राजा गजवाजिसमृद्धिभाक्‌' ( रा० यो० ६३ इलो० ) ॥ १८२॥ 


३६८ सारावली 


अन्य राजयोग ज्ञान 
सितदृष्टः शनिः कुम्भे पद्सिनोदयितो भने । 
चन्द्रे जलचरे राशो यदि जातो नृपो भवेत्‌ ॥ १८३॥ 
यदि कुण्डली में कुम्भस्थ दानि शुक्र से दृष्ट हो व सूर्य एकादश भाव में हो तथा 
जलचर राशि में चन्द्रमा में हो तो जातक राजा होता है !! १८३ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सितदृष्ट: शनि: कुम्भे पद्मिनीनायकोदये । चन्द्रे जलूच रे 
राशौ यदि राजा भवेत्‌’ ( रा० यो० ६४ इलो० ) ॥ १८३॥ 
प्रकारान्लर से राजयोग झाल 
कुजोलिगोश्थय मेषे वा रविजीवनिरीक्षितः । 
वृषे ज्ञो शुक्रसंदृष्टस्तदाऽपि पृथिवीपतिः ॥ १८४॥ 
यदि कुण्डली में भौम वृश्चिक राशि में वा मेष राशि में सूर्य गुरु से दृष्ट हो व 
वुषस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो भी जातक राजा होता है ॥ १८४॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 


अमलवपुरवक्र: कैरवाणां घिकासी 
स्दगुहसथ नवांशं स्वोच्चभांदां गतो वा ¦ 
हितगगननिवासँः पङ्चभिदूं श्यनानों 


जनयति जगतीशं नीचभे नो यदि स्यात्‌ ॥ १५८॥ 
यदि कुण्डली में निर्मल देहधारी परिपूर्ण चन्द्रमा अपनी राशि (कर्क ) में वा 
अपने नवांश में वा उच्च राशि । वृष ) के नवांश में पाँच मित्र (तात्कालिक) ग्रहों से 
दृष्ट हो और नीच राशि में कोई ग्रह न हो तो जातक राजा होता है ॥ १८५॥ 
पुनः अन्य राजयोग ज्ञान 
लाभे मन्दो गुरुभृगुसुतादुद्ग्ये खे शशाङ्को 
बान्धावर्को बुधकुतनयो? वक्रगो चेत्स भूव: । 
यत्सेनायास्ततमदजळक्षोभतो वारणेन्ट्र- 
भूयः सेतोः स्मरति सहसाक्षोभितान्तोऽम्बुराशिः ॥१८६॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शनि हो, व ठग्न में गुरु शुक्र हों एवं दशमभाव 
में चन्द्रमा व चतुर्थ में सूर्य तथा बुध भौम वक्री हों तो जातक राजा होता है | जिसकी | 
सेना के हाथियों से विस्तृत मद जळ क्षोभ से क्षुव्धान्तः करण वाळा समुद्र भटिति फिर 
( पुनः ) सेतु धन्धन का स्मरण करता है ॥ १८६ ॥ 
बिशेष पाठान्तर से बुध द्वितीय भाव में वर्णित है किन्तु सूयं व दुध का व ळग्नस्थ 
( नी क ८ ळी ~ ` कप 
शुक्र व सूर्य का अन्तर तृतीय व चतुर्थ राव्यन्तर गणित विरुद्ध प्रतीत होता है । | 
वृ० जा० में कहा है “चतुर्थ भवने सूर्यात्‌, ज्ञसिती भवतः कथम्‌' ( १२अ० ६२ | 
इलो० ) ॥ परम शीच्राङ्क व मन्दाङ्की का योग करने से इतना अन्तर कथमपि सिद्ध १ 
नहीं हो सकता, मनीषी गण इस का «चार करके अवदय देखें ॥ १८६ ॥ । 
इति कल्याणवर्मविरच्तायां सारावत्यां राजयोगाध्यायो नाम पशः 11 | 


ः १ दायतोदये । २ जीव । ३ तन--यावर्थगौ । 


२४ षद्त्रिश अध्याय ३६९ 


{a 
पट्त्रिशोऽध्यायः 
रहिमप्रधानमेतद्यस्माच्छास्त्रं वदन्ति माणिन्याः | 
तम्मात्प्रयस्ततोऽहं कथयामि यथामतं तेषाम्‌ ॥ १॥ 
इस ज्योतिष शास्त्र में जिस कारण से ग्रह रद्मिया को प्रधानता मणिन्ध नामक 
आचार्य कहते हैं, उसी कारण से उन रदिमियों के साधन को प्रयत्न पुर्वक अपनी वुद्धि 
के अनुसार मैं कहता हूँ ॥ १॥ 
ग्रहों की रिम संख्या का ज्ञान 
स्वोच्चस्थे दश सूर्ये नव चन्द्रे पञ्च भूमितनये च । 
प्चेन्दुजे सुरेडचे सप्ताष्टौ भार्गवे शनो पञ्च॥ २ ॥ 
स्पष्टार्थं चक्र अर्थात्‌ सुयं की १०, चन्द्रमा की 


| इ? | 3० [== | $= | ॐ | इः | =° ` झ० | ६, भौम की ५, बुध की ५, गुरु 
की ७, शुक्र की ८ ओर शनि की 
५ ५ रड्मि संख्या होती है॥ २ ॥ 


प्रकारान्तर से रहिम संख्या का ज्ञान 

एबं झहेन्द्रशास्त्रे सणिन्धमयबादरायणप्रोक्ते । 

सप्त प्रत्येकस्था निदि रश्मयो ग्रहेन्द्राणाम्‌ ॥ ३॥ 

सर्वे प्रमाणमेते सुनिवचनात्किन्तु. सप्तसंख्येव । 

बहुवाक्यादस्माक॑ नीचगतः स्याह्विपतरद्विमः ।। ४ ॥ 

इस प्रकार मणिन्ध, मय, वादरायण के कहे हुए महेन्द्र शास्त्र में मुनियों के वचन 

से प्रत्येक ग्रह की ७,७ रश्मि वर्णित हैं । ये दोनों मत प्रमाण हैं, किन्तु अधिक आचार्यो 
के मत से ७,७ ही संख्या रश्मियो की हैं। एवं नीचस्थ ग्रह की रश्मि संख्या शून्य 
होती है ॥ ३-४॥ 


अभिमुख पराङ्सुख रश्सि का कथन 
अभिमुखरदिमर्नीचाद्भ्रष्टः स्वोच्चात्पराङ्‌मुलो ज्ञेयः । 
अन्तरगतेऽनुपातो यथा तथा संध्रवक्ष्पामि ॥ ५॥ 
जब अपनी नीच राशि से ग्रह आगे चलता है, तो उसकी आमभुख र।इम संज्ञा व 
अपने उच्च से नीचे उतरता है, तो पराङमुख रश्मि की संज्ञा हाती है । तथा उच्च व 
नीच के बीच में अनुपात द्वारा रिम साधन जैसे होता है, वैसे मैं कहता हूँ ॥ ५॥ 
स्पष्ट रश्मि का आनयन 
नीचविहीनः) शोध्यश्चक्रात्षड्‌भवनतो यदाभ्यधिकः । 
आत्मोयरदिमगुणितात्षड्‌ भक्ताद्रइमयस्तस्मात्‌ ` ॥६॥ 


१. न्यूने मण्डल | २. ताप । 


३७० सारावली 


जिस ग्रह की स्पष्ट ररिमि का आनयन अमोष्ट हो उस स्पष्ट राश्यादि ग्रह में उसी का 
नीच राइयंश घटाकर शेष यदि ६ राशि से अधिक हो तो उसे १२ राशि में घटाकर 
पुनः जो शेष बचे उसको अपनी उच्च रश्मि संख्या से गुना करके गुगन फल में ६ का 
भाण देने से लब्धि तुल्य ग्रह की रध्मि संख्या होती हैं ॥ ६ ॥ 


आनीत रिस संख्या में संस्कार विशेष 
सित्रद्दादशभागे हिगुणास्त्रिगुणा: स्वके च दीधितयः । 
वक पुनस्तथोच्चे स्वराशिगे तङ्धवत्येव ॥ ७ ॥ 
हिगुणाः स्युर्दीधितयो वक्रस्थे$प्येवमेव स्युः। 
वेरिद्ठादश भागे नोचे च भवन्ति घोडयोनाः॥ ८॥ 
यदि स्पष्ट ग्रह मित्र के द्वादशांश में हो तो ररिम संख्या को दो से गुना करने पर 
स्पष्ट रश्मि संख्या होती है । यदि ग्रह अपने द्वादशांश में हो तो आनीत रदिम संख्या 
को तीन से गुना करने पर स्पष्ट रहिन संख्या होती है । यदि वक्री ग्रह मित्र के 
द्वादशांश में हो तो दो से गुना करने पर स्पष्ट रश्मि संख्या, यदि ग्रह उच्च में वा 
स्वराशि में हो तो तीन से गुना करने पर स्पष्ट रहिम संख्या, यदि ग्रह मार्गी हो और 
मित्र द्वादद्यांशस्थ ग्रह वक्री हो तो भी दो से गुना करने पर स्पष्ट रश्मि संख्या, यदि 
ग्रह शत्रु के द्वादशांश में वा नीच में हो तो आनीत रश्मि संख्या में सोलहवाँ भाग 
घष्ठाने पर स्पष्ट रहिम संख्या होती है ॥ ७-८॥ 
पुनः संस्कार विशेष का कथन 
अस्तं गतो विरद्िमिः शनिसितवर्ज्यं प्रहो ज्ञेयः । 
चक्रान्तस्थे हिगुणा बवक्रर्‍्यागेऽष्टभागहोनाइच । 
एवं रर्मिविधानं पूर्वाचायेः ससमुदिष्टस्‌ ॥ ९॥ 
शनि शुक्र को छोड़कर अस्त ग्रह की रश्मि शून्य होती है । यदि वक्रान्त में हो तो 
झानीत रश्मि संख्या दो से गुना करने पर, वक्रता त्याग करने पर अध्मांश हीन 
करने पर स्पष्ट रश्मि संख्या होतो हैं। इस प्रकार रदिमियों का विधान पूर्वाचायों ने 
वणित किया है ॥ ९॥ 
ग्रहों की रश्मि योग संख्या से ( १-५ तक ) फल का ज्ञान 
एकादि पञ्च याबद्रदिमभिरतिदुःखिताः कुलविहीनाः । 
परतन्त्रका दरिद्रा नीचरता संभदन्ति नराः॥ १०॥ 
यदि रह्मि योग संख्या एक से पाँच तक हो तो जातक्र--अत्यन्त दुःखी, कुल से 
हीन, परतन्त्र, दरिद्री व दुष्ट संसर्गी होता है ।॥ १०॥ 
६ से १० तक रश्मि योग संख्या का फल 
परलो दशकं यावद्भृतकादीनां विदेशगमनरताः । 
जायन्तेऽत्र मनुष्याः सोभाग्यपरिच्युता मलिनाः ॥ ११॥ 


षट्त्रिश अध्याय ३७१ 


यदि ६ से १० तक रश्मि योग संख्या हो तो जातक--सेवकादि कार्य कर्त्ता, 
वदेश गमन में तत्पर, माग्यहीन व दूषित होता है ॥ ११ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'पळ्वादितः खेन्दुमिताश्च यावन्मरीचयस्ते जनयन्त्यवद्यम्‌ । 
-नरान्विदेशे$मिरतान्सुदीनान्माग्येन होनान्प्रतिपालितांदच' (र० अ० २ इलो०) ॥११॥ 
११ से १५ तक का फल 
ऊध्वं पञ्चदशाधिर्यावत्तावद्बहुशुताः सुजनाः । 
घर्माभिरताः सुमुखाः कुलस्य तुल्याः प्रजायन्ते ॥ १२॥ 
यदि ११ से १५ तक ररिमि योग संख्या हो तो जातक - अधिक शास्त्रों का ज्ञाता, 
सज्जन, धर्मात्मा, सुन्दर मुखवाला व अपने वंश के समान होता है ॥ १२॥ 
जा० म० में कहा हैं “पर दयाभ्यस्तिथयस्तु यावत्ते भावनो मानवमल्पकार्यम्‌ । 
-बमंप्रियं संजनयन्ति नूनं कुलानुरूपं सुखिनं सुवेषम्‌' (र० अ० ३ इलो०) ॥ १२ ॥ 
१६ से २० तक का फल 
आविशते वेयुः कुलाधिकाः *घनयुता *जनख्याता: । 
कोतिकराइच मनुष्या यथाक्रमं स्वजनसम्पुज्याः ॥ १३॥ 
यदि १६ से २० तक ररिम योग संख्या हो तो जातक--अपने कुळ से अधिक 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ, धनी, संसार में प्रसिद्ध, कीतिमानु और अपने मनुष्यों से पुजनीय 
होता है॥ १३॥ 
जा० भ० में कहा है--“पञ्चेन्द्रुतो विशतिरेव यावद्‌ गमस्तयस्ते मनुजं सुशीलम्‌ । 
-कुरवन्ति सत्कीतिकरं सुधीरं वंशावतंसं कुशलं कलासु' (र० अ० ४ इलो०) ॥ १३॥ 
२१ से २५ तक का फल 
पुज्याः सुभगा धीरा कृतिनो भूपास्तु श रक्कतिर्यावत्‌ । 
परतो भवन्ति मनुजाः 3संसाधितसकलकरणीयाः ॥ १४ ॥ 
यदि २१ से २५ तक रहिम योग हो तो जातक - पूजनीय, सौमाग्यवान्‌, धैयेवान्‌, 
“विद्वानु, राजा और समस्त करणीय कार्यो का साधक होता है ॥ १४॥ 
जा० म० में कहा है--यस्य प्रसूतौ च नखा मयूखास्तद्माग्यरेखा सुहृदां सुखाय । 
पञ्चाधिका विशतिरत्र यावत्तावतफछादिक्यमनुक्रमेण ( र० अ० ५ इलो० ) ॥ १४॥ 
२६ से ३० तक का फल 
अत उत्तरेण चण्डा नृपाश्रिता नुपतिलब्धधनसौख्याः । 
त्रिशद्यावत्सचिवा: पूज्याइच भवन्ति भूपानाम्‌ ॥ १५॥ 
यदि २६ से ३० तक रस्मि योग हो तो जातक--उप्र, राजा के आश्रित, राजा से 
"बन' व सुख पाने वाळा, मन्त्री और राजाओं का पूजनीय अर्थाव्‌ राजगुरु होता है ॥१५। 
जा० म० में कहा है-यावरित्रशत्संमिठा पञ्चवर्गाेषांसूतौ चेन्मयूखा नराणाम्‌ । 
भुमीपालात्म्राप्तसौख्या: प्रधाना नानासं पत्संयुतास्ते मवन्ति (२० अ० ९ इलो०) ॥ १५।। 


१ जन । २ धन । ३ सत्पाधित । 


३७२ सारावली 


३१ च ३२ का फल 
एकत्रिशद्धिस्तु प्रवराः ख्याता महोभुजामिष्टा: । 
द्वात्रिदाज्धि: पुरुषाः 'पञ्चाशद्प्रामपतयः स्युः॥ १६१ 
यदि रहिम योग संख्या ३१ हो तो जातक- श्रेष्ठ, विख्यात तथा राजाओं का प्रि 
पात्र होता है। यदि रश्मियोग संख्या ३२ हो तो जातक--पचास ग्रामों का स्वामीः 
होता है ॥ १६॥ 
जा० भ० में कहा है--येषां नूनं मानवानां प्रसूतावेकत्रिरात्संख्यकाच्चेन्मयूखाः ७ 
विख्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नानासेना स्वामिनः संमवन्ति ।! 
प्रसूतिकाले किरणा नराणां ह्वित्रिप्रमाणा यदि संमवन्ति। 
नानापुराणामयवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामशताधिपा वा |! 
( र० अ० ७-५ इछो० ) ॥ १६ 15 
३३ व ३४ का फल 
ग्रामसहस्राधिर्पात त्रिशतर्यचिक्रा करोति रइमोनाम्‌ । 
त्रिसहल्लग्रामाणां पुरुषं सुतो चतुस्त्रिशत्‌ ॥ १७॥ 
यदि रश्मि योग संख्या ३३ हो तो जातक--एक हजार ग्रामों का स्वामी, यदि 
३४ हो तो तीन हजार ग्रामों का स्वामी होता है ॥ १७॥ 
जा० भ० में कहा है--रामाग्निभिश्चापि युगाग्निभिर्वाकरैनेरस्य प्रसवो यदि स्यात्‌ । 
क्रमात्सहस्त्रं ्रिसहस्रकं च ग्रामान्स पातीति वदन्ति केचित्‌ (र० अ० ९ इलो०) ॥१७॥ 
३५ का फल 
परतो मण्डलभाजो बहुकोशपरिग्रहा महासत्वाः । 
प्रश्यातकान्तियशसो भवन्ति सुभगाइच लोकानाम्‌ ॥ १७॥ 
यदि रडिम योग संख्या ३५ हो तो जातक--जिले का स्वामी, अधिक धनी, बड़ा 
बली, प्रसिद्ध, कातिमानु ( चेशवानु वा तेजस्वी), यशस्वी व संसार में सोमाग्यवानू 
होता है ॥ १८॥ 
जा० भ० में कहा है--पञ्चत्रिसंख्ये: खलु यो मयूखैर्जातो मवेन्मण्डलनायकरच । 
विळाससत्त्वामळशीलशाली यशो विश्ेषाधिककोशरयुक्तः (२० अ० १० इलो०) ॥ १८॥ 
३६ का फल 
त्रिशत्षड़भिः सहिता रइमीनां यस्य जन्मसमये स्यात्‌ । 
साथ भुनक्ति लक्षं स ग्रामाणां पुमान्नियतम्‌ ॥ १९॥ 
जिसके जन्म के समय में ग्रहों की रकिमि योग संख्या ३६ हो तो जातक--डेढ़ लाख 
ग्रामों का अवश्य सुख भोगता है ॥ १६ ॥ 
जा० भ० में कहा है-“रसाग्निसंड्यरच नगाग्निसंख्यैर्जातो मयूखैः खलु यः क्रमेण । 
ग्रामान्मनुष्यः स तु साघंलक्षं लक्षत्रयं पाति महाप्रतापात्‌ (२० अ० ११ इलो०) ॥ ११। 


१ पञ्चदशग्राम । 


४: ih 


| 
| 
| 
| 
| 
[1 
| 
| 
3 
f 
| 


घट्त्रिश अध्याय ३७३ ` 


३७ च ३८ का फळ 
त्रिरन्‌मण्डलसहिता रइमीनां सम्भवे भवेद्येषाम्‌ । 
लक्षत्रितयपतित्वं ग्रामाणां जायते तेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनकी कुण्डली में ग्रहों की रश्मि संख्या का योग ३७ वा ३८ हो तो वे जातक--- 
सीन लाख गावों के स्वामी होते हैं ॥ २०॥ 
जा० भ० में कहा है--'यस्य प्रसूती किरणप्रमाणमधत्रिसंस्यैः स अवेन्महौजा: । 
शूमीपतिलक्षचतुध्यं हि ग्रामान्‌ प्र शास्तीन्द्रसमानसम्पत्‌? (र० अ० १२ इलो०) ॥२०॥ 
३९ का फल 
त्रिशत्सनचा गावो जन्मनि येषां ग्रहोत्यिताः सन्ति । 
ते तोषतसकलजना भदन्ति पुथ्वीश्वराः पुरुषाः ॥ २१ ॥ 
जिनके जन्म के समय में ग्रहों की रङिम संख्या क्रा योग ३९ हो तो जातक 
“समस्त जनों को प्रसन्न करने वाले राजा होते हैं॥ २१ ॥ 
जा० म० में कहा है--“नवत्रिसंख्या जनने मयूखा विख्यातकीतिनू पतिमंवेत्स: । 
औढ प्रतापाद्गरुडस्वरूपो गर्वोद्धतारातिभ्रुजङ्गमेषुः ( र० अ० १३ क्लो० ) ॥ २१॥ 
४० का फल 
दशजलधिगुणाया रहिमसंस्या नराणां दिशति पृथुलभूमेः पालकत्वं च तेषाम्‌ । 
हतरिपुननिताभिर्गीयतेऽतीद कोत्तिः करुणरुदितगर्भरुद्यदाक्रोशदब्दे: ॥२२॥ 
यदि ग्रहों की रश्मि संख्या का योग ४० हो तो जातक अधिक भूमि का पालन 
करने वाळा होता है । जिसके पराक्रम से मारे गये शत्रुओं की गर्मिणो स्त्रियों के 
-ग्भेस्थ जीवों के रोदन से उत्पन्न हुए क्रोध मरे शब्दों से उसकी अत्यन्त कीति का 
गान होता हे ॥ २२॥ 
जा० म० में कहा है--'खाब्विप्रमाणेः किरणे: प्रसूतः क्षोणीपतिस्तद्‌ विजय प्रयाणे । 
अवन्ति सेनागजगर्जितानां प्रतिस्वनाः खे घनर्गाजितानि’ (र० अ० १४ झ्लो०) ॥२२॥ 
४१ व ४२ च ४३ रठिम योग संख्या का फल 
शशिजलनिधिसंख्येः रदिमिभिः शूयते यो जलनिधिरशनायाः पाथिव: स्यात्स भूमेः । 
हिजर्लाधरशनाया पक्षवेदाख्यसंख्येस्त्रिजलघिरशनाया ्बह्नुवेदैस्तथेबर॥ २३ ॥ 
यदि ग्रहों की रश्मि संख्या ४१ हो तो जातक--एक दिशा के समुद्र पर्यन्त भूमि 
'का, यदि ४२ हो तो दो दिशाओं के समुद्र तक भूमि का, यदि रश्मि योग संख्या ४३ 
हो तो तीन दिशाओं के समुद्र पर्यन्त भूमि का राजा होता है ॥ ३३ ॥ 
जा० म० में कहा है 'मयूलजातं परिसूतिकाले यस्यैकवेदाह्वयकं नरस्य । 
दयम्मो घवेलामलमेखलाया मवेदिलायाः परिपालकः सः 
'यमलजलचितुल्यो वा गुणाब्धिप्रमाणो मवति किरणयोगच्चेन्नराणां प्रसुतो । अतुल- 
-बलविलासत्रासतारातिवर्गाः, त्रिजलधिवलयायाः पालकास्ते पृथिव्याः” 
( र० २० १५-१६ झ्लो० ) ॥ २३ ॥ 


३७४ सारावली 


४४ रश्सियोग का फल 
वेदाब्धिसंख्येश्च मयूखजालेर्जाता नरेन्दाः खत सार्वर्भामाः 0 
सौम्याः सुरग्राह्वणभंक्तिशीलो दोघांयुंबः सस्वयुता भवन्ति ॥ २४ ॥! 
परतः परत: किरणेरढीपान्तरपालका _ निरुपसर्गाः । 
सर्वनमस्याः सुभगा सहेन्द्र तुल्यप्रतापात्र ॥ २५ ॥ 
यदि ग्रहों की रश्मि योग संख्या ४४ हो तो जातक-सरल स्वभाव, देवता व 
ब्राह्मण भक्ति में तत्पर, दीर्घायु, बली व साडंमोम (राजा) होता है । ४४ से जैसे-जैसेः: 
अधिक रक्मियोग हो वैसे-वैसे अन्य ढीपों का पालक, संसार में वन्दनीय, सौमाग्यवान्‌,. 
इन्द्रसम प्रतापी जातक होता है ॥ २४-२५ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सूतौ वेदयुगप्रमाणकिरणाश्चेत्सावंमोमः स ना, यत्सेनाज- - 
लघौ मलन्मदजला दन्ताबलाः झैलताम्‌ । यान्ति च्छत्रविचित्रिताः कमठता मीनष्वजाः 
मीनता नौकात्वं च रथास्तथायुधरुिः कल्लोळमाला तुलाव्‌' (२अ. १७्वो.) ॥२४२५॥१. 
४५, ४६, ४७, ४८ रहि सयोग का फल 
१चत्वारिशद्युक्ता पञ्चादिभिरत्र यस्य सुतौ स्यात्‌ । 
ज्ञेयं तस्यारिष्टं `सर्वक्षितिपालकं सुकत्वा | २६॥ 
जिसकी कुण्डली में ४५ से ४८ तक यदि रश्मियोग सख्या हो तो समस्त राजयोगो: 
को त्याग कर उसके अरिष्ट का ज्ञान करना चाहिये ॥ २६ ॥। 
४९. ररिमयोग का फल 
भुवनभरसहिष्णो: स्वतः क्षीणशत्रो- 


स्त्रिदशपतिमहिस्नः सर्वलोकस्तुतस्य 
ब्रिदधति विहगानां रश्मयोऽतीव दीप्ता- 
स्तुरगक्कतिसमानाश्चक्रर्वातत्वमेव ॥ २७॥ 


यदि ग्रहों की रदिमियोग संख्या ४९ हो तो जातक समस्त पृथ्वी के मार को सहन 
करने वाला, चारों तरफ शत्रु से रहित, इन्द्रतुल्य महिमा वाला, समस्त लोकों काः 
वन्दनीय चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २३ ॥ 
फल सें विशेषता 
अभिमुखकरप्रवाहाः फलं प्रयच्छन्ति पुष्टतरमाशु । 
तद्विपरीतं पुंसां पराड्मुखास्तु ग्रहेन्द्राणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जन्मसमये ग्रहाणां रइमीनां संक्षये क्षयो भर्वात । 
वृद्धेवं धिष्णूनामधमोत्तमता क्रमेणेव ॥ २९ ॥ 
अभिमुख रश्मि पूर्ण फल, पराङ्मुख रहिम अपूर्ण फल प्रदान करती हैं । जन्म के 
सयय यदि ग्रहों की रश्मि संख्या अल्प हो तो हानि, अधिक हो तो वृद्धि होती है। अल्फ 
रश्मि जातक नीच, अधिक रदिम वाला श्रेष्ठ होता है ॥ २८-२६ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां रदिमचिन्ता नाम ष ट्त्रिशोऽष्यायः ॥ 


१, चत्वारिशद्वत्ता । २. सर्वक्षितिपालकानुक्ताः । 


॥. 


सप्तत्रिश अध्याय ३७५ 
(ad SN शु 
सप अशज्थ्याय; । 
श्रोदेवकी तिराज: पत्नचमहापुरुषलक्षणान्नृपतीन्‌ । 
कथयति यांस्तानहमपि कथयामि निराकुलीकृत्य ॥ १ ॥ 


श्रीदेवकीति राज ने जिन पाँच महापुरुष लक्षण वाले राजयोगो का वर्णन किया 
है, उन्हीं योगों का अव्याकुल होकर मैं मो वर्णन करता हूँ ॥ १॥. 
पाँच महापुरुषों के लक्षण 
स्वक्षेत्रे च चतुष्टये च बलिभिः स्वोच्चस्थितेर्वा ग्रहेः 
शुक्रा ङ्गारकमन्दजीवदा शिजैरेतेयंथानुक्रमम्‌ । 
मालव्यो रुचकः शशोश्य कथितो हंसश्च भद्रस्तथा 
सवेषामपि* विस्तरं मतिमतां संक्षिप्यते लक्षणम्‌ ॥२॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र, मौम, शनि, गुरु, बुघ, अपनी राशि में वा उच्चराशि में 
बली होकर केन्द्र में (१, ४, ७, १०) स्थित हों तो मालव्य, रुचक, शश, हंस, मद्र, ये 
पाँच महापुरुष योग क्रम से अर्थात्‌ यदि शुक्र अपनी राशि ( तुळा, वृष ) में वा उच्च 
राशि ( मीन ) में स्थित होकर केन्द्र में हो तो मालव्य नाम का योग होता है। यदि 
भौम अपनी राशि ( मेष, वृश्चिक ) में वा उच्च राशि (मकर) में स्थित होकर केन्द्र में 
हो तो रुचक योग होता है। इसी प्रकार शति, गुरु, बुध केन्द्रस्थ हों तो यनि वय 
शश योग, गुरु से हंस, बुध से मद्र योग होता है । इन पांचों के लक्षण विद्वानों ने 
विस्तार पूर्वक कहे हैं, में संक्षेप से कहता है २॥ 


स्पष्टाथं चक्र स्पष्टाधं चक्र स्पष्टाथे चक्र 
( मालव्य ) ( रुचक ) (कक्ष) 
। TANS »1 RS) “4 >. क 2 
"२७१९२. | | ५7 १८१९ २ ७१०,१९ 
७१ 3 २।७।१२ ५60 ० )< ०३।2। ध 4027 त De स्‌ 
टू” य्‌ “१ 1८१० | ~ 
१. मति । 


२. विस्तरान्मुनिमतातपंक्रल्प्प ते । 
३. बलैः । 


३७६ साराबलो 


> ४।९।१ ३ 
>? 


शुक्रादि से फल का ज्ञान 
सहीसुतात्सत्त्वमुदाहरन्ति गुरुत्वमिन्दोस्तनयाद्गुरोश्च । 
स्वरं सितात्स्नेहमिनेश्च वणं बलाबलं पूर्णलघूनि चेषाम्‌ ॥| ३॥ 
सौम से बल, पराक्रम) बुध से गुरुता, गुरु से स्वर, शुक्र से स्नेह, शनि से वणं, 
का विचार करना चाहिये, अर्थात्‌ भौम बली हो तो पूर्ण बलवानु, निबंल हो तो लघु 
अल्प बलवान्‌ इसी प्रक्र से पूणं अल्प गुरुना का, गुरु से पूर्ण, अल्प स्वर का, शुक्र 
व शनि से स्नेह व वर्ण का विचार करना चाहिये ॥ ३ ॥। 
सतोगुणी के प्रधान लक्षण 
मुदुदयालुर्वहुदारभूत्यः^ स्थिरस्वभावः प्रियसत्यवादी । 
सुरद्विजोपास्तिकरः सहिष्णुभंवेन्तरः सत्तवगुणप्रधानः ॥। ४ ॥ 
सरल स्वमावी, दयालु, अधिक स्त्री व नौकर वाला, स्थिर स्वभाव, प्रिय सत्य- 
माषी, देवता व ब्राह्मणों का पूजक, सहनशील, ये सत्व गुण की प्रधानता होने पर 
मनुष्यों में रहते हैं॥ ४॥ 
रजो गुणी के प्रधान लक्षण 
शूरः कलाकाव्यनिधिः? सुबुद्धिः स्त्रीभोगसंसक्तमनाः “प्रवीण: । 
आडम्बरी हास्यरतिः* प्रगल्भो) गेयाक्षविद्राजसिकः “प्रदिष्टः ॥ ५ ॥ 
बीर, कला व काव्य का खजाना, सुन्दर बुद्धि, स्त्री मोग में आसक्त मन, चतुर, 
आडम्बरी ( बहुरूपिया ) हास्य अर्थात्‌ हंसने में तत्पर, ढीठ, गानविद्या व अक्ष ( पासा 


फेंकने की ) विद्या का ज्ञाता, ये गुण रजोगुण की प्रधानता होने पर मनुष्यों में - 


रहते हैं ॥ ५ ॥ 
१. दास । २. विनिष्टबुद्धि: । ३. सक्तचित्त: क्रतुषु । ४. रतः । ५. गोपोक्षविद्रा, 
वेदाथंविद्रा । ६. प्रसिद्धः । 


सक्तात्रश अध्याय ३७७ 


तसो गुणी के प्रधान लक्षण 
मुर्खोच्लसी वञ्चयिता परेषां क्रोधी विषण्णः पिशुनः क्षुधार्तः । 
आचारहोनो न शुचिमंदान्धो? लुब्ध: प्रमादी तमसाभिभूतः ॥ ६॥ 
मुखे, आलसी, ठग, क्रोधी, विवादी, चुगलखोर, भूख से पीडित, आचार से हीन 
अर्थात्‌ दुराचारी, अपवित्र, नशे में चूर, लोमी, प्रमादी, ये बातें तमोगुण की प्रधानता 
से होती हैं ॥ ६॥ 


समस्त पृथ्वी पालक का ज्ञान 
भारो भवति नृपाणां भूम्य्ध भुञ्जतां मनुष्याणाम्‌ । 
येषां भागे? त्मधं सकलमहीपालकास्ते स्थुः॥ ७॥ 
मनुष्यों की आधी भूमि का भोग करने वाळा राजाओं का मार रूप जन होता है । 
(जिन राजाओं के पास आधी भूमि होती है, वे समस्त भूमि के पालक होते हैं ॥ ७ ॥ 
शत्रु जेता राज योग 
समाः स्वरैः सिंहमृदङ्गदम्तिनां रथौघभेरीवृषतोयदायिनाम्‌ । 
समस्तभूमण्डलरक्षणक्षसमा भवन्ति भूपा जितशत्रबो नराः॥ ८॥ 
जिन मनुष्यों के स्वर ( शब्द ) सिंह, मृदुङ्ग ( वाद्य विशेष ) हाथी, रथ समुदाय 
भेरी, वृष वा मेघ के समान होते हैं वे जातक--समस्त भूमि की रक्षा करने में समथ, 
शत्रु जेता राजा होते हैं ॥ ८॥ 


विशेष राज योग 
स्निग्धेर्भवन्ति भूपा जिह्वात्वग्दन्तनेत्रनखकेशेः । 
ख्क्षरेभिनिःस्वाः स्वरेशच ते जातके कथिताः ॥ ९॥ 
जिस मनुष्य के जिह्वा ( जीम ), त्वचा । खाल ), दाँत, नेत्र, नख, केश, चिकने 
व चमकदार हों तो वह राजा होता है । जिसका जिह्वादि शुष्क व स्वर मो शुष्क हो 
सो मनुष्य निर्धन होता है, ऐसा जातक ग्रन्थ में कहा है ॥ ९॥ 
विशेष--सं० वि० वि० को पुस्तक में श्लोक का उत्तराद्धं ऐसे हँ--छक्षैरेतैनिस्वाः 
सारस्वतजातक्रे कथिताः) अर्थात्‌ सारस्वत जातक में यह फळ उक्त है ॥ ६ ॥ 
राजा का वर्ण ज्ञान 
स्निग्धस्तेजो युक्तः शुद्धो वर्ण: प्रकोतितो नुपतेः । 
विपरीतः क्लेशभुजां सुतार्थंसुखभागिनां मध्यः ॥ १०॥ 
चीकना ब तेज से युक्त शुद्ध वणं राजा का कहा है । इसके विपरीत अर्थात्‌ रूक्ष 
व तेज हीन होने पर क्छेश दायक व सुत-धन-सुख का मोग मध्यम होता है ॥ १० ॥ 


१. गंदार्तो । २. भूराश्यधं, भूत्य । ३. माराष्य । 


३७८ सारावली 
तत्त्व ज्ञान 
व्योमाम्बुवाताग्निमहीस्वभावा जीवासुरेड्याक्षिमही जसौम्य: । 
छाया मरत्पित्तकफस्वरूपा) सिश्रेस्तु मिश्रा बलिभिनंरस्थ ॥ ११॥ 
जिसकी कुण्डली मे गुर बली हो तो वह आकाश स्वभाव, शुक्र बली हो तो जल 
तत्व की अधिकता, अर्थात्‌ जल स्वमाव, शनि बली हो तो वायु स्वमाव, मौम बली 
हो तो भग्नि स्वभाव, बुध बली हो तो पृथ्वी स्वमाव, गुरु शुक्र से छाया स्वरूप, शनि 
से वायु, भौम से पित्त, बुध से कफ स्वरूप होता है। १, २ या अधिक बली हों तो 
मिश्र स्वमाव व स्वरूप होता है । ११ ॥ 
आकाश तत्त्व का फल 
शब्दार्थविन्न्यायपदुः प्रगल्भो विज्ञानयुक्तो विवृतास्यभागः । 
चित्राङ्गसन्धिः कृशपाणिपादो व्योमप्रकृत्या पुरुषोइतिदीर्घ: ॥ १२॥ 
यदि आकाश प्रकृति जातक की हो तो जातक--शब्दाथे का ज्ञाता, न्याय में 
चतुर, ढीठ, विज्ञान से युक्त, खुला हुआ मुख, चित्रित देह की सन्धि, दुबले हाथ पाद 
( पाँय ) व अधिक लम्बा होता है ॥ १२ ॥ 
जल तत्त्व का फल 
जलस्वभाचो बहुवारिपायी प्रियाभिभाषी* द्रवभोजनइच । 
चलस्वरूपो बहुभित्रपक्षः क्षोणोपतिर्नातिचिरप्रगल्भन: ॥ १३ ॥ 
यदि जल प्रकृति हो तो जातक दधिक जल पीने वाला, प्रिय ( मधुर ) मापी, 
स्निग्ध भोजी, चन्चल स्वरूपी, अधिक मित्र वाला, राजा ओर अत्यन्त अधिक काल 
तक ढीठ नहीं होता है ॥ १३ 1! 


वायु तत्त्व का फल 
सत्वेन वायोः पुरुषः क्कशाङ्गः क्षिप्रं च कोपस्य दशं प्रयाति । 
कृत्येकबुद्धिश्रंणे रतईच दाता सितो भूपतिरप्रधुष्यः ॥ १४॥ 
यदि वायु प्रकृति हो तो जातक क्कश ( दुर्बल) काय ( शरीर ), जल्दी क्रोध 
के वद्यीभूत, कायं में दत्तचित्त, घूमने में तत्पर, दानी, सफेद वर्ण और अजेय राजा 
होता है ॥ १४॥ 
अग्नि तत्त्व का फल 
श्र: क्षुधातंश्चपलोऽतितीक्ष्णः प्राज्ञः कृशो गौरतनुविरोधी । 
बिह्वान्सुपाणिबंहुभक्षणइच* वह्लिस्वभाव:  पुरुषो$तिकाय: ॥ १५ ।। 
यदि अग्नि प्रकृति हो ठो जातक--वीर, भूख से पीडित, चश्वळ, अधिक तीन्न वा 
अधिक तृष्णा से युक्त, अधिक ज्ञाता, दुर्बल, सफेद वणं, विरोध कर्ता, पण्डित, सुन्दर 
हाथ वाला वा अभिमानी, अधिक मोजन कर्ता और विशाल देहधारी होता है ॥ १५ ७ ॥ 


१. कफानु । २. ध्रुवं । ३. तृष्णाः । ४. सुमानी । 


सप्तत्रिश अध्याय ३७ 


भूमि ' तत्त्व) का फल 
कपुं रजात्युत्पलपुष्पगन्धो भुनक्ति भोगान्‌ स्थिरळब्धसौख्यः । 
सिहाश्रघोषः स्थिरचित्तवृत्तिमंहोस्वभावः पुरुषः ससत्वः? ॥ १६ ॥ 
यदि भूमि प्रकृति हो तो जातक--कपूर एवं जाती व कमल के पुष्प के समान 
गन्ध वाला, भोगी, स्थिर सुखी, सिंह व मेघ के समान शब्द वाला, स्थिर चित्त वृत्ति, 
वाला व बली होता है ॥ १६॥ 


आकाश छाया का फल 
स्फटिकोपलसङ्काशा स्वच्छा गगनोत्यिता भवेच्छाया । 
निधिरिव पुंसां धन्या त्रिवगंफलसाधनी सौम्या ॥ १७॥ 
जिसके आकाश तत्त्व का उदय होता है वह जातक--स्फटिक मणि व कमळ केः 
समान निमंल कान्ति वाळा होता है । जैसे खजाने वाले पुरुषों को सवं सुख की प्राति 
होती है, उसी प्रकार जातक को धमं, अथं, काम की प्राप्ति होती है ॥ १७॥ 
जल छाया का फल 
स्निग्धा सिता च हरिता कान्ता मातेव सवंतुखजननी । 
सौभाग्याभ्युदयशुभान्करोति जलसम्भवा छाया ॥ १८॥ 
जिसके जळ तत्त्व का उदय होता है वह जातक - सरस, शुभ, हरित वणं, माता. 
के समान, सवं सुख भोगी, अर्थात्‌ जैसे माता सब सुख दायिनी होती है, उसी प्रकार 
सोमाग्यवानु व उन्नति कर्त्ता होता है ॥ १८ ॥ 
चायु छाया का फल 
असितजलदकान्तिः पापगन्धोऽतिमूढो 
सलिनपरुषकायः शोकसन्तापतप्त: । 
स बहति वधदन्यव्याध्यनर्यार्थनाान्‌ 
विचरति पचनोत्या यश्य कान्तिः शरीरे ॥ १९ ॥ 
जिसके शरीर में वायु तत्त्व ( छाया ) का उदय होता है वह जातक काले मेघ: 
के समान कान्ति वाला, दुर्गन्धो, अधिक मूखं, दुषित कठोर देही, थोक व सन्ताप से: 
पीडित, हिंसक, दरिद्री, रोगी, अनर्यी व धन नाशक होता है ॥ १६ ॥ 
वह्वि छाया का फल 
कमनदहनुदीप्तिइचण्डदण्डोऽतिहुष्टः 
प्रणतसकलशन्रु विक्रमाक्रान्तभूमि: 1 
भजति मणिसुवर्णं स्वंकार्याथर्सिद्ध 
प्रशमितगदशोको3 वह्नजायां भ्रभायाम्‌ ॥ २०॥ 


१. सुसत्वः । २. मवति । गतकोपो । 


३८५ साराबली 


जिसके अग्नि छाया का उदय होता है वह जातक--पुन्दर अग्नि के समान 
“कान्ति वाला, उग्र ( कठोर ) दण्ड दाता, अधिक प्रसन्न, समस्त शत्रुओं से वन्दित, 
“पराक्रम से भूमि को प्राप्त करने वाला, मणि व सुवणं से युक्त, समस्त कार्यों का 
“साधक एवं रोग व शोक वा क्रोध से होन होता है ॥ २० ॥ 
भुमि छाया का फल 
आद्याम्बुसिक्त सुधागरुतुल्यगन्धः 
सुस्निग्धदन्तनख रोमश री रकेशः । 
धर्मा्थितुष्टिसु घभाग्जनसम्प्रियश्च 
च्छाया यदा भवति भूमिक्ृता मनुष्प्रे ॥ २१ ॥ 
जिप्तके भूमि छाया का उदय होता है वह जातक -प्रथम जऊको बूद से भूमि 
“मैं जो गन्ध उत्पन्न होती है, उसी गन्ध के समान सुगन्धित, थुन्दर चोकने दाँत, नख, 
रोम, शरीर, केशवाला, धमं, धन, सुख का मोगो अर्थात्‌ धर्मात्मा, घनो, सुखो और 
जनप्रिय होता है ॥ २१ ॥ 
वात प्रकृति का फल 
शीतार्तो बहुभाषको द्रुतगतिर्नावस्यित: कुत्रचित्‌ 
शुरो मत्सरवान् ता +ररुचिदों नारिययुक्तोऽनयः । 
दन्तान्खादति^ नातिसौहूदमतिर्गान्धर्ववेत्ता कृशो 
मित्राणां समु गर्जनेऽतिनिपुणः ' स्वप्ने च खे गच्छति ॥२२॥ 
अपगतधृतिरूक्षशमश्रुकेशः कृतघ्नः 
स्फुटितचरणहस्तःः क्रोधनो नष्टकान्तिः । 
बिलषति च3 निब्रन्धी वित्तसंक्षारकारो ४ 
भवति पुरुष एब सारुतंकप्रधान: ॥ २३॥ 
जिसकी वायु प्रकृति होती है वह जातक--शीत ( ठंड ) से दुःखो, अधिक बोलने 
वाला, शध ग्रामी, कहीं मी रुकने वाला नहीं, वोर, ईर्ष्यालु, रोगो, माग्यहोन, 
अन्यायी, दॉतों को चबाने वाला, अर्थात्‌ क्रोधी, अविक मित्रता बुद्धि से रहित, संगोत 
“का ज्ञाता, दुल, मित्रों की प्राप्ति में अधिक चतुर, स्वप्न में आकाश में उड़ने वाळा, 
-धैयंता से रहित, शुष्क मूंछ व वार बाळा, कृतघ्तो, फटे पैर व हाथ वाला, क्रोधी, 
कान्ति से रहित, धन नाशक और निबन्ध ( मल मुत्र का अवरोध ) रोग से विछाप 
“करने वाला होता है ॥ २२-२३ ॥ 
पित्त प्रकृति का फल 
दुर्गन्धी छघुतापनो विपुलधी: क्षिप्रप्रसादः पुनः 
पीनो रक्तनखाक्षिप'णिचरणो वृद्धाक्कतिर्दीहवान्‌ । 


१. दन्तात्खादति । २, घटित । ३. न निबन्धं । ४. चित्तसंहारकारी । 


सप्तत्रिश अध्याय ३८१ 


मेधावी युधि नियो हिमरुचिब्रंते निगुह्यापरान्‌ 
नो भीतः प्रणयं प्रयाति बहुभिः कुर्यान्नतानां प्रियम्‌ ॥ २४ ॥. 
स्वप्नेऽभिपइयति सुवणं दिनेशदीपान्‌ 
दावारिनिकिशुकजपामणिकरणिकारान्‌ म्‌] 
रक्ताब्जषण्डरुधिरोघतरित्समूहान्‌ 
पित्ताधको निगदितः खलु लक्षणज्ञः ॥ २५ ॥ 
जिसकी पित्त प्रकृति होती है वह जातक- दुगंन्यी, थोड़ा सन्तापी, विशाल बुद्धि, 
जल्दी प्रसन्न होने वाला, मोटा, लाल नख व आंख, पैर भौर हाथ वाला, वृद्ध के तुल्य 
आकार वाला, जलन वाला, बुद्धिमान, संग्राम मे निर्भीक, शीत प्रिय, दूसरों को पकड़ 
कर बोलने वाला, अधिकों से डर कर शरण में नहीं जाने वाला, नन्नता से युक्त 
मनुष्यों का प्रेमी होता है । तथा स्वप्न में सुवणं सूर्य, दीपक, दावारिनि, पलाश पुष्प 
माण, कनहल पुष्प, लाल कमल, नपु'सक, खून के समुह व विजळी के समूहों को देखता: 
है ॥ २४-२५ ॥ 
कफ प्रकृति का फल 
भीमान्‌ िष्टाङ्गसन्धिर्धृतिबलसहितः स्निग्धकार्तिः सुदेहो 
ग्रामो सत्वोपपञ्नो हतमुरजघनघ्वानघोषः सहिष्णुः । 
गोरो रक्तान्तनेत्रो मधुररसरुचिब्रंद्धवेरः कुतज्ञः 
क्लेशे च स्यादखिन्नः सकळलजनसुहुत्पूजको बा? गुरूणाम्‌ ॥ २६॥ 
सुप्तस्तु पइयति समुद्रनदीसरांसि 
मुक्ताफलप्रकर हंससिताब्जशङ्कान्‌ । 
नक्षत्रकुन्दकुमुदेन्दुतुषारपातान्‌ 
छेष्माधिको मुनिवरैः कथित: क्रमेण ॥ २७ ॥ 
जिसकी कफ प्रकृति होती है वह जातक--लक्ष्मीवानु, गठित देह सन्धि, धैयंवानु, 
बलवान, चिकनी कान्तिवाला, सुन्दर देहधारी, ग्रहण कर्ता, सतो गुणी, मृदङ्ग व मेघ 
के शब्द से भी अधिक शब्द वाळा, सहनशील, गौर वणं, लाळ नेत्र प्रान्त वाला, मधुर 
रस का प्रेमो, शत्रु से दात्रुता करने वाला, कृतज्ञ अर्थात्‌ उपकार मानने वाला, क्लेश 
में प्रसन्न, समस्त मनुष्य व मित्र एवं गुरुजनों का पूजक होता है । वह सोता हुआ स्वप्न 
में समुद्र, नदी, तालाब, मोती का समुदाय, हंस, सफेद कमल, शंख, नक्षत्र, कुन्द, 
पुष्प, चन्द्रमा और तुषारपात अर्थात्‌ पाला पतन को देखता है ॥ २६-२७ ॥ 
राजयोग में विशेष कथन 
बलरहितेन्दुरचिभ्यां युक्तेभोंमादिभिम्रंहेमिधाः । 
न भवन्ति महीपाला दश्ञासु तेषां सुतार्थयुताः ॥ २८॥ 
यदि कुण्डली में बली भौमादि ग्रह से राज योग की सत्ता हो तथा सूयं-चन्द्रमा 
निर्बेल हों तो राज योग नहीं होता है, किन्तु राजयोग कारक ग्रह की दशा, अन्तदंशाः 
में धन पुत्रादि प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ 


१. नो। 


३८२ सारावली 


सालव्य योग का फल 
न स्थूलोष्ठो न बिषमवपुर्नातिरिक्ताङ्ग सन्धि- 
मंध्ये क्षामः शशधररचिहँ स्तिनादः१ सुगन्धः । 
सन्दीक्ताक्षः समसितरदो जालनुदेशाप्तपाणि- 
मालव्योऽयं विलसतिनुप. * सप्ततिर्वत्सराणामुर ॥ २९॥ 
वकूत्रं त्रयोदशमितानि तथाङ्गलानिऽ 
देघ्यण कणविदराद्दशविस्तरेण । 
:माळष्यसंज्ञमनुजः स॒ भुनक्ति नूनं 
लाटान्सभालवससिन्धुसपारियान्रान्‌ ॥३०॥ 
यदि कुण्डली में मालव्य योग हो तो जातक का ओए न मोटा, न विषम शरीर, 
मन अधिक लाल अङ्ग सन्धि, अर्थात्‌ ये तीनों मध्यम, कमर पतली, चंद्रमा के समान 
शुभ कान्ति, हाथी के तुल्य स्वर, (शब्द), सुगन्ध से युक्त, चमकदार आँख. समान व 
सफेद दाँत, घुटने तक हाथ और ७० वर्ष तक जीवन होता है। मुख १३ अङ्गल लम्बा 
ब कान के छेद से १० अङ्गल चौड़ा होता है । मालव्य योग में उत्पन्न मनुष्य लाट- 
-्भाळव सिन्धु (सिन्ध) व पारियात्र देशों का सुख अवश्य मोगता है ॥ २९-३० ॥ 
॥ इति मालव्ययोगफलम्‌ ॥ 
रुचक योग का फल 
दीर्घास्यः स्वच्छकान्तिनंहुरुचिरबठ: साहसाचापत कार्य *- 
श्रारुञ्न,नोळकेशश्चरणरतो सन्त्रचिच्चोरनाथः । 
अरक्तयामोऽतिशूरो रिषुबलभथनः कम्बुकण्ठः प्रधानः 
क्रो भर्ता नराणां हिजगुदविनत: क्षामसज्जानुजद्ध: ॥ ३१ ॥ 
खटवाङ्गपाशवूषकार्मुकवप्त्रवीणा रेखाड्कहस्तचरणश्च “शताङ्गलश्च । 
मन्त्राभिचारकुशलस्तुलया सह्॒नं मध्ये च तस्य कथितं मुखदेध्यं तुल्यम्‌ ॥३२॥ 
विन्ध्याचळसह्मयिरीन्‌ भुनक्ति सप्ततिसमा नगरदेझान्‌ । 
शस्त्रानलङ्गतमृत्युः प्रयाति देवालयं रुचकः ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में रुचक योग हो तो जातक का मुख लम्बा, निर्मल कान्ति, अधिक 
सुन्दर, बलवान, साहस से कार्यसिद्ध कर्ता, सुन्दर (मनोहर) भोंह, नोळे बार व पैर 
संग्राम में लीन, मन्त्रों का ज्ञाता, चोरों का स्वामी, लाल कृष्ण व्ण, अधिक बीर, 
शत्रुओं के बल का मन्थन करने बाला, अर्थात्‌ शत्रुओं को जीतने वाला, शद्ध के समान 
कण्ठ ( ग्रोवा ), अग्रणी, कठोर, मनुष्यों का स्वामी अर्थात्‌ राजा, ब्राह्मण व गुरुजनों 
का पुँजक, पतले घेंहु व जाँघ हाथ व पैर में खट्वांग, पाश, वृष, धनुष, वज्न, वीणा को 


१. हस्तिसार । २. वयः. । ३. सर्घात वत्सराणाम्‌ । ४. दशा । 
५. विवरं । ६. दाप्त । ७. मणः। ८. क्रत्वङ्गमालांघर्ठः 


A 


१ 
1 


सप्तत्रिश अध्याय ३८३ 


रेखा वाला, १००० भेंगुल लम्बा, मन्त्र व अभिचार कमं में चतुर, तोल में सहस्र 
( १००० ) तुला व मुख की लम्बाई के बरावर कटि ( कमर ) माग वाळा होता है । 
विन्व्य व सह्य पवंतस्थ देश एवं नगरों का ७० वपं तक सुख भोगकर, शस्त्र वा अग्नि 
के आघात से मृत्यु प्राप्त करके स्वगेलोक में जाता है ॥। ३१-३३ ॥ 
॥ इति रुत्रकः ॥। 
शश योग का फल 
तनुद्विजास्यो द्रुतग: शशोष्यं शठोऽतिशूरो निभूतप्रतापः । 
चनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्तः कृशोदयो नातिळ्घुः प्रसिद्धः ॥ ३४॥ 
सेनानाथो निखिलनिरतो वन्तुरश्चापि किंचित्‌ 
धातोर्चादे भवति निरतश्चञ्चलः कोशनेत्र: 
स्त्रीसंसक्तः परघनगृहो मातृभक्त: सुजङ्घो 
मध्ये क्षामो वहुविधनती रन्भ्रवेदी परेषाम्‌ | ३५॥ 
पर्यङ्क्‌ऽ ङ्क हरिशस्त्रमुदङ्गमाला- 
बीणोपमा यदि करे चरणे च रेखाः 
वर्षाणि सक्षतिमितानि करोति राज्यं 
प्रत्यन्तिक: क्षितिपतिः कथितो मुनीन्द्रः ॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में शश योग हो तो जातक -- छोटे दांत व मुख वाला, शीघ्रगामी, 
चूतं, अधिक बीर, सघन प्रताप वाळा; वन-पवेत-किछा व नदियों में आसक्त, कृश, 
अधिक अल्प ( नाटा ) कद नहीं, प्रसिद्ध, सेनाव्यक्ष, समस्त कार्यो का तत्परता से 
संचालक, कुछ ऊंचे दांत वाला, घातु परीक्षा में तत्पर, चञ्चल कमल के समान नेत्र- 
चाला, स्त्री में आसक्त, दूसरे के धन का ग्रहण कर्ता, माता का भक्त, सुन्दर जाँघ- 
वाला, पतली कमर वाला, बहु प्रकार की बुद्धि से युक्त, दूसरों के छिद्रों का अन्वेषक, 
हाथ व पैर में शंख, चक्र, मृदंग, माला, वोणा के समान रेखा वाला होता है। इस 
योग में उत्पन्न मनुष्य किसी एक प्रान्त का राजा होकर ७० वषं तक राज्य करता है । 
शसा ऋषियों ने कहा है ॥॥ ३४-३६ ॥ 
11 इति गर: ॥ 
हंस योग का फल 
रक्तास्योन्नतनासिक्रः सुचरणो हंसः प्रसन्नेन्द्रियो 
गौरः `पोनकपोळरक्तकरजो हंसस्वरः ष्लेष्मलः२ | 
झङ्कावजाङकुशदाममत्स्ययुगलःम खद्वाङ्गचापाङ्गद- 
श्चिल्ः पादकराङ्ितो मघुतिभे नेत्रे च वृत्तं शिरः॥ ३७॥ 
सलिलाइायेषु रमते स्त्रीषु न तृप्ति प्रयात कामातं:। 
घोडशशतानि तुलितोऽङगुलानि दैध्यंण षणणवतिः ॥| ३८॥ 


१. इलक्ष्ण: श्यामो । २. चक्रासि । ३. पीत्त । 


३८४ सारावली 


पातीह देशान्खलु श्रसेनान्गान्धारगङ्गायमुनान्तरालान्‌ । 
नोवेदनू*नां शतवर्षसंख्याँ पझ्चाद्वनान्ते समुपैति नाशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में हंस योग हो तो जातक का मुख लाल, ऊँची नाक, सुन्दर पैर, 
प्रसन्नचित्त, सफेद रंग अर्थात्‌ गोरा, मोटे गाल, लाल नख, हंस के तुल्य शब्द, कफा- 
धिक्य, हाथ व पैर में शंख, कमळ, अंकुश, रज्जू, दो मछली, शय्या, धनुष की रेखाओं 
से युक्त, सहत की आमा के तुल्य आँख, गोल मस्तक, जलाशय प्रिय, काम से पीडित 
होने के कारण स्त्री में अतृप्त, तौल में १६०० तुला, लम्बाई में &६ अंगुल होता है । 
हंस योग में जायमान पुरुष शूर सेन, गान्धार और गंगा जमुना के मध्य देशों का 
पालक होता है । तथा १०० वपं जीवन प्राप्त करके वनान्त में मृत्यु को प्राप्त होता 
है ॥ ३७-३६ ॥ 
भद्र योग का फल 
शादू लप्रतिमाननो द्विपगतः पीनोरुवक्षःस्यलो 
रम्वापीनसुवृत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्यः । 
कामी कोमलसुक्ष्मरोमनिकरे. संरुद्धगण्डस्थलः 
प्रायः पङ्कजगर्भपाणिचरण सत्वाधिको योगदित्‌ ॥ ४०॥ 
शङ्लासि" कुञ्ज रगदाकुसुमेषुकेतु चक्राब नला द्गलबिचिह्लितपाणिपाद: । 
यन्रागुरुद्दिपमदप्रथमाम्बुसिक्तभूकुङ्कमप्रतिमगन्धतनु: सुघोणः ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में भद्रयोग हो तो जातक-- सिंह के समान मुख वाला, हाथी के तुल्य 
गति वाला, मोटी जंघा व छाती वाला, लम्बी मोटी गोल भुजा ( हाथ ) वाला, 
भुजा के मान से ऊँचा, कामी, कोमल (मुलायम) सुक्ष्म रोम के समुदायों से युक्त, 
दाढ़ी वाला, पंडित, कमल की नाल के सद्दश कोमल हाथ पैर वाला, अधिक बली, 
योग क्रिया का ज्ञाता, हाथ व पैर में शंख, तलवार, हाथी, गदा; पुष्प बाण, केतु, 
( पताका ), चक्र, कमल व हल की रेखाओं से युक्त अगरू ( गूगुल ) हाथी मद तथा 
प्रथम वृष्टि से उत्पन्न भूमि की घूलि के समान सुगन्ध से युक्त शरीर वाला सुन्दर नाक 
वारा होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
अन्य फल 
शास्त्रार्थबिद्धुतियुतः समसंगत भ्रूर्नागोपमी भवतिः चाथ निगूढगुह्मः । 
सत्कृक्षिघमंनिरतः सुललाटशङ्घो धोर: स्थिरस्त्वसितकुञ्चितकेशभार: ॥ ४२ ॥ 
स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनऽप्रीणन^क्षमो । 
_ भुज्यते विभवश्चास्य नित्यं ६अन्त्रिजनेः परे: ॥ ४३॥ 
भारस्तुलायां तुलितो यदि स्याच्छो °मध्यदेशेष्वधिपस्तदासौ । 
«यस्त्र्यादिपुष्टे: सहितः सभद्रः सवंत्र राजा शरदामशोतिः ॥। ४४॥ 


१. जीवेन्नवघ्नां दश । २. तोरण । ३. चाति, चापि । ४. स्वजनं प्रति । ५. क्षमः ४ 
६. अथि मित्र । ७. कान्यकुब्जातिपतिः । ८. हस्त्यादिमुख्ये: । 


२५ अर्टात्रश अध्याय ३८५ 


भद्रयोग में उत्पन्न जातक शास्त्र के अर्थ अर्थात्‌ तत्त्व का ज्ञाता, धैर्यवान, समान 
सङ्गत भाँह वाला, सर्प तुल्य उपमा वाला, गूढ गुद्याङ्गधारी, सुन्दर पेठवाला, धर्मात्मा; 
शङ्क के समान सुन्दर मस्तक वाला; धीर, स्थिरचित्त, काले घुघराले केश वाला; 
समस्त कार्यों में स्वतन्त्र, अपने जनों के पालन में सक्षम होता है। मित्र गण व अन्य 
लोग इसके ऐश्वर्य का नित्य भोग करते हैं। यदि तोल में १ भार तुल्य हो तो मध्य 
देशों में राजा या कान्यक्रुव्ज देश का राजा होता है, जो कि पुष्ट स्त्री आदि से युक्त 
होकर ८० वर्ष तक जीता है ॥ ४२-४४ 1 

॥ इति भद्रः ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां पञ्चमहापुरुषलक्षणं नाम 
सर्पात्रिशो$ध्याय: ॥ 


अष्टत्रिशोऽप्यायः 
विस्तरतो निर्दिष्टाः क्षितिपतियोगा विचित्रसंस्थानाः । 
भङ्गश्च भवति तेषां यथा तथा सम्प्रवक्ष्यासि ॥ १॥ 
इस अध्याय के पूर्व वाले अध्यायों में मैंने अनेक प्रकार के राजयोगों का वर्णन 
किया है । अब उन राजयोगों का जैसे भङ्ग होता है, उस राजयोग भङ्ग अध्याय को 
कहता हूँ ॥ १॥ 
राजयोगभंग ज्ञान 
कुजाकंजी वाकिभिरत्र नीचं्वाभ्यां त्रिभिवेकतमे विलग्ने । 
निशाकरे वड्चिकराशिसंस्थे विशीयते राजकरो हि योगः ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य, भौम, गुरु, शनि, ये सब ग्रह या २ ग्रह, वा २, वा १ 
ग्रह लग्न में नीच राशि में स्थित हों वा हो ओर जिस किसी भाव में नीचस्थ चन्द्रमा 
हो तो राजयोग भङ्ग हो जाता है ॥ २॥ 
पुनः राजयोगभंग ज्ञान 
अन्त्या्नादिभागे चरराइयादिछु शशी यदा क्षीण: । 
एकेनापि न दुष्टो ग्रहेण भङ्गस्तदा नृपतेः॥ ३॥ 
यदि जन्म के समय क्षीण चन्द्रमा चरराशि के अन्तिम नवांश में वा स्थिर राशि के 
अष्टम नवांश में अथवा हिस्वभाव राशि के प्रथम नवांदा में हो और किसी एक भी ग्रह 
से हृष्ट न हो तो राजयोग भङ्ग हो जाता है ॥ ३॥ 
अन्य राजभोगभंग ज्ञान 
सर्वे क्रूराः केन्द्रे नोचारिगता न सौम्ययुतद्ष्टाः। 
शुभदा व्ययरिपुरन्ध्रो तदाऽपि भङ्गो भवेन्नुपतेः॥ ४॥ 


३८६ सारावली 

रा यदि जन्म के समय समस्त पापग्रह केन्द्र में नीच व दान्नुराशि में स्थित हों व शुभ 
ग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त हों एवं सव शुभग्रह द्वादश, पष्ठ व अष्टम भाव में स्थित हों तो 
राजयोग का भङ्ग हो जाता है 1४॥ 


४ अन्य भंग योग ज्ञान 
लग्ने गणोत्तमोनं न खेचरंदुइयते तदा भङ्गः । 
भवति हि नृपयोगानां दारिद्र्चाय प्रजातस्य ॥ ५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वर्गोत्तम नवांश का अभाव हो और अन्य किसी ग्रह 
से लग्न दृष्ट न हो तो राजयोग का भङ्ग होता है, तथा जातक दरिद्री होता है 1५॥ 
अन्य राजयोगभंग ज्ञान 
घटोदये नोचगतैस्तरभिग्रहैङहच्पतो सूर्ययुते च नीचगे। 
एकोऽपि नोच्चे "त्वशुभे च सङ्गते प्रयान्ति नाशं शतशो नृपोऱट्ूवाः ॥ ६॥ 
यदि जन्म के समय में कुम्भ लग्न हो व तीन ग्रह नीच राशि में हों और नीचस्थ 
गुरु सूर्यं के साथ हो एवं एक भी ग्रह उच्चस्थ न हो तथा पापग्रह से अयुक्त ( लग्न ) 
हो तो सैकड़ों राजयोग नष्ट हो जाते हैं 1 ६ ॥ 
प्रकारान्तर से भंगयोग ज्ञान 
झून्येघु केन्द्रेछु शुर्भेनं वेन्दावस्तं गतेर्नीचमथ प्रयातः । 
चतुरग्रहैर्वाऽपि गृहे रिपुणा प्रणयति क्ष्माधिपतेस्तु योगः ॥ ७ ॥ 
यदि जन्म के समय में केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में शुभग्रहों का अभाव हो व 
चन्द्रमा अस्त न हो वा चार ग्रह नीचराशि में वा शत्रुराशि में स्थित हों तो राजयोग 
का भङ्ग होता है ॥ ७॥ 
अन्य राजयोगभंग ज्ञान 
स्वांदो रवो दीतकरे बिनष्टे पापंद्च दृष्ट शुभदृष्टिहीने । 
कृत्वाऽपि राज्यं च नने मनुष्य: पद्चचात्सुदुःखं लभते गताश: ॥८॥ 
यदि जन्म के समय अपने नवांश में सूर्य हो व चन्द्रमा विनष्ट ( अस्त ) हो तथा 
पापग्रहों से दृष्ट व शुभग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक--कुछ समय तक राज्य सुख प्राप्त 
करके भी आशाओं का त्याग करके पीछे वन में जाकर दुःख प्राप्त करता है ॥ ८॥ 
अन्य राजयोगभंग ज्ञान 
शिशिरकिरणशत्रुर्ल प्नगदचन्द्रदृष्ट: 
सहजरिपुमदस्या भानुभूवुत्रसन्दा: । 
शुभविरहितकेन्द्रैरस्तगैर्वाञपि सोम्यं- 
नृपतिजननयोगा यान्ति नाइां क्षणेन ॥ & ॥ 


2-3 SMS Cs Pg Sil hi 
१ तुशुभेन । २ रूग्नवच्चन्द्रदृष्ट: लग्नप, सङ्गताः \ 


अर्टत्रिश अध्याय ३८७ 


यदि जन्म के समय में शिशिर किरण शत्रु अर्थात्‌ लग्नस्थ राहु चन्द्रमा से दृष्ट हो 
ख तृतीय, पष्ट, सप्तम भाव में सूर्य, भोम, शनि हों एवं शुभग्रह केन्द्र में न हों अथवा 
शुभग्रह अस्त हों तो क्षण भर में राजयोग नष्ट हो जाता है ॥६॥ 
अन्य प्रकार से 
पछभिनिम्नग: खेटंरस्तं यालैरथापि दा । 
प्रयान्ति विळ्यं योगा भूभुजां ये प्रकोतिता: ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह नीच राशियों में हों अथवा अस्तङ्गत हों तो 
"राजयोग का भङ्ग होता है॥ १० ॥ 


अपशकुन से राजयोगभंग ज्ञान 
उल्काया: पतने चेव निर्धातव्यतिपातयो: । 
केतोइच दशेने चेव यान्ति नाशं नृपोद्धवाः ॥ ११ ॥ 
अन्येः क्रूरोत्पातैखिशङ्कुतारा यदोदयं यान्ति। 
सद्यः प्रयान्ति विलयं नुपयोगा भानुजो यदि विलग्ने ॥ १२ ।' 
यदि जन्म के समय में उल्कापात, निर्घात, व्यतिपात, केतु का दर्शन हो तो राज- 
योग का नाश हो जाता है । यदि अन्य क्रूर उत्पात त्रिशङ्कु तारा का उदय हो व लग्न 
में शनि हो तो शीघ्र राजयोग का भङ्ग होता है ॥ ११-१२ ॥ 
अन्यभंग ज्ञान. 
कर्तारो नृपतीनां गगनसदो युद्धकाङ्किणो सल्िनाः । 
रक्षा जर्जरदेहा विघ्नं जनयन्ति . राजयोगस्य ॥ १३॥ 
यदि जन्म के समय में योग कारक ग्रहों में युद्ध होने की सम्भावना हो वा ग्रहों के 
बिम्ब दुषित वा शुष्क वा क्षीण देहधारी हों तो राजयोग में वाधा उपस्थित करते 
हैँ ॥ १३ ॥ 


अन्यसग ज्ञात 
परनीचं गते चन्द्रे क्षीणी योगो महीपतेः। 
नाशमायाति राजेव दैवज्ञप्रतिलोमग: ॥ १४ ॥ 


यदि जन्म के समय में क्षीण चन्द्रमा अपने परम नीचांश (रा ७ अं० ३) में हो तो 
“राजयोग नष्ट हो जाता है, जैसे ज्योतिषी के विरुद्ध राजा नष्ट होता है ॥१४॥ 
अन्य भङ्गयोग ज्ञान 
तुळायां प्मिनीवर्न्धुख्शांशे दशमे स्थित: । 
हन्ति राज्यं यथा रोभः समस्तगुणसऱचयम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य दशमभाव में तुला के त्रिशाँश में स्थित हो तो राजयोग 
का भंग होता है, जैसे लोभ से सब गुणों के संग्रह का नाश होता है ॥ १५ ॥ 


३८८ सारावली 


अन्यभञ् योग ज्ञान 
जूकस्य दशमे भागे स्थित: कसलबोधनः । 
सहस्र राजयोगानां सन्दमेव करोत्यसौ ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय तुला राशि के दशम अंश में सूर्य होतो हजार राजयोगो का 
नाश होता है ।। १६॥ 
अन्य भङ्कयोग ज्ञान 
स्वत्रिकोणगुहं केचित्स्वोच्चं याताः स्वमन्दिरम्‌ । 
अतिनीचे रविइचँको न तेपा फळ्लंभवः॥ १७१ 
यदि जन्म के सभय में कोई ग्रह मूलत्रिकोण में, कोई उच्च राशि में, कोई 
स्वराशि में स्थित हो तथा केवळ सूर्य परम नीच में हो तो राजयोग भंग हो जाता 


हे ॥ १७ ॥ 
अन्य अङ्गयोग ज्ञान 
गुरुमरूगे विलग्नस्थो दुःखैः सन्तापथेन्नरस्‌। 
कामातंमधनं वेड्या वश्यसिन्दुनं चेत्स्वभे ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म के समय में मकर राशि का गुरु लग्न में हो और चन्द्रमा कर्के राशिः 
में न हो तो जातक का राजयोग नष्ट होता है व दुःखों से पीड़ित होता है, जैसे कामीः 
पुरुष वैश्या के वश में होकर निर्धन व दुःखी होता है ॥ १८ ॥ 
अन्य भंगयोग ज्ञान 
एकेनापि शशाङ्को ग्रहेण केभद्रुमे यदिन दृ्ः। 
विघ्नयति राजयोगं मलिनाचारः प्रसूतः स्यात्‌ ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में केमद्रुम योग में चन्द्रमा अन्य ग्रह से अदुष्ट हो तो जातक का राज: 
योग नष्ट होता है व स्वयं दुष्टाचरण करने वाला होता है ॥ १४॥ 


_ प्रकारान्तर 
भिक्षामटति च्र्या नोंचक्षंगतेः सुदुःखितो मलिनः । 


सकळमहीकृत्पुत्रः परिभूतो जायते निःस्वः ॥ २० ॥ 
यदि जन्म के समय में ३, ४, आदि ग्रह नीच राशि में हों तो राजकुलोत्पन्नः 
जातक भी दुःखी होकर भीख मांगता है व दूषित आचरण करने वाला एवं निर्धनः 
होता है ॥ २० ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
अत्यरिभदनं प्राप्त: पन्छादिभिरस्तगेदच गगनचरेः । 
नादा प्रयाति राजा यदि रविचन्द्रौ न दुङ्गस्थो॥ २१॥ 
यदि जन्म के समय में ५, ६ आदि ग्रह अधिशत्र्‌ भस्थ या अस्त हों तथा सुर्य 
चन्द्रमा स्वोच्च राशि में न हों तो राजयोग नष्ट हो जाता है ॥ २१॥ 


१ यद्वदि । 


एकोनचत्वारिश अध्याय ३८९ 


पुनः प्रकारान्तर 
सचिवो दानवेन्द्रस्य नोचांशो समवस्थितः । 
संप्राप्तमतुळं राज्यं नरेहापयते ध्रवम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि जन्म के समथ में शुक्र नीच नवांश में हो तो जातक को असीमित राज्य 
सुख प्राप्त होने पर भी राजयोग नष्ट हो जाता है॥ २२॥ 
फल में विशेष कथन 
राजयोगाः समाख्यातास्तेषां भङ्कश्च दारुणः। 
परोक्ष्य यत्नतः प्राज्ञः फळं त्रू यादुबळाबळात्‌ ॥ २३॥ 
मैंने राजयोगों का व उनके भङ्ग का वर्णन किया है, मनीपी गण इन दोनों के 
बलावल का अच्छी तरह विचार करके ही फलादेश करें ॥ २३॥ 
राजयोग ज्ञान 
कमलभवनवन्घुः कन्ययार्लिङ्गिताङ्ग-- 
स्त्वलिनि कुजसुरेड्यी चन्द्रमा सेबसंस्थ: । 
न च यदि परिशषह इयते स्यात्त भूपः 
प्रचलितगजमेघच्छादितादानभोऽञ्रः ॥ २४ ॥ 
यदि कुण्डली में कन्या राशि में सूर्य, वृश्चिक में भौम व गुरु एवं मेष राशि में 
चन्द्रमा हो तथा ये ग्रह अन्य ग्रह से अदृष्ट हों तो जातक राजा होता है। जिसकी 
सेना के हाथियों के चलने से धूलि उड़कर मेघ की तरह दिशा व आकाश को आच्छा- 
उदित करती है ॥ २४॥ 
॥ इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां राजयोगभंगो नामाष्टत्रिशोऽघ्यायः ॥। 


एकोनचत्वारिशोऽभ्यायः 


आपयुर्दायाध्याथ का कथन 
अस्मिन्नायुर्दये यस्माद्ञ्रान्तः समस्तलोकोऽयम्‌ । 
तस्मात्पुर्वागसतः कथयामि निराकुऊो कृत्य ॥ १॥ 


इस आयुर्दाय के विषय में समस्त लोग भ्रम में पड़े हैं, इसलिए में पुर्वेशासत्रो के 
आधार पर निराकुल होकर आयुर्दाय के आनयन को कहता हूँ ॥ १॥ 
तीन प्रकार की ( अंश, पिण्ड, निसगं ) आयु में कब किसका ग्रहण 
अंशोद्धवं विल्ग्नात्पेण्ड्य भानोनिसगंजं चन्द्रात्‌ । 
एतेबां यो बळवानेकतमस्तस्य कल्पयेदायुः ॥ २॥ 
ळग्नदिवाकरचन्द्रा्रयोऽपि बळरिक्ततां यदा यान्ति। 
परमायुषः स्वरांशं ददति खगा जीवशर्मोक्तमु ॥ ३॥ 


१ हो० र० & अ० ३७८ पू० 


३६० सारादलो 


लग्न, सूर्य चन्द्रमा इन तीनों में यदि लग्न बली हो तो अंशायु, यदि सूर्य बलवान्‌ः 
हो तो पिण्डायु, यदि चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु ग्रहण करना चाहिए । 

यदि ये तीनों (लग्न, सूर्य, चन्द्रमा) निर्बल हों तो जीवशर्मोक्त परमायु १२० वर्ष 
५ दिन, के सप्तांश=१७ वर्ष १ माह २२ दिन ८ घटी ५४ प० के तुल्य प्रत्येक ग्रह 
की आयु होती है ॥ २-३ ॥ 

बृहत्पाराशर में कहा है--'विळग्नगे वलोपेते शुभदृष्ट $शसम्भवमु । 

रवो पिण्डोळूवं ग्राह्य चन्द्रे नैसगिक तथा ।। ३१॥ 

बलसाम्ये दयोयोग:दलूमायु: प्रकीतितम्‌ । 

त्रयाणां त्रियृतेस्त्र्यंशसमं ज्ञेयं द्विजोत्तम ॥३२॥ (४३ अ० ३१-३२ इलो०) 1२-३। 

तथा जातक पद्धति में भी--'अंशायुश्च तनाविनेऽधिकबले पैण्डं निसर्ग विधौ, 


स्याच्चेत्तुल्यबळं द्वयोर्यृतिदलं तञ्जायुषोइ्चेत्‌ त्रय, । व्यायूंषि त्रिवळेनिहत्य च युतिवीर्यिक्य,. 
हृदा त्रिजायुयु त्यास्रिलवोश्थ जँवमुदितं चेद्धीनवीर्यात्रयः' (२५ इलो ०) 11२-३॥ 
विशेष-यदि लग्न, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनों में कोई दो वली हों अर्थात्‌ बल में 
समता हो तो दोनों आयुर्दाय का योग करके आधा करने पर आयु होती है। यदि 
तीनों के बल में समता हो तो तीनों प्रकार के आयुर्दाय के योग का तृतीयांश ग्रहण 
करना चाहिए ॥ २-३ ॥ 
अंशायु साधन 
बिळग्नादिकळा भाज्या व्योसशून्ययमैः समाः। 
छभ्यन्तेऽकं हताः झेषाःः स्वउमानगुणिडतांशकाः ॥ ४॥ 
लग्न व ग्रह जिसकी आयु साधन करनी हो उसकी (ग्रह च लग्न) कला बनाकर 
२०० का भाग देने से जो लव्धि उसकी वषं संज्ञा होती है। यदि यह लब्धि १२ से 
अधिक हो तो बारह का भाग देकर ग्रहण करना चाहिए । शेष को १२ से गुना करके 
२०० से भाग देने पर लब्ध मास होता है । पुनः शेष को ३० से गुना करके २०० से 
भाग देने पर लव्ध दिन, दिन शेष को ६० से गुना करके २०० से भाग देने पर लब्धि 
घटी, घटी शेष को ६० से गुना करके २०० से भाग देने पर लब्धि पल होता है ।४। 
बृहज्जातक में कहा है- सत्योक्ते ग्रहमिष्टं लिप्तीकृत्वा शतब्दयेनासम्‌ । 
मण्डलभागविशुद्धेऽ्दाः स्युः शेषात्तु मासाद्याः’ (७ अ० १० इलो०) ॥ ४ ॥ 
लग्नायुर्दाय में विशेष प्रकार-- 
होरा सर्वेबलोपेता राशितुल्यानि यच्छति। 
वर्षाण्यन्यानि सासादिभागेस्त्रे रादिकात्पुनः ॥ ५॥ 
यदि लग्न समस्त बलों से युक्त हो अर्थात्‌ पूर्ण बली हो (होरा स्वामिगुरुञ्चवीक्षित- 
युता) तो लग्न के भुक्तराशि समान वर्ष लग्नायु में और जोड़ना चाहिए तथा अंशो से 
त्रराशिक द्वारा मासादि का ग्रहण करके जोड़ना चाहिए ॥ ५ ॥ 


१ हतात, नता: । २ शेषं । ३नाम। ४ ताः स्वकः । 


एकोनचत्वारिश अन्याय ३९१ 


बृहत्पाराशर में कहा है--/लग्नराशिसमाश्राब्दा भागाद्यैरनुपाततः । मासादिका 
इतीच्छन्ति रूग्नायु: केऽपि कोविदा: ॥ १४॥ लग्न दायोंऽशतुल्यः स्यादन्तरे चानुपाततः। 
तत्पतौ बलसंयुक्ते राशितुल्यश्च भाधिपे' ( ४३ अ० १४-१५ इलो० ) ॥ ५॥ 
वृहज्जातक में भी--कि त्वत्र भांशप्रतिमं ददाति वीर्यान्विता राशिसमं च होरा’ 
(७ अ० १२ इलो० ) तथा केशवीय जातक पद्धति में-छग्नायुनिखिलैस्तदंशकसमं 
कंश्रिदरभतुल्यं स्मृतम्‌ । ( २३ इलो० ) ।। ५ ॥ 
पुनः विशेष संस्कार 
वर्गोत्तमे स्वभऽने  स्वद्रेककाणे नवांशके । 
हिगुणं सम्प्रयच्छन्ति त्रिगुणं बक्रतुद्भयो: ॥ ६॥ 
यदि ळग्न वाजो ग्रह वर्गोत्तम नवांश में वा अपनी राशि में, या अपने द्रेष्काण में 
वा अपने नवांश में स्थित हो तो उसकी साधित आयु को द्विगुणित करना चाहिये । 
यदि ग्रह वक्री हो वा उच्चस्थ हो तो साधित आयु को तीन से गुणा करके ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ६॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है-'साधितायुः खगे स्वोच्चे स्वक्षें वा निगुणं स्मृतम्‌ । 
द्विगुणं स्वनवांशस्थे स्वद्वेष्काणे तथोत्तमे’ ( ४३ अ० २१ इलो० ) ॥ ६॥ 
तथा बृहज्जातक में भी--स्वतुङ्गवक्रोपगतैखिसंगुणं ढविरुत्तमस्वांशकभत्रिभागणैः। 
इयान्विशेषस्तु भदत्तभाविते समानमन्यत्प्रथमेप्य्रुदीरितम्‌' ( ७ अ० ११ इलो० ) ॥६॥ 
और भी बृहज्जातक १३ वें इलो० की भट्रोत्पल टीका में मय का वचन 
“वर्गोत्तमे स्वराशौ द्रेष्काणे स्वे नवांशके द्विगुणम्‌ । वक्रोच्चगते त्रिगुणं द्विगुणं कार्यं 
यथा संख्यम्‌' ॥ ६ ॥ 
पुनः विशेष संस्कार 
यदा तूपचयः सर्वः स्वराइयादिस्थिःतंग्रहैः२ । 
समस्तबर्गणा तत्र करतंव्या शास्रचिन्तकेः ॥ ७॥ 
तदि ग्रह स्वराशि स्वद्रेष्काणादि अनेक वृद्धि स्थान में हो तो शास्त्रज्ञाता को 
समस्त वर्गणा करनी चाहिए | यथा--कोई ग्रह अपने नवांश में स्थित होकर वक्री भी 
है तो प्रथम द्विगुणित करके पुनः तीन से गुना करके आयु गृहण करना चाहिए ॥७॥ 
चूडासणि के सत में विशेष संस्कार 
केन्द्रा दिसंस्थिते खेटे सकलहिगुणेककाम्‌ू3 । 
शंसन्ति वर्गणां केचिन्न च चूडामणेमंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
चूड़ामणि आचार्य का कथन है कि यदि गूह केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में हो तो 
जितनी वर्गणा प्राप्त हों वह सब, यदि फणफर में ग्रह हो तो दो वगणा ग्रहण करनी 
चाहिये, यदि आपोक्लिम में ग्रह हो तो जो बड़ी वर्गणा हो उसी एक को ग्रहण करनी 
चाहिए ॥ ८ ॥ 


१ स्थिते । २ ग्रहे । ३ गाम्‌, काः। तच्च ननु, तत्तु । 


३९२ सारावली 


पुनः विशेष संस्कार 
बहुताड*नसम्प्रासी यां करोत्येक्वगणामु । 
वराहमिहिराचायंः सा न वृष्टा पुरातने: ॥ ६ ॥ 
यदि बहुत वर्गणा ग्रह की प्राप्त हों तो उनमें से जो बड़ी वर्गणा हो उसे ग्रहण 
करना चाहिये। यह वराहमिहिराचा्ये का कथन है, किन्तु यह मत पूर्वाचार्यों से सम्मत 
नहीं है ॥ ९ ॥ 
विशेष--वराहमिहिर ने वृ० जा० में कहा है--'सत्योपदेशे वरमत्र किन्तु कुर्वम्त्य- 
योग्यं बहुवर्गणाभिः । आचार्यकत्वं तु बहुध्नतायाभेकं तु यदुभूरि तदेव कार्येमु 
( ७ अ० १३ इलो० ) ॥ ८ ॥ 
आयु में हानि 
रिपुराशौ त्रिभागोनसर्घोनं निम्नगास्तगाः । 
दायं ग्रहाः प्रयच्छन्ति नास्तगो सितभानुजो ॥ १०॥ 
जो ग्रह शत्रु राशि में स्थित हो उसकी साधित आयु में तृतीयांश घटाकर, एवं 


नीच राशि में व ग्रह अस्त होने पर साधित आयु में आधा घटाकर ग्रहण करना चाहिए, 
किन्तु शुक्र व शनि इन दोनों के अस्त होने पर भी आधा नहीं घटाना चाहिये ।।१०॥ 


बृहत्पाराशर में कहा है-'अस्तगस्तु हरेत्स्वार्ध विना शुक्रदाचैश्चरौ । वक्रचारं 
विना त्र्यंशं शत्रुराशौ हरेद्‌ ग्रहः ( ४६ अ० दे इलो० ) ॥ १०॥ 
तथा बृहज्जातक में भी--'नौचेऽतोदध हसति हि ततश्रान्तरस्थेऽनुपातो, हो रात्वंश 
प्रतिममपरे राझितुल्यं वदन्ति। हित्वा वक्रं रिपुगृहगते हीयते स्वत्रिभागः, सूर्योच्छिन्नं 
द्युतिषु च दल प्रोज्झच शुक्गार्कपुत्रौ’' ( ७ अ० २ इलो० ) ॥ १० ॥ 
चक्रार्ध हानि ज्ञान 
सर्वसधं तृतीयंदाश्चतुर्थः पत्चमस्तथा । 
पष्टश्चांदाः क्षयं चाति नादं नहुभिरंकगंः ॥ ११॥ 
सोम्ये चार्धेसतो याति नाशं बहुभिरेळ्गेः । 
एक एव बली हन्ति स्वाधुषः सर्वदा ग्रहः ॥ १२॥ 
यदि पापग्रह बारहवें भाव में हो तो पुरे वर्ष घटाना, एकादश भाव में पापग्रह 
रहने पर आधा घटाना, दशमभाव में रहने पर तृतीयांश घटाना, नवम भावस्थ होने 
पर चतुर्थांश घटाना, अष्टम भाव में होने पर पञ्चमांश घटाना और सप्तमभावस्थ प।प- 
ग्रह होने पर साधित आयु में षष्ठांश घटाना चाहिये । इन्हीं द्वादशादि स्थानों में शुभ- 
ग्रह के रहने पर पापग्रह का आधा घटाकर ग्रहण करना चाहिये । यथा १२वें भाव में 
शुभग्रह के रहने पर साधित आयु में आधा घटाना, ११वें में रहने पर चतुर्थांश, १०वें 
भाव में शुभग्रह के रहने पर षष्ठांश घटाना चाहिये । इसी प्रकार आगे भी समझना 


चाहिये । 


१ वर्गण । 


4 


एकोनचत्वारिश अध्याय ३९३ 


यदि इन्हीं स्थानों में किसी एक स्थान में अधिक ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बली हो 
उसी एक ग्रह की साधित आयु में उक्त हानि करके ही ग्रहण करना चाहिए । सब 
ग्रहों में हानि नहीं करनी चाहिए ॥ ११-१२ 
वृहत्पाराशर में कहा है - सर्वार्धत्रिचतुः पञ्चपष्ठभागं क्रमाद्‌ ग्रहः । व्ययाद्वामं 
स्थितः पापो हरेत्सौम्यञ्च तहूलम्‌ ॥ १०॥ 
एकभे तु बहुष्वेको हरेत्स्वांशं बली ग्रहः । नात्र क्षीणस्य चन्द्रस्य पापत्वं मुनिभिः 
-स्मृतमु 11 ११॥' ( ३४ अ० १०-११ इलो० ) ॥ ११-१२ ॥ 
तथा वृहज्जातक में भी--'सर्वार्धेत्रिचरणपश्चपष्टभागाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु 
वाममु । सत्स्वर्धं वसति तर्थकराशिगानानेकोंशं हरति बली तथाह सत्यः! ( ७ अ० 
३ इलो० ) ॥ ११-१२ ॥ 
और भी भट्टोत्पळ टीका में सत्याचार्यं का वचन--'एकादशोत्क्रमात्सप्तमादिति 
'प्राह हरणकर्माणि । एकक्षेगेषु वीर्याधिकः स्वभागं हरेदेका । अर्धं तृतीयभागं चतुर्थकं 
पञ्चमञ्च षष्टळ्च । आयुः पिण्डात्पापा हरन्ति सौम्यास्तथार्धानि । द्वादशसंस्थः पापः 


-स्वादायं शोभनस्ततोऽद्धं तु! ॥ ११-१२ ॥ 


ग्रहों को पिण्डायु का कथन 
एकोनविशतिर्भानोः दाशिनः पर्चावशति: । 
तिथयः क्लितिपुत्रस्य द्वादशोेव बुधस्य तु ॥१३॥ 
गुरोः पञ्चदशाव्दानि शुक्रस्याप्ये्कावरातिः । 
विशति रविपुत्रस्य पिण्डायुः स्वोच्चसंस्थितिः ॥ १४॥ 
यदि ग्रह अपनी-अपनी उच्च राशि में हों तो सूर्य का आयु पिण्ड १६ वषं, 


“चन्द्रमा का २५ वषं, भोम का १५ वषं, बुध का १२ वर्ष, गुरु का १६ वर्ष, शुक्र का 


२१ वर्ष, शनि का २० वर्षे आयु पिण्ड होता है॥ १३-१४॥ 
बृह्त्पाराशर में कहा है--'क्रमात्‌ सूर्यादिखेटेषु स्वस्वोच्चस्थानगेष्विह । नन्देन्दव- 


-स्तत्त्वमितास्तिथयोः्का: शरेन्दवः । प्रकृत्यो विशतिश्चाव्दाः आयुः पिण्डाः प्रकी त्तिज्ञाः 


( ४३ अ० ६-७ इलो० ) ॥ १३-१३ ॥ 
और भी बृहज्जातक में--'मययवनमणित्थशक्तिपूर्वेदिवसकरादिपु वत्सराः प्रदिष्टाः। 


-नवतिथिविषयादिविभूतरुद्रदशसहिता दशभिः स्वतुङ्गभेषु' (७ अ० १ इलो०)।१३-१४॥ 


पिण्डायु का साधन 
स्वोच्चशुद्धो) ग्रहः शोध्यः षड़ाइयूनो भमण्डरातु । 
स्वपिण्डगुणितो सक्तो २राशिमानेन वत्सराः ॥ १५॥ 
जिस ग्रह की पिण्डायु साधन करनी हो उस स्पष्ट ग्रह में अपने ही उच्च राइयंश 
को घटाकर देखना चाहिये कि शेष ६ राशि से अल्प तो नहीं है, यदि शेष ६ राशिसे 


-१ सिद्धो । २ भादि । 


३८४ सारावली 


अल्प हो तो शेष को १२ राशि में से घटाकर अपने उच्च पठित पिण्डमान से गुणा 
करके विकला से राशि पर्यन्त सवर्णन करके जो हो वही वर्षादि उस ग्रह कौ पिण्डायु 
होती है ॥ १५ ॥ 


बृहत्पाराशर में कहा है--'स्वोच्चशुद्धो ग्रहः शोध्यः षड्‌ भादूनो भमण्डलात्‌ । 
स्वपिण्डगुणितो भक्तो भादिमानेन वत्सराः' ( ४३ अ० ८ इलो० ) ॥ १५॥ 


तथा केशवीय जातक पद्धति में भी--स्वोच्चोनोद्य चरोञ्ङ्कभात्समधिको ग्राह्यो-- 


ल्पकोनाकंभं*“'( २१ इलो० ) ॥ १५॥ 
पिण्डायु साधन सें विशेष कथन 
पुर्वोक्त॑ चिन्त्ययेत्सवं वक्रं मुक्त्वारिराशिषु । 
क्षयस्तत्र प्रकर्तव्यो नीचेऽधं वृ्धिरच्चगे ॥ १६॥ 
इस पिण्डायु साधन में भी अंशायु साधन के समान सब विचार करना चाहिये । 


वक्री ग्रह को छोड़कर शत्रु गृह स्थित ग्रह की साधित आयु में तृतीयांश घटाकर गहण" 
करना च।हिए । नीच राशिस्थ ग्रह॒ होने पर आधा घटाना चाहिये, तथा उच्चस्थ ग्रहः 


होने पर साधित आयु को तीन से गुणा करके ग्रहण करना चाहिये ॥ १६॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'वक्रचारं विना अंशं शत्रराशौ हरेद्ग्रहः 
( ४० अ. ९ इलो. ) ॥ १६॥ 
वृहज्जातक में भी-'हित्वा वक्र रिपुगुहगतैहींयते स्वत्रिभागः' (७ अ. २ इलो.) ।१६। 
तथा जातक पद्धति में भी-“द्यू चरो$रिभे यदि गुणांशोना विना वक्रगम्‌' 
( २१ इलो. ) ॥ १६॥ 
लग्न पिण्डायु साधन में विशेष 
रग्नदायोंऽशातुल्यः स्यादन्तरे चानुपाततः । 
तत्पतौ बल्संपन्ने' राशितुल्यं स्वभाधिपे ॥ १७॥ 
नग्न पिण्डायु साधन में यदि लग्न राशि से लग्न नवांश पति बलवान्‌ हो तो 


नवांश संख्या तुल्य वर्ष, राशि वली हो तो राशि तुल्य वर्ष लग्नायु होती है । मध्य 
में अर्थात्‌ गत नवांश तुल्य वर्ष और वर्तमान नवांश से अनुपात द्वारा ( यथा-यदि' 


२०० कला में एक नवांश तो इष्ट कला में क्या) मासादि का ग्रहण करना चाहिये 1१७1 


बृहत्पाराशर में कहा है--'ळग्नदायोंशलुल्यः स्यादन्तरे चानुपाततः । तत्पतौ बल-- 


संयुक्त राशितुल्यञ्च भाधिपे' ( ४३ अ० १५ इलो० ) ॥ १७॥ 
एवं बृहज्जातक में भी--होरात्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं वदन्ति' 


( ७ अ० २ इलो० ) ॥ १७॥ 
और भी केशवीय जातक पद्धति में--'लग्नायुनिखिकैस्तदंशकसमं के श्चिदुभतुल्यं 


स्मृतम्‌ । यस्येंशोऽधिवलस्तदेव हि ( २४ इलो० ) ॥ १७॥ 
१ युक्ते, पृक्ते । 


एकोनचत्वारिश अध्याय ३३५. 


लग्नस्थ पापग्रह होने पर हानि 
लग्नांशलिप्तिका हुत्वा प्रत्येके विहगायुषा । 
भक्त्वा  मण्डलल्प्ताभिलंब्धं *वर्षादिशोधयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वायुषो ठग्नो क्रूरे लब्धस्याध शुभेक्षिते । 
एवमेव प्रकतंव्यं जीवशर्मोक्तचन्द्जे ॥ १९ ॥ 


यदि लग्न में कोई पापग्रह हो तो लग्न के अंशो की कला बनाकर उसे उसी ग्रह 
की आयुदाय से गुना करके ( यदि अधिक पापग्रह हों तो प्रत्येक की साधित आयु से 


गुना करके ) गुणनफल में २१६०० से भाग देकर वर्षादि लब्धि को साधित आयु में 
घटाने से स्पष्ट आयु होती है। यदि लग्न शुभग्रह से दृष्ट हो तो लब्ध वर्षादि का 


आधा घटाकर ग्रहण. करना चाहिये । इसी प्रकार जीवशर्मोक्त आयु में भी घटाकर 
ग्रहण करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है--'लग्तांशलिसिका हुत्वा प्रत्येकं विहगायुषा । भाज्या 
मण्डलछिप्ताभिलेब्धे वर्षादि शोधयेत्‌ । स्वायुपो ल्ग्नगे सूर्य मङ्गले च शनैश्चरे । तदर्धं 
शुभसन्हष्टे पातयेद्‌ द्विजसत्तम' ( ४३ अ० १२-१३ इलो० ) ॥ १८-१९ ॥ 
एवं वृहज्जातक में भी--'क्रूरे विळग्नसहिते विधिना त्वनेन, सोम्येक्षिते दलमतः 
प्रलयं प्रयाति! ( ७ अ० ४ इछो ० ) ॥ १८-१६ ॥ 
ग्रहों की निसर्गायु का कथन 
विद्वतिरेक॑द्वितयं नव धृतिरिह विशतिश्च पः्चाशत्‌ । 
वर्षाणामपि संख्याः दूर्वादीनां निसरगंभदाः ॥ २०॥ 
सूर्यं की २० वर्ष, चन्द्रमा की १ वर्ष, भौम की २ वर्ष, बुध की दे वर्ष, गुरु की 
१८ वर्ष, शुक्र की २० वर्ष और शनि की ५० वर्ष की निधर्गायु होती है ॥ २०॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'अथ विप्र निसर्गायुः खेटानां कथयाम्यहम्‌ । चन्द्रारज्ञसि- 
तेज्यार्कंशनीनां क्रमशोऽव्दकाः । एकव्द्य ङ्कूनखाधृत्यः कृति: पञ्चाशदेव हि। जन्मकालात्‌ 
क्रमाज्ज्ञेया दशाश्चं ता निसगंजाः' ( ४३ अ० १६-१७ इलो० ) ॥ २०॥ 
तथा केशवीय जातक पद्धति में भी--'तैसर्गे नखभूद्विगोधृतिनखाः पञ्चाशदर्काद्‌- 
गुणाः? ( २३ इलो० ) ॥ २० ॥ 
यरसायु योग ज्ञान 
मीनोदये ननवमे पन्चविशतिलितिके । 
राच सोन्येः स्वतुङ्कस्थैः शेषरायु: परं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
यदि कुण्डली सें अन्तिम नवांशस्थ मीन लग्न हो व बुध वृष राशि में २५ कला 
पर हो और शेष समस्त ग्रह अपने-अपने परमोच्च स्थान में हों तो जातक कीः 
परमायु होती है ॥ २१॥ 


१ वर्षादि । २ परमे । 


“३६६ सारावलो 


बृहज्जातक में कहा है--अनिमिपपरमाँशके विलग्ने शशितनये गवि पञ्चवर्गलिप्ते। 
“भवति हि परमायुषः प्रमाणं यदि सकलाः सहिताः स्वतुङ्गभेपु' (७अ. ६ इलो.) ॥२१॥ 
असितायु योग ज्ञान 
ककिळग्ले गुरुः सेन्दुः केन्द्रगी बुधभागंवों । 
"शेषैखिलाभषष्टस्थैरमितायुभवेन्नरः ॥ २२॥ 
यदि कुण्डली में कर्क लग्न में चन्द्रमा के साथ गुरु हो व बुध शुक्र केन्द्र में हों तथा 
“अवशिष्ट ग्रह तृतीय, एकादश, षष्ठ भाव में हों तो जातक की अमितायु होती है ॥1२२॥। 
बृहत्पाराशर में कहा है--'चन्द्रेज्यी च कुलीराङ्गो ज्ञसितौ केन्द्रसंस्थितो । अन्ये 
त््यायारिगा: खेटा अमितायुस्तदा भवेत्‌’ ( ४३ अ. ५५ इलो. ) ॥ २२॥ 
तथा बृहज्जातक में भी--'गुरुशशिसहिते कुली रळग्ने शशितनये भृगुजे च केन्द्रयाते । 
-भवरिपुसहजोपगैश्च शेषैरमितमिहायुरनुक्रमाद्‌ विना स्याद्‌? (७ अ. १४ इलो.) ॥२२॥ 
सनुष्यादि के परसायु प्रमाण का ज्ञात 
द्विष्नाः ष्टिनिशाः पञ्च परमं नरदन्तिनास्‌ । 
दात्रिराद्वाजिनामादुइछागादीनां तु षोडश ॥ २३ ॥ 
खरोष्ट्रयोः पञ्चवर्गं एएकोष्रीह्मा वृषादिषु । 
शुनां तु द्वादश प्रोकं गणितं परसायुषम्‌ । 
तत्तत्वरं प्रमाणेन हत्दैषामायुरादिशेत्‌ ॥ २४॥ 
६० वर्ष को २ से गुणा करने पर=१२० वर्ष ५ दिन मनुष्य व हाथियों की परमायु, 
३२ वर्ष धोड़े की परमायु, वकरी आदि की १६ वर्ष, गदहा व ऊंट की २५ वर्ष परमायु, 
“बैल भँसादि की २४ वर्ष की परमाणु, कुत्तों की १२ वर्ष की परमायु होती है । मनुष्यों 
के समान प्रथम इनकी ( हाथी आदि की ) आयु साधन करके अपने-अपने परमायु 
"प्रमाण से गुना करके १२० का भाग देने से स्पप्टायु होती है ॥ २३-२४ ॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है--नराणां कुञ्जराणाञ्च विशोत्तरशतं तथा । द्वात्रिशद्‌ 
“ घोटकानाः्च पञ्चरविशतु खरोष्ट्रयो: । वृषाणां महिपाणां च चतुविशतिवत्सरम्‌ । विशत्या- 
युरमेयूराणां छागादीनाच पोडश' ( ४३ अ. २६-२८ इलो. ) ॥ २३-२४ !! 
तथा बृहज्जातक में भी--'समाः पण्टिद्विघ्ता भनुजकरिणां पश्च च निशा, हयानां 
` द्वात्रिशत्खरकरभयोः पञ्चकक्कतिः । विरूपा साप्यायुवृ पमहिषयोः द्वादशशुनां, स्मृतं 
छागादीनां दशकसहिताः षट्च परमम्‌’ ( ७ अ. ५ इलो. ) ॥ २३-२४॥ 
परमाणु प्राप्त करने के अधिकारी 
पथ्याशिनां शीलदतां नराणां सद्वृततभाजां बिजितेन्द्रियाणामु । 
एवं विधानामिद्मायुरत्र अचिन्त्यं सदा बृद्धमुनिप्रणीतस्‌ ॥ २५॥ 
पथ्य ( उचित ) भोजन करने वाला, सुशील, सदाचारी, जितेन्द्रिय मनुष्य ही 
“प्राचीन मुनियों की कथित परमायु प्रमाण तक जीवन पाता है ॥ २५॥ 
॥ इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां आयुर्दायो नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः । 


१भव। २एका। ३ वृद्धि समाप्नोति मुनिप्रवादः, नित्यं सदा वृद्धभुतिंप्रवादः । 


Fr 


चत्वारिश अध्याय ३९७० 


चत्वरिशोऽः्यायः । 
दशाध्याथ का कथनत 
आयुषो येन यददत्त॑ सा दशा तस्य कीतिता। 
स्वदोषगुणयोगेन स्वद्शासु फलप्रदा: ॥ १॥ 
जिस ग्रह की जो आयु होती है वही उस ग्रह की दशा होती है । समस्त ग्रह अपनी 
अपनी दशा में अपने-अपने गुण दोप के आधार पर शुभाशुभ फळ प्रदान करते हैं ॥१॥ 
बृहज्जातक में कहा है -- आयुःकृतं येन हि यत्तदेव कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पूर्वमु 
( ८ अ० २. इलोक० ) ॥ १॥ 
तथा केशबीय जातक पद्धति में भी--'यस्यायुयंदसो दशास्य च' (२६ इलो ०)॥ १॥ 
दशा विषय सें मणित्थ का कथन 
दिवाराब्रिप्रसूतस्य रविशुक्रपुरःसराः । 
सणित्थस्त्वाह्‌ तज्ज्ञानं फलसाम्यं' न सा दशा॥ २॥ 
यदि दिन में जन्मकाल हो तो सूर्यादि ग्रहों की, रात्रि में जन्मकाल हो तो शुक्रादि 
ग्रहों की दशा होती है, ऐसा मणित्थाचार्य का कथन है किन्तु अन्य आचार्यो के मत में 
इस दशा के मत में समता नहीं है ॥ २॥ 
दशा के बिषय सें सत्याचार्य का मत 
ळग्नार्कशोतरऱ्मीनां यो बळी तस्य चाग्रतः। 
तत्केन्द्रादिस्थितानां च दशाः स्युः सत्यभाषिते।। ३॥ 
लग्न, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनों में जो वळवानु हो उसकी दशा प्रथम, फिर बली ग्रहः 


से केन्द्रस्थ ग्रह की, पुनः पणफरस्थ की इसके बाद आपोविलमस्थ ग्रह की दशा होती. 
है, ऐसा सत्याचार्यं जी का कथन है ॥ ३॥ 


स्वकोयभत का कथन 
होरादिनेशशशिनां प्रबलो भवेचस्तत्कण्टकादिषु गताः कथिता दशेश।: । 
पूर्वा दद्याऽतिबलिनः सहृशेऽव्दवृद्धेः साम्ये भवेच्च शरदां प्रथमो दित्यस्य ॥४1॥ 
ळम्नार्कशीतरसमीचां यवि `पूर्णळं भवेत्‌ । 
तदा सत्पमतं भेष्टमम्यदा त्वपरा दशा॥५॥ 
लग्न, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनों में जो वलवान्‌ हो उसकी दशा प्रथम होती है, 
पुनः इस बली ग्रह से जो केन्द्र में ग्रह हो उसकी दशा ( यदि केन्द्र में अधिक ग्रह हों, 
तो जो बलवान्‌ हो उसकी तदन्तर उससे अल्प वल वाले ग्रह की इसी क्रम से आगे 
भी ) फिर वली ग्रह से पणफरस्थ ग्रहों की, पुनः इसके वाद आपोविलमस्थ ग्रहों की 
दशा होती है । यहाँ भी अर्थात्‌ पणफर, आपोक्लिम स्थानों में अधिक ग्रह रहने पर 
सव से बलवान्‌ की प्रथम, फिर न्यून-न्यून वळवालों की दशा समझनी चाहिये। यदि: 


१ साम्ये न तदु दशा: | २ पूर्णबळो । 


“३६८ सारावली 


न्बल में समता हो तो अधिक वर्ष वाले ग्रह की प्रथम, यदि वर्ष में भी समानता हो तो 
जिस ग्रह का प्रथम उदय हुआ हो उसकी दशा प्रथम होती है । यदि लग्न, सूर्य चन्द्रमा 
'इन तीनों में एक भी बलवान्‌ हो तो सत्याचार्योक्त दशा क्रम ग्रहण करना चाहिये । 
यदि तीनों निर्बेल हों तो अन्याचार्योक्त दशा क्रम ग्रहण करना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'वली लग्नाकंचन्द्राणां यस्तस्य प्रथमा दशा । तत्केन्द्रा- 
दिगतानार्‍च ज्ञेया बलवशात्तत:ः ( ४६ अ० १२१ इछो ० ) ॥ ४-५ ॥ 
एवं बृहज्जातक में भी--'उदयरविशज्ञाद्धूप्राणिकेन्द्रादिसंस्था:, प्रथमवयसि मध्ये- 
ऽन्त्ये च दद्यः फलानि’ ( ८ अ० १,इलो० ) ॥ ४-५ ॥। 
तथा च यवनेश्वर:---“निशाकरादित्यविरूग्नमध्ये तत्काल्योगादधिकं बलं य: । 
बिभति तस्यादिदेष्यते सा शेपास्ततः शेषबलक्रमेण' ॥। ४-५ ॥ 
और भी केशवीय जातक पद्धति में--स्यादाद्या हि दशाधिकौजस इहाङगार्काब्जकानाँ 
ततस्तत्केन्द्रा दियुजामय द्विबहवो वीर्यक्रमेणेव हि । चेदोज: समतायुषोधिकतयायुस्तुल्यता 
चेदृशा, मोढ्यातुस्यादुदितक्रमात्क्रमविधो वीर्यं हि तत्रोच्यते. ( ३० इलो० ) ॥४-५॥ 
शुभ फल देने वाली दशा 
स्वोच्चस्वराशिनिजभागसुहुद्गृहस्थाः सस्पुर्णवीयंरुचिरा बलिनः स्वकाले । 
मित्रोच्चसागसहिताः शुभदृछियुक्ताः श्रेष्ठां दशां निदधति स्ववयःसु खेटाः ॥। ६॥। 
जो ग्रह जन्म के समय अपनी उच्च राशि में वा स्वरादि में वा अपने नवांश में, 
“वा मित्र की राशि में, परिपूर्ण किरण, पुर्ण बली, दशारम्भ में बलवान, मित्र के नवांश 
में व उच्च नवांश में शुभग्रह से दष्ट होता है। वह ग्रह अपनी दशा में शुभ फल 
-देता है ॥ ६॥ 
अशुस्र फल देने वाली दशा 
नीचशात्रुग्रहं प्राज्ञाः झात्रुनिम्नांदा तुर्यगा: । 
विवर्णाः पायसंबन्धा दशां कुर्यु रशोभनाम्‌ ॥७॥ 
जन्म के समय में जो ग्रह नीच वा शत्रु राशि में, शत्रु ग्रह राशि के नवांश में 
नीचांश में, सूर्य के सान्निध्य में (अस्त), रश्मिहीन, पापग्रह से दृष्ट युत होता है उसकी 
दशा अशुभ फल देने वाली होती है ॥ ७॥ 
वृहज्जातक में कहा है-'नीचांशगतस्य दात्रुभागे ज्ञेयानिष्टफला दशा प्रसूती? 
:( ८ अ० ५ इलो० ) 1७१ 
अवरोहिणो च आरोहिणी दशा का ज्ञान 
ठुङ्गाच्च्युतस्य हि दशा सुहडुच्चांशे$वरोहिणी मध्या । 
नीचाद्रिपुनीचांदो ग्रहस्य चारोहिणी फष्टा ॥ ८ ॥ 
जन्म के समय जो ग्रह अपनी उच्च राशि से आगे हो उसकी अवरोहिणी नाम की 


“दशा होती है । यदि उच्च राशि से आगे की राशि वाला ग्रह अपने मित्र ग्रह के नवांश - 


में या उच्च राशि के नवांश में हो तो इसकी दशा मध्यम फल देती है । जो ग्रह नीच 


PENS म रा 


चत्वारिश अध्याय ३९९ 


“राशि से आगे हो उसकी अवरोहिणी नाम की दशा होंती है। यदि नीच राशि से आगे 
वाला ग्रह शत्रु वा नीच राशि के नवांश में हो तो दशा कष्ट दायिनी होती है ॥८॥ 
बृहज्जातक में कहा है--“भ्रष्टस्य तुझ'गादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुहूदुच्चभागे । 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा' ( ८ अ० ६ इलो० ) ॥८॥ 
तथा भट्रोत्पली टीका में भगवानु गार्गि का वचन--“उच्चनीचान्तरस्थस्य दशा 
स्यादवरोहिणी । तस्यामल्पमवाप्नोति फलं क्लेशाच्छुभं नरः । मित्रोच्चात्मांशकस्थस्य 
मध्या मध्यफला तु सा । नीचोच्चमध्यगस्योक्ता श्रेष्ठा चारोहिणी दशा । सँवाधमाख्या 


भवति नीचराइयंशगस्य तु । अवरोहिणी चेदधमा भवेत्कष्टकला तदा । आरोहिणी 
मध्यफला संपूर्णा परिकीत्तिता' ॥ ८ ॥ 


ओर भी केशवीय जातक पद्धति में--'शुभेष्टोच्चस्वभांशे तथाऽरोहा नीचपरिच्यु- 
तस्य यदि सा कष्टारिनीचांशभे । त्यक्तोच्चे त्ववरोहिणी भवति सा मध्योच्च मित्रस्वभांञ्चे 
-सदुहष्टयुतस्फु रत्क रबलिष्ठे ष्टा धिके स्याच्छुभा' ( २६ इलो० ) ॥ ८ ॥ 
दशा कथन में विशेष 
सबिता दशाफलानां पाचयिता चन्द्रमाः प्रपोषयिता । 
राशिविरीषेणेन्दोरतः फळोक्तिर्दशारम्भे ॥ ९ ॥ 
प्रत्येक ग्रह को दशा के फल ( शुभाशुभ ) को सूर्य भोग कराने वाला, अर्थात्‌ देने 


-चाला, चन्द्रमा पोषण करने वाला होता है । इसी लिये प्रत्येक ग्रह की दशारम्भकाल में 
चन्द्रमा की राशि स्थिति वश दशा का फल कहना चाहिये ॥ ६॥ 


छन्द्र को महादशा में चन्द्र राशिवश फल 
मूळदशायामिन्दोः कन्यासु प्रेक्षिते चन्द्रे । 
पण्याङ्कनाभिरनिशं समागमं प्राहुरिह यवनाः॥ १०॥ 
यदि चन्द्रमा की मूल दशारम्भ काल में चन्द्रमा कन्या राशि में हो वा देखता हो 
तो वेश्याओ से समागम होता है, ऐसा यवनाचार्यों का कथन है॥ १०॥ 
बिशेष--यह पद्य सं वि० वि० की मातृका में अनुपलब्ध है ॥ १०॥ 
समस्त ग्रहों को दशारम्भ काल में चन्द्र राशिवश फल 
सौम्यस्रीधनळाभः कुलोरगेन्दौ भवेद्दशारम्मे । 
कन्यां दूषयति नरः कुजभवने हन्तिवा युवतिमु ॥ ११॥ 
विद्याशास्त्रज्ञानं सित्रप्राधि करोति बुधराद्यी। 
शोकेऽन्नपानमतुळं सौख्यं 'चन्द्रेरिनाशं च॥१२॥ 
सुखधनमानाज्ञा्त जोवगृहे दिशति शीतांशुः । 
परिणतवयसमरूपां सौरगृहे वर्धकीं वाऽपि॥ १३॥ 
दुर्गारण्यनिवासं कर्षणग॒हकमंसेतु कर्मान्तम्‌ । 
सिंहे शशी प्रकुस्ते स्रोपुत्नविवादमरति च ॥ १४॥ 


१ चन्द्रेविनाशं । २ वञ्चकीं । 


४०० १ सारावलो 


यदि ग्रहों की दशारम्भकाल में चन्द्रमा कर्क राशि में हो तो सरल स्वभाव वाळी 
सत्री ब जन का लाभ होता है । यदि दशारम्भकाल में चन्द्रमा मेष या वृश्चिक राशि का 
हो तो कुमारी से समागम वा पत्नी का नाश होता है । यदि चन्द्रमा बुध की राशि में 
अर्थात्‌ मिथुन वा कन्या राशि में हो तो विद्या व शास्त्रों का ज्ञान और मित्र की 
प्राप्ति वा मित्र से सहायता प्राप्त होती है। यदि शुक्र की राशि ( २, ७) में चन्द्रमा 
हो तो अधिक अन्न, पान व सुख की प्राप्ति और शत्रु का नाश होता है। यदि गुरु 
की राशि ( धनु, मीन ) में चन्द्रमा हो तो सुख-धन-सम्मान-आज्ञा की प्राप्ति होती है । 
यदि शनि की राशि ( मकर, कुम्भ ) में चन्द्रमा हो तो परिणत (वयस्क) अवस्था के 
समान स्त्री की प्राप्तिवा वृद्धासत्री की या धूर्तास्त्री की प्राप्ति होती है। यदि 
दशारम्भकाल में चन्द्रमा सिंह राशि में हो तो किला वा वन में निवास, खेती का कार्य 
व घर का पुल पर्यन्त कार्य, स्त्री-पुत्र से विवाद व प्रेम का अभाव होता है ॥११-१४॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'प्रा रव्धा हिमगौ दशा स्वगुहगे मानार्थसौख्यावहा, कौजे 
दूषयति रियं बुधगृहे विद्यासुहृद्वित्तदा । दुर्गारण्यपथाल्ये क्ृषिकरी सिंहे सितक्षेऽन्नदा,. 
कुस्त्रीदा मृगकुम्भयोगु रुगृहे मानार्थसौख्यावहा' (८ अ० ११ इलो ०) ।।११-१४। 
दशारम्भ काल में चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का फल 
बन्ध्वर्थक्षयरोगाः कुजसोराभ्यां बुधेन पाण्डित्यम्‌ । 
दृष्ट तद्योनिसमंः शषंश्चन्द्रे दशाफलंर्योगः॥ १५॥ 
यदि दशारम्भ काल में चन्द्रमा भौम व इनि से हृष्ट हो तो बन्धु ( बान्धव ) व 
धन का नाइ और रोग को प्राप्ति होती है । यदि चन्द्रमा बुध से दृष्ट हो तो पाण्डित्य 
अवशिष्ट ग्रहों से दृष्ट होने पर ग्रहों के स्वभावानुसार ही फल होता है ॥ १५ ॥ 
दशा स्वामी का लग्नस्थ व लग्न से उपचयस्थ होने पर फल 
पाकस्वामिनि लग्ने सुहुदां वर्गऽथवाऽपि सोम्थानान्‌ । 
श्रेष्ठशायां सु"तिलंग्नादुपचय गृहस्था ॥ १६ ॥ 
यदि दशारम्भ में दशा का स्वामी रूग्न में हो वा मित्रग्रह के वर्ग में हो वा शुभग्रह 


के वर्ग में हो वा जन्म लग्न से उपचय ( ३, ६, १०, ११) स्थान में हो तो दशा 
का फल श्रेष्ठ अर्थात्‌ शुभ होता है ॥ १६ ॥ 


बृहज्जातक में कहा है--'पाकस्वामिनि लग्नगे सुहृदि वा वर्गस्य सौम्येऽपि वा, 
आरब्धा शुभदा दशा त्रिदशपड्लाभेषु वा पाकपे' ( ८ अ० १० इलो० ) ॥१६॥ 
दशास्वासी से चन्द्रस्थिति बश फल 
सिन्नोच्चोपयस्थाने निको सपने. तथा। 
पाकेइवर।त्स्थितश्वन्द्ः कुर्ते 3स्वफळा दरान्‌ ॥ १७॥ 
४विपरीते स्थिते चन्द्र दशादी पर्यवस्थिते । 
स्वोच्चगस्या। खेटस्थ दशा न प्रतिपुजिता॥ १८॥ 


१ स्फूतिः । २ गृहस्थो, गृहस्थे । ३ सुफलाँ, सफलां ४ विपरीतइचन्त्रे 


२६ चत्वारिश अध्याय ४०१ 


यदि दशारम्भ काल में दशापति से चन्द्रमा दशापति की मित्र राशिमें हो वा 
उसकी उच्चराशि में हो वा दशापति से उपचय (३, ६, १०, ११) स्थान में हो अथवा 
दशापति से पञ्चम, नवम, सप्तम राशि में चन्द्रमा हो तो दशा का फल शुभ होता है! 
यदि इनसे विपरीत स्थानों में चन्द्रमा हो तो उच्चस्थित ग्रह की भी दशा अशुभ फल 
प्रदान करती है ॥ १७-१८ ॥ 
बृहज्जातक में कहा--'मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने पाकेश्वरस्य स्थितश्चन्द्रः 
सत्फल्वोधनानि कुरुते पापानि चातोऽन्यथा !! (८ अ० १० इंलो०) ॥ १७-१८ ॥ 
शत्र-सीचांश स्थित ग्रह की दशा का फल 
शत्रनीचनवांशेणु शस्ते राशो ग्रहस्य च । 
दशा मिश्षफला रिक्ता निवळस्थ दशा भता ॥ १९॥ 
यदि प्रशस्त राशि में ग्रह अर्थात्‌ स्वोच्च-मूरू त्रिकोण-स्वराशि आदि में ग्रह, शत्रु 
ग्रह राशि के नवांश में वा नीच राशि के नवांश में हो तो दशा का फल मिश्र अर्थात्‌ 
शुभाशुभ दोनों होता है । निवेल ग्रह की दशा का फल शून्य होता है ।' १६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते गृहे मिश्रफला प्रदिष्टा' 
(८ अ० ७ इलो०) ॥ १६ ॥ 
लग्न दशा का शुभाशुभ जज्ञान 
्रेबाणे च दशा मूर्तेः पूजिता सध्यमाधसाः। 
चरे *सिश्षप्रलीपा च स्थिरे पपेष्टमध्यमाः।॥२०॥ 
यदि चरराशिस्थ लग्न में प्रथम द्रेष्काण होतो दशा का फल अधम, द्वितीय 
द्रेष्काण में मध्य और तृतीय द्रेष्काण में उत्तम फल होता है । यदि स्थिररारिस्थ लर्न 
में प्रथम द्रेष्काण हो तो दशा का फल अशुभ, द्वितीय द्रेष्काण में शुभ, तृतीय द्रेष्काण 
में मध्यम फल होता है ॥ २० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है “उभयेऽधममध्यपुजिता द्रेष्काणैश्चरभेषु चोत्क्रमात्‌ । 
अशुभेष्टसमाः स्थिरे क्रमाद्धो रायाः परिकल्पिता दशाः? (८ अ० ८ इलो०) ॥ २० ॥ 
ग्रहों को नेर्खागक दशा का क्रस 
चन्द्रावनेयलोमजसितजीददिवाकराकिहोराणाघ्‌ । 
क्रमशो दझ्ापरिग्रह इष्टो नैसगिकश्वैंव ॥ २१ ॥ 
चद्रमा, भौम, वुध, शुक्र, गुरु, सूर्य, शनि लग्न इनकी क्रम से नैसगिक दशा 
होती ST यह जिज्ञासा होती है कि किस ग्रह की कितने वर्षे की दशा होती 
है । उत्तर--बुहृज्जातक में कहा है--'एकं द्वौ नवविशतिधृ तिकृती पञ्चाशदेषां क्रमा- 0 
51:20 जत म प 


१ द्रेवकाणैश्च, द्रेक्काणस्य । २ मिश्चे । 


श्र 


४०२ सारादला 


च्चन्द्रारेन्दुजशक्रजीवदिनकृद्दैवाकरीणां समाः' (८ अ० इलो०) । १ वर्ष चन्द्रमा, २ भौम, 
८ बुध, २० शुक्र, १८ गुरु, २० सूर्य, ५० वर्ष शनि की दशा अर्थातु नैसगिक दशा 
होती है । यदि इसके अनन्तर भी किसी का जीवन होता है, तो लग्न की दशा समझनी 
चाहिये ॥ २१॥ 
नेसगिक दशा का फल 
एवोच्चस्वकालवलिन: सम्पुर्णवलस्य वा निसर्गभचा । 
*उत्तमशुभफलदासो* ग्रहस्य नित्यं दशा भवति ॥ २२ !: 
स्वराशो स्वत्रिकोणे च स्वांशे च जुभमव्यसा । 
स्वोच्चामिळाषिणश्चे व नित्रराइयादिसं स्थितं ॥ २३ ॥ 
शुभाधमदरा ज्ञेया विपरीतमतस्थिते । 
अनेने विधानेन विज्ञेया पापदा दशा ॥ २४॥ 
जो ग्रह उच्चराशि में काल वल से युक्त हो वा संपूर्ण बळ से संपन्न हो उस ग्रह की 
नैसर्गिक दशा नित्य शुभ फल प्रदान करती है । 
जो ग्रह अपनी राशि में हो वा अपनी मूलत्रिकोण राशि में वा अपने नवांश में 
स्थित हो उस ग्रह की नैसगिक दशा मध्यममान से शुभ फळ प्रदान करती है । 
जो ग्रह उच्चराशि में जाने वाला हो अथवा मित्र की राशि में हो तो उस ग्रह 
की दशा अल्प शुभ फल देती है। इससे विपरीत स्थानों में अर्थात्‌ नीच, शत्रु आदि 
स्थानों में ग्रह हो तो इसो प्रकार अधिक, मध्यम अल्प पाप फळ देने वाली ग्रहों की दशा 
होती है ॥ २२-२४॥ 
सुर्य की शुभ दशा का फल 
भानुदशायां रभते ३नचौषधादधूवनियदोर्जने ररथ्यान्‌ 1 
गिरिदन्तचर्मबह्तिक्रौयनरेन्द्राहवाद्यं इव ॥ २५॥ 
नुपतेरर्थावा्त धेयं भूयस्तयोद्यमं तेक्षण्यम्‌ । 
ख्याति प्रतापर्वृद्धि श्रेष्ठत्वं भूपतित्वं च॥ २६॥ 
सूर्यं की शुभदशा में मनुष्य नवीन औषधि व मार्ग निर्माण वा मागे में विप (जहर) 
विक्रय, दुष्टजन, पर्वत, दांत, व्याघ्र वा मृग चर्म, अग्नि, क्रूरता, नृसंग्राम से धन 
लाभ करता है, तथा राजा से विशेषकर धन लाभ होता है, एवं धैरयंता, निरन्तर उद्योग, 
तींक्षणता, प्रसिद्धि व प्रताप की वृद्धि, उत्तमता और राजा वा राजा के समान सुख की 
प्राप्ति हीती हे ॥ २५-२६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'सौर्था स्वं नखदन्तचर्मकनकक्रौर्याध्वभूपाहवेस्तक्षण्यं 
धै्येमजत्रमु्मरतिः ख्यातिः प्रतापोन्नतिः’ (८ अ० १२ इलो ०) ॥ २५-२६ ॥ 


१ अनुपम ।२ स्याद्व ।३ पोरुषमेधाध्व विषयकाळलनेरर्थानु दीस्थ्यने रर्थ्यात्‌ ।४ दैरंभुयो । 


चत्वारिश अध्याय ४०३ 


सुर्यं को अशुभ दशा का फल 
भृत्यार्थचो रचक्षुःशख्ाग्न्युदक क्षितोदवरादुबाधा: । 
सुतपत्नीवन्युजनेनिपीडित: स्याच्च पापरतिः॥ २७॥ 
क्षुत्तष्णाति: शोको हृत्पीडा पंत्तिकास्तथा रोगा: । 
गात्रच्छेदो भवति हि सुर्यदशायामनिष्टायाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूर्य की अशुभ दशा में नोकर, धन, चोर, नेत्र, शस्त्र, अग्नि, जल व राजा 
इन से कठिनाई, पुत्र, स्त्री, वान्धवो से दुःख, पाप में बुद्धि, मुख व तृष्णा से पीड़ा, 
शोक, हृदय रोग, पित्त रोग और शरीर भङ्ग होता है ॥ २७-२८ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'भार्या पुत्रधतारिशस्त्रहुतभुग्भुपोदुमवा व्यापदस्त्यागी 
पापरतिः स्वभृत्यकलहो हृत्क्रोडपीडामया:' ( ८अ० १२इलो० ) ॥ २७-२८ ॥ 
चन्द्रमा को शुभ दशा का फल 
चन्द्रदशायां वित्तं खींसंगममार्दवात्पथि विहारात्‌ । 


जलतुहिनक्षोररस रिक्षु विकारंस्तथा क्रोडा ॥ २६ ॥ 
ढिजमन्त्राणा लब्धिः पुष्पाम्वरसेवनं मधुरता च। 
अर्थविनारामकस्सारसुसंपदास्त्विष्टतां लभते ॥ ३० ॥ 


तेष्ण्यादवाप्तसिद्धि: पूजां प्राप्नोति गुरुतुपाभ्यां च । 
मेधाधूतिपुषटिकरी चन्द्रदशा शोभना नित्यस्‌ ॥ ३१॥ 
चन्द्रमा की शुभदशा में जातक को स्त्री सङ्गम, सरलता, मार्ग विचरण, जल, 
चर्फ, दूध, रस, गुड़ चीनी सीरादि तथा खेळकूद से धन लाभ, ब्राह्मणों से मन्त्रों की 


प्राप्ति (सं० वि० वि० की मातृका में 'द्विजमित्राणां' यह पाठ उपलब्ध होने से ब्राह्मण 
मित्रों की प्राप्ति) सुन्दर पुष्प व वस्त्रों का सेवन, मीठापन, अकस्मात्‌ धन नष्ट होने 


पर भी पुनः इच्छित संपत्ति की प्राप्ति, उग्रता से अभीष्ट सिद्धि, गुरु व राजा से 
सत्कार, बुद्धि और धैर्य व पुष्टि की प्राप्ति होती है ॥ २४-३१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'इन्दो: प्रा्तदशां फलानि लभते मन्त्रद्विजात्युद्भवानीक्षु 
'क्षीरविकारवस्त्रकुसुमक्री डातिलान्नश्रमैः' (८अ० १३३लो०) ॥ २६-३१ ॥ 
चन्द्रमा को अशुभ दशा का फल 
कुरते भयं कुलस्य च चन्द्रदशा स्वकुळकिग्रहं. कष्टम्‌ । 
निद्वारस्यं ख्रीणां भयजननी शोकदा रतिदा॥ ३२॥ 
चन्द्रमा की अशुभ दशा में कुल ( बंश ) में भय, अपने परिवार में कलह व कष्ट, 
निद्रा, आलस्य की वृद्धि, स्त्रियों को भय, शोक व रति की प्राप्ति होती है॥ ३२॥ 


बृहज्जातक में कहा है--'निद्रालस्य मृदुद्विजामररतिः स्त्रीजन्ममेधाविता । 
कीत्यर्थोपचयक्षयो च बलिभिर्वैरं स्वपक्षेण च' (८अ० १३इलो०) ॥ ३२ १ 


४०४ सारावली 


मङ्गल को शुभ दशा का फल 
भौसदशायां लभते नृपाग्निचोरप्रयोगरियुसद: । 
व्याळविषदाद्वन्धनसुतैदण्यकूटेइच घनराभस्‌॥ ३३ ॥ 
क्षित्याजाविकताख्रकसुवर्णपण्यादिन्निस्तथा द्यतः 
आसवकषायकदुके रसश्च धनधान्यभाग्भवति॥ ३४॥ 
मङ्गल की शुभ दशा में राजा, अग्नि, चोर, युद्ध में शत्रु मर्दन करने सर्प, विष, 
शस्त्र, बन्धन, तीपाखन व कूट ( नकली वस्तु ) से धन का लाभ होता है । भूमि, 
बकरी, भेंड, तन्त्र वा तामा, सुवर्ण के व्यापार, जूआ, आसव, कसले पदार्थ, कटू 
वस्तु व रसों से जातक को धन धान्य का लाभ होता है॥ ३३-३४ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'भौमस्यारिविमदं भूपसहजकित्वाविकाजैर्धनं' ( ८अ०- 
१४३लो ० ) ॥ ३३-३४ ॥ 
सङ्गल की अशुभ दशा का फल 
मित्रकळत्रविरोधी भ्रातृसुतेबिग्रहरच तृष्णा च। 
मूर्च्छां शोणितदोपः शाखाच्छेदो ब्रणइदापि॥ ३५॥ 
परदाररतिद्टेष्यो गुरसत्यानामधमनिरतङच । 
पित्तद्ठतेरपि दोषेरभिःकूतो सानो भवति ॥ ३६॥ 
मङ्गल की अशुभ दशा में मित्र व स्त्री से विरोध, भाई व पुत्रों से लड़ाई, तृष्णा 
की वृद्धि, मूर्च्छा का रोग, खुन में खराबी, वंशच्छेद, घाव, पर स्त्री से प्रेम, गुरू व 
सत्यता से द्रोह, अधमं में प्रीति और पित्त प्रकोप से शरीर कष्ट होता है ।।३५-३६॥ 


वृहज्जातक में कहा है--'प्रद्ेष: सुतमित्रदारसहजैविद्वद्गुरद्रेष्टता, तृष्णासृग्ज्वर- 


पित्तभङ्गजनिता रोगाः परस्त्रीकृता: । प्रीतिः पापरतैरधर्मनिरतिः पारुष्यतैऽण्यानि च' 
( ८ अ० १४ इलो० ) ॥ ३५-३६ ॥ 
बुध की शुभ दशा का फल 
सौम्यदशायां उपुत्रान्‌ मित्रादाढ्याद्धतस्य सम्प्राप्तिः । 
दीक्षितनुपतेद्य ताइणिग्जनाच्चापि सम्भवति ॥ ३७ ।! 
चेसरमहीसुनणं शुर्त्तद्रव्यं यशः प्रशांसा च। 
दुत्यं सोसए्यमदुल्यं सौभाग्यं मतिचयख्याति: ॥ ३८ ॥ 
धर्मक्रियाछु सिर्ढिहास्यरतिः ात्रुसंक्षयो भवति । 
गणितालेख्यलिपीनां कोतुकभागी सदा पुरुष: ॥ ३६॥ 
बुध की शुभ दशा में पुत्र, मित्र, धनी, दीक्षित राजा, जुआ और क जनसे 
घन की प्राप्ति होती है । घोड़ा, भुमि, सुवर्ण, मोती, यश, प्रशंसा की वृद्धि, दूतकमंत्व, 
अनुपम सुख व सौभाग्य की प्राप्ति, बुद्धि की वृद्धि, प्रसिद्धि, धर्म कार्यो में सिद्धि, 
हॅसने में प्रीति, शत्रु का नाश, गणित-आलेख्य व लिपियों के ज्ञान में कुतूहल सदा 
होता है ॥ ३७-३४ ॥ 


१ तान्त्रिकस्वर्णावश्या । २ ताक्षी । ३ प्राप्ते । 


PS Sl र नी PE 


चत्वारिश अध्याय ४०५ 


बृहज्जातक में कहा है--“बोध्यां दोत्यसुहृदगुरुद्रिजधनं विद्वत्प्रशंसायशो युक्ति- 
द्वव्यसुवर्णवेस रमही सौमाग्यसौरुूयाप्तयः। हास्योपासनकोशलं मतिचयो धर्मेक्रिया- 
सिद्धयः’ ( ८ अ० १५ इलो० ) ॥ ३७-३९ ॥ 
बुध की अशुभ दशा का फल 
पोडां धघातुत्रितयात्पारुष्य॑ वन्धनं तथोद्वेगम्‌ । 
सानसशोक॑ वाऽपि बुधस्य दष्टा दशा कुरुते ॥ ४० ॥ 
वुध की अशुभ दशा में त्रिदोष से शरीर कष्ट ( पीड़ा ), कठोर वचन, बन्धन, 
उद्वेग तथा मानसिक चिन्ता होती है ॥ ४० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'पादष्यं श्रमवन्धमानसशुचः पीड़ा च धातुत्रयात्‌” 
( ८ अ० १५ इलो० ) ॥ ४०॥ 
गुरु को शुभ दशा का फल 
त्रिदशपतिगुरदशायां अन्त्री नृपनृत्यनोतिभिवित्तमु । 
मानगुणानां लब्धिरतिप्रतापः सुहृहिवृद्धिइच । ४१ ॥ 
कान्तासुवर्णवेसरगजादिभोगी सदा पुरुष: । 
माङ्कल्यपौष्टिकानां लाभो") हिषतां दिनाशश्च ॥ ४२ ॥ 
लाभो भवति नराणां प्रीति: त्तद्भूमिपंः साधंस । 
जनताया नृपबङ्त्रात्पण्याग्राद्गुरुजनाच्च धनलाभ: ॥ ४३॥ 
गुरु की शुभ दशा में मन्त्री ( सचिव ) होने से, राजा, नाचने व नीति ! न्याय) 
से धनागम, सम्मान व गुणों की प्राप्ति, अधिक प्रताप व मित्रों की वृद्धि, स्त्री-सुवर्ण- 
बोड़ा-हाथियों के सुख का भोग, माङ्गल्य व पौष्टिक वस्तुओं का लाभ, शत्रुओं का 
नाश, अच्छे राजाओं से प्रेम अर्थात्‌ मैत्री, जनता, राजा, अग्रगण्य व्यापारी ओर 
गुरुजनों से धन का लाभ होता है ॥ ४१-४३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'जैव्यां मानगुणोदयो मतिचयः कान्तिप्रतापोन्नतिर्माहा- 
त्म्योद्यममन्त्रनीतिनुपतिस्वाध्यायमन्त्रैर्घनम्‌ । हेमाइ्वात्मजकुञ्जराम्बरचयः प्रीतिश्च 
सदुभूमिषैः' ( ८ अ० १६ इलो० ) ॥ 2१-४३ ॥ 
गुरु की अशुभ दशा का फल 
व्यजनातपत्रसु सनो बख्रध्चजपेय भ क्षणादीनासु | 
गात्ररबथपूथुशोकं पळगुत्व॑ गुल्मकर्णरोगांइच । 
पुंस्वविनाश मेद:क्षय॑ नूपतितो भयं समाप्नोति ॥ ४४ ॥ 
गुरु की अशुभ दशा में पंखा, छाता, पुष्प, वस्त्र, ध्वजा व पीने-खाने का अभाव, 
शरीर में सुजन, अधिक शोक, पंगुता { ळंगड़ापन ), गठिया व कान रोग, वीर्य व 
मेदा का क्षय और राजा से भय होता है ॥ ४४ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'सूक्ष्मोहा गहनाश्रमः श्रवणरुग्वेरं विधर्माश्रित:' 
(८ अ० १६ इलो० ) ॥ ४४॥ 
१ भोगो । २ विशेषतः क्षीण: । 


४०६ सारावली 


शुक्र को शुभ दशा का फल 
शुक्रदशायां विजय: क्ष्माभवलविलासदायनपत्नीनास्‌ । 


माल्याच्छादनभोजनयराःप्रमोदो निधिप्राप्ति: ॥ ४५ ॥ 
गेयरतिः खीसङ्गो नृपतेः कृषितो धनस्य सम्प्रातिः । 
ज्ञानेष्रसौख्यसुहदां मन्सथयोग्योपकरणानास्‌ ॥ ४६ ॥ 


शुक्र की शुभ दशा में विजय, भुमि, घर, विलास शय्या, स्त्री, माला, वस्न, 
भोजन, यश, हर्ष व खजाने की प्राप्ति होती है । गान में प्रीति, स्त्री संसर्गे, राजा 
व खेती से धन लाभ, ज्ञान, अभीष्ट सुख, मित्र व कालोपयोगी वस्तुओं की प्रासि 
होती हे ॥ ४५-४६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'शौक़्यां गीतरतिप्रमोदसुरभिद्रव्यान्नपानाम्वरस्त्रीरत्न- 
द्युति मन्मथोपकरणज्ञानेष्टमित्रागमा: । कौशल्यं क्रयविक्रये कृपिनिधिप्राप्तिधनस्यागमो'* 
(८ अ० १७ इलो० ) ॥ ४५-४६ ॥ 
शुक्क को अशुभ दशा का फल 
कुलगुणवृद्धर्वादो यानासनसंभवानि पापानि। 
स्त्रीनूपतिकृतावव्यं लोकविरुद्धं सह प्रीतिः॥ ४७ ॥ 
शुक्र की अशुभ दशा में कुल व गुण में बड़े जनों से विवाद, वाहन व आसन जन्य 
तथा स्त्री व राजा कृत पाप और संसार विरोधियों से प्रेम होता है ॥ ४७ ॥ 
बृहज्जातक मे कहा है--'वृन्दोर्वीशनिषादधर्मरहितैर्वैरंशुचः स्नेहतः” 
( ८ अ० १७ इलो० ) ॥ ४७ ॥; 
शनि कौ शुस दशा का फल 
सौरेदंशां प्रपन्नः प्राप्नोति पुमान्वरोष्रमहिषाद्यान्‌ । 
कुटटां जरदङ्गों वा कुलित्थतिलकोदवादीइच ॥ ४८ ॥ 
वृन्दग्रामपुराणामधिकारभवं च? सत्कारम्‌ । 
लोहत्रपुकादीनां स्वकीयपक्षस्थिरास्पदं चेव ॥ ४८॥ 
शनि की शुभ दशा में मनुष्य को गदहा, ऊंट, भेंसा आदि पशुओं का लाभ, 
वेश्या स्री अथवा वृद्धा स्त्री का संसर्ग, कुलथी, तिळ, कोदों आदि कदन्न की प्रासि,. 
समुदाय ग्राम वा नगर का अधिकार प्राप्त होता है, तथा जनता द्वारा सत्कार भी 
होता है। लोहा, शीशा आदि धातु का लाभ और अपने पक्ष के मनुष्यों में स्थिर 
स्थान प्राप्त होता है ॥| ४८-४६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'सौरीं प्राप्य खरोष्ट्रपक्षिमहिपी वृद्धाङ्गनावाप्तयः, श्रेणी-- 
ग्रामपुराधिका रजनिता पुजा कुधान्यागमः? ( ८ अ० १८ इलो० ) ॥ ४८-४४ ॥ 


१ चमत्कारं ¦ 


चत्वारिश > ध्याय ४०७ 


शनि को अशुभ दशा का फल 
वाहननाशोद्देगस्त्वर ति: खीस्वजनविप्रयोगश्र । 
युद्धेष्वपजयदोषो  मचद्यतोऱ्धवो मर्त्कोपः ॥५०॥ 
पुण्येप्वसिद्धिकल्हं' बन्धनतन्द्रीश्रसं तथा व्यङ्गम्‌ । 
भृत्यापत्यविरोधो भवति च कष्टा यदा दशा तोरे: ॥ ५१ ॥ 
शनि की अशुभ दशा में वाहन ( सवारी ) सुख का विनाश, उद्वेग, अप्रीति, 
स्त्री व अपने मनुष्यों से वियोग, युद्ध में पराजित होने पर अपयश, शराव व जूआ से 
कीति का नाश, वायु जन्य व्याधि, पुण्य कार्यो में सिद्धि का अभाव, बन्धन, तन्द्रा, 
परिश्रम, अङ्गक्षत, नौकर और सन्तान से विरोध होता है ॥ ५०-५१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--“भृत्यापत्यकलत्रभर्त्सनमपि प्राप्नोति च व्यङ्गताम्‌' 
(८ अ० १८ इलो० ) ॥ ४९-५१ ॥ 
दशा कथन में विशेष 
सोम्यपापफर्ू प्रोक्त सामान्यं स्वदशास्विदम्‌ । 
विशेषेण प्रवक्ष्यानि प्रत्येक फरुभेदतः ॥ ५२॥ 
अभी तक ग्रहों की शुभाशुभ दशा का सामान्य रूप से वर्णन किया गया है । अब 
मैं प्रत्येक ग्रहों की दशा के फल को विशेष रूप से कहता हूँ ॥ ५२॥ 
पाँच प्रकार की सूर्यं दशा का कथन 
स्वोडचनोचत्रिकोणक्ष केन्द्रं दाशुगहं तथा। 
पञ्चप्रक्तारसंबुक्ता दशा भानोः घ्रकीतिताः॥ ५३॥ 
१ उच्च, २ नीच, ३ मूल त्रिकोण, ४ केन्द्र, ५ शत्रुराशि इन पाँच स्थानों के योग 
से सूर्यं की दशा पाँच प्रकार की होती है ॥ ५३ !। 
लग्नस्थ, केन्द्रस्य सूय दशा का फल 
राज्यं ददाति विपुलं दशा रवेळंग्नसंस्थितस्य नुणाम्‌ । 
केन्द्रस्थितस्य दद्यात्कटिगलेनेत्रप्रकोपमरिगस्य ॥ ५४॥ 
यदि लग्नस्थ रवि की दशा हो तो जातक विशाळ राज्य की प्राप्ति करता है। 
यदि शत्रुराशिस्थ केन्द्रगत सूर्य हो तो सूर्य की दशा में कमर-गला व नेत्र में रोग होता 
है॥ ५४ .' 
नीचस्थ सूर्य दशा का झल 
नीचस्य दशा आनोरक्णोर्नाशं ज्वरं शिरोरोगस्‌। 
बन्धनसन्याइच रुजः कुष्टामयदर्शने चिह्नम्‌ ॥ ५५॥ 
यदि नीचस्थ सूर्य की दशा हो तो जातक की आँखों का नाश वा कष्ट, ज्वर, शिर 


में रोग, बन्धन, अन्य रोग, कोढ़ व आँख जन्य रोग होता है ।! ५५ । 


१. सिद्ध । 


१४०८ सारावली 


उच्चस्थ सूर्य को दशा का फल 
स्वोच्चप्राप्तस्य दशा ददाति राज्यं सहस्जकिरणस्य । 
तुरगातपत्रचामरकरीन्द्रसंवधितं सम्यक्‌ ॥ ५६ ॥ 
उच्चस्थ सूर्य की दशा में घोड़ा, छत्र, चामर, हाथियों से संवधित राज्य को प्राप्ति 
होती है ॥ ५६॥ 
सूलत्रिकोणस्थित सूर्य की दशा का फल 
सचितुर्दशा च एंसो विदधाति पुरा) त्रिकोणसंस्थस्य । 
उत्तर्माबषयपतित्बं विध्वस्ताशेषडुःखस्प ॥ ५७॥ 
मूलत्रिकोण सूर्य की दशा में उत्तम देशों का स्वामित्व और समस्त दुःखों का नाश 
होता है ॥ ५७॥ 
शन्नुगृहस्थित सूर्य की दशा का फल 
रात्रुगुहेऽकंदशायां नयनविनाशो भवेज्य कुब्जत्वसु । 
ज्वालाववत्रजरोगा भवन्ति छृमयः` परिभवाइच ॥ ५८ ॥ 


शत्रु राशिस्थ सूर्य की दशा में नेत्र विनाश, कुवड़ापन, जलन व मुखजन्य रोग, 
कीड़ा का रोग वा कुत्सित नीति और तिरस्कार होता है ॥ ५८॥ 


ग्रष्टसस्थ सुर्य को दशा का फल 
अएसगतस्य भानोदंशा कषायं मयति सर्वगात्रं च। 
आमयति देशाहेशं प्रमापयत्यपि च विदिलष्टन्‌ ॥ ५६॥ 


अष्टमभावस्थ सूर्य की दशा में विनाश, समस्त शरीर में रोग, देश देशान्तर का 
श्रमण तथा अधिक कष्ट होता है॥ ५६ ॥ 


विशेषता से चन्द्रा का फल 

सामान्यतइच षोढा चन्द्रदशा भिच्चते सभासेन। 

स्वोच्चसुहृच्छत्रगृहे नोचे क्षीणे प्रवण च॥ ६०॥ 
साधारण रूप से चन्द्रमा की दशा १ उच्च, २ नीच, ३ मित्र राशि, ४ शत्रुराझि, 

५ क्षीणता, ६ पूर्णता इन भेदों से ६ प्रकार की होती है ॥ ६०॥ 
उच्च-नीच-सित्र-शत्रू राशिस्थ चंद्रमा का फल 

तत्रोच्चदशा राज्यं चीचदशा सरणमरिदशा बन्धम्‌ ! 

कथयति नलिनीशन्नोभिन्नदशा स्वजनसम्प्राधिय्‌ ॥ ६१ ॥ 
उच्चस्थ चन्द्रमा की दशा में राज्य लाभ, नीचस्थ चन्द्रमा की दशा में मरण, 


शत्रु राशिस्थ चन्द्रमा की दशा में वन्धन और मित्र राशिस्थ चन्द्रमा की दशा में अपने 
मनुष्यों से सुख की प्राप्ति होती है ॥ ६१ ॥ 
क्षीण चंद्रदशा का फल 
लीणेन्डुदद्यायोगे चिह्वान्येतानि लक्षपेदिद्ठान्‌। 
उदरासयज्वरहि रोनयचोत्कोपः प्रतिब्घायान३ ॥ ६२ ॥ 


चत्वारिश अध्याय ४०९ 


क्षीण चन्द्रमा की दशा में पेट में रोग, ज्वर, मस्तक व नेत्र पीड़ा और सर्दी जुकाम 
होता है ॥ ६२॥ 
पुर्ण व बली चंद्रदशा का फल 
बलिनः परिपूर्णस्य च शशिनः कुरुते सदा दक्षा पुंसामु । 
दयितासहस्त्रपरिवृतमन्तःपुरमुत्तमस्त्रोकम्‌ ॥ ६३॥। 
वली परिपूर्ण चन्द्रमा की दशा में अन्तःपुर उत्तम सहतस्त्रस्त्रियो से युक्त होता है 
अर्थात्‌ स्त्री सुख श्रेष्ठ होता है ॥ ६३ ॥ 
अष्टमस्थ चंद्रमा की दशा का फल 
भवति नरस्य भ्रंशो विषयस्यान्तःपुरस्य भृत्यानाम्‌ । 
अएमचखदशायाँ खियते च स्वजनपरिभूतः॥ ६४॥ 
अष्टमस्थ चन्द्रमा की दशा में अन्तपुर ( जनाना गृह ) के नौकरों का विनाश और 
अपने मनुष्यों से पीड़ित होकर स्वयं का मरण होता है ॥ ६४ ॥ 
शत्रू राशिस्थ चंद्रदशा का फल 
यन्त्रतृणकाष्ठटमयवंशक्तरञजी फछोदकाजी दी | 
भवति कदन्नकुचेली नृपोऽपि भृतको5रिग्रहदशायाम्र्‌ ॥ ६५ ॥ 
शत्रु राशिस्थ ग्रह की दशा में, यन्त्र, तृण, काष्ठ, गोवर, बाँस, करंजी फल (कजा) 
और जळ से जीविका होती है। कुत्सित अन्न खाने को मिळता है । मलिन वस्त्र धारण 
करने को प्राप्त होते हैं, और राजा भी नौकरी करके जीवन यापन करता है॥ ६५ ॥ 
लग्नस्थ व उच्चस्थ एवं केन्द्रस्थ ग्रहों की दशा का फल 
लग्नगृह॒गस्य हि दशा मण्डरलाभं तथोच्चगस्यापि । 
केन्द्रस्थितस्थ कुरुते घनबाहनदेशसम्प्रातिमु ॥ ६६ ॥ 
लग्नस्थ व उच्चस्थ ग्रह की दशा में जातक मण्डलाधीश होता है । केन्द्रस्थ ग्रह 
शी दशा में धन, सवारी व देश प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ 
बष्ठल्थ ब अष्ट ग्रह की दशा का फल 
षछ्दशा१ व्यसनकरी मरणं च करोति निधनस्थदशा | 
अस्तसितप्रहपाक्को बन्धनमात्रेण पोडयति ॥ ६७॥ 
षष्ठभावस्थ ग्रह की दशा में व्यसनों की वृद्धि, अष्टमस्थ ग्रह क्री दशा में मरण 
और अस्त ग्रह की दशा में बन्धन से पीड़ा होती है ॥ ६७ ॥ 
वक्षी ग्रह की दशा का फल 
वक्रोपगस्य हि दद्या अमयति च कुलालचक्रवत्पुरषनु । 
व्यसनानिः रिपुविरोधं करोति पापस्य न शुभस्य ॥ ६८॥ 
वक्री ग्रह की दशा में कुलालचक्र ( चाक ) की तरह देश देशान्तरों का भ्रमण, 
ुर्व्यसनों की वृद्धि और शत्रु से विरोध (लड़ाई) होता है । यह फल पापग्रह के वक्री 
` होने पर होता है न शुभ ग्रह के वक्री होने पर उक्त फल होता है ६८ ॥ 


१. कष्टदशा । २. व्यसनानि 


४१० सारावलो 


ग्रहों की स्थिति से दशा का फल 
$*रिक्तातिरिक्तनिस्नातिनिस्नरिपुगृहदद्यासु 1 
पृथ्वीपतिरपि भूत्वा स्वभृत्यभृत्यो भवेत्पुरुषः ॥ ६९ ॥ 
रिक्त ( निर्बेली ) शून्यवली, नीचस्थ, परमनीचस्थ, शत्रुराशिस्थ, अधिशलन्रुस्थग्रह 
की दशा में जातक राजा होकर भी नौकरों का नौकर होता है ॥ ६९॥ 
शत्रु राशिस्थ ग्रहों का फल 
देशत्यागो व्याधिन्रंशोत्थानं मुहुमुहुः कलहः । 
बन्धनमरातिजनितं रिपुरारिगतस्य हि दशायाम्‌ ॥ ७० ६ 
शत्रु राझिस्थ ग्रहों की दशा में अपने देश ( स्थान ) का त्याग, रोग, वार-वार 
पतन और उत्थान, कलह और नत्रृजन्य बन्धन ( जेल ) होता है।। ७० ॥ 
निर्बल ग्रह की दशा का फल 
महितकरियल्ितसदजरसेक&सापीठवारितरजस्कः । 
राजा कष्टसहायी रिक्तदशायाँ प्रवं भ्रमति ॥ ७१॥ 
निर्वेल ग्रह की द्या में राजा भी अपने मतवाले हाथियों के मद जल से सिक्त 


भूमि पृष्ठ पर कीचड़ हो जाने से इधर-उधर कष्ट सहन करके निश्चय घूमता है, अर्थात्‌ 


कष्ट होता है ॥ ७१॥ 
षष्ठस्थ-कोणद्यूनस्थ-निधनस्थ शत्रू गृहगतग्रद दशा का फल 
अद्धप्रत्यद्धानां छेदं विदधाति पष्टशत्रुदशा । 
कोणद्य नारिदशा निधनारिदशा  शिरइछेदस्‌ ॥| ७२ ॥ 
षष्ठस्थ व ५, ६ सप्तमस्थ शत्रु गृहगत ग्रह की दशा में शरीर के अंग व प्रत्यंग 
भग्न होते हैं । अष्टमस्थ शत्रु गृहगत की दशा में मस्तक पर चोट लगती है।! ७२ ॥ 
नीचस्थ ग्रहदशा का कल 
रिपु भयविदेशगसनं बवन्धनरोगादिपीडन॑ भवति | 
नीचस्थग्रहपाके राजामिभवो पश्रर्व॑ पुंसाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीचस्थ ग्रह की दशा में, शत्रुभय- विदेश (परदेश) गमन, बन्धन, रोगादि पीडा, 
तथा राजा का भी सचमुच पराजय होता है ॥ ७३ ॥ 
शुन्य बली ग्रहों की दशा का फल 
चिन्ता स्वाप्नानुभवैः परिणमति फलं विहोनवीयंस्य । 
पतछमहापुय्षोक्ताध्यायांस्तांस्तान्षिपोजयेदत्र ॥ ७४ ॥ 
बलहीन ग्रह की दशा में स्वप्न के अनुभवों से चिन्ता होती है! पश्वमहापुरुषा-- 
ध्याय में जो फल कथित हैं वे ग्रहों की दशा में कहने चाहिये '! ७४ ॥ 


१. तुच्छातितुच्छ । 


कयी सा” छड रात 


PF, wT 7 


0 ‘OVO 


एकचत्वारिश अध्याय ४१% 


दशाफळ प्राप्ति कथन 
आदी दशासु फलदः शोर्षोदयराशिसंथितो विहगः । 
उभयोदये च मध्ये स्वाम्त्ये पृष्ठोदये च नीचक्षें ॥ ७५॥ 
शीर्षोदय राझिस्थ ग्रह दशा की आदि में, उभयोदय राशिस्थ ग्रह दशा के मध्य में,. 
पृष्ठोदय व नीच राशिस्थ ग्रह दशा के अन्त में फल को देता है ॥ ७५ ॥ 
जातक परिजातक में कहा है--'शीर्पोदयगतः खेट: पाकादौ फलदो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥: 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां मूलदशाफलं नाम चत्वारिशो$ध्याय: । 


एकचत्वारिशोऽध्यायः। 
अन्तर्दशा पाक ज्ञान 
अर्धसेकस्थितो भागे त्रिभागं ुतधमंयोः। 
सक्षम सप्तम सागं चतुर्थ चतुरश्रयोः' ॥ १॥ 
मूलदशापति के साथ में रहने वाले ग्रह की अन्तदेशा ई अर्थात्‌ आधा, दशापतिः 
से त्रिकोण ( ५, ६ ) में स्थित ग्रह तृतीयांश, दशाधीश से सप्तमस्थ ग्रह सप्तमांश ओर 
दशास्वामी से चतुर्थ व अष्टमस्थ ग्रह की अन्तर्दशा चतुर्थांश फलदा होती है ॥ १॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है-'पूणं दशापतिदंद्यात्‌ तदर्ध तेन संयुतः । त्रिकोणगस्तृतीयांशं 
तुर्यांशइचतुरस्रगः। स्मरगः सप्तमं भागं बहुष्वेको वली ग्रह: (५१ अ० १३-१४ इलो।१। 
एवं बृहज्जातक में भी--'एकक्षंगोद्धेमपहूत्य ददाति तु स्वं त्र्यंशं न्रिकोणगुह्गः 
स्मरगः स्वरांशम्‌ । पादं फलस्य चतुर्रगतः सहोरास्वेवं परस्परगताः परिपाचयन्ति” 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥ १॥ 
न्तवशा साधत में विशेष 
मलं दद्याधिनाथस्य क्कत्वाश स्वगुजेग्रेह: । 
करोत्यन्तदंशां सत्यां बली हरति भागराः* २॥ 
शुभस्य शुभदः पूर्णः ङूरस्याशुशदो सवेत्‌। 
केन्द्रादिबिधिना चान्ये केचित्पाकक्रनेण तु ॥ ३॥ 
मूल महादशा के उक्त प्रकार से भाग कर अपने-अपने गुणों से ग्रह अन्तर्दशा का 
पाचक होता है । 
यदि त्रिकोणादि उक्त स्थान में अधिक ग्रह हों तो उनमें से वलवान्‌ ग्रह की अन्तदेशा 
प्रथम होती है । शुभ ग्रह की अन्तर्दशा पूर्ण शुभ फलद और पापग्रह की अशुभ प्रद 
होती है । किसी-किसी आचार्यं का कथन है कि प्रथम अन्तर्दशा दशापति की इसके 
वाद दशाधीश से केन्द्रस्थ ग्रह, फिर पणफरस्थ ग्रह की, इसके वाद आपोक्लिम में रहने 
वाले ग्रह की अन्तर्दशा होती है । कोई-क्रोई आचार्य पाकक्रम से अन्तर्देशा का वर्णन 
करते हैं ॥ २-३ ॥ 


१ चतुरश्रये । २ भगभ । 


४१२ सारावलो 


सत्याचार्यं का सत 
सत्पोक्तं ठूच्यते कश्चिहदाति बळूवान्प्रहः 
नित्यं पाकक्रमात्कार्यः शोधास्तु परिपाकदाः ॥ ४॥ 
सत्याचार्यं का कथन है कि एक स्थान में अधिक ग्रह हों तो वळ क्रम से अन्तर्दशा 
-होती है । किन्तु अन्तर्दशा का भाग दंशा क्रम के अनुसार होता है ॥ ४॥ | 
अन्तर्देशा साधन 
भागाः सदृशाः सहिता दद्याव्दपिण्डस्यभागहारोञ्यम्‌ । | 
प्रत्यंशताडित: स्यात्पृथवत्जन्तर्दशाः^ स्यः ॥ ५॥ 
पूर्व कथित अर्द्धादिक भाग का समच्छेद करके फिर समच्छेद को जोड़ दे और 
“नवीन अंश जो उत्पन्न हुए हैं उनकी गुण संज्ञा और उन गुणकारों के योग को भाग 
हार समझना चाहिये। दया वर्षादि प्रथक्‌ गुणकारों से गुणा कर भाग हार से 
भाग देने पर जो वर्षादि प्राप्त हों वह अन्तर्दशा होती है ॥ ५॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है-'समच्छेदीक्कताः प्राप्ता अंचाइछेदविवजिताः । दशाब्दाः 
“पृथगंशऽना अंशयोगविभाजिताः । अन्तर्दशा भवत्येवं’ (५१ अ १५४-१६ इलो ०)॥५॥ 
दशास्वामी के साथ रहने वाले प्रह की अन्तर्दशा का फल 
एकर्षषसंट्थितदशा प्रदिदाति बस्धं स्वाशयं या। 
जनयति कंण्डकप्तहिता त्रिकोजसंस्थस्मथ सुखमदुल्स्‌ ॥ ६॥ 
यदि दशास्वामी के साथ रहने वाले ग्रह की अन्तर्दशा हो तो जातक का बन्धन 
(जेल) व धन का विनाश होता है। यदि दशास्वामी केन्द्र में वात्रिक्षीण में स्थित हो तो 
-साथ में रहने वाले ग्रह की अन्तर्दशा में अधिक सुख होता है॥ ६ ॥ 
केन्द्र च त्रिकोण में एकस्थानस्थ २-४ अहो के बीच में शत्रृगृहस्थ को 
अन्तदेशा दगा फल 
एकद्विनिचतुर्था नक्षत्रे रिषुदशा ग्रहाणां स्यात्‌ । 
व्याधिवळेराबिवादान्तुपतेषच भय॑ यदाः जनयेत्‌ ॥ ७॥ 
यदि एकस्थानस्थ २, ३ या ४ ग्रहों के वीच में शत्रुगुहगत ग्रह की अन्तर्दशा हो 
गा जातक को रोग, क्लेश, विवाद और राजा से भय होता है ॥ ७॥ 
दशाधीश से सप्तनस्थ ग्रह की अन्सदशा का फल 
दारमरणं च जनयति रक्षमयान्तर्द्ा अणाझं वा । 
शत्रोर्दाप्तीक्षरणं परपुददेणोपभोगं वा। ८ ॥ 
यदि दशाधीश से सक्षमस्थ ग्रह की अन्तर्दशा होतो जातक की स्त्रीका मरण 
जा अपना मरण, झात्रु का सेवकत्व वा दूसरे पुरुष का संसर्ग होता है॥ ८ ॥ 
दशाधीश से अय्दमस्थ प्रह को अन्तर्दशा का फल 
अन्त ईशा प्रहाणानएमघाम्नि  प्रतापयेत्युस्वमु । 
कुर्ते च धनविनाशं शान्रुगता बन्धन छ विध्वेसस ॥ ९ ॥ 


१ चान्तर। २ तथा ! 
| 


ibd 


एकचत्बारिश अध्याय ४१३६. 
यदि दशाधीश से अष्टमस्थ ग्रह की अन्तर्देशा हो तो जातक संतप्त ( पीडित ) व 
उसके धन का नाश होता है । यदि शत्रुगृहगत अष्टमस्थ ग्रह की अन्तदंशा हो तो बन्धन 
(जेल) भोर विध्वंस होता है ॥! ८ ॥ 
केन्द्रत्रिकोण के विना एकस्थ २, ३, ४ पाप ग्रहों को अन्तर्देश फल 
अन्दर्दशा यदा ( स्यात्‌ ) द्वित्रिचतुर्णानेकराशिज्नेस्थानासु । 
बन्धनविनाशदे न्य विदधात्वशुभग्नहाणा तु॥१०॥ 
यदि केन्द्र व त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य भावस्थ २, ३, ४ पापग्रह हों तो उनकी: 
अन्तदेशा में बन्धन, (जेल) विनाश और दैन्यता होती है ॥ १० ॥ 
दशाधीश से चतुर्थस्थ ग्रह की अन्तर्दशा का फल 
चलुर्थस्यानसंस्थस्य ग्रहस्यान्तर्दशा भवेत्‌ । 
भित्रारोग्यकरी* नित्यं सौख्यम्ानवियर्धन्‌ ॥ ११ ॥ 
दशाधीश से चतुर्थस्थ ग्रह की अन्तर्देशा में मित्रों को शरीर सुख, सुख ब सम्मान 
की वृद्धि होती है ॥ ११॥ 
सूर्य की महादशः में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल 
शमयति रिपुप्रतापं नीरोगत्वं करोति धनळाभन्‌ । 
भानुदशायां चन्द्रः प्रविशस्तच्चास्ति यज्ञ शुभस्‌॥ १२॥ 
यदि सूर्यं की महादशा में चन्द्रमा की अत्तर्देशा हो तो जातक शत्रुओं के प्रताप 
का शमनकर्ता अर्थात्‌ शत्रुनाशक, नीरोग, धन लाभ करने वाला होता है । जो अशुभ 
होता है वह नहीं होता है ॥ १२॥ 
सूर्य की महादशा में संगल की अन्तर्दशा का फल 
विह्रुसएुवर्णसणयः सङ्ग्राःजयः प्रचण्डता पुंसः । 
असुजो दशाप्रवेश सूयंदशायां भदति सौख्यमु ॥ १३॥ 
यदि सूयं की महादशा में भौम की अन्तदंशा हो तो जातक को, मूँगा, सुवर्ण, मणि 
की प्रापि, युद्ध में विजय, प्रखरता और सुख होता है ॥ १३॥ 
सूर्य को महादशा में बुध को अन्तर्दशा का फल 
दटूदिर्घाचन्ा्यः प्पापंः कुष्टंश्च गहितशरीरः। 
तरणिदशायां प्रविशति बुधो यदा स्यादरेवृंद्धिः ॥ १४॥ 
यदि सूर्य की महादशा में बुध की अन्तदेशा हो तो जातक के पापों से दाद, खुजली 
कोढ़ से निन्दित देह होता है । तथा शत्रुओं की वृद्धि होती है ॥ १४॥ 
सूर्य को महादशा सें गुरु की अन्तर्दशा का फल 
व्याधिभिररिमिव्यंसनेः पापंश्च विमुच्यते तथाऽरक्ष्स्या । 
अनुयाति धर्मपदवीं जीवस्यान्तर्दशा यदा भानोः। १५॥ 


4 दैन्ये । २ करं । ३ वर्धनीमु । ४ पाम्ना । 


४१४ साराबली 


यदि सूर्य की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो जातक का रोग, शत्रु, व्यसन 
“पाप व निर्धेनत्व नष्ट होता है । तथा धर्मात्माओं की गणना में गिनती होती है ॥१५॥ 
सुर्यं की महादशा सें शुक्र की अन्तर्दशा का फल 
शिरसो रुग्गलरोगश्चित्रं) सहसा ज्वरः शूलम्‌ । 
तपनदशायां शुक्रे देशत्यागो भवेदरिभिः॥ १६॥ 
यदि सूर्य की महादशा में शुक्र की अन्तदेशा हो तो जातक के शिर (मस्तक) व 
कण्ठ में रोग अकस्मात्‌ ज्वर, झूल (ददे) और शत्रुओं के कारण अपने देश का त्याग 
-यह विचित्र फल होता है ॥ १६॥ 
सूर्य की सहादशा में शान की अन्तर्दशा का फल 
आदित्यस्य दशायां शानेश्चरान्तर्ददा यदा भवति। 
नृपपरिभूतो दीनो विपक्षसार्थेन हतशक्तिः ॥ १७॥ 
यदि सूर्यं की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो जातक--राजा से पीडित, 
-दीनता और शत्रुओं के कारण शक्तिहीन होता है ॥ १७॥ 
चन्द्रमा की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल 
क्षणरोगनयं शौर्य नृपप्रभाव॑ सदा विभवश्‌। 
अम्द्रद्शायां |पुंसो भानुः कुस्तेऽर्थझाभं च ॥ १८॥ 
चन्द्रमा को महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा में क्षय रोग का भय, वीरत्व, राजा के 
-तुल्य प्रभाव, सदा ऐश्वर्य सुख और धन लाभ होता है ॥ १८॥ 
चन्द्रमा को महादशा सें मंगल की अन्तर्दशा का फल 
पित्तासुग्बह्विभयं वलेशं रोगं करोति वक्रदद्या । 
चन्द्रदशायां च भयं “प्रमोषणं चेव चोरश्च ॥ १६॥ 
चन्द्रमा की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो पित्त-रधिर-अग्ति का भय 
-क्लेश, रोग और चोरों से चोरी का भय होता है ॥ १९॥ 
चन्द्रमा की महादशा सें बुध की अन्तर्दशा का फल 
चन्द्रशायां ज्ञवशात्रवेशने. चिह्नमुत्तमों लाभ: । 
गजवाजिनां धनानां | सम्प्राप्तिः सौख्यमतुळं च ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में बुध की अन्तदंशा हो तो श्रेष्ठ लाभ, हाथी, घोड़ा, धन की 
प्राप्ति और असीमित सुख प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में गुरु की श्रन्तदेशा का फल 
चन्द्दद्यायां प्राप्ता विदशेड्यदशा करोति धनलाभम्‌ । 
यत्नोपात्तमकस्माद्व खालङ्कारधिविधहस्त्यश्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


१ छिद्रं । २ प्रमाणपणम्‌ । 


एकचत्वारिश अध्याय ४१५ 


चन्द्रमा की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो यत्न से उपाजित अकस्मात्‌ 
वस्त्र, भूषण, अनेक हाथी, घोड़ा और धन का लाभ होता है ॥ २१ १ 
चन्द्रमा की महादशा में शुक् की अन्तदंशा का फल 
तुहिनकरस्य दशायां प्रविशत्यन्तदेशा यदाऽऽस्फुजितः । 
जल्यानहारभूषणबहुपत्तीभि: समागमं कुरुते ॥ २२॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शुक्र की अन्तदेशा हो तो नौका या जल जहाज में गमन, 
हार, भूषण की प्राप्ति और अनेक स्त्रियों के साय समागम होता है ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शनि को अन्तदेशा का फल 
स्वजनायासवियोगं रोगाभिभवं तथा सहाव्यसनम्‌ । 
चन्द्रदशायां सोरिः करोमि निःसंशर्य पुंसाम्‌ ॥ २३॥ 
चन्द्रमा की महादशा में यदि शनि की अन्तर्देशा हा तो अपने मनुष्यों के परिश्रम 
में विद्योग अर्थात्‌ विकलता, रोग से पीड़ा और अधिक व्यसन होता है ॥ २३॥ 
मंगल को महादशा में सुं को अन्तर्दशा का फल 
चण्डं साहसनिरतं नरेन्द्रसंग्रामपुजितं *धन्यस्‌ । 
विविधधनागमथुक्तं भोमदरायां करोति रविः॥ २४॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि सूर्य की अन्तदेशा हो तो तीक्षणता, साहस में 
तत्परता, राजा से संग्राम ( विवाद ) में पूज्यता, धन्यता, ( प्रशंसा) और अनेक 
प्रकार से धनागम होता है ॥ २४॥ 
सोस की सहादशा सें चन्द्रमा को अन्तर्दशा का फल 
विविधधनागलळाभं सोख्यं बहुमित्रसम्प्राप्तितु । 
वक्रदशावां चन्द्रः करोति मुक्तामणिप्रभृतीन्‌॥ २५॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो अनेक प्रकार से धनागम 
सौड्यलाभ अनेक मित्रों की प्राप्ति और मोती, मणि आदि की प्रापि होती है ॥ २५॥ 
सौम को महादशा में बुध को अन्तर्दशा का फल 
दिशति भयं इत्रुभ्पो वाजिणजानां प्रमोषणं चोरः । 
दाहं च यदा प्रविशति भौसदशायां बुबस्प दशा ॥ २६॥। 
मङ्गल की महादशा में यदि बुध की अन्तदेशा हो तो शत्रु से भय, घोड़ा, 
हाथियों की चोरों द्वारा चोरी (हरण) और हृदय में जलन होती है ॥ २६ ॥ 
सौम को महादशा में गुर को अन्तदेशा का फल 
वक्रदशायां च गुरोः सुचरितकरणेन शुभघर्मा । 
नुपतिबिशुद्धचेताः एुण्यानि करोत्पनन्तानि ॥ २७॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि गुरु की अन्तर्देशा हो तो, सुकर्मे से शुभ "धर्मात्मा, 
राजा और शुद्ध अन्तःकरण होते से अगणित पुण्य करने वाला होता है ॥ २७ ॥ 


१ घात्र्याम्‌ । 


४१६ सारावली 


भौम को महादशा में शुक्र को अन्तर्दशा का फल 
रुधिरदशायां शुक्रप्रवेशने भवति सङ्गरभयातिः । 
व्याधिव्यसनायासर्धनायहारः प्रवासश्च ॥ २८॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि शुक्र की अन्तर्दशा हो तो युद्ध भय से पीड़ा व्यसन 
के परिश्रमों से और प्रवास से रोग एवं धननाश होता है ॥ २८ ॥ 
सौम की महादशा में शनि को अन्तर्दशा का फल 
व्यसनानि व्यसनानां भवन्त्युपयु परि जनविनाशइच । 
वक्रदशायां रविजे प्रविशति चाल्तदंशायां हि॥ २६॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि शनि की अन्तर्दशा हो तो व्यसनी मनुष्यों के व्यसनों 
की वृद्धि होती है और अपने वृद्ध मनुष्यों का विनाश होता है ॥ २६ ॥ 
बुध को महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल 
इन्दुसुतस्प दशायां प्रविशति सूर्या यदा तदा बिल्वम्‌ । 
कनकाइवविद्ुमगजान्‌ विदधाति श्षियसकस्माच्च ॥ ३०॥ 
बुध की महादशा में यदि सूर्य की अन्तदंशा हो तो सुवर्ण, घोड़ा, मूंगा, हाथी 
और अकस्मात्‌ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ३०॥ 
बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल 
प्रविशन्ती चन्द्रदशा बुधस्य कण्डु करोति कुष्ट च। 
क्षयरोगमङ्कभद्भः गजाद्धयं वाहनविनाशम्‌ ॥ ३१॥ 
बुध की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो खुजली, कोढ़, क्षय रोग 
शरीर घात, ( अङ्ग-भङ्क ), हाथी से भय और सवारी का नाश होता है ॥ ३१॥ 
बुध की महादशा सें भोम की अन्तदेशा का फल 
अस्तकशूरनि रोधेर्नानादरेशेइच युज्यते जन्तुः । 
इन्दुसुतस्य दशायां भौमस्यान्तर्दशा यदा भवति ॥ ३२॥ 
बुध की महादशा में यदि भौम की अन्तर्दशा हो तो शिर ( मस्तक ) में पीड़ा 
(दर्द) निरोध (प्रतिबन्ध) और अनेक प्रकार के बलेशों से युक्त मनुष्य होता है ॥३२॥ 
बुध की महादशा में गुर की अन्तर्दशा का फल 
रिपुरोगपापमुक्तः पुण्यानि करोति भूपतेमन्त्री । 
जीवे चरति दशायां बुधस्य पुरुषों भवन्नियतथ्‌ ॥ ३३॥ 
बुध की महादशा में यदि गुरु की अन्तर्दशा हो तो जातक इात्रु-रोग व पापों से 
छुटकारा पाकर पुण्य करता है, एवं राजा का सचिव अवश्य होता है ॥ ३३ ॥ 
बुध की मह?दशा सें शुक्र की अन्तर्दशा ला फल 
गुरुविडुधातिथिभक्तो वस्त्रारङ्कारपुष्पगन्धरुचिः । 
इन्दुसुतस्य दशायां शक्रस्यान्तदशा यदा भवति ॥ ३४॥ 


ही मी अत के फीकी 


२७ एकचर्त्वारश अध्याय ४१७ 


बुध कौ महादशा में यदि शुक्र की अन्तर्देशा हो तो गुरु-देवता व अतिथियों में 
भक्ति, वस्त्र, अलङ्कार की प्राप्ति व पुष्प की सुगन्ध में रुचि होती है ॥ ३४ ॥ 
बुध की महादशा में शनि की अन्तदेशा का फल 
खण्डसुखकामसेवी विलुप्तधर्मायंभोगसुतवित्तः । 
भवति नरोऽत्र दशायां बुधस्य मन्दो यदा चरति ॥ ३५॥ 
बुध की महादशा में यदि शनि की अन्तर्दशा हो तो अपुर्ण सुख व काम (इच्छा), 
धर्म-धन-भोग व पुत्र का लोप होता है॥ ३५ ॥ 
गुरु की महादशा सें सुर्यं की अन्तदंशा का फल 
रिपुभयकळहैमु क्तः प्रयाति गुरुतां नरेन्द्रस्य । 
विक्रनसाहससोउयेर्जीवदशायां रवो चरति ॥ ३६॥ 
गुरु की महादशा में यदि सूर्य की अन्तर्देशा हो तो शत्र-भय-कलह से छुटकारा 
होता है तथा राजा से गौरव प्राप्त होता है और पराक्रम-साहस-मुख से सम्पन्न मनुष्य 
होता है ॥ ३६॥ 
गुर की महादशा में चन्द्रमा को श्रन्तदेशा का फल 
पत्नीसहत्तभर्ता जितरोगरिपुः परोज्ञात छळभते। 
प्रकटयति राजचिल्लं चन्द्रदशा गुरुदरायां हि॥ ३७॥ 
गुरु की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तरंशा हो तो एक हजार स्त्रियों का 
स्वामी, रोग व शत्रु का विजेता, राजपद प्राप्ति परमोन्नति होती है ॥ ३७॥ 
गुरु को महादशा में भोम की अन्तदंशा का फल 
तीक्ष्णः परोपतापी शुरो रणलब्धकीतिधन: । 
सौख्यमनन्तं लभते जीवदशायां कुजे चरति ॥ ३८॥ 
गुरु की महादशा में यदि भौम की अन्तदेशा हो तो तीक्ष्णता, परसंताप, वीरत्व; 
युद्ध में कीति व धन का लाभ और अनन्त सुख की प्राप्ति होती है ॥ ३८ ॥ 
गुरु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल 
चेइयामद्यव्यसनेः परिभूतो *भवति निर्धनः सोऽपि । 
सौम्ये जीवदशायां विलुप्तधर्मो भवेत्पुरुषः ॥ ३६ ॥ 
गुरु की महादशा मे यदि वुध की अन्तदंशा हो तो निर्धन होकर भी वेश्या व मद्य 
(शराब) के सेवन से पीडित (दुःखी) होकर पुरुष अपने धमं से भ्रष्ट होता है ॥३&॥ 
विशेष--यह इलो० सं० वि० वि० मातृका में नहीं प्राप्त होता है, तथा इसका 
फल भी उचित प्रतीत नहीं होता है ॥ ३६ ॥ 
गुरु की महादशा में बुघ को अन्तर्दशा का फल 
व्याधिविनाशं सौख्यं मित्रेः सह सङ्गति तथा पुजाव्‌ । 
सातापित्रोर्भाक्त जीवदशायां अबुधो ल्भते ॥ ४०॥ 


१ विरोधैः. २ निर्धनो भवति. २ बुधे. 


“४१८ सारावली 


गुरु की महादशा में यदि बुध की अन्तदेशा हो तो रोग का नाश, सुख की प्रासि, 
मित्रों से संगति व पूजा और माता-पिता की भक्ति होती है ॥ ४० ॥ 
गुरु की सहादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल 
रिपुभयविनाशदुःखैरभिभ्रूतो ब्राह्मयोपजीवो च। 
जीवदशायां शुक्र प्रविशति नित्यं भवेत्युर्ष: ॥ ४।॥ 
गुरु की महादशा में यदि शुक्र की अन्तर्दशा हो तो शत्रु से भव, विनाश, दुःखों 
से पीड़ा और ब्राह्मणों से जीविका नित्य प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ 
गुरु को महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल 
चेशयामद्यदयू तेरभिभूतो सहिपलरयुक्तः । 
सौरे जीचदशायां बिलुप्तधर्मो भवेत्पुर्ष: ॥ ८२ ॥ 
गुरु की महादशा में यदि शनि की अन्तर्दशा हो तो वेश्या-शराव-जुआ से पराभूत 
होता है, तथा भैसा व गदहा। से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग करता है ॥ ४२ ॥ 
शुक्र को महादशा में सूर्य को अन्तर्दशा का फल 
गण्डोदराक्षिरोगः क्लितिपतितो बन्बनादिभिस्तक्षः । 
शुक्रदशायां सूर्ये निचरति नुनं भवेत्पुरु्षः ॥ ४३॥ 
शुक्र की महादशा में यदि सूर्य की अन्तदंशा हो तो गाछ-पेट-आँख के रोगों से 
भूमि पर गिर जाता है, तथा वन्धनादि ( जेल ) से निश्‍चय दुःखी होता है ॥ ४३ ॥ 
शुक्र की महादशा सें चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल 
अन्तदंशा दशायां सितस्य शादिनो यदा भवति चिल्लन्‌ । 
नखदरानरिरोरोगः सह भवति च कामिळरोगः ॥ ४४॥ 
शुक्र की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्देशा हो तो नाखून, दाँत, शिर 
( मस्तक ) रोगों के साथ कामला ( पीलिया ) रोग होता है ॥ ४४ ॥ 
शुक्त को महादशा में मोस की अन्वदेशा का फल 
पित्तासृकक्ृतरोगो भूछाम: संश्रयो नृपतितश्च। 
शुक्रदशायां भोमे सन्दोत्साहः पुमान्भवति ॥ ४५॥ 
शुक्र की महादशा में यदि भौम की अत्तदंशा प्रप्त हो तो पित व खून जन्य रोग, 
भूमि का लाभ, राजा से आश्रव और अल्प उत्साह होता है ॥ ४५ ॥ 
शुक्र की सहादशा में बुध को अन्तर्दशा का फल 
शुक्रदशायां पुंसां ब्रुधस्य चान्तर्दशा यदा भवति। 
युवतिक्कत धनलाभं सौख्यं च मनोरथं’ रभते ॥ ४६॥ 
शुक्र की महादशा में यदि बुध की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो स्त्री द्वारा धन लाभ व 
[ सुख की प्राप्ति और मनोरथ ( अभीष्ट ) सिद्ध होता है ॥ ४६॥ 


१ मनोरमं । 


Asis ss ii hd i क 


एकचत्वारिदा अध्याय ४१४ 


शुक्र की महादशा में गुरु की अन्तदेशा का फल 
अन्तर्दशा दशायां भृगोगुरोरधमंशोलसम्पत्तिम्‌ । 
विदधाति विषयराज्यं पुसां धनरत्नमतिसोल्यमु ॥ ४७॥ 
शुक्र की महादशा में यदि गुरु की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो धर्म, शीळ ( नम्रता ) 
सम्पत्ति की प्राति, किसी देश का राज्य और धन, रत्न, बुद्धि, सुख प्राप्त 
-होता है ॥ ४७॥ 
शुक्र की सहादशा सें शनि को अन्तदेशा का फल 
वृद्धजीभिः क्रीडां पुरनगरगणाधिपत्यमरिनाराम्‌ । 
शुक्रदशायां सोरिः करोति बहुमित्रसंयोगस्‌ ॥ ४८॥ 
शुक्र की महादशा में यदि शनि की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो बूढ़ी स्त्रियों के साथ 
कीड़ा, गाँव व नगर में आधिपत्य (मुखिया), शत्रुओं का नाश और अधिक मित्रों का 
संयोग होता है ॥ ४८ ॥ 
शनि की सहादशा में सुर्यं की अन्तर्दशा का फल 
धनपुत्रदारनारां भयमतुरं संदधाति पुरुषस्य । 
रविपुत्रस्य दशायां सूर्यस्यान्तर्दा न सन्देहः ॥ ४९ ॥ 
शनि की महादशा में यदि सूर्य की अन्तदंशा प्राप्त हो तो धन, पुत्र, स्त्री का 
विनाश और असीमित भय होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥। 
शनि की सहादशा सें चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल 
स्त्रीमरणं हरणं वा वन्धुनियोगं पुनः पुनः कलहम्‌ । 
अन्तर्दशा दशायां शाने: शशाङ्कस्य विदधाति ॥ ५०॥ 
शनि की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो जी का मरण अथवा 
हरण ( चुराना ) बन्धु वियोग और वार-वार कलह होता है ॥ ५० ॥ 
शनि की महादशा में सौम को अन्तर्दशा का फल 
देशश्रंदां व्याधि डुःखानि करोत्यनेकलूपाणि । 
अन्तर्दशा दशायां रविजस्य महीसुतस्थ यदा ॥ ५१॥ 
शनि की महादशा में यदि भौम की अन्तदंशा प्राप्त हो तो अपने देश (स्थान) का 
"त्याग, रोग और अनेक प्रकार के दुःख होते हैं ॥ ५१॥ 
शनि की महादशा में बुध की अन्तदेशा का फल 
सोभाग्यसौख्यविजयध्रमोदलत्कारमानधनलाभस्‌ । 
सौरिदशायां सोम्यो  विदधात्यन्तदशाप्रात्तः ॥ ५२॥ 
शनि की महादशा में यदि बुध की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो सौभाग्य, सुख, विजय, 
'आनन्द, सत्कार, आदर व धन का लाभ होता है ॥ ५२॥ 


४२० सारावली 


शनि की महादशा सें गुरु की अन्तदेशा का फल 
अनुयाति शिष्टपदवों ग्रासादिकलत्रसौख्यसम्पन्न:) । 
रवितनयस्य दशायां प्रविशति जीवे सदा पुरुष: ॥ ५३ ॥ 
शनि की महादशा में यदि गुरु की अन्त्दशा प्राप्त हो तो सम्मानित स्थान को 
प्राप्ति, गाँव, स्त्री आदि के सुख से सम्पन्नता होती है ।। ५३ ॥ 
शनि की महादशा में शुक्र को अन्तदंशा का फल 
वर्धयति मित्रपक्षै भिनत्ति शोकान्यशः प्रकाशयति । 
सोरिदशायां शुक्रः पत्नीधनविजयलाभकर: ॥ ५४॥ 
शनि की महादशा में यदि शुक्र की अन्तदंशा प्राप्त हो तो मित्रों की वृद्धि, शोकः 
का नाश, यश का प्रकाश, स्त्री, धन और विजय की प्राप्ति होती है ॥ ५४ ।! 
दशाफलादेश सें विशेष कथन 
नीचोच्चातिविभेदेन दात्रुमित्रवळाबळम्‌ । 
अन्तर्देशासु सतिमांश्चिन्तयेच्च प्रयत्नतः ।। ५५ ॥ 
अन्तदंशासु शुभायां सुलूदशायां शुभा यदा भवति । 
भवति तदा बहुसौए्यं घनलब्धिरतोच पुरुषाणाम्‌ ॥ ५६॥ 


इसी अध्याय में पूर्वोक्त फलों में दशाधीश व अन्तर्देशाधीश के नीच, उच्च स्थानादि 
के भेद से शत्रु व मित्रादि राशि स्थिति से ग्रहों के वलावल को प्रयत्नपूर्वक समझ कर 
ही फलादेश बुद्धिमान्‌ को कहना चाहिये । शुभग्रह की महादशा में यदि शुभग्रह की 


अन्तर्दशा प्राप्त हो तो अधिक सुख व धन की प्राप्ति होती है ॥ ५५-५६ ॥ 
अस्तग्रह की दशा का फल 
रविकिरणमुषितदीप्तेदशा ग्रहस्य मलिनां तनु कृत्वा । 
मानयदोर्थविलासप्रतापरूपोद्यमान्हन्ति ॥५७॥ 


सूर्य की किरणों से अस्त ग्रह की दशा में शरीर में मलिनता, मान, यश, धन,. 


विलास, प्रताप, रूप व उद्योग का विनाश होता है ।। ५७ ॥ 
लग्नेश व राशीश के शत्रुग्रह को दशा का फल 
होराजन्माधिपयो:* ात्रुदशायां नरोऽतिमूढःतिः3 । 
राज्याच्च्युतो दिपक्षेरभिभ्‌तोऽन्यं समाश्रयति ॥ ५८॥ 
जन्मलग्नाधीश व जन्मराशीश के नत्रुग्रह की दशा में जातक बुद्धिशून्य, राज्य से 
पृथक्‌ और शत्रुओं से पीडित ( पराजित ) होकर अन्य का आश्रय लेता है ॥ ५८ ॥ 
राज्यश्रद दशा का कथन 
व्योमळग्नप्रपन्नस्य दशायां राज्यमाप्नुयात्‌ । 
नरेन्द्राणां समायोगे सुवीर्यस्थाथवा पुनः ॥ ५६॥ 


१ संपत्तिम्‌ । २ घिपतेः । ३ विमूढ | 


- 


0000 जिद रू 


द्विचत्वारिश अध्याय ४२१ 


यदि कुण्डली में राजयोग हो व दशममाव में ग्रह हो तो दशम में स्थित ग्रह की 
-उशा में राज्य की प्राप्ति होती है। यदि दशम में ग्रहाभाव हो तो सबसे बलवान्‌ ग्रह 
न्की दशा में राज्य प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥ 
भोगी व शबराधिप योग ज्ञान 
लग्ने जीवः सितबुधगुतः सप्तमस्यो5कंपुत्र: 
कर्मप्राप्तो दहनकिरणो भोगिनां जन्म कुयु: । 
केन्द्रे सौम्या न शुभगृहगा यत्र पापाभिधाना 
यद्येवं स्याच्छवरनृपतिर्जायते वित्तवांश्च ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में गुरु, शुक्र व बुध के साथ हो व सप्तमभाव में शनि, 
-दशम में सूर्य हो तो जातक भोगी होता है । यदि केन्द्र में शुभग्रह हों व पापग्रहों की 
राशि में पापग्रह हों तो जातक शवर ( कोलमिल्ल ) जाति का राजा तथा धनवान्‌ 
"होता है ॥ ६० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'गुरुसितबुधलग्ने सप्तमस्थेऽ्कपुत्रे वियति दिवसनाथे 
-भोगिनां जन्म विन्द्यात्‌ । शुभवळ्वुत केन्द्रैः क्रूरभस्थैश्च पापैब्रेजति शवरदस्युस्वामिता- 
मर्थभाक्‌ च' ( ११ अ० २० इलो० ) ॥ ६०॥ 
और भी बृहज्जातकोक्त इसी रलोक की भट्टोत्पल टीका में भगवान्‌ गागि का 
वचन-जीवज्ञभागंवैंग्ने सप्तमस्थेऽर्कनन्दने । दशमस्थे रवो जातो भोगवान्पुरुषो भवेत्‌ । 
पापक्षेत्रगतैः पापैः केन्द्रस्थैः सौम्यराशिभिः । सवलेयेस्य जन्म स्यात्‌ स्यादसौ दस्यु- 


नायक: ॥ ६० ॥ 


विशेष--भगवान्‌ गार्गि के वचन में केन्द्र में शुभग्रहों की राशियों का कथनरूपी 
भेद प्रतीत होता है ॥ ६०॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अन्तदेशाफलो नामेकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


हिचत्वारिंशोऽध्यायः । 


पापग्रह को महादशा में पापग्रह की अन्तर्दशा का फल 
क्ररदशायां कूरः प्रदिश्र चान्तदंशां यदा कुरुते । 
पुंसः स्पात्सन्देहस्तदाऽरियोगः सदेव महान्‌॥ १॥ 
पापग्रह की महादशा में यदि पापग्रह की अन्तर्दशा हो तो मन में सन्देह की 


भावना और शत्रुओं का योग अर्थात्‌ भय होता है ॥ १ ॥। 


१ पुंसां । 


४२२ सारावलो 


भोम की महादशा में शनि की अन्तदेशा का फल 
क्षितितनयस्य दद्यायां रविजस्यान्तर्दशा यदा विशति । 
बहुकालजी विनामपि मरणं निःसंशयं कुरुते॥ २॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि शनि की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो अधिक जीवन वाळे 
का भी अर्थात्‌ दीर्घायु पुरुष का भी निःसन्देह मरण होता है ॥ २॥ 
कूर राशिस्थ पापग्रह षष्ठ में वा अष्टम में होने पर दशा का फल 
ऋरराद्यो स्थितः पापः षछ स्याञ्मिधनेऽपि वा। 
तत्स्थितेनारिणा हृष्टः स्वपाके मृत्युदो ग्रहः॥ ३॥ 
पापग्रह की राशि में पष्टभाव वा अएम भाव में पापग्रह; पापग्रह राशिस्थ पापग्रह 
से दृष्ट हो तो इसकी दशा में वा अन्तर्दशा में मरण होता है॥ ३।: 
लग्नाधीश के शत्रु की दशा में लग्नेश की अन्तर्दशा का फल 
विळग्नाधिपतेः रत्रुळंग्नस्यान्तदंदां गतः। 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यः' प्रभाषते ॥ ४॥ 
यदि लग्न स्वामी के शत्रु की महादशा में लग्नेश की अन्तर्दशा हो तो अकस्मात्‌ 
मरण होता है । यह सत्याचार्य का कथन है ॥ ४॥ 
इति कल्याणवर्मंविरचितायां सारावल्यां दशारिष्टफळं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥. 


त्रिचत्वारिंशोऽभ्यायः । 


दशारिष्टभङ्ग ज्ञान 
प्रवेशे वरूवान्खेटः शुभाः सुनिरीक्षितः। 
सोम्याधिमित्रवर्गस्थो मृत्यवे न भवेत्तदा ॥ १॥ 
मूलं] दशाधिनाथस्य विदळस्य दशा यदा । 
बलिनः स्यात्तदा भङ्गो दशारिष्टस्य तदुश् वम्‌ ॥ २॥ 
युद्धो च विजयी तस्मिन्ग्रह्योगे शुभे यदि। 
दशायां न भवेत्कष्ट' स्वोचचादिषु च संस्थितः !। ३॥ 


यदि दशा में प्रवेश के समय एक भी बळवानु ग्रह, शुभग्रह व अधिमित्र के वग में 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो मृत्यु ( मरण ) नहीं होती है । दशारिष्टप्रद ग्रह यदि निर्वेल हो 
तथा अरिष्टभङ्ग ग्रह बली हो तो निश्चय अरिष्ट का नाश होता है। यदि दशा प्रवेश 
समय में स्वोच्च, मूल त्रिकोणादि में स्थित तथा युद्ध में विजयी प्रह हो तो उसकी 
दशा में कष्ट नहीं होता अर्थात्‌ अरिष्ट दूर हो जाता है ॥ १-३॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां ्तारावल्यां दशारिष्टभङ्गो नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


१ चायँप्रभाषिते । २ र्वा सं । ३ मूला । ४ शुभो । 


~ i >> dd 


चतुश्वत्वारिश अध्याय ४२३ 


चतुश्रवारिशो5ध्याय; । 


उच्चस्थ सूर्य व चन्द्रमा का फल 
अत्युग्रमतिद्रव्यं महान्तमपि भास्कर: स्वतुङ्गस्थ: । 
सृ्टारानाम्बराढय सुभूषणं शीतगुः कुरते॥ १॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्यं उच्च राशि में हो तो अधिक उग्र, अधिक धनवान 
और श्रेष्ठ भी जातक होता है । 
यदि चन्द्रमा उच्च राशि में हो तो जातक--शोधित भोजन करने वाला, अच्छे 
वस्त्र और अलङ्कारो से युक्त होता है॥ १॥ 
उच्चस्थ भौम व बुध का फल 
तेजस्विनं कुतनयो दुष्प्रसहं गहितं प्रवासरतम्‌ । 
सेधाविनं कुलाढय' सुनिपुणवाक्यं दुधः स्वोच्चे ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय में मङ्गल उच्च राशि में हो तो जातक-- तेजस्वी, कुत्सित 
( निन्दित ) पुत्र वाळा, दुःसाहसी, अभिमानी और प्रवासी होता है । यदि बुध उच्च 
राशि में हो तो जातक मेधावी, (बुद्धिमानु) कुल में धनी और सुन्दर चतुरता से युक्त 
वचन वाला होता है ॥ २॥ 
उच्चस्थ गुरु व शुक्र का फल 
विख्यातं गुरुराइय विद्वांस’ सत्कृतं कुशलम्‌ । 
स्वोच्चे भृगोश्च तनयो विळासहास्यप्रगीतनृत्तरतस्‌ ॥। ३॥ 
यदि जन्म के समय में गुरु उच्च राशि में हो तो जातक--प्रसिद्ध, धनी, विद्वान्‌, 
सम्मान्य और चतुर होता है! 
यदि शुक्र उच्च राशि में हो तो जातक--विलासी ( भोगी ) हँसने वाला, गान 
और नाच में लीन होता है ॥ ३॥ 3 
उच्चस्थ शनि का फल 
स्वोच्चे रवितनयो नृपळव्धनियोगमभिजनयेत्‌ । 
ग्रामपुराधिपतित्बमरण्यकधान्यं कुनारिछा्भ च॥ ४॥ 
यदि जन्म के समय में शनि उच्चराझि में हो तो जातक--राजा से प्राप्त नियोग 
(नियुक्ति का अधिकार) वाला, गाँव व नगर का स्वामी, जङ्गली अन्न वाला व कुत्सित 
( निन्दनीय ) स्त्री वाला होता है ॥ ४॥ 
सूलत्रिकोणस्थ सूर्य व चन्द्रमा का फल 
भानुस्त्रकोणसंस्थो धनवन्तं मुख्यसतिनिपुणम्‌ । 
भोक्तारं गुणवन्तं शशी प्रसुतो त्रिकोणग: पुरुषम्‌ ॥ ५॥ 


१ विद्वांसं भूपसत्कृतं प्रसवे । २ हो० र० ४ अ० ५६४ पृ० । ३ धनवन्तं । 


४२४ सारावलो 


यदि जन्म के समय में सूर्यं अपनी मुलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--धनवानु, 
प्रधान ओर अधिक चतुर होता है । 
यदि चन्द्रमा मूलत्रिकोण में हो तो जातक-- भोगी व गुणी पाठान्तर से धनी 
होता है ॥ ५॥ 
सलच्रिकोणस्थ भौस व बुध का फल 
चक्रोऽपि तस्करर्पात शूरं खलु निर्दयं चापि। 
सौम्यो विनोदशीळं जयिनं च स्वत्रिकोणगः कुरते ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय में भौम अपनी मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--चोरों 
का स्पामी, वीर और निदंयी ( दया शून्य ) होता है ३ 
यदि बुध मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--हेँसने वाला और विजयी होता 
है॥ ६॥ 
मूर्लात्रकोणस्थ गुरु व शुक्र का फल 
जीवः पुर्नाहुतकरं महत्तरं नयविदं युखोपेतम्‌ । 
दानवपुज्यो जनयेद्ग्रामपुरवरिष्ठमादयनतिसुमगम्‌ ॥ ७॥ 
यदि जन्म के समय में गुरु अपनी मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--अच्छा 
कार्थ करने वाला, सबसे बड़ा, नीति को जानने वाला और सुखी होता है । 
यदि शुक्र सूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--गाँव व नगर( शहर ) में श्रेष्ठ 
धनी ओर अधिक भाग्यवानु होता है॥ ७॥ 
सूलत्रिकोणस्थ शनि का फल 
आत्मत्रिकोण आकिधंनतृष्त॑ कुळयुत॑ शूरम्‌ । 
यदि जन्म के समय में शनि अपनी मूळत्रिकोण राशि में हो तो जातक--धन से 
तृप्त अर्थात्‌ अधिक धनवान्‌, कुल से युत और वीर होता है ॥ ७३ ॥ 
स्वराशिस्थ सूर्य, चन्द्रमा घ भौम का फल 
तीक्ष्णसयुखः कुरुते महोग्रमत्युञ्चकर्माणम्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मरतं हिमरिमिर्मनस्विनं रूपवन्तमात्मक्षे । 
आढ्य प्रचण्डसचळं झोमः कुरुते स्वराशिगः पुरुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य अपनी राशि ( सिंह ) में हो तो जातक--बड़ा उग्र 
अधिक और ऊंचे ( श्रेष्ठ ) कार्य करने वाला होता है । 
यदि चन्द्रमा अपनी राशि ( ककं ) में हो तो जातक--धर्मात्मा, मनस्वी और 
रूपवानु होता है । 
यदि भौम अपनी राशि ( १1८ ) में हो तो जातक--धनी, तीक्षण और स्थिर 
स्वभाव वाला होता है ॥ ७-९ ॥ 


|; 
है 
॥ 
टर 


चतुश्वत्वारिश अध्याय ४२५ 


स्वराशिस्थ बुध व गुरु का फल 
शाशितनयोञपि विधत्ते वल्गकथं पण्डितं वाऽपि। 
काव्यथृतिज्ञनाढ्य' गुरुचेष्ट ' वाक्पतिः स्वराशिस्थः ॥ १० ॥ 
यदि जन्म के समय में बुध अपनी राशि ( मिथुन, कन्या ) में हो तो जातक--- 
'मनोहर वाणी वाला अथवा पण्डित होता है । 
यदि गुरु अपनी राशि ( धनु, मीन ) में हो तो जातक--काव्य व वेद का ज्ञाता, 
“धनी, बड़ी इच्छा वाला वा शुभ इच्छा वाला होता है ॥ १० ॥ 
स्वराशिस्थ शुक्र व शनि का फल 
दानवपुज्यः कुरुते कृषीवलं स्फोतवित्तं च। 
कुस्ते शानैश्चरोऽपि च मान्यमदुःखं स्वरारिगः पुरुषस्‌ ॥ ११॥ 
यदि जन्म के समय में शुक्र अपनी राशि ( वृष, तुला ) में हो तो जातक--बेती 
करने वाला और बड़ा धनवान्‌ होता है । 
यदि शनि अपनी राशि ( मकर, कुम्भ ) में हो तो जातक--माननीय और दुःखों 
से हीन होता है ॥ ११॥ 
मित्रगृहस्थ सूर्य व चन्द्रमा का फल 
मित्रगृहेऽकंः ख्यातं स्थिरसौहृदमर्थदातारम्‌ । 
मित्रक्षंगः इआाशाङ्गो यतस्ततो लब्धसोएप्रबहुमानस्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक--- स्थिर 
मैत्री वाला और धन दाता होता है । 
यदि चन्द्रमा अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक-सर्वेत्र सुख को पाने 
-वाला व अधिक सम्मान पाने वाला होता है ॥ १२ ॥ 
मित्रगृहस्थ भौस व बुध का फल 
अङ्गारकोऽपि कुरुते सुहृद्धनारक्षणासक्तम्‌ । 
शशिजः सुहृद्गृहगतः करोति चातुर्यहास्यधनवन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय में मङ्गल अपने मित्रों की राशि में हो तो जातक--मित्रों के 
धन की रक्षा करने वाला होता है। यदि बुध अपने मित्र ग्रहों की राशिमें होतो 
'जातक--चतुर, हँसने वाला और धनवानु होता है ॥ १३॥। 
सित्रगृहस्थ गुरु व शुक्र का फल 
वचसामधिपः पुञ्यं सतां च सुविशिष्टकर्माणम्‌ । 
मित्रगृहे भुगुतनयः सुहृत्प्रियं ` दयितवित्तमतिशूरस्‌ ॥ १४॥ 
यदि जन्म के समय में मुरु अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक--सज्जनों 


'के मध्य में पूजनीय और सुन्दर विशेष काये करने वाला होता है । 
१ शुभचेष्ट । २ दयितमिह सूतम्‌ । 


i 
४२६ सारावली 


यदि शुक्र अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक मित्रों का प्रेमी, स्त्री धन 
चाला और अधिक वीर होता है ॥ १४॥ 
मित्रगृहस्थ शनि का फल 
भास्करसूनुः कुरुते परान्नमोजिनमर्धकर्मरतस्‌ । 
यदि जन्म के समय में शनि अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक--दूसरेः 
के अन्न को खाने वाला और अधर्म के कार्यो में लीन होता है ।। १४३ ॥ 
नीचरथ सूर्य, चन्द्रमा, भौल का फल 
नीचे सविता कुस्ते ध्रेष्यं बान्धवजनावध्‌तं च॥ १५॥ 
हिमरह्मिरल्पपुण्यं रोगिणसपि दुर्भगं लोके । 


नीचस्थः क्षितितनयोऽनर्थव्यसनोपतक्षमतिनीचस्‌ ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय में सूयं अपनी नीच राशि ( तुला ) में हो तो जातक--सेवक, 
ओर बन्धुजनों से तिरस्कृत होता है । 


यदि चन्द्रमा अपनी नीच राशि ( वृश्चिक ) में हो तो जातक-- थोडे पुण्य | 
रोगी और संसार में भाग्यहीन भी होता है । 
यदि मङ्गल अपनी नीच राशि ( ककं ) में हो तो जातक-अनरथ रूपी व्यसनों 
से पीडित और अत्यन्त नीच होता है ॥ १४३-१६ ॥ 
नीचस्थ बुध व गुरु का फल 
कुरुते हिमकरपुत्र: क्षुद्रं स्वज्ञातिबन्धु'वंरं च। 
नीचे गुरः प्रकुरुते मलिनं प्राावमानमतिदीनम्‌ ॥ १७॥ 
यदि जन्म के समय में बुध अपनी नीच राशि ( मीन ) में हो तो जातक क्षुद्र 
( अल्प ) और अपनी जाति के बन्धुओं से शत्रुता करने वाला होता है। 
यदि गुरु अपनी नीच राशि ( मकर ) में हो तो जातक--मलिन ( दूषित ) 
अपमानित और अधिक दरिद्री होता है ॥ १७॥ 
नीचस्थ शुक्र व शनि का फल 
असुरदयितोऽस्दतन्त्र प्रणए्दारं विषमशीळम्‌ । 
कोणो विपन्नशीळं विगहिताचारमर्थरहितं च ॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय में शुक्र अपनी नीच राशि (कन्या) में हो तो जातक--परतन्त्र, 
स्त्री रहित और विषम स्वभाव का होता है। 
यदि शनि अपनी नीच राशि ( मेष ) में हो तो जातक--विपत्तियों से ग्रसित, 
निन्दित आचरण वाला व धनहीन होता है ॥ १८ ॥ 
शत्रुराशिस्थ सूर्य व चन्द्रमा का फल 
कुरुते चत्रुगृहेऽ्को निःस्वं विषयप्रपीडितं चापि। 
तुहिनमयूखः कुरुते हुद्रोगिणमरिगृहे नरं सततं॥ १६॥ 


१ बद्धवैरं च । 


चतुश्चत्वारिश अध्याय ४२७, 


यदि जन्म के समय में सूर्य अपने शत्रु ग्रहों की राशि में हो तो जातक--निर्धनः 
और विषय ( काम ) से पीडित होता है । 
यदि चन्द्रमा शन्नुग्रह में हो तो जातक-- हृदय रोगी होता है ॥ १६ ॥ 
विशेष- चन्द्रमा के शत्रु गृह होते ही नहीं है फिर ग्रन्थकार ने इस फल का कथन 
किस आशय से किया है विद्वानु लोग इसका विचार करने का कष्ट करें॥ १६ ॥ 
शत्रुराशिस्थ भौस व बुध का फल 
१बन्धारिभज्भमाजं दीनं विकलं च डुभंगं भोमः। 
२अज्ञानमतिबिहीनं बरुधोऽरिभे नंकडुःखमतिदीनम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि जन्म के समय में मङ्गल अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--वन्धन,. 
शत्रु से आघात का भागी, दरिद्री, विकल ( अशान्त ) और भाग्यहीन होता है। वाः 
वान्धवों को शत्रु द्वारा आघात ( क्षति ) होता है । 
यदि बुध अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--अज्ञानी, अत्यन्त हीन,. 
अनेक दुःखों से युक्त व अधिक दरिद्री होता है ॥ २० ॥ 
शन्रुराशिस्थ शुरु य शुक्र एवं शनि का फल 
क्लीबं गुर्णविधत्ते अनयहीनं घनविहीनं च । 
शुक्कोऽरिगृहर भरतवं कुतन्त्रमतिदुःख्ितं जनयेत्‌ ॥ २१॥ 
भास्करघुतोऽपि कुरते मलिन व्याध्यादिशोकसन्तक्षम्‌ । 
यदि जन्म के समय में गुर अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--नपु सक,. 
नीति रहित वा बहिरा और धन हीन होता है । 
यदि शुक्र अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--नौकर, कुचाली व अधिक: 
दुःखी होता है। 
यदि शनि अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--मलिन ( दूषित ), रोग 
आदि से तथा शोक से संतप्त होता है।॥ २१॥ 


उच्च नीचादि नवांश में फल का न्युनाधिक्य 
स्वेषुच्चभागेछु फळं समग्रं स्वक्षेत्रतुर॑यं भवनांशकेषु । 
नीचारिभागेछु जघन्यमेव मध्यें फळं मित्रग्॒हांदाकेषु ॥ २२॥ 
अपनी-अपनी उच्च राशि के नवांश में स्थित ग्रह पुणं फल प्रदान करता है ओर 
अपने नवांश में स्थित ग्रह अपनी राशि के तुल्य ही फल (पूर्ण) देता है। स्वनीचांश व 


शत्रु ग्रह राशि के नवांश में स्थित ग्रह बुरा फल देता है । मित्र ग्रह राशि के नवांश 
में स्थित ग्रह मध्यम फल देता हे ॥ २२॥ 


उच्च दो तीन ग्रहों का फल 
द्वाबुच्चगो जनयतो धनिनं कोर्त्यान्वितं सदा पुरुषम्‌ । 
नगरारक्षकमाढ्य' चमूर्पत च त्रयः प्रथितम्‌ ॥ २३॥ 


१ वन्ध्वरिभङ्गौः भौमो विकलं वा दुर्भगं लोके । २ आज्ञामात्र । ३ बघिरनरं । 


०४२८ सारावलो 


यदि जन्म के समग्र में दो ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--धनी व कीतिमानु 
“होता है। यदि तीन ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--शहर का रक्षक अर्थात्‌ 
कोतवाल, धनी, सेनानायक व प्रसिद्ध होता है ॥ २३ ॥ 
उच्चस्थ चार पाँच ग्रहो का फल 
"आढ्यं नृपात्तकरीति चत्वारो राजधर्मसंयुक्तम्‌ । 
ख्यातं नुपती`एतमं पञचचानेकविधवृद्धकोशं च ॥ २४॥ 
यदि जन्म के समय में चार ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--धनी, राजा से 
"कीति प्राप्त करने वाला और राजधर्मं से युक्त होता है । यदि पाँच ग्रह उच्च राशि में 
हों तो जातक प्रसिद्ध, राजा का परम प्रिय और नाना प्रकार से धन वृद्धि करने वाला 
-होता है ॥ २५॥ 
उच्चस्थ ६ ग्रहों का फल 
षड्‌ ग्रहाः स्वोच्चगाः कुर्युनर्पात पुरुषं सदा। 
प्रदानमाउनसम्पन्नं बहुवाहनसण्डितम्‌ ॥ २:२ ॥ 
यदि जन्म के समय में ६ ग्रह उच्च राशि में हों तो जात्रक-दान-सम्मान-अधिक 
जवाहनों ( सवारी ) से युक्त राजा होता है ॥ २५ ॥ 
समस्त ग्रह उच्चस्थ होमे से फल 
स्वोच्चं याता; सर्वे समुद्रपर्यन्तमेदिनीनाथम्‌ । 
जनयन्ति चक्रर्वातनमवनी जातकं चिन्त्यम्‌ ॥ २६॥ 
- यदि कुण्डली में सव ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--समुद्र पर्यन्त भूमि का 
“पालन करने वाला चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २६ ॥। 
विशेष--यहाँ ६ व सब ग्रहों के उच्च होने का फल दिया है जो कि कुण्डली में 
-कथमपि सम्भव नहीं है क्योंकि समस्त ग्रहों में सूर्यं भो है सूर्यं की उच्च राशि मेष है 
ओर बुध की कन्या व शुक्र की मीन है । इसलिए सूर्य से ६ राशि अन्तर पर बुध की 
स्थिति नहीं हो सकती, तथा ६ ग्रहों में अर्थात्‌ सूर्यं को छोड़कर चन्द्रादि ग्रहों में बुध की 
उच्च राशि से शुक्र की उच्च राशि का अन्तर भी ३ राशि से अधिक होने के नाते यह 
-भी होना असम्भव व गणित विरुद्ध है । ग्रन्थकार का क्या आशय है यह स्पष्ट नहीं है। 
मेरी दृष्टि में कुछ ग्रहों में उच्चनवांश हों और कुछ उच्चस्थ हों तो फळ घट सकता है।। २६॥ 
स्वम्‌ लत्रिकोण राशिस्थ दो ग्रहों का फल 
द्वाभ्यां त्रिकोणसंस्थाभ्यां कुटुम्बी कुलवर्धनः । 
श्रेष्ठ: प्रख्यातकीतिश्व ग्रहाभ्यां भुवि जायते॥ २७॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह स्वमूल त्रिकोण राशि में हों तो जातक--परिवार 
“वाला, कुल की वृद्धि करने वाला, श्रेष्ठ व प्रसिद्ध कीतिमानु होता है ॥ २७ ।! 


“१ आढ्यो । २ समं । ३ गुण । 


"EN SP 


चतुश्वत्वारिश अध्याय ४२९. 


स्वमूलत्रिकोणराशिस्थ तीन ब चार ग्रहों का फल 
महाधनस्तरिभिश्चं व गणग्रामादिनायकः । 
आढ्यो नृपाससत्कारश्चतु्भिर्टोकसम्मतः ॥ २८॥ 


यदि जन्म के समय में तीन ग्रह अपनी मुळत्रिकोण राशि में हों तो जातक--अधिक- 
धनवान्‌, समुदाय व ग्राम का मुखिया होता है । यदि चार ग्रह अपनी मूळत्रिकोण राशि 
में हों तो जातक--धनी, राजा से सम्मानित और संसार का प्रिय होता है ॥ २८॥ 
स्वभूलत्रिकोण राशिस्थ पाँच ग्रह का फल 
आरक्षकः अधानः सेनापुरनगरभूयकोद्यानाम्‌ । 
पञ्चग्रहैस्तिक्षोणे भवति कुटुम्बी सुबहुसौछ्यः ॥ २९ ॥ 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह अपनी मूलत्रिकोण राशि में हों तो जातक--सेना- 
गाँव-शहर-राजकीय कोश (खजाना) का प्रधान रक्षक, कुटुम्बी ओर सुन्दर अधिक सुखों ` 
से युक्त होता है॥ २९ ॥ 
स्वसूलत्रिकोण राशिस्थ ६ ग्रहों का फल 
विद्यादानधनौघेः समन्वितो भवति षड्भिरेव पुमान्‌ । 
राज्यं प्रशास्ति नियतं गोपाळकुलेऽपि संजातः ॥ ३०॥ 
यदि जन्म के समय में ६ ग्रह अपनी मूलत्रिकोण राशि में हों तो जातक-- 
विद्वान्‌, दानी, धनी और गोप वंश में जन्म होने पर भी निश्चय राज्य का शासकः 
होता है ॥ ३० ॥ 
समस्तग्रह स्वसूल त्रिकोण राशिस्थ होने पर फल 
स्वत्रिकोणगतंः सर्वेर्भवेज्जाती मही पति: । 
वसुस्रीबलुदम्पन्नो विद्याशा्रविशारदः ॥ ३१॥ 
यदि जन्म के समय में समस्त ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो जातक--- 
घन-स्त्री व बल से युक्त, विद्या-शास्त्र में चतुर राजा होता है ॥ ३१॥ 
स्वराशिस्थ दो व तीन ग्रहों का फल 
द्वौ स्वगृहस्थो कुरुतः कुलाधिकं बन्धुपुजितं धन्यम्‌ । 
वंदाकरमर्थसहितं स्थानयशोभिखयो विहगाः ॥ ३२॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--वंश में श्रेष्ठ,. 
बन्धुओ से सम्मानित व प्रशंसनीय होता है । 
यदि तीन ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--वंश वृद्धि कर्ता अर्थात्‌ पुत्र. 
पौत्रादि से युक्त, धनवान्‌ और पद व यश से युक्त होता है ॥ ३२॥ 
स्वराशिस्थ चार व पाँच ग्रहों का फल 
ख्यातं विशिष्चेष्टः श्रेणीपुरनगरपं च चत्वारः । 
पःच्चावनीश्वरसमं प्रभूतगोभूमिगुवतिसम्पन्नम्‌ ॥ ३३॥ 


"४२० सारावली 


यदि जन्म के समय में चार ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--विख्यात, उच्च 
“विचार धारा वाला व पंक्ति-गाँव ( शहर ) का पालक होता है । 
यदि पांच ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--गाय-भूमि व स्त्रियों से युक्त राजा 
“के तुल्य होता है ॥ ३३॥ 
स्वराशिस्थ ६ ग्रहों का फल 
षड्भिः प्रबृद्धशव्दी च ति्ोशस्वजनवाजिमानाढ्यः । 
भवति नृपवंशजातो नियतं पृथिवीपतिः स्वक्षें॥ ३४॥ 
राजाधिनृपः स्वर्क्षे जनयन्ति जितारिपक्षमिह सक्ष । 
यदि जन्म के समय में ६ ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक-विख्यात नाम 
"वाला, कान्ति-धन-स्वजन-घोड़ा-सम्मान से युक्त, राज कुलोत्पन्न राजा होता है । 
यदि सात ग्रह स्वराशि में हों तो जातक--शत्रु पक्ष को जीतने वाला राजाधि- 
“राज होता है ॥ ३४-३४३ ॥ 
सित्र राशिस्थ दो, तीन, चार ग्रहों का फल 
मित्र्यं सुदत्तं द्वो मित्रगृहसमाश्रितो कुरुतः ॥ ३५॥ 
वान्धवसुहुडुपकर्ता त्रिभिविशिष्टो भवेद्गुणेः ख्यातः । 
ब्राह्मणदेवाराधनपरश्चचतुमिर्घुरन्धरः ख्प्रातः ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह स्त्रमित्र राशि में हों तो जातक--मित्र का आश्रय 
“कर्ता और सुन्दर चरित्र वाळा होता है । 
यदि तीन ग्रह अपने भित्र की राशि में हों तो जातक--बान्धव व मित्रों का 
उपकार करने वाला, विशिष्ट और गुणों से विख्यात होता है । 
यदि चार ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--ब्राह्मग व देव आराधना 
“में तत्पर, धुरन्धर और विख्यात होता है॥ ३४३-३६ ॥ 
स्वसित्र राशिस्थ ५, ६, ७ ग्रहों का फल 
राजोपसेवकः स्थात्पश्चभि'राढयो नरेश्वरः कर्ता । 
दिस्तीणंभोगवाहनवसुसान्षडभिनरेन्द्रतुल्यः स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
सबँमित्रक्षंतेवंहुबाहनभुत्यसा धनो राजा । 
यदि जन्म के समथ में पाँच ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--राजा 
*का उपसेवक व कार्यकर्ता और धनी होता है । 
यदि ६ ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक विस्तृत भोगी, सवारी व धन 
-से युक्त राजा के समान होता है । 
यदि सव ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--अधिक सवारी व नौकर 
व साधनों से युक्त राजा होता है॥ ३७-३७३ ॥ 


१ राव्य । 


(1000, 


१७७ ०७०७७ 2 


चतुश्चत्वारिश अध्याय ४३१ 


स्वनीच राशिस्थ दो, तीन-चार ग्रहों का फल 
द्वाभ्पां नोचे नीचश्चिन्ताबह्वाग्रहसमेतः ॥ ३८॥ 
मुर्खोऽ'ध्म रतोऽस्वस्त्रिभिग्नहैरध्वगगो नरः प्रेष्यः । 
आलस्यनछए्चेष्टश्चतुभिरिह नोचगेभृतकः ॥ ३६ ॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह अवनी नीच राशि में हों तो जातक- दुष्ट, अधिक 
चिन्ताओं से युक्त और आग्रह से युक्त होता है । 
यदि तीन ग्रह स्वनीच राशि में हों तो जातक--मूर्ख, अधामिक वा धर्मात्मा; 
निर्धन घूमने वाला व नौकर होता है । 
यदि चार ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक--आलसी, बिना इच्छा वाला 
और नोकर होता है ॥ ३७३-३९ ॥ 
स्वनीच राशिस्थ पाँच ६ ग्रहों का फल 
अअगृहः प्रभिन्नदारः पञ्चनिरिह कथ्यते नरो दासः! 
४घातभयश्रमतक्तः षड्भिर्नोचो भवेतक्षामः ॥ ४० ॥ 
यदि जन्म के समर में पाँव ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक--घरव स्त्री 
से रहित और सेवक होता है । 
यदि ६ ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक--घात भय से युक्त, परिश्रम से 
दुःखी, दुष्ट व दुःखी होता है ॥ ४० ॥ 
स्वनीच राशिस्थ सात ग्रहों का फल 
भिक्षुस्त्यक्ताशितभुग्नवति पुमान्‌ विगतसर्वेस्व: । 
नोचैः सक्षमिरखिलेदिक्चिरविधृताम्वबरः सूतः॥ ४१ ॥ 
यदि जन्म के समय में सात ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक--भिल्लुक: 
जूठन खाने वाडा, नक्का या पुराने वस्त्र धारण करने वाला निर्धन होता है ॥ ४१ ॥ 
स्वशत्रू, राशिस्थ दो ग्रहों का फल 
द्वावरिभवनसमेती क्लेशवतां नित्यविग्रहरचीनाम्‌ । 
अतिपरिभूतानामपि नृणां जन्मप्रदी कथितो ॥ ४२ ॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--कष्ट से 
युक्त, प्रतिदिन लड़ाई की इच्छा करने वाळा और अपमानित होता है ॥ ४२॥ 
स्वशत्र राशिस्थ तीन व चार ग्रहों का फल 
बिविव्ययदुःखभुजां त्रयः अ्रमोत्पन्ननेष्टवित्तानाम्‌ । 
चत्वार इष्टयोषिदुुत्रार्थेविनाशजाधितप्तानाम्‌^ ॥ ४३॥ 
यदि जन्म के समय में तीन ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--अनेक 
व्यथों से दुःखों का भोगी व परिश्रम से पैदा किये हुए धन का नाशक होता है । 


१ धर्माभिरतः । २ नींचगैरध्वगः । ३ अमृतः । ४ खास । ५ रोग । 


४३२ सारावली 


यदि चार ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--मित्र-स्त्री-पुत्र-धन केः 
नाश से तप्त अन्तःकरण वाला होता है ॥ ४३॥ 
स्वशत्रराशिस्थ पाँच, ६ ग्रहों का फल 
पः्चारिगृहे विहगा इष्टव्यसनाविघाततस्तानाम्‌ । 
बड़ोगाङ्कितवपुषां? दुःखबतां चेव जन्मकरा: ॥ ४४॥ 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक-मित्र- 
व्यसन व अभिघात से संतप्त होता है। यदि ६ ग्रह अपने शत्रु की राशि में हों तो 
जातक--रोगी व दु:खी होता है ॥ ४४॥ 
स्वशत्र्‌ राशिस्थ सात ग्रहों का फल 
सप्षारिभे ग्रहेन्द्रा बीभत्सकुळे प्रसुतानाम्‌ । 
२शय्याच्छादनभोजनअवग्चितकानां भवन्ति सदा ॥ ४५॥ 
यदि जन्म के समय सात ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक का दुष्ट 
कुरू में जन्म, शय्या-वस्त्र व भोजन से हीन होता है !। ४५ ॥ 
इतिकल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां उच्चादिचिन्तनं नाम 
चतुश्रत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चचत्वारशोऽभ्यायः। 


स्त्रीजातकाध्याय का कथन 
स्त्रीणां जन्मफलं तुल्यं पुंभिः साधं तदुच्यते । 
विशेषस्तत्र यो दृष्टः कथ्यते विस्तरेण सः॥१॥ 
पुरुषों के जन्म लग्न से जिन फलों का कथन किया है वे फळ सत्री कुण्डली में भी 
जानने चाहिये । इस अध्याय में स्त्रियों की कुण्डली के विशेष फल को अब मैं (ग्रन्य- 
कार) विस्तार से कहता हूँ ॥ १॥ 
भाव बिशेषों से विशेष फल ज्ञान 
वंधव्यं निधने चिन्त्यं शरीरं जन्मळग्नतःऽ। 
सप्तमे पतिसोभाग्यं पञ्चमे प्रसवस्तथा ॥ २॥ 
स्त्री की कुण्डली में अध्म भाव से वैधव्य, लग्न से शरीर, सप्तम भाव से पति 
सुख वा सौभाग्य और पञ्चम से सन्तति का विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
बृहज्जातक में कहा है--तासां तु भतृ मरणं निधने वपुस्ठु लग्नेन्दुगं सुभगतास्त- 
अये पतिश्च’ ( २४ अ० १ इलो० ) ॥ ३॥ 
१ गपीडितानां । २ अल्पा । ३ वाञ्छि। ४ भाक्‌ । 


49% + 


२८ पश्चचत्वारिश अध्याय ४३३ 


पतिब्रता, सुशीला, रूपवती योग ज्ञान 
प्रकृतिस्था लग्नेन्दोः समभे सच्छीळल्पाढ्या । 
भूषणगुणेसपेता शुभवीक्षितयोश्च युर्वात: स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा समराशि में हों तो स्त्री पतिव्रता सुन्दर 
चरित्र व रूप से युक्त होती है । यदि समराशिस्थ लग्न व चन्द्रमा शुभग्रहों से दृष्ट हों 
तो स्त्री अलङ्कार व गुणों से सुशोभित होती है॥ ३॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'युग्मेषु लग्नशशिनोः प्रकृतिस्थिता स्त्री सच्छील भूषणयुता 
शुभदृष्टयोश्च’ ( २४ अ० २ इलो० ) ॥ ३ ॥ 
पुरुषाकृति योग ज्ञान 
पुरुषाक्ृतिशीळ्युता दुःशीला दुःखिता विषमराझो । 
कूरेर्वीक्षितयुतयोः पापा स्त्री स्याद्गुणेहीना ॥ ४ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा विषम राशि में हों तो स्त्री, पुरुष की 
आकृति के समान आकृति वाली व पुरुष स्वभाव से युक्त, दुष्ट स्वभाव व दुःख भोगने 
वाली होती है । यदि विषम राशिस्थ लग्न व चन्द्रमा पाप ग्रहों से युक्त वा दृष्ट हों तो 
स्त्री पापिन व गुणों से रहित होती है॥ ४ ॥ 


बृहज्जातक में कहा है--'ओजस्थयोश्च मनुजाकृतिशीळयुक्ता पापा च पापयुतवीक्षि- 
तयोगु णोना ( २४ अ० २ इलो० ) ॥ ४ ॥ 


बली त्रिशांशवश फल कथन 
ऊन्नेन्द्रोर्यो बलवांखिशांशेऽधिष्टितोऽधिपेः फलं क्रमश; । 
भूसुतभार्गवबोधनसुरगुरुमार्तण्डदेहभवेः ॥५॥ 
लग्न व चन्द्रमा इन दोनों में जो बलवान्‌ हो वह यदि मङ्गल वा शुक्र वा बुध वा 
गुरु वा शनि के त्रिशांश में हो तो क्रम से आगे कथित फल समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सौम राशिस्थ त्रिशांशों का फः. 
कन्येवारगृहे दुष्टा सौमत्रिशांदाके भवेत्‌ । 
कुचरित्रा तथा शौक्रे समाया बोघनेञ्बळा ॥ ६॥ 
यदि स्त्री कुण्डली में बली लग्न व चन्द्रमा भोम राशि ( १, ८ ) में भौम 
के त्रिशांश में हो तो स्त्री, कन्या ही अवस्था से दुष्टा होती है । 
यदि भौम राशि में शुक्र के त्रिशांश में लग्न वा चन्द्रमा हो तो दूषित आचरण 
करने वाली, यदि भौम राशि में बुध के त्रिशांश में लग्न या चन्द्रमा हों तो स्री माया- 
विनी होती है ॥ ६॥ 
जैवे साध्व्यकंजे दासी 
यदि स्त्री कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा इन दोनों में बलवान्‌ भौम की राशि में गुरु 
के त्रिशांश में हो तो स्त्री साध्वी अर्थात्‌ सच्चरित्रा होती है। यदि भौम राशिस्थ शनि 
का त्रिशांश हो तो स्त्री दासी ( नौकरानी ) होती है ॥ ६३ ॥ 


४३४ सारावली 


वृहज्जातक में कहा है---'कन्यैव दुष्टा ब्रजतीह दास्यं साध्वी समाया कुचरित्र- 
युक्ता । भुम्यात्मजक्षें क्रमशोंऽराकेषु वक्राकिजीवेन्दुजभार्गवानाम्‌ ( ९४ अ० ३ 
इलो० ) !। ६ ॥ 
बुध की राशि सें प्रिशांशों का फल 
ज्ञक्षें कौजे तु कापटी । 
शौक्रे घ्रकीणंकामा च बोधे गुणवती भवेत्‌॥ ७॥ 
जैवे सती शनो क्ळीबा ८ 
यदि खरी की कुण्डली में वलवानु लग्न या चन्द्रमा बुध की राशि ( ३, ६ ) में 
भौम के त्रिशांश में हो तो स्त्री कपटिनी, शुक्र के त्रिशांश में अधिक काम की इच्छा 
करने वाली, यदि बुध का त्रिशाँश हो तो गुणवती, यदि गुरु का त्रिशांश हो तो सती 
अर्थात्‌ पतित्रता, यदि बुध की राशि में बली लग्न या चन्द्रमा शनि के त्रिशांश में हो 
तो स्त्री क्लीबा ( हिजरिनो ) होती है ॥ ६३-७३ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'स्यात्कापटी क्लीवसमा सती च बौधे गुणाढ्या प्रविकीर्ण- 
कामा' ( २४ अ० ४ इलो ० )॥ ६३-७३ ॥ 
“शुक्र की राशि में त्रिशांशों का फल 
दुष्टा कोजे सितक्षंगे । 
शोक्के ख्यातगुणा बौधे कछासु निपुणा सता॥ ८॥ 
जेवे गुणान्विता अन्दे पुनभू: न 
यदि स्त्री की कुण्डली में बलवान्‌ लग्न या चन्द्रमा शुक्र की राशि (२, ७) में 
भौम के त्रिशांश में हो तो स्त्री दुष्टा, यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो प्रसिद्ध गुणवती, 
बुध का त्रिशांश हो तो कलाओं में चतुर, गुरु का त्रिशांश हो तो गुणों से युक्त, यदि 
शुक्र की राशि में शनि का त्रिशांश हो तो पुनविवाहिता अर्थात्‌ एक पति के मरने पर 
हितीय शादी वाली होती है ॥ ७ड्/ें-८३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--दुष्टा पुनभू : सगुणा कलाज्ञा ख्याता गुणेश्रासुरपुजितक्ष' 
( २४ अ० ४ इलो० ) ॥ ७३-८३।॥। ` 
कको व सिह राशि में त्रिशांशों का फल 
चन्द्रभे ततः । 
स्वच्छन्दा कथिता कोडे शाक्रे च कुलपांसना ॥ &॥ 
बौधे शिल्पान्विता णारी जेंबे बहुगुणा स्मृता । 
पतिघ्नी चाकंभे कोजे वाचाला भार्गवे सती ॥१०॥ 
बौधे पुंझ्चेष्टिता जेवे राज्ञी मन्दे कुल्च्युता । 
यदि स्त्री की कुण्डली मे बली लग्न या चन्द्रमा ककं राशि में भौम के त्रिशांश में 
द्वो तो स्त्री स्वेरिणी अर्थात्‌ अपनी इच्छा से चलने वाळी, शुक्र के त्रिशांश में कुल- 


पश्चचत्वारिश अध्याय ४३५ 


कळंकिनी, बुध के श्रिशांश में चित्रकला से युक्ता, गुरु के तरिशांश में अधिक गुणवती 
और कर्के राशि में लग्न चन्द्रमा के रहने पर यदि शनि का त्रिशांश हो तो स्त्री पति 
घातिनी अर्थात्‌ पति को मारने वाली होती है । 
यदि सिंह राशि में वली लग्न या चन्द्रमा या दोनों भौम के त्रिशांश में हों तो 
स्त्री अधिक बोलने वाली, शुक्र के त्रिशांश में सती अर्थात्‌ पतित्रता, बुध के शांश में 
पुरुष के समान इच्छा वाली, गुरु के त्रिशांश में रानी और सिह राशि में शनि का 
त्रिशांश हो तो अपने वंश से स्त्री पृथक्‌ होती है ॥ ८३-१०३ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--स्वच्छन्दा पतिघातिनी बहुगुणा शिल्पिन्यसाध्वीन्दुभे, 
चाचाला कुलटाकंभे नुपवधुः पुंचेष्टितागम्यगा' ( २४ अ० ५ इछो० ) ॥ ८३-१०३ ॥ 
युर व शनि की शशि में त्रिशांशों का फल 
कौजे वपुगुणार्यंक्षै शौक्रे वाग्व्यसनी तथा ॥११॥ 
बौधे विज्ञानसंयुक्ता जैवे नैकगुणा स्मृता 1 
सन्दे चाल्परतिः प्रोक्ता दासी कोजे तथाकिभे ॥ १२॥ 
सुप्रज्ञा च भवेच्छोक्रे बुधे दुःस्था खला तथा । 
जेवे पतिव्रता नित्यं मन्दे नोचानुसेविनी ॥ १३ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में गुरु की राशि में बली लग्न या चन्द्रमा भौम के त्रिशांश 
भें हो तो स्त्री अधिक गुणवती, शुक्र के त्रिशांश में बोलने का व्यसन वाली वा असाध्वी, 
युध के श्रिशांश में विज्ञान की ज्ञाता, गुरु के त्रिशांश में अनेक गुणवाली और शनि के 
त्रिशांश में अल्प काम सुख वाली होती है । 
यदि शनि की राशि ( १०, ११ ) में वली लग्न या चन्द्रमा भौम के शिशांश मैं 
डो तो स्त्री दासी ( नौकरानी ), शुक्र के त्रिशांश में अच्छी वुद्धिवाली, बुध के त्रिशांश 
में दुष्टा व पापिन, गुरु के त्रिशांश में पतिव्रता और शनि के त्रिशांश में दुष्टों का सेवन 
करने बाली होती है ॥ ११३-१३ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है “जैवे नैकगुणाल्परत्यतिगुणा विज्ञानयुक्ता सती, दासी नीच- 
रताकिभे पतिरता दुष्टाऽप्रजा स्वांशकैः’ ( २४ अ० ५ इलोक ) ॥ ११-१३ ॥ 
स्त्री-स्त्री संभोग ज्ञान 
शुक्रासितौ यदि परस्परभागसंस्थो 
शोते च हधिपथगाबुदये घरांशे । 
स्त्रीणासतीन सदनाग्निमदः प्रदृद:ः? 
स्भ्रीशिः समश्च पुर्षाकृतिभिलंभन्तेत ॥ १४॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में शुक्र, शनि के नवांश में हो और शनि, शुक्र के नवसांश में 
हो तथा शुक्र शनि में परस्पर दृष्ट सम्बन्ध हो, अथवा लग्न में शुक्र की राशि 


१ हो० र० १० अ० ७१६ १० चाप्यसती. २ वह्लिंगद:. २ वृद्धिः. ४ शमं. ५ यंभेत. 


४३६ सारावली 


( २, ७ ) व शनि का नवमांश हो तो वह स्त्री अत्यन्त कामातुर होकर दूसरी स्त्री 
के भग के ऊपर चमड़े या रबड़ का लिंग बाँधकर उसके साथ प्रसंग से अपनी 
बढी हुई कामाग्नि का शमन करती है ॥ १४॥ 
बृहज्जातक में कहा है--हकसंस्थावसितसितौ परस्परांशे शौक्रे वा यदि घटराशि 
संभवोंऽशः । स्त्रीभिः स्त्रीमदनविषानलं प्रदीप्त संशाति नयति नराकृतिस्थिताभि: 
( २४ अ० ७ इलोक ) ॥ १४॥। 
सप्तम भाव का का फल 
शान्येऽस्ते कापुरुषो बळहीनः सौम्यदर्शनबिहीने । 
चरभे प्रवासशीलो भर्ता बळीवो ज्ञमन्दयोइच भवेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि स्त्री कुण्डलो में लग्न या चन्द्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहो तो स्री 
का पति कापुरुष अर्थात्‌ निन्दित होता है। थदि सप्तम भाव शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो 
पति निर्बल होता है। यदि सप्तम भाव में चर राशि हो तो पति प्रवासी और सप्तम 
भाव में बुध, वा शनि हो तो पति नपुंसक होता है ॥ १५॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'झून्ये कापुरुषो वलेऽस्तभवने सौम्यग्रहावी क्षिते, क्लीवोऽस्ते 
बुधमन्दयोश्चरगृहे नित्यं प्रवासान्वितः ।' ( २४ अ० ८ इलोक ) ॥ १५॥ 
सप्तम भाव का फल 
उत्सृष्टा सूर्येस्ते कुजे च विधवा नवोढेव। 
कन्येवाशुभह रानेश्चरे वृद्धतां याति ॥१६॥ 
अशुभे क्षीणेऽस्तगते त्यक्ता पत्या भवेदशुभदृष्ट । 
क्ूरंविधवास्तगतेभ॑वति पुनभूंस्तया मिश्रः ॥ १७॥ 
यदि स्री कुण्डली में लग्न या चन्द्रमा से सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री को 
पति त्याग देता है । यदि सप्तम भाव में मङ्गल हो तो नव विवाहिता ही विधवा होती 
है। यदि सप्तम भाव में शनि, पाप ग्रह से दृष्ट हो तो कुमारी ही वृद्धा हो जाती है। 
अर्थात्‌ विवाह नहीं करती है । यदि सप्तम भाव में निर्बल पाप ग्रह, पाप ग्रह से दृष्ट 
हो तो पति त्याग कर देता है। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री विधवा 
होती है । यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह व पाप ग्रह दोनों हों तो स्त्रीका दूसरा 
विवाह प्रथम पति के मरने पर होता है ॥ १६-१७ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है---उत्सृष्टा रविणा कुजेन विधवा वाल्येऽस्तराशिस्थिते, कन्ये- 
वाशुभवीक्षितेऽकंतनये यूने जरां गच्छति। आग्नेयं विधवास्तरासिसहितँ मिश्रैः पुन भूभं वेत्‌, 
क्रूरे हीनबलेऽस्तगे स्वपतिना सौम्येक्षिते प्रोज्ञता।' (२४ अ० ८-६ इलोक)॥१६-१७॥. 
परपुरुषासक्त योग ज्ञान 
अन्योन्यभ्रागगतयोः सितकुजयोरम्यपुरुषसक्ता स्यात्‌ । 
यूने शिशिरकरे वा *स्याचू वतिरनुज्ञया भुः ॥ १८॥ 


१ गुतन ये । 


sbi}, 22७७ - Sadie sf bite Shes. जा 


PP १... 


पःचचत्वारिश अध्याय ४३७ 


यदि स्त्री कुण्डली में शुक्र भौम के नवांश में हो व भौम शुक्र के नवांश में स्थित 
हो तो स्त्री दूसरे पुरुष में आसक्त होती है । यदि इसी योग में सप्तम भाव में चन्द्रमा 
हो तो पति की आज्ञा से परपुरुष से प्रेम करती है ॥ १८ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--अन्योन्यांशगयोः सितावनिजयो रन्यप्रसक्ताङ्गना, चूने वा 
यदि शीतरश्मिसहिती भर्तृस्तदानुज्ञया ( २४ अ० ९ इलो० ) ॥ १८ ॥ 
साता के साथ कुलटा योग ज्ञान 
सोरारगृहे तहच्छशिलि सशुक्रे विलग्नगे जाता । 
मात्रा साकं छुलटा क्रगप्रहवीक्षिते भवति ॥ १९ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में मेष वा वृश्चिक वा मकर वा कुम्भ लग्न में शुक्र के साथ 
चन्द्रमा, पापग्रह से दृष्ट हो तो स्त्री माता के साथ कुलटा ( व्यभिचारिणी ) होती 
हे॥१६॥ 
वृहज्जातक में कहा है-'सौरारक्षें लग्नगे सेन्दुशुक्ने मात्रा सार्धे बन्धकी पापहष्टे' 
( २४ अ० १० इलो० ) ॥ १६ ॥ 
सरोग नीरोग भोग ज्ञाल 
दाने तु कुजनवांशे शनिमा हुए सरोगयोनिः खरी । 
सद्भूगुभागे चारश्रोणी पतिवल्लभा भवति ॥ २०॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव में भौम का नवांदा, शनि से दृष्ट हो तो स्त्री 
की योनि रोग से युक्त होती है । यदि सप्तम भाव में शुक्र का नवांश उदित हो तो खरी 
की योनि सुन्दर व पति की प्रिया होती है ॥ २०॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'कोजे$स्तांशे सौरिणाव्याधयोनिश्चारुश्रोणी वल्लभा सदु- 
ग्रहांशे’ ( २४ अ० १० इलो० ) ॥ २० ।। 
सप्तमभावस्थ शनि, सोम राशि व नवांश का फल 
दूने वृद्धो मूर्खः सौरगृहे स्याचवांदके वाऽय । 
स्रीझोलः क्रोधपरः कुजभेऽय नवांशके भर्ता ॥ २१॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव में शनि की राशि ( १०, ११ ) वा नवांश 
हो तो स्त्री का पति वृद्ध व मूर्ख होता है, अथवा भोम की राशि ( १, ८ ), वा नवांश 
हो तो स्त्री का पति स्त्रैण व क्रोधी होता है ॥ २१॥ 
बृहज्जातक में कहा है-“वृद्धो मुखे: सूर्यजक्षेऽशके वा स्त्रीलोलः स्यात्क्रोधनश्रा- 
बनेये ( २४ अ० ११ इलो० ) ॥ २१॥ 
सप्तम भावस्थ शुक्र, बुध राशि व नवांश का फल 
शुक्रगृहेऽथ नवांशेऽतिङूपसो भाग्यसंयुत्तो भर्ता । 
नैपुणविज्ञानयुतस्तथेव वौधेऽयवा नवांशो चा ॥ २२७ 
यदि स्री की कुण्डली में सप्तम भाव में शुक्र की राशि ( २, ७ ) व नवांश हो 


४३८ सारावळी 


तो स्री का पति अधिक रूपवानु व सौभाग्यवानु होता है । यदि सप्तम भाव में बुध की 
राशि ( ३, ६ ) व नवांश हो तो स्त्री का पति चतुर वैज्ञानिक होता है ॥ २२॥ 
बृहज्जातक में कहा है--झौक्रे कान्तो$तीव सौभाग्ययुक्तो विद्वान्‌ भर्ता नैपुणज्ञञ्च | 
बोधे ( २४ अ० ११ इलो० ) ॥ २२ ॥ 
सप्तमभावस्थ चन्द्र, गुरु राशि च नवांश का फल 
सदनातो मृटुः  शाशिभेञ्य नवांशके भर्ता। 
गुरुसितभागेऽप्यथदा ग्रुणवान्विजितेन्द्रयो भवति ॥ २३॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तमभाव में चन्द्रमा की राशि (४) वा नवांश हो तो 
सत्री का पति काम से पीडित व सरल स्वभाव का होता है। यदि गुरु की राशि 
( 5, १२ ) वा नवांश सप्तम भाव में हो तो खी का पति गुणवानु व जितेन्द्रिय होता 
है ॥ २३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-मदनवशगतो मृदुश्च चान्द्रे न्रिदशगुरौ गुणवान्‌ जितेन्द्रियश्च 
( २४ अ० १२ इलो० ) ॥ २३ ॥ 
सप्तमसाचस्थ सूर्य राशि व नवांश का फल 
अतिकर्सकृदतितीक्ष्णो रविभेऽप्यथवांद्ाके भवलि भर्ता। 
सप्तमभवनोपेतनित्यं स्रीणां ससवधार्यघ्‌^ ॥ २४ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तमभाव में सूर्य की राशि (५) वा नवांश हो तो खरी 
का पति अधिक कार्य करने वाला व अधिक तीखा होता है । उक्त फलानुसार सप्तम 
भाव की स्थिति वश फलादेश करना चाहिये ॥ २४।। 
.. वृहज्जातक में कहा है--अतिमृदुरतिकर्म क्ृच्च सोय भवति गुहेऽस्तमयस्थितेंऽशके वा 
( २४ अ० १२ इलो० ) ॥ २४॥ 
लग्लस्थ ग्रहों का फल 
ईर्ष्पान्विता सुखपरा लग्ने सितचन्द्रयोर्दुधेन्द्रोदज । 
सुखिता कळासु कुशछा गुणशतसहिता विनीता स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
शुक्रबुधयोविळग्ते रुचिरा सुभगा कलासु निपुणा च। 
दास्यम्बरसोल्ययुता शुभेछु पापेछु विपरीता ॥ २६॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में लग्न में शुक्र व चन्द्रमा हों तो स्त्री ईर्ष्यावती अर्थात्‌ दूसरे 
की उन्नति वा भलाई देखकर जलने वाली और सुख से युक्त होती है । 
यदि लग्न में बुध व चन्द्रमा हों तो खी सुखी, कलाओं में चतुर, सौ गुणों से युक्त 
व विनीता अर्थात्‌ नम्र स्वभाव वाली होती है। यदि बुध, शुक्र लग्न में हों तो स्री 
सुन्दरी, सुभगा व कलाओं में चतुरा होती है । 


१. धार्यः । 


पश्चचत्वारिश अध्याय ४३९ 
यदि सब शुभग्रह लग्न में हों तो खत्री दासियों, वस्त्रों व सुख से युक्त होती है। 
यदि लग्न में पापग्रह हों तो स्त्री दुंगा, कुशीला होती है ॥ २५-२६ ॥ 
बृहज्जातक में,कहा है--ईर्ष्यान्विता सुखपरा शशिशुक्रलग्ने, ज्ञेन्द्वोः कलासु निपुणा 
सुखिता गुणाढ्या । शुक्रज्ञयोस्ठु रुचिरा सुभगा कलाज्ञा, निष्वप्यनेकवसुसौस्यगुणा 
शुभेषु ( २४ अ० १३ इलो ० ) ॥ २५-२६ ॥ 
लग्नस्थ ग्रहों का फल 
पापे$्टमे तु विधवा निधनाधिपतिर्नवांदाके यस्य । 
तस्य दश्यायां मरणं वाच्यं तस्याः शुभैद्वितीयस्थैः ॥ २७॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री विधवा होती है । कब 
विधवा होती है । उत्तर । अष्टमेश जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह की दशा अन्त- 
देशा विवाह के वाद आने पर स्त्री को वैधव्यता प्राप्त होती है । 


यदि पाप ग्रह अष्टमभाव में हो और शुभग्रह द्वितीय भाव में हो तो पति से पूर्व 
स्त्री का मरण होता है 1। २७ ॥ 


वृहज्जातक में कहा है-क्रूरेऽष्टमे विधवता निधनेश्वरोंशे, यस्य स्थितो वयसि तस्य 
समे प्रदिष्टा । सत्स्वर्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्याः ( २४ अ० १४ इलो० ) ॥ २७ ॥ 
अल्पपुत्र योग ज्ञान 
कन्यालिव्ूषभसिहे शिशिरसमुखेज्ल्पपुत्रा' स्यात्‌। 
पुत्रमवने शुभय॒ते निरीक्षिते वा तथव स्यात्‌ ॥ २८॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में पञ्चमभाव में शुभग्रह से युक्त चन्द्रमा कन्या वा वृश्चिक 
वा वृष वा सिंह राशि में हो तो स्त्री अल्पपुत्रवती होती है, तथा शुभ ग्रह से दृष्ट 
चन्द्रमा पूर्वोक्त योग में हो तो भी स्त्री अल्प पुत्रवती होती है ॥ २८ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-कन्यालिगोहरिपु चाल्पसुतत्वमिन्दी ( २४ अ० 
१४ इलो० ) ॥ २८ ॥ 
पुरुषाकृति योग ज्ञान 
रिक्त बुधेन्डुभुगुजे रविजे च मध्ये 
झोषेबंलेन सहितं विषमक्ष॑ळग्ने । 
जाता सवेत्पुरषिणो युवती सदेव 
पुंश्चे्िता विचरति प्रथिता च लोके ॥ २६ ॥ 
यदि स्री की कुण्डली में बुध-चन्द्रमा-शुक्र निर्वेल हों व शनि मध्यवली हो तथा 
शेष ग्रह वळवानु हों और विषम राशि का लग्न हो तो खरी पुरुषाकृतिवाली व पुरुष 
के समान आचरण करने वाली एवं संसार में प्रसिद्धा होती है ॥ २६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--सौरे मध्यवले बलेन रहितै: शीतांशुशुक्रेन्दुजैः, शेबैर्वीय- 
समन्वितैः पुरुषिणी यद्योजराइ्युद्‌गमः ( २४ अ० १५ इलो० ) ॥ २६ ॥ 


१ पुत्रता तस्याः । २ रिक्तं बु । 


४४० सारावलो 


संन्यासिनी योग ज्ञान 
क्रूरे जासित्रगते नवमे यदि खेचरो भवति ननम । 
१आप्नोति भ्रव्नज्यां पापग्रह्सम्मभवानबला ॥ ३०॥ 


यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तमभाव में पाप ग्रह हो तथा नवम भाव में कोई भी ग्रह 
हो तो स्त्री को सप्तमस्थ पापग्रह जनित प्रब्रज्या होती है ।। ३० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--पापे$स्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां प्रब्रज्या ( २४ अ० 
१६ इलो० ) ॥ ३०॥ 
ब्रह्मवादिनी योग ज्ञान 
बलिभिबु धगरुशुक्रः राशाङ्कसहिदैदिलग्बगैः समभे । 
स्त्री ब्रह्मवादिनो स्यादनेकशास्त्रार्थछुशळा ख ॥ ३१॥ 
जन्मकाले विवाहे च चिन्तायां वरणे तथा । 
चिन्त्यं स्त्रीणां लु यत्प्रोक्तं घटते तत्पतिष्वपि ॥ ३२॥ 
यदि सन्नी की कुण्डली में बलवान्‌ बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा के साथ समरारिस्थ 
लग्न में हों तो स्री ब्रह्मवादिनी अर्थात्‌ मुक्ति मार्ग जाननेवाली व अनेक शास्त्रों के अर्थ 
में चतुरा होती है । अध्यायोक्त फल जन्म के समय में, विवाह में, प्ररनादि में, वरण समय 
में, विचार करना चाहिये, तथा स्त्री के पति में भी फल घटित होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'जीवारास्फुजिदैन्दवेपु बलिषु प्राग्ळग्नराशौ समे । 
विख्याता भुवि नैकशास्त्रनिपुणा स्त्री ब्रह्मवादिन्यपि ॥ ( २४ अ० १५ इलोक ) 
उद्वाहे वरण विधौ प्रदानकाले चिन्तायामपि सकल विधेयमेतत्‌' 
( २४ अ० १६ श्लोक ) ॥ ३१-३२ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां स्त्रीजातकफलो नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


षट चतारिशोऽध्यायः । 


अष्टमभावस्थितिवश मृत्यु ज्ञान 
शिखिजलःशस्त्रज्वरजस्त्वामयतृट क्षुत्क्ृतो भवेन्मृत्युः । 
सूर्यादिभिर्निधनगैः परदेशे पथि स्वके चराद्यश्च ॥ १॥ 
यो बल्युक्तो निधनं पदयति तद्धातुकोपजो मृत्यु: । 
तत्संयुक्तभगात्रे बहुभिब॑लिभिर्बंहुप्रकारः स्यात्‌ ॥ २॥ 


यदि जन्म के समय में अष्टम भाव में सूर्य हो तो जातक की मृत्यु अग्नि से होती है । 
यदि अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो जल से, भौम हो तो शस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से; 


5 NM 
१ प्रत्रज्य मावमे ग्रहसंभवे नैव नोप्नाति । 


षटचत्वारिश अध्याय ४४१ 
र आँव रोग से, शुक्र हो तो प्यास से, शनि हो तो भूख से जालक की मृत्यु 
ह 1 


यदि अष्टम माव में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो अपने घर में, 
द्विस्त्रभाव राशि हो तो मार्ग में जातक की मृत्यु होती है । 
यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो जो बलवानु ग्रह अष्टम भाव को देखता 
हो उसी ग्रह के धातु कोप से जातक का मरण होता है, अर्थात्‌ यदि बली सूर्य से 
अष्टम भाव दृष्ट हो तो पित्त के प्रकोप से, वली चन्द्रमा से दृष्ट अष्टम भाव हो तो 
वायु वा कफ के प्रकोप से, वली भौम से दृष्ट हो तो पित्त प्रकोप से, इसी प्रकार 
अन्य ग्रहों के धातु प्रकोप से मरण होता है । 
अन्य ग्रहों के धातु यथा वुध कफ, पित्त, वायु, गुरु के वात, शनि के वात 
धातु वर्णित है । जो राशि अष्टम भाव में हो वह राशि कालाङ्ग के अनुसार जिस 
शरीर स्थान में हो उसी स्थान में उक्त धातु विकार से मरण होता है । यदि बली 
अधिक ग्रहों से दृष्ट अष्टम भाव हो तो अनेक प्रकार के प्रकोप से जातक क! निर्याण 
होता है ॥ १-२ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'मृत्युमृ त्युगुहे क्षणेव वलिभिस्तद्धातुकोपोद्भवस्तत्संयु- 
क्तमगात्रजो बहुभवो वीर्यान्वितैभू रिभि: । अग्न्यंब्वायुधजो ज्वरामयक्ृतस्तृटक्षुत्कृत- 
इचाण्टमे, सूर्याचैनिधने चरादिषु परस्वाध्वप्रदेशेष्विति' (२५ २० १ श्लोक) ॥१-२॥ 
पर्वत, पत्थर ब कूपादि पतन से मृत्यु ज्ञान 
सुर्याङ्गारकयोः खबन्धुगतयोः शैलाग्रपातोद्धवो 
म्रृत्युभू तनयेन्दुभानुतनये: कूपे खसक्षाम्बुगेः । 
पापालोकितयोहिमोष्णकरयोः कन्यास्ययोबंन्धतो 
लग्ने सूर्यशशाङ्कयोस्तिमियुगे तोये सदा "मज्जतः ॥ ३॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य व भौम, चतुर्थं व दशम भाव में हों अर्थात्‌ १ चतुर्थ 
र be में हो तो जातक का पर्वत से गिरकर या पत्थर पर गिरकर मरण 
ता है । 
यदि भोम, चन्द्रमा, शनि, दशम, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों तो कुएं ( कूप ) में 
गिरकर जातक की मृत्यु होती है । 
यदि कन्या राझिस्थ सूर्यं व चन्द्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हों तो जातक की मृत्यु 
बन्धन ( जेल ) से होती है। 
- यदि मीन लग्नस्थ सूर्य, चन्द्रमा हों तो जल में डूब कर जातक की मृत्यु होती 
॥३॥ 
बृहज्जातक में कहा हे--'शं लाग्राभिहतस्य सूर्यकुजयोमू त्युः खबन्धुस्थयोः कूपे मन्द 
शशांक भूमितनथैरवन्ध्वस्तकर्मस्थितँः। कन्यायां स्वजनाद्धिमोष्णकरयोः पापग्रहैर ष्टयोः, 
स्यातां यद्य भयोदयेऽर्कशशिनौ तोये सदा मज्जित: ( २५ अ० २इलोक ) ॥ ३॥ 


१ यदा । २ मज्जति । 


र सारावलो 


जलोदर रोग व अग्लि से मृत्यु योग ज्ञान 
काकिणि सन्दे सकरे चन्द्रे म्रृत्यु'जंलोदरक्कतः स्यात्‌ । 
स्पापान्तःस्थे चन्द्रे कुजभवने शस्त्रवह्मिभवः ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म के समय में ककं राशि में शनि व मकर राशि में चन्द्रमा होतो जातक 
की मृत्यु जलोदर रोग से होती है। यदि दो पाप ग्रहों के मध्य में चन्द्रमा भौम की 
राशि ( १, ८ ) में स्थित हो तो जातक की मृत्यु शखर वा गरिन से होती है॥ ४॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'मन्दे ककंटगे जलोदरकृतो मृत्युमृ गाड मृगे शस्त्रा ग्नि- 
प्रभवः शशिन्यशुभयोरमध्ये कुजक्षें स्थिते’ ( २५ अ० ३ श्लोक ) ॥ ४।। 
रक्तजन्य रोग, शस्त्र ब सूखा रोग से मृत्यु ज्ञान 
कन्यायां पद्मिनीदात्रुः पापमध्यगतः असदा । 
रक्तोत्यशोषजं मृत्युः करोति ध्रबमेय हि॥५॥ 
यदि जन्म के समय में कन्याराशिस्थ चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के मध्य में होतो 
जातक की मृत्यु रक्त ( खुन ) दोप से वा सूखा रोग से होती है ॥ ५॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'कन्यायां रुधिरोत्यशोषजनितस्तद्वत्स्थिते शीतगो' 
( २५ अ० ३ श्लोक ) 1! ५॥ 
फाँसी लगकर वा अग्नि या कूदने से भृत्युयोग ज्ञान 
सौरक्षे  शुभयोनंध्ये *शशो रज्ञ्दग्निपातजस्‌ । 
कुर्यान्मृत्यु न सन्देहश्चाणक्यबचनं तथा ॥ ६॥ 
यदि जन्म के समय में शनि राशिस्थ ( मकर, कुम्भ ) चन्द्रमा दो शुभ ग्रहों के 
बीच में हो तो जातक गले में रस्सी वाँधकर अर्थात्‌ फाँसी लगाकर या अग्नि से या 
कूद कर मरता है, इसमें सन्देह नहीं है । ऐसा चाणक्य का कथन है ।। ६॥ 
बृहज्जातक में कहा है-*सौरक्षें यदि तद्वदेव हिमगी रज्ञ्वग्निपातैः कृतः” 
( २५ अ० ३ इलोक ) ॥ ६॥ 
तथा जातकाभरण में भी--'शुभान्तरे शीतकरेऽष्टमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन” 
( नि० २२ इलोक )॥ ६॥ 
प्रकारान्तर से मृत्यु ज्ञान 
नवमसुतयो रशुसयोः पापग्रहदृ्टयोर्भवेन्मृत्युः । 
द्रेककाणे: पाशभुजगनिगडेडिछद्रेऽयचा युप्त्यानु ॥ ७॥ 
यदि जन्म के समय में नवम व पञ्चम भाव में पाप ग्रह, पापग्रह से दृष्ट हो तो 
जातक फाँसी लगाकर या अग्नि से या उच्च स्थान से कूदकर मर जाता है । 
यदि अष्टम भाव में पाश या निगड या भुजग द्रेष्काण हो तो जातक फाँसी लगा 
कर या बन्धन से वा जेल से मरता है ॥ ७॥ 


१ दरोदर । २ पापांशस्थे । ३ स्तदा । ४ रज्वर्न्युत्पातजं शशी । 


RES . 


षद्चत्वारिश अध्याय ४४३ 


वृ० जा० में कहा है--बन्धाद्धीनवमस्थयो रशुभयो: सौम्यग्रहादृष्टयो द्रेक्काणेइच 
सपाशसर्पेनिगडैश्छिद्रस्थितैबेन्धतः' ( २५ अ० ४ इलोक ) ॥ ७॥ 
एवं जा० भ० में भी--'पापेक्षितो पापखगो त्रिकोणे यद्वाष्टमे वन्धभुजङ्कपाशातु । 
हृक्काणकाः स्युर्जनने हि यस्य कारागृहे स्यान्मरणं हि तस्य’ (नि० अ० २३ इलोक) ॥1७॥ 
स्त्री >. 


स्त्री हेठु से मरण ज्ञान 
सीनोदपे दिनकरे शशिनि सपापेऽस्तगे सिते मेषे । 


स्रीहेठुकं हि मरणं स्वमन्दिरे स्वाद्वदन्त्येके ॥ ८॥ 
यदि जन्म के समय में मीन लग्न में सूर्य हो तथा चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त होकर 
“स्तम भाव में व शुक्र मेष राशि में हो तो जातक स्त्री के हेतु अपने घर में मरता है। 
यह मत किसी-किसी का है॥ ८॥। 


वृ० जा० में कहा है-'कन्यायामशुभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे, सूर्ये लग्न- 
गते च विद्धि मरणं स्त्रीहेतुकं मन्दिरे ( २५ अ० ४ इलोक ) ॥ ८ ॥ 


तथा जा० भ० में भी--मीनोदयेऽकऽस्तगते मृगाङ्को सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे । 
भार्याकृतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे मुनयः पुराणाः' 
( २५ अ० २४ श्लोक ) ॥ ८ ॥ 
दिशेष--प्रकाशित पुस्तकों में “मीनोदये दिनकरे चन्द्रे पापान्वितेऽस्तगे मेषे” 
यह पाठ प्रामादिक उपलब्ध होता है । यहां जो पाठ दिया गया है वह सं वि० वि० 
की मातृका में प्राप्त है, तथा इस प्राप्तांश का ही ग्रन्थान्तर से सामञ्जस्य होता है ॥८॥ 
शूल रोग से सरण ज्ञान 
रुधिरे "सुखेऽयबाकं वियति यमे क्षीणचन्द्रसंयुक्तः । 
पापेखिकोणछग्ने झूळघ्रोतस्य निदिशेन्मरणम्‌ ॥ &॥ 
यदि जन्म के समय में चतुर्थं भाव में भौम वा सूर्य हो तथा दशम भाव में शनि, 
क्षीण चन्द्रमा से युक्त व पापग्रह पञ्चम नवम लग्न में हो तो जातक का शुरू रोग 
से मरण होता है ॥ ९ ॥ 
वृ» जा० में कहा है-'शूलोद्धिन्रतनुः सुखेऽवनिसुते सूर्येऽपि वा खे यमे, स 
्रक्षीण-हिमांशुभिश्च युगपत्‌ पापेस्त्रिकोणाद्यगैः' ( २५ अ० ५ इलो० ) ॥ &६॥ 
तथा जा० भ० में भी--'क्षीणेच्दुमन्दौ गगने चतुर्थे दिनाधिराजोऽवनिजऽथवा 
स्यातु । मूतित्रिकोणोपगताः खलाख्याः शूलस्य मोलो प्रलयं प्रयान्ति ( नि० अ० २५ 
इलो० ) ॥ & ॥ 


१ सुते । २ युक्त । 


४४४ सारावली 


काष्ठ के आघात से मृत्यु योग ज्ञान 
हिबुकेऽके बियति कुजे क्षीणेन्हुयुतेऽकंजेन संदृष्टे । 
काष्ठ नाभिहतः सन्स्रिपते जातो न सन्देहः ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य हो व दशम भाव में भौम, क्षीण 
चन्द्रमा से युत एवं शनि से दृष्ट हो तो जातक का काष्ठ के आघात से मरण होता है, 
-सन्देह नहीं हे ॥ ६० ॥ 
बु० जा० में कहा है--बन्धुस्थे च रवी वियत्यवनिजे क्षीणेन्दुसंवी क्षिते काष्ठेनाभि- 
हतः प्रयाति मरणं सूर्यात्मजेनेक्षिते’ ( २५ अ० ५ इलो० ) ॥! १० ॥ 
तथा जा० भऽ में भी-'मेषूरणस्थे धरणीतनूजे दिवामणौ भुतलभावसंस्थे । क्षीणेन्दु- 
मन्दप्रविलोक्यमाने काष्ठाभिघातेन वदन्ति मृत्युस्‌’ ( नि० अ० २६ इलो० ) ॥१०॥ 
लाठी से वा धूम, अग्नि बन्धनादि से मरण ज्ञान 
क्षीणेन्दुभौमरविनन्दनसुर्ययुक्तः छित्रास्पदोदयसुजैगुडाहतस्य । 


मृत्युवियन्नवमळग्नसुतस्थितेस्तंधू माश्लिवन्‍्धनशरीरनिकुट्टने: स्यात्‌ ॥ ११॥ 
यदि जन्म के समय में क्षीण चन्द्रमा, भौम, रानि, सूर्य, अष्टम, दशम, लग्न व 
चतुर्थ भाव में स्थित हों तो जातक का मरण लाठी के प्रहार से होता है। 
यदि क्षीण चन्द्रमा, भौम, शनि, सूर्य ये ग्रह; दशम, नवम, लग्न व पचम भाव 
में स्थित हों तो जातक का धुआँ वा अग्नि वा बन्धन वा शरीर पर मुष्टिकादि प्रहार 
से मरण होता है ॥ ११॥ 
बु० जा० में कहा है- 'रन्ध्रास्पदाङ्गहिबुकलंगुडाहताङ्गः प्रक्षीणचन्द्ररुधिराकि- 
दिनेशयुक्त : । तैरेव कर्मे नवमोदयपुत्रसंस्थैधू माग्निबन्धनशरीरनिकुट्रनान्तः' ( २५ अ० 
६ इलो० ) ॥ ११॥ 
तथा जा० भ० में भी--क्षीणेन्दुभौमाकिदिवाकरेः स्यादायुः खलग्नाम्वुग- 
तैगेंदादे: । मृत्युः खपुण्योदयपत्चमस्थैस्तरेव नानाविधकुट्रनेन' ( नि० अ० २७ 
इलो० ) ॥ ११॥ 
विशेष-- प्रकाशित पुस्तकों में 'क्षीणेन्दुभौमरविघन्द्रजसूर्यपुत्रेः यह पाठ उपलब्ध 
होता है। यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वह सं० वि० वि० की मातृका में 
प्राप्त है । इसी पाठ की ग्रन्थान्तर से समानता भी मिलती है । प्रकाशित पुस्तकों में 
जो पाठ है वह प्रामादिक प्रतीत होता है क्योंकि भाव तो चार हैं और ग्रह पाँच हैं 
एवं ग्रन्थान्तर में बुध का नाम वणित न होने से असमानता प्राप्त होती है। मनीषी 
"पाठकगण स्वतः इसका क्चार करने की कृपा करें ॥ ११॥ 
शस्त्र, अग्नि, राजा के प्रकोप से मृत्यु ज्ञान 
हिबुकास्तकर्मसहितेः कुजभानुशनंश्चरंभंवति मृत्युः । 
१आय॒धहुतभुग्भूपतिकोपघ्रभवः सदा पुंसाम्‌ ॥ १२॥ 


१. सायुध । 


षट्चत्वारिश अध्याय ४४५ 


यदि जन्म के समय में चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में भोम, सूर्य, शनि हों तो 
जातक का शस्त्र, अग्नि वा राजा के प्रकोप से मरण होता है ॥ १२ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'वन्ध्वस्तकर्मसहितैः कुज सूर्येमन्दै निर्याणमायुधशिखिक्षिति- 
पालकोपैः' ( २५ अ० ७ इलो० ) ॥ १२॥ 
तथा जा० भ० में भी--'भुसूनुसूर्याकंसुता यदि स्युदच;थंजामित्रनभो-. 
गृहस्थाः । कुर्वन्ति ते शस्त्रहुताशभूपप्रकोपजातं नियमेन मृत्युम्‌? ( नि० अ० २८. 
इलो ० ) ॥ १२॥ 
क्रीड़ा रोग, आयात व सदिरा पान से मरण ज्ञान 
कर्माम्बुवित्तसंस्थेः कुजेन्दुमन्देः क्षतः क्रिसिक्कतोञ्न्तः । 
खस्थे5के न्दुकुजे वा सुराप्रपान"प्रतापकृुत: ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय में दशम, चतुर्थ, द्वितीय भावों में भोम, चन्द्रमा, शनि हों तो 
जातक का कीड़ा के रोग से वा कीड़ा के आघात से मरण होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्य, चन्द्रमा, भौम हों तो जातक का मदिरा पान से मरण: 
होता है ॥ १३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--सौरेन्दुभुमितनयैः स्वसुखास्पदस्थैज्ञेय: क्षतकृमिकृतरच-- 
शरीरघात: । ७॥ खस्थेऽकेऽवनिजे रसातलगते यानप्रपातादुवधो' ( २५ अ०- 
७-८ )॥ १३॥ 
तथा जा० भ० में भी--कुजेन्दुमन्दा: खजलद्विसंस्था: कृमिक्षतैस्ते मरणं प्रकुर्युः ।' 
मेपुरणस्थ रविभौमसोमैभंवेत्प्रवासेऽनलवाहनाद्य:' ( नि० अ० २६ ) ॥ १३॥ 
विशेष--सं० वि० वि० मातृका में 'खस्थे$कॅ$म्वुनि कुजे' यह पाठ बृहज्जातकः 
के अनुरूप ही प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
यन्त्र पीड़ा से मृत्यु ज्ञान 
सक्तमभवने भौमे क्षीणेन्दुदिवाकराकिभिर्ळग्ने । 
मरणं जातस्य वदेद्यन्त्रोत्पीडनमवमवद्यमु ॥ १४ ॥ 
यदि जन्म के समय में सप्तम भाव में भौम हो व लग्न में क्षीण चन्द्रमा, सूर्य, शनि. 
हों तो जातक का मरण यन्त्र ( मशीनरी ) की पीड़ा से अवश्य होता है ॥ १४ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--यन्त्रोत्पीडनज: कुजेऽस्तमयगे सोरेंद्विनाभ्युद्गमे' ( २५. 
अ० ८ इलोक ) ॥ १४॥ 
तथा जा० भ० में भी--क्षीणेन्दुमन्दाकंयुते विलग्ने भुमीसुते सप्तमभावयाते । 
विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेदितव्यम्‌' (नि० अ० ३० इलो०) ॥ १४ ॥ 
विष्ठा में मरण योग ज्ञान 
तुळायां रुधिरे याते कुजक्षें भास्करे स्थिते। 
चन्द्रे सन्दगृहं प्रास विण्मध्ये सरणं भवेत्‌ ॥ १५॥ 


१ प्रपात । 


४४६ सारावलो 


यदि जन्म के समय में तुला राशि में भौम हो व भोम की राशि ( १,८) 
में सूर्य हो एवं शनि की राशि में ( १०, ११ ) में चन्द्रमा दो तो जातक का विष्ठा के 
“मध्य में मरण होता है ॥ १५ ॥ 

वृ० जा० में कहा है--'विण्मध्ये रुधिराकिशीतकिरणैजूकाजसौरक्षेंग:ः ( २५ अ० 
-८ इलोक० ) ॥ १५ ॥ 

तथा जा० भ० में भी--“भौमे तुलायां च यमे च कर्के प्रालेयरइमौ रविजाल- 
यस्थे । विण्मूत्रितासंकुल्तिप्रदेशे$वव्यं विनाशं परिवेदितव्यः' (नि० अ० ३१ 
-इलो० ) ॥ १५ ॥ 

पुनः विष्ठा सें सरण योग ज्ञान 
गलितेन्द्रकंभूपुन्नगंते वर्योमास्तबन्धुषु । 
विण्सध्ये तु भवेन्मृत्युः सिद्धसेन: प्रभाषते ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय में क्षीण चन्द्रमा दशम भाव में व सूर्य सप्तम भाव में ओर 


भोम चतुर्थ भाव में हो तो जातक का विष्ठा के मध्य में मरण होता है। ऐसा सिद्धसेन 
-का कथन है ॥ १६॥ 


वृ० जा० में कहा है-'यातैर्वा गलितेन्दुसूर्य रुधि रैरब्योमास्तबन्ध्वाह्वयानु' ( २५ 
-अ० ८ इलो०) ॥ १६॥ 
गुल्मादि रोग से मरण योग ज्ञान 
बलिना कुजेन दृष्ट क्षोणेन्दो रन्भ्रगेऽकंजे मृत्युः । 
. गुल्मसहावेदनया छुमिदाहायुधक्रतो भदति॥ १७॥ 
यदि जन्म के समय में अष्टम भावस्थ शनि व क्षीण चन्द्रमा, बलवान्‌ भौम से दृष्ट 
हों तो जातक का वागुगोला की वेदना (पीड़ा) से या कीड़ा, अग्नि वा शस्न ( आप- 
रेशन ) से मरण होता है ॥ १७॥ 
वृ० जा० में कहा है--'वीर्यान्दरितवक्रवीक्षिते क्षीणेन्दौ निधनस्थितेऽकंजे । गृह्यो- 
्वरोगपीडया मृत्यु: स्थ्रात्कमिशस्त्रदाहज:' । २५ अ० ॐ इलो० ) ।! १७॥ 
तथा जा० भ० में भी-- बलोपपन्नावनिसूनुइण्टे क्षीणे विधौ रस्ध्रगतेऽकपुत्रे । 
गुह्यामयाद वा कृमिहेतुतो वा भवेदवश्यं मरणं रणाद्‌ वा’ ( नि» अ० ३३ 
इलो० ) ॥ १७॥ 
पक्षियों के आघात से मृत्यु योग ज्ञान 
रबी सरधिरे थुने निधने रविसंभवे । 
रसातलस्थे हिमगो भृत्युः पल्षिछृतो भवेत्‌ ॥ १८ तत 
यदि जन्म के समय में भोम के साथ सूर्य सप्तम भाव में व अष्टम भाव में शनि 
तथा चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तो जातक का पक्षियों के आघात से मरण होता 
है ॥ १८॥ 


१ व्योमष्टनवववन्युषु, व्योमाष्टवन्धुयु । 


| 
३ 
३ 
५ 


षट्चत्वारिश अध्याय ४४७ 


वृ० जा० में कहा है-अस्ते रवौ सरुधिरे निधनेऽकंपुत्रे क्षीणे रसातलगते हिमगौ 
खगान्तः ( २५ अ० १० इलो० ) ॥ १८॥ 
तथा जा० भ० में भी--मित्रे कळत्रोपगते सभोमे मन्देऽष्टमस्थे च विधौ चतुर्थे । 
-विहङ्गमशवापदकारणेन निर्याणमाहुमु नयः पुराणाः ( नि० अ० ३४ इलो० ) ॥ १८॥ 
पर्वतादि पतन से मृत्यु योग ज्ञान 
लग्नच्छि'द्रत्रिकोणेषु रव्याराकिनिशाकरेः। 
मृत्युः स्याच्छेलपातेन `शा्रकुडघादिपातजः ॥ १९ ॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न, अष्टम, पञ्चम, नवम भावों में सूर्य, भौम, शनि; 
चन्द्रमा हों तो जातक का पर्वत से गिर कर, शस्त्र से या भीत ( दीवाल ) आदि 
उच्च स्थान से गिरकर मरण होता है ॥ १६॥। 
वृ० जा० में कहा है-लग्नात्मजाष्टमतपस्विनभौममन्दचन्द्रैस्तु शैलशिखराश- 
'निकुड्यपातै: ( २५ अ० १० इलो० ) ॥ १६॥ 
तथा जा० भ० में भी--ळग्नाष्टमत्रिकोणेषु भानुभौमाकंजेन्दुभि: । पार्वतीयो 
भवेन्मृत्युभित्तिपातभवोऽथवा ( नि० अ० ३५ इलो० ) ॥ १४॥ 
सत्युस्थान का ज्ञान 
उदयनवांशाधिपतेः समानभूमो वदन्ति यवनेन्द्राः । 
ग्रहयोगेक्षणकाद्यः परिकल्प्यं चान्यदपि . तज्ज्ञैः ॥ २०॥ 
उदितांासमो मोहः स्वेशेन निरीक्षिते डिगुणितः स्यात्‌ । 
त्रिगुण: शुर्भेश्च दृष्ट समस्तयुनयो व्यवस्यन्ति॥ २१ | 
जन्मकालीन लग्न में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का जो स्वामी ग्रह हो 
उसका जो स्थान हो उस स्थान के समान भुमि में जातक का मरण होता है, और भी 
ग्रहों के योग व हृष्टि के अनुसार फल जानना चाहिए ऐसा यवनाचार्यो का कथन है । 
जन्म लग्न के जितने नवांश भुक्त हों उतने समय के समान मरण समय में मोह (वेहोशी) 
होता है । यदि उस नवांश पर उसके स्वामी की दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित, और 
शुभग्नहों की दृष्टि हो तो त्रिगुणित काल समान मरण समय में मोह जातक को होता 
है । ऐसा समस्त मुनि लोग कहते हैं ॥ २०-२१ 1! 
वृ० जा० में कहा है-होरानवांशकपयुक्तसमानभ्ूमौ योगेक्षणादिभिरतः परिकल्प- 
मेतत्‌ । मोहस्तु मृत्युसमयेऽनुदितांशतुल्यः स्वेशेक्षिते द्विगुणित स्त्रिगुणः शुभैश्च ( २५ अ० 
१२ इलो० ) ॥ २०-२१ ॥ 
सरण कारण योय ज्ञान 
उदयाद्ट्राविशतिमद्रेषकाणो भवति कारणं मृत्योः । 
४्तस्याधिपतिभवो वा निर्याणं सुचयेत्स्वगुणेः ॥ २२॥ 


१ मित्र । २ वक्र । ३ शेषेण । ४ अधिपोद्भवो । 


४४८ सारावली 


लग्नस्थ द्रेष्काण से २२ वाँ द्रेष्काण मृत्यु का कारण होता है अर्थात्‌ लग्नगत प्रथम 
द्रेष्काण हो तो अष्टमभाव का प्रथम द्रेष्काण, यदि लग्नगत द्वितीय द्रेष्काण हो तो 
अष्टमस्थ द्वितीय द्रे ष्काण, यदि लग्नगत तृतीय द्रेष्काण, हो तो अष्टमभावस्थित तृतीय 


द्रेष्काण मृत्यु का कारण होता है . अथवा २२ वें द्रेष्काण का स्वामी अपने उक्त दोषों 
से जातक का मरण करता है ॥ २२ ॥। 


बू० जा० में कहा है--द्वाविश: कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः । 
तस्याधिपतिर्भवोऽपि वा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति ( २५ अ० ११ इलो० ) ॥ २२ ॥ 
मेषस्थ प्रथम द्रेष्काण का फल 
"मेषाद्य द्रेक्काणे क्रूरग्रहवीक्षिते च संयुक्त । 
अम्व्वहिविषपित्तकृतं मरणं नृणां समादेशयस्‌ ॥ २३॥ 
थदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मेष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तथा पापग्रह 
से हष्ट वा युक्त हो तो जातक का जळ, सर्पे, विष ( जहर ) वा पित्त के प्रकोप से 
सरण होता है॥ २३ ॥ 
मेषस्थ द्वितीय व तृतीय द्रेष्काण का फल 
विद्यादृद्विती यभागे सरणं जलकृमिहिसारण्ये: । 
एवं तृतीयभागे तटाककूपप्रपाताद्वा ॥ २४॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मेष राशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक 
की जल या कीड़ा या पाला या जङ्गली जन्तुओ से मृत्यु होती है । 
यदि मेषस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की तालाब या कुएं में गिर कर मृत्यु 
होती है ॥ २४॥ 
जा० भ० में कहा है---'मेषे द्वितीये जळजो वनान्ते तृतीयके कूपतडागजातः' (नि० 
अ० ८ इलो०) ॥ २४॥ 
वुषस्थ प्रथम व द्वितीय द्रेष्काण का फल 
करभ।श्वखरोष्टरे भ्यो मृत्युज्ञेयो वृषस्याद्ये । 
वित्तार्निवातचो रादुद्विती यभागे वृषस्येव ॥ २५॥ 
यदि कुण्डली में २२ वां द्रेष्काण, वृष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
ऊंट या ऊँट के बच्चे से वा घोड़े वा गधा से मृत्यु होती है । 
यदि वुषस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की पित्त, . अग्नि, वायु वा चोर से 
मृत्यु होती है ॥ २५ ॥ 
जा० भ० में कहा है--“बृषस्य पुर्व त्रिलवे खराइवक्रमेलकादि प्रभवो हि मृत्युः 8 
द्वितीयके पित्तहुताशचोरैः' ( नि० अ० ८ इलो० ) ॥ २५ ॥ 
चृषस्थ तृतीय द्रेष्काण का फल 
विद्यात्तती यभागे यानासनवाजिपातकृतमु । 
पुंसां भवति हि मरणं रणशिरसि महास्ाकृतमेव ॥ २६॥ 


१. हो० र० ७ अ० १८६ ३०। 


२& षेट्चत्वारिश अध्याय ४४९. 


यदि कुण्डली में २२ बाँ द्रेष्काण वृष राशि का तृतीय द्रेप्काण हो तो जातक की 
सवारी के स्थान से या घोड़े से गिरकर या युद्ध में मस्तक पर बड़े शस्त्र के प्रहार से 
मृत्यु होती है ॥ २६ ॥ 
जा० भऽ में कहा है-'उच्चस्थलाइवादिभवस्तृतीपे।' (नि० अ० ८३ इलो०)॥॥२६॥ 
सिथुन राशिस्थ प्रथन ब द्वितीय ब्रेष्काण का फल 
आद्यो सिश्ुतत्यंशे कासइवासोनद्धघो भवत्ति 1 
*नृत्युमंहिषविपाद्यादृद्रितीयभागे च संनिपातादा ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में २२ वां द्रेष्काण, मिथुन राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की खाँसी या श्वास की वीमारी से मृत्यु होती है । 
यदि मिथुनस्थ द्वितीय द्रेप्क्राण हो तो जातक की भैंसा या विष ( जहर ) से या 
सन्निपात रोम से मुत्यु होती है ॥ २७ ॥ 
जा० भ० में कहा है--आद्यो इक्क़ाणे मिथुने च बातव्वासंद्वितीये मिथुने त्रिदोपै: 
( नि० अ० ९ इलो० ) 11 २७ ॥ 
सिथुन राशिस्थ तृतीय द्वे ज्काख का फल 
वनवासिचतुरचरगात्पबंतप*तनादुगजाततथाउरण्यातू । 
भवति हि वृत्युः ४पु'साझन्ते भागे तु जुतुरस्य॥ २८॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मिथुन राशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक 
की वनवासियों से या चतुष्पदों (जानवरों) से या पहाड़ से गिरकर या जङ्गली हाथियों 
से मृत्यु होती है ॥ २८॥ ४ 
जा० भ० में कहा है--'गजादितो पर्वेतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनान्तदृकके? 
( नि० अ० १० इलो० )॥ २८ ॥ 


कको राशिस्थ प्रथम द्रेष्काण का फल 
ग्राहेण मद्यपानात्कण्टकदोषेण वा तथा स्वप्नात्‌ । 
भवति हि कर्केटकाद्यो सृत्युन्‌'णां तृतीयसागे तु ॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, कर्के राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
मगर से या शराब पीने से या काँटे से या स्वप्न दोष से मृत्यु होती है ।' २९॥ 
जा० भ० में कहा है--'अपेयपानादपि कण्टकाच्च स्वप्नाच्च कर्कंप्रथमे हकाणे' । 
( नि० अ० १० इलो० ) ॥२९॥ 
ककं राशिस्थ द्वितीय तृतीय द्रेष्काण का फल 
अभि"घाताह्विदपानान्मघ्ये ऽंशो भयं सभादिषु । 
९बिहगभ्रमेहगुल्मा*सुकूतन्द्रीदोषेण च तथान्त्ये॥ ३०॥ 


१ मृत्युविषवृकमहिषा । २ नागादुगणा । ३ रण्यै: । ४ मन्त्ये ¦ ५ अभिशाप ? 
६ प्लीह । ७ ल्मस्त्रंसनदोपेण च तथाम्त्ये । 


४५० सारावला 


यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, कर्केराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक को 
आघात से या शाप से या विष पान से मृत्यु का भय होता है । 
यदि कर्के राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की पक्षी सेवा प्लीहा रोग से 
या प्रमेह से या गुल्म रोग ( गोला रोग ) से या रक्त विकार से या तन्द्रा के दोष से 
मृत्यु होती है ॥ ३० ॥ 
जा० भ० में कहा है--'विषादिदोषादतिसारतो वा ककंस्य मध्यत्रिलवे मृतिः 
स्यात्‌ । महाश्रमप्लीहकगुल्मदोषेः कक्राशहक्के निधन निरुक्तमु' ( नि० अ० ११ 
इलो० ) ॥ ३० ॥ 
सिहराशिस्थ प्रथम, द्वितीय व तृतीय द्रेष्काण का फल 
सलिल'बिषपादरोगारििहाद्य श्यंशके भवेत्पुसास्‌ । 
मध्ये तृतोयभागे जलामयक्कतो वनोद्देशे ॥ ३१ ॥ 
वि३शह्त्रयोगदोषंरभिशापाहा तथा च पाताहा। 
अन्त्ये सिंहत्र्यंशो भवति हि मृत्युनं सन्देहः॥ ३२ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, सिंह राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की जल से या विष से या पैर के रोग से मृत्यु होती है । 
यदि सिंह राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की जलोदर रोग से वन के 
उद्देश में मृत्यु होती है । 
यदि सिंह राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की विष से या शास्त्र से या 
अभिशाप से या पतन से मृत्यु होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३१-३२ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'विषाम्बुरोगैः इवसनाम्बुरोगैरपानपीड़ा विपशस्त्रकैशच । 
क्रमेण सिहस्थदृकाणकेषु नूनं मुनीन्द्र्म रणं प्रदिष्टम्‌’ (नि० अ० १२ इलोक) ॥३१-३२॥ 
कन्या राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
आद्य कन्याञ्यंशे सस्तकरोगात्तथानि^'छान्तृत्युः । 
व्याळगिरिदुर्ग'*वनजो मध्ये भूपात्मजादथवा ॥ ३३॥ 
करथलरशस्त्रतोयादतिखातातस्न्रीकृतान्नपानाडा ! 
अन्त्ये कन्यात्र्यंशे नृणां मुत्यु: सदा इछः॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, कन्या राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की मस्तक रोग से वा अग्नि से मृत्यु होती है ॥ 
यदि कन्या राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की सर्प से या पर्वत से या 
किले से गिरकर वा राजपुत्र से मृत्यु होती है । 
यदि कन्या राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की ऊँट के वच्चे से 
या गधा से या शस्त्र से या जल से या गढ्ढे में गिरकर या स्त्री-कृत, अन्न, पान से 
मृत्यु होती है ॥ ३३-३४॥ 
१ इवसन । र न्मृत्युः । ३ ऽनलातु । ४ वनदुर्गवक्षो । 


ea खा लल 


-् 
हि 
E 
ज 
जे 
आ 
a 
1 

ई 


षट्चत्वारिश अध्याय ४५१ 


जा० भ० में कहा है--'कन्याद्यहृक्केऽनिलमौलिरुग्जो दुर्गाद्रिपाताच्च नृपैद्धितीये । 
खरोष्ट्रास्त्राम्वुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधनं तृतीये’ (नि०अ० १३ इलोक)॥।३३-३४॥ 
तुला राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
आद्यो वणिक्त्रिभागे युवति*चतुष्पान्निपातदोषेण । 
मध्ये तु जठररोगंरस्त्ये व्याळाम्बुजातेभ्यः ॥ ३५ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, तुला राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की स्त्री स था चतुष्ट ( जानवर ) से या गिरकर मृत्यु होती है । 
यदि तुला राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की पेटके रोग से, यदि 
तुळा राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो सर्प या जलजीव से मृत्यु होती है ॥ ३५ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'तुला हृक्‍काणे प्रथमे निपातात्कळत्रतो वा पशुतोऽपि मृत्युः । 
जुनं द्वितीये जठरामयैश्च व्यालाउजलाच्चापि भवेतुतृतीये' (नि० अ० १४ श्लोक) ॥३५॥ 
-वुश्चिक राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
आद्येऽलिनस्त्रिभागे विषशस्त्रस्त्रीः कृतान्नपानभवः । 
मध्ये तु वस्त्रभारस्र सनरोगर्भवति मृत्यु: ॥ ३६॥ 
अन्त्ये तृतोयभागे  लोष्टकपाषाण'जनितवेदनया । 
भवति हि मरणं ह्यथवा नृणां जङ्घास्थिभङ्गद्कतसु ॥ ३७॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, वृश्चिक राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की विष से या शस्त्र से या स्त्री द्वारा अन्न-पान से मृत्यु होती है । 
यदि वृद्दिचक राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो वस्त्र के भार से या कम्प रोग से 
क्रमश: क्षीण होकर मृत्यु होती है । 
यदि वृश्चिक राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक को लोहा व पत्थर के आघात 
की पीड़ा से अथवा जाँघ की हड्डी टूटने से मृत्यु होती है।। ३६-३७ ॥ 
जा० भ० में कहा है--पूर्वें दुकाणे खलु वृश्चिकस्य मृत्युविषान्नास्त्रभवो$वगम्य: । 
भारश्चमाद्वा कटिवस्तिरोगैर्भवेद्‌ द्वितीये त्रिलवे तु मार्गे । जङ्घास्थिभङ्गारमकलोएकाष्ठै- 
भंवेतुतृतीये त्रिलवेऽलिराशी' ( नि० अ० १५ इलोक ) ॥ ३६-३७ ।, 
धनु राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
चापस्याद्ये यंश गुदाचिलसमुद्धवैविधिरोगैः । 
सव्ये विषगुरुदोषेरनिळङ्तेर्वा भवेन्मृत्युः ॥ ३८ ॥ 
अन्त्ये तृतीयभागे जलमध्ये तत्ससुत्यितेर्वा$पि । 
म्रृत्युन्‌ णां ढ्ष्टो जठरामयदोषसंभूतः ॥ ३६ ॥। 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, धनु राशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
गुदा वा वायु रोग से वा अनेक रोगों से, यदि धनु राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो 


१ चतुष्पदनिपान । २ रसा । ३ घातेन । 


४५२ सारावली 


विष से या गुरु दोष से बा वायु रोग से, यदि धनु राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जछ 
में इब कर या जल जीवों से या उदर रोग से मृत्यु होती है ॥ ३८-३४ ॥ 

जा० भर में कहा है--आद्यो हकाणे धनुषों मृतिः स्याद गुदासयैँश्चा पि मरु- 
ह्विकारै: । विदाहतो वा विपतः शराद्वा नाशो हकाणे धनुषो द्वितीये । भवेज्‌ जराद्‌ वा 
जल्चारिणो वा क्रीडामयाद्‌ वा धनुपस्तृतीये (नि० अ० १०४ १९ इलो ०) ॥ ३८-३६ ॥ 


जलच रसत्था 
दहुनास्थतस्करेभ्यो ज्वरादभानुषविभेदनान्सच्ये 1 
अन्त्ये रत्त्यंशो स्त्रीणां सत्यः सदा इष्ट: ॥ ४१ ॥ 


~ 


यदि कुण्डली में २२ बाँ द्रेष्काण, मकर राशि का प्रथम द्रेप्काण हो तो जातक की 
राजा से या. हिंस। ( कत्ल ) से या सिंह से वा जाँघ टूटने से या जलचर जीव सें, या 
विष से या घोड़ा या सर्प से, यदि मकर राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो अग्नि से या 
शस्त्र ते या चोरसे या ज्वर रोग से वा मनुष्येतर से वा विभेदन से, यदि मकर 
रादिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो स्त्री के कारण मृत्यु होती है ॥ ४०-४१ ॥ 

जा० भ० में क पूर्वं काणे मकरस्य सिंहाद्‌ व्यात्राद्‌ वराहाद्वकतो द्वितीये । 
पादेभु जङ्ग षच तथा तृतीये चो राग्निशस्त्रज्रतो हि मृत्युः ॥ ( नि० अ० १८ इलो० ) 
॥ ४०-४१ ॥ 

कुम्भराशिस्थ प्रथम, दवितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
कुम्भे प्रथमश्र्यंदो स्त्रीभ्यस्तोयस्तया जठररोगैः । 


ज्ञेयो भृत्युन्‌ णां पर्वतगहनाहिषादेर्वा ॥ ४२॥ 
सध्ये ्त्रीकृतदुःखंगु ह्यजरोगँभंदति मृत्युः । 
अन्त्ये मिथुनचतुष्पदमुख रोगछुतंरभेवेत्पु साब्‌ ॥ ४३॥ 


यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, कुम्भराशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
स्त्री से या जळ से या उदर रोग से वा पर्वत, वन में सिंहादि से, यदि कुम्भ रा शिस्थ 
द्वितीय द्रेष्काण हो तो स्त्री द्वारा किये हुए दुःखों से वा गुप्तरोगों से, यदि कुम्भराशिस्थ | 
तृतीय देष्काण हो तो मैथुन से या पशुओं से या मुख रोग से मृत्यु होती है ॥४२-४३ | 
जा० भ० में कहा है--कुम्भस्य पूर्वे त्रिळवे तु पत्नीसुतादरव्याधिक्ृतो हितीये । 
गुह्यामयात्पर्वंतपातनाद्वा विषात्तृतीये मुखरुकूपशुभ्यः (नि० अ० १४ इलो०) ॥४१-४३॥ 
मीनरशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय ठे घ्काण का फल 
अंशे सौनयगाद्य गुल्मग्रहृणोप्रमेहयबतीभ्यः । 
जङ्घाअठरअ*रोगेगंजग्रहक्क्तः समसादिदन्मृत्युस्‌ ॥ ४४ 1) 


१ल्जै। 


घद्चत्वारिश अध्याय ४५३ 


नौभेदाज्जलमध्ये झषे हगाणद्वितीयजातानाबु । 
अन्त्ये भवति हि सरणं कुत्सितरोगने सन्देहः ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मीनराशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
गुल्म ब संग्रहणी वा प्रमेह रोग से या स्त्री से, या जंघा या उदर रोग से या हाथी 
से, यदि मीन राशिस्थ द्वितीथ द्रेष्काण होतो जल में नौका के डूबने से, यदि 
मीन राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो निन्दित रोगों से मृत्यु होती हे । इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ४४-४५ ॥ 
जा० भ० में कहा है-मीनाद्यहक्के ग्रहणीप्रमेहगुल्माङ्गनाभ्यश्च भवेद द्वितीये । 
जलोदराद्यं श्र गलम्रहैर्ना जळस्य मध्येऽपि च नोप्रभेदात्‌ । प्रान्त्ये काणे पृथुरोमसँस्थे 
मृत्युः कुरोगैः परिवेदित व्यः ( नि० अ० २०-२०३ इलो० ) ॥ ४४-४५ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां निर्याणफलं नाम पट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


सघत्रत्वारिशोऽःयायः । 
नष्टजातकाध्याःय का कथन 
जन्मविधावज्ञाते "प्रइनोस्यविळष्नतो  भवेत्स्पष्टय्‌ । 
जन्मत्तभयोः  नराणासतिप्रयत्नेन उ्तंचिन्त्य: ॥ १॥ 
दशबिधरजिल्लेर्जात्वा जातं पुरुषं प्रलाधयेल्लग्नच । 
अत एव प्रबतरं तानि समस्तान्यहं वक्ष्ये ॥ २॥ 
जिस पुरुप ( जातक ) का जन्म समय वा गर्भाधान काल अज्ञात हो तो प्रश्‍नलग्न 
से आगे कहे हुए प्रकार से अधिक प्रयत्न पूर्वक अर्थात्‌ सावधानी से उनके जन्म समय 
का ज्ञान करना चाहिये । पैदा हुए पुरुष को दस प्रकार से जानकर प्रथम लग्न का 
निर्णय करना चाहिये । इसलिये प्रथम मैं उन्हीं दस भेदों को कहता हूँ ॥ १-२॥ 
विशेष--आगे दस भेदों में से एक लग्न के भेद का वर्णन ग्रन्थकार कर रहा है, 
अर्थात्‌ १२ लग्नो में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव और स्वरूप के जो चिह्न होते 
है उनका प्रथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है। इसी प्रकार के आधार पर लग्न का निर्णय करना 
चाहिये ॥ १-२ ॥ 
सेष रूग्य में जन्म जेनेवाले के स्वभावादि का ज्ञान 
सेषविलग्ने जात: प्रचण्डरोबो विदेशगमनरतः । 
लुब्धः कृशोऽल्पसौख्यः सेष्ये: स्खलिवामिधायी च॥ ३॥ 
पित्ता“निलोष्रोगंरभितक्ततनुः क्रियापदुर्भीद: । 
सेवान्तिधर्मपरश्रलोऽल्पमेधाः पराथंना*दाकर: ॥ ४ ॥ 


१ ध्नोऽथ । २ समये । ३ संचिन्त्य । ४ विधि । ५ पित्तानिलोष्ण । ६ रतः । 


४५४ सारावली 


भोक्ता ख्यात: कुनखो अआतृविहीनस्तथा पितृत्यक्तः । 

शीघ्रगतिमंन्दसुतो विविधार्थयुत: सुशीलश्च ॥५॥ 

कुकुलोद्गतां 'विशोळां *स्वजने$पि च निघृ'णां सतयं रभते । 

अपकृष्टोद्यसोख्य: कुधर्ससंबधितार्थश्च ॥६॥ 

जिस का मेष लग्न में जन्म होता है वह जातक--अधिक क्रोधी, विदेश व परदेश 
जाने में लीन, लोभी, दुर्वेल, अल्पसुखी, ई्ष्यालु, रुक-रुक के बोल्नेवाला अर्थात्‌ 
हकला, पित्त वात व ओष्ठ ( अधर ) वा गर्मी के रोग से पीडित शरीरधारी, कार्य- 
कुशल, डरपोक, बकरा या भेडा की आँख के समान नेत्रवाला, धर्मात्मा, चच्चछ, | 
बुद्धिवाला, दूसरे के धन का नाशक, भोगी, प्रसिद्ध, दूषित नाखून वाळा, भाइयों से 
रहित, पिता से त्यक्त, जल्दी-जल्दी चलने वाला, अल्प पुत्रो से युक्त, अनेक प्रकार के 
धन से युत, सुशील, कुत्सित बंश में उत्पन्न व शीलता से रहित, अपने मवुः्य़ों में भी 
ग्लानि से हीन स्त्री को प्राप्त करने वाला, अनुचित प्रकार से सुखी और कुत्सित धर्म 
( कुकर्म ) से धन की वृद्धि करने वाला होता है ॥ ३-६ ॥ 
वृष लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
वृषभविल्ग्ने शूरः कलेरासहिष्णुः सुखी रिपुनिहन्ता । 


बाल्ये संचययुक्तः पृथुपीनटलाटघोणगण्डोष्ः ॥ ७ ॥ 
उद्य क्तक्रससुसगः पिदुर्जनन्या: सुशमंुद्दात्ता । 
विविधव्ययो5तिरौद्र: कफानिलात्मा पिता कुमारीणाघ्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वजनानमरदंनपरो ३धर्मनितृत्तोऽदला प्रियश्चपलः । 
भोजनपाननिगृधनुर्नानाम्बरभूषणेकमतिः ten 


जिस का वृष लग्न में जन्म होता है वह जातक--वीर, क्लेश सहने वाला, सुखी 
शत्रुओं का नाशक, वाल्यावस्था में सङ्ग्रही, विस्तृत व स्थूल मस्तक व नासिका व 
कपोल एवं ओष्ट (अधर ) वाला, कार्यो में उद्यत (संलग्न ) वा कार्यं पालक, 
सौभाग्यवानु, पिता तथा माता की आज्ञा का पालक अर्थात्‌ अनुयायी, दानी, अनेक 
व्ययी, अधिक भयानक, कफ तथा वायू प्रकृति वाळा, कन्याओं का पिता अर्थात्‌ 
अधिक कन्या सन्तान वाला, अपने मनुष्यों के तिरस्कार करने में तत्पर, अधामिक वा _ 
धर्मात्मा, स्त्रियों का प्रिय, चचल, खाने पीने का शौकीन व अनेक प्रकार के वस्त्र व 
भाभुषणों से युक्त व एक वुद्धिवाला होता है ।। ७-& ॥ 
मिथुन लग्न में उत्पन्न के स्वसावादि का ज्ञान 

मिथुनविळग्ने जातः प्रियदारो भूषणश्रदानरतिः । 

थ्घुज्यवचः सुवर्चस्वी द्विमातृको रिमुविनोतः स्यात्‌ ॥ १०॥ 

गान्धर्वशिल्पकुदाळः श्रुतिश्ास्त्रार्थप्रहा)स्पकाऽ्यसतिः । 

सौम्योऽय मण्डनरुचिर्मदबश्यः स्यात्तां सत्यः ॥ ११॥ 


१ सुशीलां । २ व्यङ्गां स्वजनेऽघृणां । ३ नियुक्तो । ४ पूज्यतमः । ५ भास्य । 


सप्तचत्वारिश अध्याय ४५५ 


असहिष्णुरनिष्सुतः शाठोञ्ल्पबन्धुश्व वस्थितो मवति । 


हीनाविकाङ्झादो विनीतवृत्ताक्षिपक्ष्मा च ॥ १२॥ 
चण्डाकारो वइयो दारुणरिपुपक्षसंहरणद्यीळः । 
शूरत्नकाःचनोमि'कजलार्थभागी भवेत्पुरुषः ॥ १३॥ 


जिसका मिथुन लग्न में जन्म होता है वह जातक-स्त्री प्रिय, अलङ्कार दान का 
प्रेमी [ सं० वि० वि० पुस्तक में “प्रियादरातृभापणप्रदानरतिः' यह पाठ होने से मधुर 
आदरपूर्वक भाषण देने का प्रेमी ] सम्मान्य वाणी वाला वा सम्मानित, सुन्दर तेजस्वी, 
दो माता वाला, शत्रु से नम्रता का व्यवहार करनेवाला, सङ्गीत व चित्रकारी में 
चतुर, वेदशास्त्र के अर्थे का ज्ञाता, हास्य व काव्य बुद्धिवाला, सौम्य (सरल), समर्थन 
की इच्छा वाला, अहङ्कार के वशीभूत, सज्जनों में सत्यता का व्यवहार करने वाला, 
असहनशीळ, दुपित पुत्रवाला, धूर्त, अल्प थान्धवों वाला, न्यूनाधिक शरीर व चरण 
वाळा, विनीत, गोल आँख व पलक वाला, प्रचण्डाक्कति, वशीभूत, कठिन शत्रुपक्ष के 
नाश करने में समर्थ, भुमि-रत्त-सुवर्णे एबं जलोत्पन्न धन का भागी होता है।१०-१३। 
कर्कलग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
किणि ल्ग्ने भीरुनेकनिवासश्चरप्रज्ञः । 
मेधान्वितोऽतिधुर्यो गुह्यर्गातों निहन्ति रिपुन्‌॥ १४॥। 
अन्तबिधमः कामी द्विजदेवतात्यचनप्रदानरतः । 
धर्मरतः कफवहुलो युवतितनुः संस्थितो गुणेनियतस्‌ (1 १५॥ 
कन्यानुजो न बन्धुर्ृष्टारपलुतो विर्गाहतकुटुम्बः । 
बहुमतकुस्सितथुबतिः परार्थभागी दृढग्राही ॥ १६॥ 
परदेशगः सुधीरः साहसकर्मा जलाधिगतवित्तः । 
स्रीभूषणाम्बरषुलैभेगिश्च  समम्वितो भवति ॥ १७॥ 
जिस का कर्क लग्न में जन्म होता है वह जातक--डरपोक, अनेक स्थान में रहने 
बाला, अस्थिर बुद्धिवाला, बुद्धिमान्‌, अधिक भार वहन करने में समर्थ, गुप्तरोग से 
पीडित, शत्रु का नाशक, अन्तःकरण का कुटिल, कामी, ब्राह्मण व देवताओं की अधिक 
पूजा करने में लीन, धर्मात्मा, कफ की अधिकता अर्थात्‌ शीत प्रकृति, स्त्री के समान 
देहधारी, गुणों से युक्त, वहिन से छोटा, भाई ( बन्धु ) से हीन, अल्प पुत्र वाला, 
निन्दित परिवार वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रवासी धैर्यवान्‌, जळ से धन प्राप्त करने वाला, 
स्त्री-वस्त्र-भूषण-सुख व भोग से युत होता है ॥ १४-१७ ॥ 
सिह लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
[सिहोदये प्रसूतो मांसर्णुचिनृ पतिळब्धमानधनः । 
धर्माच्च युतोऽप्यञसंस्थः कुटुम्बकार्येषु रतवामः ॥ १८॥ 


१ नेप्सित । २ तनुः संस्तुतो गर्णेनियतमु । ३ ह्यसंस्थ । 


४५६ सारावली 


घिइस्य समानघुखः: स्थितिमान्गाम्भीवंसस्वसंयक्तः । 
धुष्टोचल्पबचा लुब्धः परघातकरो बुभुक्षावान्‌ ॥ १६॥ 
पर्वतवनानुसारी झुरोषणो दुढ़सुहृत्म्भादी च। 
दुष्प्रसहो हतरात्रः ख्यातसुतः प्रणतसाधुजन: ॥ २० ॥ 
छृुष्णादिकर्सघनवान्व्यापाररतो  बहुव्मयो भवति। 
वेइणए-नटी-नियभना-ड्ार्यातश्चातिदन्तरोगाच्य ॥ २१॥ 


जिस का सिह लग्न में जन्म होता है वह जातक--मांसप्रेमी, राजा से सम्मान 
व धन प्राप्त करने वाला, धर्म से रहित, कुटुम्ब कार्यों में अस्थिर, स्त्री में छीन, सिंह 
के समान मुख वाला, स्थिर, गम्भीर, वलवान्‌, ढीठ, अल्पभाषी, लोभी, दूसरे की 
हिसा करने वाळा, भूखा, अर्थात्‌ खाने की इच्छा करने बाळा, पहाड़ व बन में घुमने 
वाला, सुन्दर, क्रोधी, स्थिर मित्रता वाळा, प्रमादी, दुःसह, शतु का नाशक, प्रसिद्ध 
पुत्रवान्‌, सज्जनों को नमस्कार ( पूजा ) करने वाला, कृषि आदि कार्य से धनी, 
व्यवसाय में तत्पर, वेश्या, नटी के प्रेम से व अपनी स्त्री के कारण तथा अधिक दाँत 
के रोग से धन व्यय करने वाला होता है ॥ १८-२१ ॥ 


कन्या लग्न सें उत्पन्न के स्वसावाति का ज्ञान 
पछो साधुत्वयुतः शिक्षागास्धवेकाज्यशिल्पपद्ुु: । 
प्रियवल्गुकथाभाषी प्रणयी दानोषयाररतः ॥ २२ ॥ 
कन्याविकाससत्त्वस्थितिदंयावान्परस्वभोत्ता च । 
भोक्ता देशञ्जमणः स्त्रोप्रकृतिबिनदवाक तदः ॥ २३॥ 
भूमण्डलवर्धनभाक सुभगः कामी थशोच्छ्यं रभते । 
ऋजुधर्मचान्सुखपः सुइचिः फान्तो गुख्जां च .।२४॥ 
पाप्रहायंवत्तः सहजेश्च समं बविद्द्धइंच । 
कन्याप्रजोऽनिळकफो नीचारिविर्वाजतकथश्च ॥ २५ ॥ 


ed a 


जिस का कन्या लग्न में जन्म होता है वह जातक--सज्जनता से युक्त, शिक्षा- 
सङ्गीत-क़ाव्य-चित्रकारी में चतुर, प्रिय विपरीत कथा भाषी अर्थात्‌ सुन्दर उल्टा-पुलटा 
वाचक, विनयीं, दान व उपचार में लीन; कन्याओं के साथ विकास करने वाला, 
सतो गुणी, दयालु, परधन भोगी, स्वयं भी रोगी, देशाटन कत्ता, स्त्री प्रकृति अर्थात्‌ 
स्त्री के समान स्वभाव वाला, नम्रवाणी वाला, धूत, अपनी भूमि को बढ़ाने वाला, 
सौभाग्यवान्‌, कामी, उच्च यश को पाने वाला, विपरीत धर्म वाला, स्वरूपवानु, 
सुन्दर इच्छा वाला, गुरुजनो का प्रेमी, पापाचारी, सहोदरों से वि५रीत, कन्या सन्तति 
वाला, वायु व कफ प्रकृति वाला, नीच ( दुष्ट ) व शत्रु से वात नहीं करने वाला 
होता है ॥ २२-२५ ॥ 


= EB हा 


I EY कका 


सप्तचत्वारिद्य अध्याय ४५७ 


तुला लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
सञमळग्ने आतो बिषमाङ्ग: शोलवरजितश्चपल;ः । 
उदचितहोनद्रविण: १सुलहृद्देहानुवारो' स्यात्‌ ॥ २६॥ 
"ळफवातिककलिरचिको दीर्घमुछशरी रधसँमतिवेत्ता । 
बहुडुःखभाएइचुसेधाः  परावसर्दी  सुचारळ्णाक्ष: ॥ २७॥ 
अतिथिद्विजदेवरतिः  ४क्रतुक्रियावान्गुर्यु भक्त: । 
पुञ्यः पितान्यभाजां जातः सत्यश्च मुढुशुवलः ॥ २८ ॥ ' 
आवृत्रियोऽर्थ्ुस््ः शुचिश्च पायोपचा रबन्धुश्च । 
"्ञान्तः छुत्सितदृत्तो. धर्मव्यवलायनोंचमति: ।। २६ ॥ 
जिसका तुला लग्न में जन्म होता है वह जातक--विषमदेही, शालीनता से हीन, 
चञ्चल, धन की वृद्धि व ह्लास करने वाला, सुख से हीन वा युत देहधारी, कफ-वायु 
प्रकृति वाला, कलह प्रेमी, लम्बा मुख शरीर वाला, घर्मात्मा, ज्ञाता, अधिक दुःख 
भोगी, सुन्दर बुद्धिमान्‌, दूसरे के मान का मर्दन करने वाला, सुन्दर काले नेत्र वाला, 
अतिथि-ग्राह्मण-देवतः का भक्त, यज्ञ करने वाला, गुरुजनों का भक्त, पूजनीय, असहायों 
का पालक, सत्याचारी, कोमल सफेद देहधारी, भाइयों का स्नेही, प्रधान धनी, पवित्र, 
पापी बन्धुवाला, सुन्दर वा दानी, निन्दित आघरण वाला, घर्म व्यवसायी और दुष्ट 
बुद्धि वाला होता है ॥ २६-२९ ॥ 
वृश्चिक लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
वृश्विकलूमे पुरुषः ९्पीनपृथुव्यायताङ्कस्तोक्षणक्च । 
अन्तदिषसः शरो झापतुरभीषों ऽरणोद्यतस्त्यागी ॥ ३० ॥ 
गन्छी रपिङ्कलोद्धतदृबएुमहाहूस्तिमग्नजठरञ्च | 


अर्न्दाविळब्यघोणः साहप्तनिरतः स्थिरइचण्डः ॥ ३१ ॥ 
विइवासहासवद्यः पित्तण्गार्तः कुदुम्यन्पन्नः । 
गुर्घुहुदां द्रोहरत्तः “पराङ्कनाकर्षणानुरतः॥ ३२॥ 


दन्धोल्दणयक्त्रः स्याद्भूपतिसेची सात्रुपक्षः स्यात्‌ | 
त्रयतोऽर्थदः सुयुवतिधर्म प्रति वत्सलः क्षुद्रः ॥ ३३॥ 
जिसका वृश्चिक लग्न में जन्म होता है वह जातक-मोटा, लम्बा, चौड़ा शरीर 

वाला, तीखा, अन्तःकरण का कुटिल, वीर, माता का प्रिय, संग्राम प्रेमी, त्यागी (दान) 
गम्भीर पिङ्गल उद्धत नेत्रवाला, विशाल सुन्दर वक्षस्थल वाला, निमग्न पेट वाला 
अर्थात्‌ अल्प उदर वाला, चपटी नासिका वाला, साहसी, स्थिर, उग्र, विश्वास व हास्य 
के वशीभूत, पित्त रोग से पीड़ित, कुटुम्ब से युक्त अथात्‌ परिपूर्णं परिवार वाला, गुरु 
व भित्रों से द्वेष करने में लीन, दूसरों की स्त्रियो के आकर्षण करने में तत्पर, स्पष्टभाषी 
4 सुखङ्ृद्वेहा । २ कारी। ३ कक्षाधिकः खलदचिः । ४ तनुः। ५ दाता । 
६ तनुर्व्या । ७ रतोद्य । ८ वरा । 


} 
/ 


४५८ सारावली 


राजा का सेवक, शत्रु पक्ष से युक्त, संयमी, धनी, सुन्दर स्त्री वाला, अर्म क प्रेमी 
और क्षुद्र ( अल्प ) होता है ॥ ३०-३३ ॥ 
घनु लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
कायुंकलगने जातः स्थुल्दरस्तुङ्गप॒थुलमूर्धा च। 
प्रणतानां गियकारी धृतिसत्त्वसमन्वित: लुनयः॥ ३४॥ 


सलिनालिकोए्टळुनखी ह्लीमानतिपीचरोर्जठरइच । 
विज्ञानशाखकुशळः प्रत्यग्रचतिः सुलभभप्रकोपइ्च ॥ ३५॥ 
वलिनाममर्षणपरः झुल्मुख्यो नाशितारियक्षइद । 
संग्रामपदश्रेष्टटछलबहुरूच्छिद्रबन्धु गुण: ॥ ३६॥ 


रिल्पादिकर्मनिरतः स्वकर्मंवान्‌' बन्धुवर्गशुभददख. 1 
कान्तो "बदनाक्षिगदो नृपादधुतार्थ: सुबर्भरतः ॥ ३७॥ 
जिसका धनु लग्न में जन्म होता है वह जातक--मोटे दाँत वाला, उच्च व विशाल 
मस्तक वाला, विनम्रो का हितकारी, धैय व बल से युक्त, सुन्दर न्याय वाला, दूषित 
नाक एवं ओठ वाला, दुरे नाखुन वाला, लज्जा से युक्त, अधिक स्थूल जाँघ व पेट 
वाला, विज्ञान शास्त्र में चतुर, अग्रिम बुद्धि वाला, क्रोधी, बलवानों के मध्य में क्रोधी, 
कुल में प्रधान, शत्रुओं का नाशक, संग्राम (लड़ाई) में उच्च पद ( स्थान ) प्राप्त करने 
वाला, अधिक छलिया (कपटी), वान्धवों के गुणों में छिन्द्रान्वेषक, शिल्पादि (चित्रकारी) 
कार्यो में तत्पर, अपने कार्य में लीन, वन्धुवर्ग का शुभ ( अच्छा ) करने वाला सुन्दर, 
मुख व नेत्र रोगी, राजा से अपहृत धन वाला और धमं में लीन होता है !।३४-३७॥ 


सकर लग्न में उत्पन्न के-स्वभावादि का ज्ञान 
'मृुगवदने लग्नस्थे ळुदागातचो भीरुरेणवक्त्रइच । 


5 WES समका 


वातव्याधिभिरात: प्रदोक्षतुङ्गोग्रनातः स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
लघुसत्त्वो$मिततनयो रोमचितः पाणिपादविस्तार्ण: । 
आचारगुणहीनस्तृषातंरामाभिराममति: ॥ ३९ ॥। 
गिरिवदयारी शरः शासख्श्रुतिशिल्पगेयवाद्यज्ञ: । 


क्षुत्रवळः सकुटुम्बो हिट्टो दुरच बन्धुशठः ॥ ४० ॥ 
कुल्तितशीछः कान्तः ळुत्सितदारो5नसुयको धनवान्‌ ! 
धर्मरतो नुपसेवी न चापिदाता सुखी लुभग: ॥ ४१ ॥ 
जिसका मकर लग्न में जन्म होता है वह जातक--दुर्वल देहधारी, डरपोक, 
के समान वक्त्र वाला, वायु जन्य व्याधि ( रोग ) से दुःखी, चमकीली ऊँची उग्र नाक 
वाला, अल्प बलवान्‌, अमित (अधिक) पुत्र वाला, रोम से युत, बिस्तृत हाथ पैर वाला 
सदाचार व गुणों से हीन, प्यास से व्याकुल, स्त्रियों में रमण करने की बुद्धि वाला, 


१ वाग्बन्धु । २ वदनाजिपदो । 


सप्तचत्वारिश अध्याय ४५९ 


पर्वत व वन में घूमने वाला, वीर, शास्त्र-वेद-शिल्प-गान व वाद्य का ज्ञाता, अल्प वळी 
परिवार से युक्त, द्रोही, दुष्ट ( नीच ), बन्धुओं से घृतंता करने वाला, कुपित स्वभाव 
वाला, सुन्दर, निन्दित स्त्री वाळा, निन्दा नहीं करने वाळा, धनवान्‌, धर्मात्मा, राजा 
का आश्रय करने वाळा, अधिक दानी नहीं, सुखी और सौभाग्यवान्‌ होता है 11३८-४१॥ 

कुम्भ लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 


कुस्भनिलग्ये पुरुष: सुनोचकर्मा कुळाधिको मूर्ख: । 
स्फुटिताग्ररसो नी सक्रोधपरा5लतात्मा च ॥ ४२ ॥ 
चैरञ्रियोष्त्रहृष्टः पारष्पद्यू तनीचदासीष्टः । 


उपहृतनन्धुः शुब्धः क्षयोदयो प्रासदित्तरच ॥ ४३ ॥ 
पिशुनः शडो दरिद्रो विनष्टबन्धुर्बहिष्कृतो लोके । 
चो संमतः परेषां प्रकृएसम्पद्गुरुरतिइच ॥ ४४ ।। 
कुम्भोदयो न शस्तो ळग्नबिधो सर्वर्थच सत्यमते । 
यवनेर्वर्ोऽवि तथा चाणक्यो बदति नो वर्गस्‌ ॥ ४५॥ 
जिसका कुम्भ लग्न में जन्म होता है वह जातक-नीच कार्य करने वाला, कुल में 
प्रधान, मूर्ख, आगे से फटी नाक वाला, नीच, क्रोधी, आलसी, कलहप्रेमी, अप्रसन्न; 
कठोर, जुआ और नीब दासी का प्रेमी, बन्धु द्रोही, क्षुब्ध, ह्लास बुद्धि वाला, धनागम 
कर्ता, चुगुल खोर, धूर्त, दरिद्री, बन्धुओं से रहित, मंसार में बहिष्कृत, दूसरों से 
असंमत, उत्कृष्ट सम्पत्ति वाला व गुरुजनों का भक्त होता है। 
सत्याचार्यंजी के मत में कुम्भ लग्न में जन्म सर्वथा प्रशस्त नहीं होता है । यवना- 
चार्यो के मत में किसी भी लग्न में कुम्भ राशि का वर्ग प्रशस्त नहीं होता है, किन्तु. 
चाणक्य ऋषि के मत में कुम्भ राशि के वर्ग में दोप नहीं होता है ॥ ४२-४५॥ 
वृ० जा० में कहा है---'न कुम्भळग्नं शुभमाह सत्यो न भागभेदाद्यवना वदन्ति । 
कस्यांशभेदो न तथास्ति राशेरतिप्रसङ्गर्त्विति विष्णुगुप्त 
( २१ अ० ३ इलोक ( ॥ ४२-४५ ॥ 
सीन लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 


> 


मीनविलग्ये जातो घन्यः स्फुटनासिकोऽस्फुटाक्षशच । 


विज्ञानकाव्यबुद्धिर्यानाद रलब्धकी तिइच ॥ ४६॥ 
बिवुतोइरद: कुष्टी विदारितास्यो वृषादिसंलुब्धः । 
दाक्षिण्यप्रत्ययवान्‌ मेषच्छागादिसम्पत्न: ॥ ४७ ।! 
शोचाचारश्चुतवाग्धृतिसान्‌ कन्याप्रजो विनीतश्च 
सौम्यमतिः सस्वघुतो गान्धवंस्योरतिज्ञजच ॥ ४८ ।: 
बहुशोलोदा रसतिर्श्रातृधनो 5मर्षण: सुबन्धुइच । 


बलवति राशावेतत्तदधिपतौ वा बळं `सम्‌ ॥ ४६ ॥ 


१ श्रुत । २ वक्षे। 


"४६० सारावली 


जिसका मीन लग्न में जन्म होता है वह जातक-प्रशंसनीय, स्पष्ट नाक वाला, 
अस्पष्ट नेत्रधारी, विज्ञान व काव्य में बूद्धिमान्‌, मानी, आदर व कीति प्राप्त करने वाला, 
खुले हुए ओष्ठ व दाँत वाला, कोढी, फटे हुए मुख वाला, वैळ आदि का लोभी, चतुर, 
विश्वासी, भेड़-बकरी आदि से सम्पन्न, पवित्र, आचारवानु, वेदवादी, धैयेवानु, कन्या 
सन्तान वाला, विनम्र, सरल बुद्धि वाला. वली, सङ्गीत व स्त्री-रति का ज्ञाता, अधिक 
शीलवानु, उदारचेता, भाई से धनलाभ करने वाला, अमर्पी व सुन्दर बन्धु वाला होता 
है। लग्नराशि वा लग्नेश बलवान हो तो उक्त फल पूर्ण होता है ॥ ४६-४९ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां नप्टजातकाध्याये लग्नगुणो 
नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


अष्चलारिशोऽध्याथ 


सेष राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
रिक्तोत्कटटक क्रूरो घनपः शुबलाधिकोग्रदाररतः 


पीनोज्चतः प्रचण्डस्तस्करनाथः श्रियादिहोरायाम्‌ ॥१॥ 
चोरः प्रमादबहुल: खराग्रपादाङ शुलिद्वितीयायासु । 
स्निग्धायताक्षचतुरः पथुपीचतनुः सुमेधाइच ॥ २१ 


यदि जन्म के समय में लग्न में मेष राशि हो व मेष राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक --अकारण ही नेत्रों को टेडा करने वाला, क्रूर, धनी, अधिक शुभ्र, क्रूरा स्त्री 
में अनुरक्त, मोटा व उभ्नत (ऊँचा) कद वाळा, क्रोधी और चोरों का स्वामी होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि हो व मेष राशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक--चोर; अधिक प्रमादी, गधा के समान पैर की अंगुली का अग्रभाग+ चिक्कण, 
बड़े-बड़े नेत्र वाला, चतुर, लम्बा ब मोटा शरीरधारी और सुन्दर बुद्धिमानु 
होता है ॥ १-२ ॥ 
वृष राशिस्थ प्रथम व हितोथ होरा का फल 
इयामो विज्ञाळचक्षुललळाटवक्षा:' प्रगहभरतिवञ्थः 
स्थुलास्थित्नुव 'षभप्रथमा्धे त्याद्पुष्मांचच ॥ $ ॥ 
पृथ्दायतवत्ततनुसुदारसत्त्वं सुसूधेजं जनथेत्‌। 
व्यस्तर्काड वुषभाक्षं दृबभे  होराट्वितीयायान्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि हो व वृष राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--कष्णवर्ण, त्रिशाल नेत्र व मस्तक और वक्षस्थल वाला, प्रगल्भ, रति के वशी- 
भूत और मोटी हड्डी से युक्त देहधारी होता है। 


१ पक्षा । 


अष्टदर्त्वारिडा अध्याय ४६१ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि हो व वृष राशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक्--मोटा, लम्बा व गोल शरीरधारी, उदार, वल से युक्त, सुन्दर केशधारी,. 
दुर्वछ कमर वाला और बैल के समान आँख वाळा होता है ॥ ३-४॥ 
निथुन राशिस्थ प्रथन ब द्वितीय होरा का फल 
सध्यायतोऽतिएक्षो स 


व्यतनुमु दुशि रोग्हांत्रिशच । 


लिथुबाद्यर्धे शूर: सुरतेप्सुः स्वाद्धनो प्राज्ञ: ॥५॥ 
सधुरायताक्षकामी शूरो भृहुकर्नंठों वचस्वी च। 
परदारदत्तदेही भवेन्नांसथूनद्वितीयहोरायास्‌ ॥ ६॥ 


यदि अन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--मध्यम, विस्तृत शरीरधारी, अधिक चतुर, कोमल केश और चरण वाला, 
वीर, सुन्दर, रति का इच्छुक, धनी और विद्वान्‌ होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि हो व मिथुन राशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक--सुन्दर दीर्घ नेत्र वाला, कामी, वीर, कोमल, कर्मठ, वक्ता, दूसरे की स्त्री 
में आसक्त होता है ॥ ५-६ ॥ 
कके राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
उद्धतयूति: सुशिराः प्रगरमधीर्मन्ददृबचह्गद्भःश्चठः। 
इयासतनुः झुकृतघ्नों झग्नाग्ररदः कुंछोरहोरायासु ॥ ७॥ 
द्यूते रतोऽष्यनिरतः पृथुनक्षाः सत्प्रमाणसम्पन्न: । 
कठिनशरीरः क्रोधी जायेत कुळीरभदितीयायास्‌ ॥ ८॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में ककं राशि हो व कके राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--उद्दण्ड स्वरूप, सुन्दर मस्तक वाला, ढीठ वुद्धि वाला, अल्पदृष्टि, चछ देही, 
धूर्त, कृष्णवर्ण, कृतघ्न और भागे के टूटे हुए दाँत वाला होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में ककं राशि हो व कर्क राशि की द्वितीय होरा हो तोः 
जातक--जुआ खेलने में अनुरक्त, पर्यटन करने वाला अर्थात्‌ घुमक्कड़, विशाल वक्ष- 
स्थल वाला, सत्प्रमाणों से संयुक्त, कठिन देहधारी और क्रोधी होता है ॥ ७-८ ॥ 
सिंह राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
रक्तान्तदुदप्रगल्भो गुरुरायतविग्रहशच  तिहाद्य । 


जिह्मस्वभावसुखभागर्तस्थिरवायसत्त्ववच nen 
ख्रोनृपानभोजनवस्तरेप्सुर्बहुविचेष्कठिनाद्भः \ 


दाताध्वरतोऽत्पद्ुतो भोगी स्थिरसौहुदोऽन्त्यार्धं ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिंह राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--पूर्ण लाळ नेत्र वाला, प्रगल्भ, श्रेष्ठ लम्बा देहधारी, कुटिल स्वभावी, सुखी, 
अन्तःकरण से स्थिर कार्य करने वाला और बलवान्‌ होता है । 


१४६२ सारावलो 


यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि हो व सिंह राशि की द्वितीय होरा हो तो 
'जातक--स्त्री-मिठाई-पेय-भोजन व वस्त्र की इच्छा करने वाला, अधिक विशेष इच्छा 
करने वाला, कठोर देहधारी, दानी, मार्ग में अनुरक्त, अल्प पुत्र वाला, भोगी और 
(स्थिर मित्रता वाला होता है ॥ ४-१० ॥ | 
कन्या राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
सुकुमारमूतिकान्तः सुवाक्यगीताङ्गनारतिमंधरः । 
गान्धवंबिद्य वत्याः सुभगः पुर्वाधजः श्रेष्ट: ॥ ११॥ 
हस्वो हठभ्रतार्थः स्थूछशिरा: सम्मतो विवादी च। 
सेवालेख्यलिपिज्ञ: क्षयवद्धियुतः सुखी द्वितीयार्धे ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न में कन्या राशि हो व कन्या राशि की प्रथम होरा हो 
'तो जातक--सुन्दर कोमल प्रिय शरीरधारी, सुन्दरवादो, संगीत व स्त्री का प्रेमी, 
मनोहर, संगीत जानने वाली स्त्री का सुभग, ( प्यारा ) और उत्तम होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि हो व कन्या राशि की द्वितीय होरा हो 
'तो जातक---छोटा कद वाला, हठी, शास्त्रज्ञ, स्थूल ( विशाल ) मस्तक वाला, जन 
मान्य, विवादी, सेवा-चित्र व लिपि का ज्ञाता, ह्लास वृद्धि से युक्त और सुखी 
होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ प्रथम व हितोय होरा का फल 
वृत्तानन उच्चनत€त्वलितायतसुनयनो दिलासो स्यात्‌ । 


पीनायतो$स्थिसारो धनवान्स्वजनम्रिग्रस्तुलायर्धे ॥ १३ ॥ 
बह्नर्थभाक्‌ स्थिरार्थः इयामाकुर्डितरिरोस्ह्र्च राठः । 
वत्ताक्षस्त्वपराधें सुत्वग्धीनाग्रपाददच ।। १४॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि हो व तुला राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--गोल मुख बाला, उन्नत नाक वाला, विशाल काले सुन्दर नेत्र वाला, 
विलासी, स्थूल व लम्वा देहधारी, पुष्ट हड्डी वाळा, धनी भोर मनुष्यों का 
प्रिय होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि हो व तुला राशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक--अनेक प्रकार के धत प्राप्त करने वाला, स्थिर, धनी, काले घु घराले 
केशवाला, धूर्त, गोळ आँख वाला, सुन्दर त्वचा ( खाल ) वाला और पैर के अग्रभाग 
से हीन होता है ॥॥ १३-१४ ॥। 
वृश्चिक राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
रक्तान्तपिङ्गदृष्टि: साहसकर्सान्वितो रणे शूरः। 
दुष्टस्वभावरानाम्रियो$यंभाग्वृदिचिकाद्यर्धे ॥ १५॥ 
विस्तीर्णोपचितायतपीनाङ्ग: क्ष्माधिपोपसेवी स्यात्‌ । 
बहवृणमित्रसमेतः स्फुटिताक्षो वृङ्चिकापरार्धे स्यात्‌ ॥ १६॥ 


अष्टचत्वारिश अध्याय ४६३ 


यदि जन्म के समय में लग्न में वृश्चिक राशि हो व वृश्चिक राशि की प्रथम 
होरा हो तो जातक--प्रान्त में लालिमा से युक्त पिङ्गल वणे के नेत्र वाला, साहसी, 
कार्य में तत्पर, युद्ध में वीर, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री प्रेमी और धनी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि हो व वृश्चिक राशि की द्वितीय होरा 
हो तो जातक--विशाल बढी हुई लम्वी चौड़ी पुष्ट देह वाला, राजा का सेवन करने 
वाला अर्थात्‌ राजकीय नौकर, अधिक कर्ज व मित्रों से युक्त और आँख में विकृति 
वाला होता है ॥ १५-१६॥ 
धनु राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
दारितपृथुमुखवक्षाः परिकुञ्चितनेत्रगण्डः स्यात्‌ । 
बाल्ये त्यक्तात्मगुरुष्चापाद्यर्धे तपस्वी च॥ १७॥ 
पढ्माक्षो दीर्घमहाबाहुः शास्त्रार्थवित्सुमुतिः स्यात्‌ । 
वाइसुभगो धन्योऽपि च धनुरपरे निर्वृतो यशस्वी च ॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय लग्त में धनुराशि हो व धनु राशि को प्रथम होरा हो तो 
जातक--फटे ( खुले ) हुए मुख वाला, विशाल वक्ष: स्थल वाला, टेढ़े नेत्र व कपोल 
( गाल ) वाला, वाल्यावस्था में आत्मगुरु से अर्थात्‌ पिता माता से त्यक्त और तपस्वी 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि हो व धनुराशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक--कमल के समान नेत्र वाला, लम्बे मोटे हाथ वाला, शास्त्राथे ज्ञाता, सुन्दर 
देहधारी, प्रियवक्ता, प्रशंसनीय और यशस्वी होता है ॥ १७-१८ ॥ 
सकरराशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
इयामो मगाक्षधन्यः स्त्रीष्वजितः सौम्यमूतिशठ आढ्यः । 
सुष्टाशन: "शुचेष्टो मुगाद्यभागे तनूच्चघोणः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
रत्तान्तदृष्टिरलक्षो गुरुदीर्घाटनपरो भवति सुखं: । 
इयामो रोमचिताङ्स्तीक्ष्णः सहसः सुरोद्रकर्मा च ॥ २०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि हो व मकर राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--क्कष्ण वर्ण, हिरन के समान नेत्र वाळा, धन्य ( प्रशंसनीय ) स्त्रियों के बीच 
में विजयी, कोमल स्वरूप, धूर्त, धनी, मीठा भोजन करने वाला, सुन्दर इच्छा वाला 
और कृश व ऊँची नाक वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि हो व मकर राशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक --लाल प्रान्त आँख वाला, आळसी, लम्बी यात्रा करने वाला, मुखे, काले 
वर्ण का, रोम से युक्त देहधारी. तीखा ( उग्र ) साहसी और कठिन कार्य करने वाला 
होता है ॥ १६-२० ॥ 


१ सुवेषो । 


00:01 ६ सारावला 


कुम्भ राशिस्थ प्रथभ ड द्वितीय होरा का फल 
स्त्रोसित् भागरसविन्मदुलो5ल्यसुतकच सदगण:ः शरः।॥ 
तास्रो भास्वरवर्णे. यानमतिः छुम्भवूर्बार्थ ॥ २१॥ | 
आताजदारिताक्ष: कुश: स्थिरोउत्यल्पर्पतविरलसः स्यात्‌। 
नेछतिकः सुबिषादी छप्रण: कुम्भापरे सुशळ: 11 २२ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि हो व कुम्भराशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--स्त्री व मित्र से युक्त, रसवेत्ता, कोमल, अल्प पुत्र वाला, अच्छे गुणों से 
युक्त, वीर, तेजस्वी, छाल वर्ण व घूमने वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि हो व कुम्भराशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक--चारों तरफ से लाल व खुले हुए नेत्र वाला, दुर्वेळ, स्थिर, अल्पकद, 
कपटी, विषादी, लोभी और सुन्दर धूत होता है ॥ २१-२२ ॥ 
सीन राशिस्थ प्रथम ब द्वितीय होरा का फल 
ह्वस्वः पृथुचाउतनुमंहाललाटो बृहट्टदनवक्षाः । 
खीदयितो झीनार्थे प्रथमे सुयद्याः क्रियापद: शूरः ॥ २३॥ 
दाता सुदुङ्गनासो निपुणो सेधान्बितः शुभदनेत्रः । 
नुपददितः स्त्रीसुभगइ्चारमोनापरे सुवाक्यः स्यात्‌ ॥ २४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि हो व मीन राशि की प्रथम होरा हो तो 


जातक--छोटा कद, पुष्ट व सुन्दर शरीरधारी, विशाल मस्तक वाला, बड़ा मुख ब 
छाती वाला, स्त्रियों का प्रेमी, सुन्दर यशस्वी, क्रिया (कार्य) कुशल और वीर होता है। 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि हो व मीन राशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक-दानी, सुन्दर ऊंची नाक वाला, चतुर, मेधावी, सुन्दर नेत्र वाला, राजा का 
प्रियपात्र, स्त्रियों का सौभाग्यवान्‌ और सुन्दर वाणी का होता है ॥ २३-२४॥ 


होरा फल प्राप्ति का ज्ञान 


चन्द्राकंयोरेकतरे बलस्थे होरापतिः पश्यति केन्द्रगो वा । 
होरा यथोहिष्टफलप्रदा स्पाद्गर्भस्थसतत्वस्य समुद्धवंधु ।। २३॥ 


यदि कुण्ण्डली में सूर्य व चन्द्रमा में एक वलवानु हो और उसको लग्नेश देखता 
हो वा लग्नेश केन्द्र में हो तो जातक को कथित होरा फल पूर्ण होता है ॥ २५॥ 


इति कल्याणवर्म विरचितायां सारावल्यां होरागुणो नाम 
अष्टचत्वा रिशोऽध्यायः ॥। 


Fn क खो 


शिश SM 


३० एकोनपञ्च्चाद अध्याय ४६५ 


एकोनपञ्चाशोञ्ध्याय; । 


मेष राशि लग्नस्थ प्रथम द्वितीय व तृतीय द्रेष्काण का फल 
दाता हर्ता दीः क्षयोदयी सङ्भरप्रचण्डः स्यात्‌ । 
प्रियविग्रहस्त्रिभागे मेषा ग्रे बन्धुषुग्रदण्डदच ॥ १॥ 
स्त्रीचच्चलो विहारी रतिमान्गीतप्रियो मनस्वो स्यात्‌ । 
मित्राथंभाक्सुरूपः स्‍त्री वित्तरुचिद्वितीये च॥२॥ 
गुणवान्परदोषकरद्चलसत्त्वयुतो नरेन्द्रसेवी स्यात्‌ । 
स्वजनश्रियो5तिघमंस्तृती यभागे प्रियादरो5उज्ञचच ॥३॥ 
यदि जन्म लग्न में मेष राशि हो तथा मेष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक- 
दानी, गिरकर उठने वाला, हरण करने वाला, तेजस्वी, युद्ध में शुर, कलह प्रेमी व 
बन्धुओं को कठोर दण्ड देने वाला होता है । 
यदि मेष राशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--स्त्रियों में चः्चल, बिहार 
करने वाला, रतिमानु, गान प्रिय, मनस्वी, मित्र से धन प्राप्त करने वाला, स्वरूपवानु 
तथा स्त्री के धन में इच्छा करने वाला होता है। 
यदि जन्म लग्न में मेष राशि हो और मेष राशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो 
जातक--गुणी, दूसरों के दोष का प्रकाशक; अस्थिर बली, राज सेवी, अपने जनों 
(परिवार) का प्रेमी, अत्यन्त धार्मिक, आदर का प्रेमी व मूर्ख होता है ॥॥ १-३ ॥ 
वृष राशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
प्रियपानभोज्यनारीवियोगतस्ो वृषस्य पुर्वाशे । 
वस्त्रालङ्कारयुतो युवतिप्रकृतानु सारी स्यात्‌ ॥ ४॥ 
सौम्यवपुस्त्रीसुभगो महाधरो रूपधनयुक्तः । 
बळवान्स्थिरो मनस्वी लुब्घस्त्रीणां प्रियो हितोये स्यात्‌ ॥ ५॥ 
चतुरोऽल्पभाग्यनीरो मलीमसः स्याद्धनान्यपादाय । 
सन्तप्यते तु पदचाइवृषस्थ भागे तृतीये च ॥६॥ 
यदि जन्म. लग्त में वृष राशि हो व वृष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक--- 
खाने पीने का शौकीन, नारी ( स्त्री ) के वियोग से पीड़ित, वस्त्र व आभूषणों से युक्त 
तथा स्त्री की प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुरूप कार्य करने वाला होता है । 
यदि लग्न में वुष राशि ब वुष का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक- सुन्दर सरळ 
शरीरधारी, स्त्रियों का प्रेमी, मोटे ओष्ठ वाला, रूपवान्‌, धनवानु, बलवान्‌, स्थिर 
स्वभाव का, मनस्वी, लोभी और स्त्रियों का प्यारा होता है। 
यदि जन्म लग्न में वृष राशि एवं वृष राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
चतुर, अल्प भाग्य वाला, वीर, मलिन ( दूषित ) और धन का उपयोग करके पीछे 
दुःख करने वाला होता है ॥ ४-६ ॥ 


‘४६६ साराब्ली 


मिथुन राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल 
मिथुनादिमे दृगाणे पृथूत्तमाड्ो धनान्वितः प्रांशुः । 
कितवो गुणी विलासी नृपासमानो ददस्वी स्यात्‌ ॥ ७॥ 
हृस्वाननस्वरूप: सौम्यवपुः सूक्ष्ममूर्धजतनुः स्यात्‌ । 
घन्यो ढुढुसहाधीदितीयभागे प्रतापवान्सुयशा: ॥ ८॥ 
स्त्रीद्रेणणो वपुष्मान्सहाशिराः शत्रुसंयुतः प्रांशु: । 
रूक्षनखाड्घ्रिकरतलश्चळार्थबिभूतो दुढस्तृतीये स्यात्‌ ॥ & ॥ 
यदि जन्म लग्न में मिथुन राशि तथा मिथुन राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो 
जातक-मोटे मस्तक वाला, धनी, ऊँचा, धूर्त, गुणी, विलासी, राजा से सम्मान प्राप्त 
करने वाला और अच्छा वक्ता होता है । 
यदि लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का दूसरा द्रेप्क्राण हो तो जातक--- 
सुन्दर छोटा मुख वाला, सरल दारीरधारी, छोटे केश वाला, प्रशंसनीय, सौम्य 
स्वभावी, वड़ा बुद्धिमान्‌, प्रतापी और सुन्दर यशस्वी होता है । 
यदि लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
- स्त्री द्रोही, विशाल ललाट वाला, शत्रु से युक्त, लम्बा देहधारी, रूखे नख पैर और 
हाथ वाळा, अस्थिर धनी और हृढ्प्रतिज्ञ होता है ॥ ७-९ ॥ 


कर्क राशिस्थ तीनों द्रे ष्काणों का फल 
ककंटादिमभागे देवग्राह्मण रतइचलो गोरः । 
कृत्यकरशच परेषां सुधीः सुर्मात: शुभांगनः सुभगः॥ १०॥ 
लुब्धः स्वाइृदनपरः स्वप्नरतः स्त्रोजितो$भिमानी स्यात्‌ । 
सहजान्वितो विलासी चपलो बहुरर्ट्वितीये च॥ ११॥ 
स्त्रीचचलो5थभागी विदेशनिरतः प्रियासवः साधुः । 
काननतोयानुरतो दइुद्‌ःिर्माल्यवांस्तृतीये स्यात्‌ ॥ १२॥ 


यदि जन्म लग्न में ककं राशि व ककं राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
देवता व ब्राह्मणों में लीन अर्थात्‌ भक्त, चञ्चल, गौरवर्ण, दूसरों के कार्ये करने वाला 
' व परोपकारी, सुन्दर बुद्धिमान वा पण्डित, सुन्दर शरीरधारी, अच्छी स्त्री वाला ओर 
, सौभाग्यवान्‌ होता है । 
| यदि लग्न में कर्क राशि व कर्क राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- लोभी, 
मधुर खाने का प्रेमी, शयन करने में लीन, स्त्री से पराजित, अभिमानी, भाइयो से 
युक्त, विलासी चपल और अधिक रोगो से युक्त होता है । 
त यदि लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-स्त्रियों 
में अस्थिर, धनवान्‌, परदेशी, मदिरा का प्रेमी, सज्जन, वन जल में अनुरक्त, बुरी 
इष्टि वाला और पुष्पप्रिय होता है ॥ १०-१२ ॥ 


एकोनपश्चाश अध्याय ४६७ 


सिह राशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
सिहादिद्रेष्ठाणे दाता भर्तारिनिजिगोपुः स्यात्‌ । 
वहुधनयो षित्युसुहुदवहुजननुपसेवक सुसस्वश्च ॥ १३॥ 
सुरुचिरकारी दाता स्थिरो बपुण्मान्रणेप्लुः स्यात्‌ । 
सुखभाक शुतिधमंरचिविस्तीणंमतिद्वितीये च ॥ १४॥ 
लुब्धः परस्वहरणे कल्यः स्तब्धो नहामतिः कितवः । 
त्पयसतनुएूतिः स्यान्नेकापत्यः प्रगल्भोऽभ्त्ये ॥ १५॥ 
यदि जन्म लग्न में सिह राशि व सिंह राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
दानी, भर्ता अर्थात्‌ भरण ( पालन ) करने वाळा, शत्रु को जीतने वाला, अधिक 
'बनवायू, अधिक स्त्री वाळा, सुन्दर मित्रों से युक्त, अधिक राजाओं का सेवक और 
अच्छा वलवान्‌ होता है । 
यदि छगन में सिंहराशि व सिंहराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--सुन्दर 
सत्कार्य कर्ता, दानी, स्थिर शरीरधारी, संग्राम ( लड़ाई ) की इच्छा करने वाला, 
सुखभोगी, वैदिक धर्म में प्रेम करने वाला और विशाल वुद्धि वाला होता है। 
यदि लग्न में सिंहराशि व शिहरासि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक--दूसरे 
के धन चुराने का लोभी, नौरोग, चकित, बड़ा वुद्धिमान्‌, धूतं, अधिक चोड़ी देह का 
नहीं, अनेक पुत्रों वाला और ढीठ होता है॥ १३-१५ ॥ 
कन्या राशिस्थ तीनों द्र ष्काणो का फल 
इयामः सुवाग्विनीतः प्रांशुः सुकुमारमूतिरयछाद्ये । 
ख्रीभ्योऽर्थसागनिष्ठो दीर्घशिरा मधघुसमाक्षइच ॥ १६॥ 
धीरो निदेशभागी शिल्पकथापण्डितः समरशोण्डः । 
वाचाटः थरतवावयो वनोकसां संमतो द्वितीये स्यात्‌ ॥ १७॥ 
गीतापराधंभागी सङ्जीतरतिनरेन्द्रदयितः स्यात्‌ । 
हस्वस्वरूपचेषइचान्ते पृथुहकशिरस्कशच ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो 
-जातक--काले वर्ण का, सुन्दर वाणी वाला, विनीत (नम्र) लम्बा कद, सुन्दर स्वरूप, 
स्त्रियों के द्वारा धन प्राप्त करने वाला, लम्बा ललाट वाला और शहद के समान नेत्र 
वाला होता है । 
यदि लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का दुसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
शधैयेवान्‌, परदेशवासी, चित्रकारी का पण्डित, युद्ध में वीर ( क्रूर ) वक्ता, शास्त्र से 
युक्त वाणी वाला और वनवासियो से सहमत होता है । 
यदि लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का तीसरा द्रोष्काण हो तो जातक--- 
संगीत का प्रेमी व संगीत का पुर्ण ज्ञाता, राजा का कृपा पात्र, छोटा कद वाला और 
विशाल दृष्टि व मस्तक वाला होता है ॥ १६-१८ ॥ 


कन्दपंरूपनिपुणस्तुळादिभागे5घ्वसेवज्ञः | 
इयासकला पण्यरतो नियोगधीर: सुमेधावी ॥ १६ ॥ 
पड्डःजविद्यालनेत्रः सुरूपवाक्साहस:'बिलापी स्यात्‌ । 
ख्यातः स्ववंशवर्धितवृद्धानुच रो द्वितोये च॥ २० ॥ 
चपलः शठः कृतघ्नो निरूपजिह्योपचितमूतिः । 
नष्टसु हृदुद्रवणयशाः स्वल्पमतिर्मागके तृतीये स्यात्‌ ॥ २१॥ 
यदि जन्म लग्न में तुला राशि व तुला राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
कामदेव के तुल्य स्वरूपवानु, चतुर, मागे सेवन की विधि का ज्ञाता, कृष्ण वणे, 
व्यापार में लीन, नियोग में धैयंवानु और सुन्दर मेधावी होता है । 
यदि लग्न में तुला राशि व तुला राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--कमल 
के समान विशाल नेत्र वाला, सुन्दर वाणी वाळा, साहसी, विलापी या कलाओं का 
ज्ञाता, विख्यात व अपने कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ वयोवृद्धो का अनुचर (सेवक) होता है । 
यदि लग्न में तुला राशि व तुला राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
चपल ( चञ्चल ) धूतं, कृतघ्न, कुरूप, कुटिल, स्त्रीधन और यश का नाशक एवं 
रुघुबुद्धि होता है ॥ १९-०१ ॥ 
बृश्चिक राशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
गौरः स्थिरः प्रचण्डो रणोत्कटः स्यान्नरो विशालाक्षः । 


४६८ सारावली | 
तुलाराशिस्थ तीनों द्र ष्काणो का फल 

हि 

| 

५ 


TS PON रव्या या POSS च 


स्थुलविशालशरी र: कलिप्रियो वृद्चिकाद्यांचे ॥ २२॥ 
मृष्टान्नपानचतु रइचलेक्षणो हेमगोरर्मातः स्यात्‌ । 
कान्तः परवित्तयुतः झीलळकलछावारिद्वतीयेंऽरो ॥ २३ ॥ 


निःश्मभुरोमहिरः पिद्धाक्षमहोदरः प्रहर्ता च । 
सहजच्युतस्तृतीये पीवरबाहुः सुघोरहृदयइच ॥ २४॥ 
यदि जन्म लग्न में वृश्चिक राशि व वुठ्चिक राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो 
जातक--शुभ्रवणं, स्थिर, उग्र, संग्राम प्रेमी, विशाल नेत्र वाला, मोटा व विशाल 
शरीर वाला और कलह प्रेमी होता है । | 
यदि लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--मीठा 
भोजन व पान प्रिय, चतुर, चञ्चल नेत्र वाला, सुवणं के समान चमकदार शुभ्र शरीर- | 
धारी, सुन्दर, दूसरे के धन से युक्त, सुशील ओर कलात्मक वाणी वाला होता है। 
यदि लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशिका तीसरा द्रेष्काण हो तो 
जातक--दाढ़ी मूछ से रहित, हिसा करने वाला, पिङ्गल नेत्र वाला, बड़ा पेट वाला, _ 
हरण कर्ता, भाइयों से हीन, मोटे हाथ वाला ओर सुन्दर धीरता से युक्त हृदय वाला 
होता है ॥ २२-२४॥ 


१ किलापी । 


एकोनपश्चाश अध्याय ४६८ 


घनुराशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल 
परिमण्डलाक्षवक्त्रो गणेषु मुख्यो धनुह'गाणाद्य । 


स्वोपचितस्वाचारस्तथा मृदुर्भवति संजातः ॥ २५ ॥ 
दाखार्थवित्प्रवक्ता क्रतुशतहर्ता दिताये च! 
मन्त्रभृतां श्रेष्ठतमस्त्वनेकतीर्थायतनचारी ॥ २६॥ 


बन्धुप्रधानचतुर: सतां गतिधंर्मभाक्‌ तृतीयेऽपि। 
कामी पराङ्गनाभाक्हपयशोमाजनो विजिष्णुश्च॥ २७॥। 
यदि जन्म लग्न में धनुराशि व धनुराशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक--गोल 
नेत्र व मुख वाला, समुदाय में प्रधान, स्वयं वुद्धि करने वाला, सुन्दर आचरण कर्ता व 
कोमल हुदयवाला होता है । 
यदि लग्न में धनुराशि व धनुराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--शास्त्रार्थं 
का ज्ञाता, प्रवक्ता, अनेक यज्ञ कर्ता, मन्त्र वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ और अनेक तीथं स्थलों 
में घूमने वाला होता है । 
यदि लग्न में धनुराशि व धनुराशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक--बन्धुओं में 
प्रधान, चतुर, सज्जन, धर्मात्मा, कामी वा अभिमानी, दूसरे की स्त्री का भोगी, 
रूपवानु, यशस्वी और विजयी होता है ॥ २५-२७ ॥ 
मकर राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल 
व्याळम्बभुजः इयामः प्रथितयशोरूपकान्तिशठः । 
स्मितभाषी मकराद्ये स्रीषु जितो वल्गुचे्धनयुक्तः ॥ २८॥ 
अल्पवदनशच मध्ये चळः परखीधनापहर्ता स्यात्‌ । 
चतुरः सतां गतिज्ञः प्रदानशोलो दुरन्तपादः स्यात्‌ ॥ २६॥ 
२वाचाः  कलुषकृशो दोर्घाङ्कगः पितृवियुक्तश्च । 
लभते विदेशगमनाद्वयसनान्यपि मुगमुखस्यान्ते॥ ३०॥ 
यदि जन्म लग्न में मकर राशि व मकर राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
ऊम्वे हाथ वाला, कृष्ण वर्ण, विस्तृत यशवाला, सुन्दर रूपवान, धूते, हसमुख, स्त्रियों 
में पराजित, सुन्दर इच्छा वाला और धन से युक्त होता है । 
यदि लग्न में मकर राशि व मकर राशि का दुसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
छोटा मुख वाला, चश्वल, दूसरे की स्त्री व दूसरे के धन का अपहरण करने 
वाला, चतुर, सज्जनों की गति का ज्ञाता, दान में तत्पर और पैर में कष्ट से युत होता है। 
यदि लग्न में मकर राशि व मकर राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
वाचाल, कलुषित, दुर्बल व विशाल देही, पिता से रहित और विदेश-गमन से व्यसनों 
को भी पाने वाला होता है ॥ २८-३० ॥ |] 


१ मानी । २ वाचाटः । 


४७० सारावछो । 


कुम्भ राशिस्थ तीनों द्रेप्काणों का फल 
सत्रीमानयशो भूतिः स्फीतप्रनवो घटस्याद्य । 
प्रांथुः कमसु निष्टो धनवान्नुपतेवको जातः ॥ ३१॥ 
लुब्धः समर्थंमधुरो गौरः पिङ्कोद्धताक्षहास्यधनः। 
उदघृष्वचा मतिमान्बहुमित्रः स्यादृद्वितीये तु॥ ३२॥ 
दीर्घः शठः प्रतापी कृशोऽल्पबाहुः सुताथेमाक्स्तदधः । 
बह्व नृतोऽनर्तावषमो विदारिताक्षो रतिविदन्त्ये ॥ ३३॥ 
यदि जन्म लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भराझि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक-- 
स्त्री-सम्मान-यश-ऐश्वयं-पराक्रम से युक्त, उन्नत, कर्मठ, धनी और राजसेवक होता है । 
यदि लग्न में कुम्भराझि व कुम्भराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--लोभी, . 
सामर्थ्यवान्‌, मनोहर, गौर ( सफेद ) वणे, पिङ्गल, क्रूर ( उद्धत ) नेत्र वाला, हास्य-- 
प्रिय, धनी, निःसंकोच वोलने वाला, बुद्धिमान्‌ और अधिक मित्रों से युक्त होता है । 
यदि लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक--लम्बा, 
धूतं, प्रतापी, दुर्बल, छोटे हाथ वाला, पुत्र व धन से युक्त, चकित, अत्यन्त झूठा, अन्तः- 
करण का कुटिल, विशाल नेत्र वाला और कामशास्त्र का ज्ञाता होता है॥ ३१-३३ ॥ 


मीन राशिस्थ तीनों द्रेषक्काणों का फल 
मघुपिङ्गाक्षो गोरो मेधावी सत्क्रिपारतिज्ञश्च । ३ 


सुखभागी मोनाद्य "जलचरयुगरे विनीतश्च ॥ ३४॥ | 
नायु'पचारप्रवरो सृष्टान्नरति:* परार्थभुक्‌ उकामी । 


खीसज्जनातिदयितो वदतां भ्रष्टो द्वितीये तु॥ ३५॥ ब 
इयामः कलासु निपुणः ¥3पृथुपादसुहुत्प्रदानश्च । १ 
मृष्टान्नपानहास्यो सीनयुगान्त्ये भवेत्पुरुषः ॥ ३६ ॥ 


५ 
यदि जन्म लग्न में मीन राशि व भीन राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
शहद के समान पिङ्गल नेत्र वाला, गोरवर्णे, मेधावी, शुभ कार्य कर्ता, रति ( काम) _ 
ज्ञाता, सुखी और नम्र होता है। डु 
यदि लग्न में मीन राशि व मीन राशि का दुसरा द्रेष्काण हो तो जातक--स्त्रियो | 
के उपचार में श्रेष्ठ, मधुर भोजन प्रिय, दुसरे के धन का भक्षक, कामी, स्त्री व सज्जनों | 
का पात्र और बोलने वालों में श्रेष्ट वादी होता है । 
यदि लग्न में मीन राशि व मीन राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक--कृष्ण- 
वर्ण, कलाओं में चतुर, मोटे पैर वाला, मित्रों की सहायता करने वाला, मीठा भोजन- 
पान और हास्य प्रिय होता है॥ ३४-३६ ॥ 
इतीरितोऽयं स्वगुणस्वभावो द्रेक्काणजानाँ “गुणविद्विकल्पंः । 
्रेककाणभे* वीर्यवति स्वदृष्ट द्रेक्काणकल्पं तु फळं विदध्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 


१ चारयुतो । २ रुचिः । ३ कारी । ४ दान । ५ गुणचिल्लकल्पैः । ६ णगे । 


पाश अध्याय ४७१ 


इस प्रकार द्रेष्काणजन्य गुणवेत्ता आचार्यो ने १२ राशिस्थ द्रेष्काणो के भेद से 
गुण ओर स्वभाव कथित किये हैं । यदि द्रेष्काण की राशि बलवानु हो व अपने स्वामी 
से दृष्ट हो तो द्रेष्काण का फल पूर्ण होता है ॥ ३७ ॥ 
इति कल्पाणवमंविरचितायां सारावल्यां नष्टजातकाध्याये द्रेक्काणाध्यायों 
नामैकोनपश्चाशोञ्ध्यायः ॥ 


पञ्चाशोऽध्यायः । 
अतोंशके लूग्नगते तु वक्ष्ये वर्णस्वभावाकृतिलक्षणानि । 
प्रधानवीय5दापती शशीव तत्स्वामिराशिक्रमशो विधत्ते 1 १॥ 
अब इस अध्याय में लग्नस्थ नवांश से जातक के वर्ण-स्वभाव-आकार के लक्षणों 
को कहता हूं । 'यदि चन्द्रमा के तुल्य ही लग्नगत नवांश पति बलवानु हो तो उस 
स्वामी ग्रह की राशि के समान क्रम से जातक फल पाता है ॥ .१॥। 
मेष राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
अजसंस्थानमुख:  स्यान्मेषाद्यांशे$ल्पनासिकांगभुज:२ । . 
चण्डध्वनिविरूप: संकुचिताक्षः कृुशोऽक्षताङ्गश्च 11 २॥ 
इयामगुदस्कन्धभुजी हस्वळलाटः: सुजत्रुकः स्फुटरक्‌ । 
दीर्घास्यनसो मुदुवावतृतीयभागे क्रशाङ्त्रिसन्धिश्च ॥३॥ 
घ्यालुप्तकेश गोरो व्यस्तभुजश्चारुनयननासश्च । 
वाकपण्डितस्तृतीये जातस्तु कुरोरुजानुजंघश्च ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म या प्रश्‍न के समय लग्न में मेष राशि ब मेष राशि का पहिला नवांश 
हो तो जातक--भेड़ के समान मुख वाला, छोटी नाक व छोटे हाथ वाला, कठोर शब्द 
वाला कुरूप, संकुचित नेत्र वाला, दुर्बल ओर अक्षत ( अभङ्ग ) देहधारी होता है। 
यदि लग्न में मेष राशि व मेप राशि का दूसरा नवांश हो तो जातक--कुष्णवणे, 
मोटे कन्धा ष मोटे हाथ वाला, छोटा ललाट ( मस्तक ) वाला; सुन्दर जत्रु ( कन्धा 
व बाहु का जोड़ वाला, स्पष्ट दृष्टि का, लम्वा मुख व {लम्बी नाक वाला, कोमळ 
वाणी और दुर्बल पैर की सन्धि बाला होता है । 
यदि लग्न में मेष राशि व मेष रादि का तीसरा नवांश हो तो जातक- लुप्त केश- 
धारी, गौरवर्ण, शिथिल हाथ वाला, सुन्दर नेत्र व नासिका वाला, वाणी का पण्डित 
अर्थात्‌ बोलने में चतुर और दुर्वल ऊरू-जानु-जंघा वाला होता है ॥ २-४ ॥ 
मेष राशिस्थ चतुर्थ, पः्चस, षष्ठ नवांश का फल 
विश्रान्तदृकप्रचण्डो ह्वस्वनसोऽटनखराइध्रिरोमा च। 
अश्रातृकः क्रुशः स्याच्चतुर्थनवभागजः पुरुषः॥ ५॥ 


१ गतेति । २ रुहः। 


४७२ सारावली 


हसो गजेन्द्रनयनः पृथुनासाभ्रललाटको मध्ये । 


पीनोपचिताग्रतनु:' खरतररोमाङख्नितनुकेशः ॥ ६॥ 
इयामो मृढुम गाक्षो गुरुः कुशस्फिक्कठोरुचरणः स्यात्‌ । 
व्यस्तोदरकभुजांसः षष्ट भीरः सुबहुभाषी ॥ ७ ॥ 


यदि जन्म के समय में लग्न मेष राशि व मेष राशि का चतुर्थं नवांश हो तो 
जातक- विशेष भ्रान्त दृष्टि वाला, उग्र, छोटी नाक वाला, घूमने वाला, गधे के समान 
कठोर पैर द रोम वाला, भाई से हीन तथा दुर्बेल होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशि का पञ्चम नवांश हो तो 
जातक अभिमानी, हाथी के समान नेत्र वाला, मोटी नाक व सुन्दर भौंह व विशाल 
मस्तक वाला, मोटा व वर्धनशील शरीरधारी, अधिक कठिन रोम एवं पैर ओर अल्प 
केश वाला होता है। 
यदि जन्म के समग्न लग्न में मेष राशि व मेष राशिका छठा नवांश हो तो 
जातक--काले रङ्ग का, कोमल हृदय, हिरन के समान नेत्रघारी, गुरुता से युक्त, पीछे 
का भाग दुर्बल, कठिन पैर वाला, विपरीत ( शिथिल ) पेट और हाथ वाला, डरपोक 
और सुन्दर अधिक बोलने वाला होता है॥ ५-७॥ 
मेष राशिस्थ सप्तम, ग्रष्टम, नवम नवांश का फल 
दूवङ्कुराभचपलः सितनेत्रः सप्तमे भवेत्पुरुषः । 
कुळटापतिनृशंसो विशालविस्तीणंमुतिः स्यात्‌ ॥ ८॥ 
वानरमुखप्रवक्ता खरपिङ्कतनुश्च गुह्यगदः । 


ह्नोऽनृतपापरतः सुहृत्तप्रियोग्रः सदाएमजः॥ & ॥ 
दोघं: कृशो विहारी व्यस्तललाटश्रवोऽश्ववदनश्च । 
बह्व भिधानाभिरतस्त्वनृजुर्नवमांशजो भवति ॥ १०॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशि का सप्तम नवमांश हो तो 
जातक--घास के अङ्कुर के समान आभा वाला, चवळ, काले नेत्र वाला, वेश्या का 
पति, निन्दित और लम्वबा-चौड़ा देह वाला होता है। 

यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशि का अष्टम नवमांश हो तो 
जातक- बन्दर के समान मुख वाला, प्रवक्ता, कठोर और पिङ्गल शरीरधारी, गुप्त 
रोगी, हिंसक, असत्य व पाप में छीन, मित्रों का प्रिय और उग्र स्वभावी होता है। 

यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेप राशि का नवम नवांश हो तो 
जातक--लम्बा, दुर्बल, पर्यटन शील, विपरीत मस्तक व कान वाला, घोड़े के समान 
मुख वाला, अधिक नाम के पीछे लीन और टेढ़ा अर्थात्‌ कुटिल होता है ॥ <-१० ॥ 

इति मेषे ॥ 


१ ततो । 


न 


पः्चाश अध्याय ४७३ 


वृष राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
समकृष्णतनु: स्तब्धः पूर्वमघान्त्पेऽन्त्यकर्मा स्यात्‌ । 
नीचः प्रकृतिविरुद्धो विषमाक्षिनिरीक्षणो वृषस्याद्य ॥ ११ ॥ 
गम्प्तोरहगलसात्मा विनतशिरावक्त्रकश्व लघुमेघाः । 
प्रतिकूलकमंमिथ्याबहुप्रकापी द्वितीये स्यात्‌ ॥ १२॥ 
मरृद्ठङ्खवान्वपुष्मान्सुनसस्पष्टायताक्षबृहदङ्ग: 1 
यज्ञादिकर्सनिरत: स्थिरपार्ष्णिकरस्तृतोयनवमांदो ॥ १३॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का पहिला नवांश हो तो 
जातक--प्तमान कद, काला वणे, चकित, प्रथमावस्था में पाप व अन्त्यावस्था में दुष्ट 
कर्म करने वाला, नीच, प्रकृति के विपरीत आचरण कर्ता और कुटिल दृष्टि वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का दूसरा नवमांश हो तो 
जातक---गम्भीर दृष्टि वाला, आलसी, नत मस्तक व अधोमुख वाला, अल्पबुद्धि; 
विपरीत कार्य कर्ता व अधिक झूठ बोलने वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--कोमल शरीरधारी, सुन्दर नाक वाला, स्पष्ट विस्तृत नेत्रधारी, लम्बा शरीर 
चाला, यज्ञादि कार्य में लीन, स्थिर पैर व स्थिर हाथ वाला होता है ॥ ११-१३ ॥ 
वृष राशिस्थ चतुर्थ, पत्चम, षष्ठ नवांश का फल 
हस्वोदरः सुरोषो मेषाक्षः पिद्कळस्त्वघनयुक्तः । 
परघनहरणाभिरतश्चतुर्थंभागे वृषस्य नरः ॥ १४॥ 
व्यालः सुतुङ्गघोणो महदृषभाकारवक्त्रघनकेराः । 
स्यात्पञ्चमे विलासो व्रृहद्भुजस्कन्वकटिगोरः ॥ १५॥ 
स्वक्षः स्थिरः सुकेशः स्निग्धतनुवंटगुवावप्रगल्भ: स्यात्‌ । 
माधुर्यहास्यनिरतः छद: सुनिपुणो भवेत्षष्ठ ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का चोथा नवमांश हो तो 
जातक--छोटा पेट वाला, क्रोधी, भेड़ के समान नेत्र वाला, पिङ्गल वर्णे, निर्धन 
और दूसरे के धन चुराने में लीन होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि और वृष राशि का पांचवां नवांश हो तो 
जातक--जह्रीला, सुन्दर ऊंची नाक वाला, बड़े बैल के समान मुख व आकृति वाला, 
घुँघराले सघन केश वाला, विलासी, स्थूल हाथ व कमर वाला और सफेद वर्ण का 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष रारि का छठा नवांश हो तो 
जातक-बुन्दर नेत्रधारी, स्थिर, सुन्दर केशवाळा, चिक्कण शरीरधारी, मनोहर वाणी 
चाला, प्रौढ़ वा धृष्ट, मधुर हास्य में लीन, दुर्बल और सुन्दर चतुर होता है ॥१४-१६॥. 


४७४ साराबळी 


बुष राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवम नवांश का फल 
सतसुतयुबतोषु रतो मनाबप्रलम्बाग्रनासिकाक्षः स्यात्‌ । 


उद्घद्धांगः स्वजनद्वेषी गुरुपादसूक्मकेशश्च ॥ १७ ॥ 
व्याघ्रेक्षणः सुदशनस्त्वजितस्फुट्नासिकोऽल्पकर्मा स्यात्‌ । 
उद्व्ृसनीळकेशोग्रनस्ो मुखरस्तयाएमजः ॥ १८॥ 
सान्योऽएपसत्त्वभीर: क्रोधी समरुचिरमुतिकषितवः स्यात्‌ । 
सव्चितधन: प्रसिद्धः फुशस्त्यधस्ताठालाप्यन्ते ॥ १९ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का सप्तम नवांश हो तो 
जातक-मरे हुए पुत्र व स्त्री में लीन, थोड़ी लम्वी नासिका व आँख का अग्रभाग वाला, 
हृढ़ शरीरघारी, अपने मनुष्यों का शत्रु, मोटा पैर और सूक्ष्म केशवाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का अष्टम नवांश हो तो 
जातक--बाघ के समान दृष्टि वाला, सुन्दर दांत वाला, अजेय, फटी हुई नाक वाला, 
लधु कार्य कर्ता, घुंघराले नीले केश वाला, तीक्ष्ण नख ( नाखून ) धारी और प्रधान 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का नर्वां नवाँश हो तो जातक-- 
पूजनीय, अल्प बली, डरपोक, क्रोधी, समान सुन्दर शरीरधारी, धुर्त, धन का संग्रह 
करने वाला, प्रसिद्ध, दुर्बेल और पीछे प्रलाप करने वाला होता है॥ १७-१६ ॥ 
॥ इति वृषभे ॥ 
मिथुन राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
रोमोपचितांसभुजो घनासितापांगरृ॒कतबोष्चनसः । 
दूर्बाकाण्डऱ्यामः कृ याङ्श्रिपाणिस्तृतीयनवनाद्ये ॥ २० ॥ 
घटशोर्षोऽशुचिकर्मा घातरुचिमंध्यलग्नघोणः स्यात्‌ । 
बहुभाषी बहुचेष्टो द्वितीयमागे तु बिग्रहाधिपतिः ॥ २१॥ 
गौरोऽतिरक्तनयनः सुनासिकः समतनुः सुमेधा स्यात्‌ । 
दीर्घाननोऽसितश्चूर्वाचा चदुरस्तृतीयेंऽशे ॥ २२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक-रोम से युक्त कन्धा व हाथ वाला, सघन कृष्ण नेत्र प्रान्तों से युक्त आँख 
वाला, ऊंची नाक वाला, दूर्वा ( घास ) के समान कृष्ण वणे वाला और दुर्बेल पैर व 
हाथ वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक-घड़े के समान मस्तक वाला, अपवित्र कार्ये कर्ता, हिसा में प्रीति रखने वाला, 
मध्य नासिकावाला, अधिक बोलने वाला, अधिक इच्छा कर्ता और लड़ाई का मुखिया 


होता है । 


पश्चाद अध्याय ४७५. 


यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक-सफेद वर्ण, अधिक लाल आँख वाला, सुन्दर नाक वाला, समान शरीरधारी,. 
सुबुद्धि, लम्बा मुख वाला, काली भौंह वाला और बोलने में निपुण होता है ॥२०-२२॥- 
मिथुन राशिस्थ चतुर्थ, पचम, षष्ठ नवांश का फल 
सुञ्ूललाटकामी नोलोत्पटमृतिविपुळवक्षा: स्यात्‌ । 
सितदन्तो' मुदुवकत्रःः प्रशस्तरोमाचितदचतुयँञ्शे ॥ २३ ॥ 
पृथ्वाननो  वृहत्स्फिकपीवरवक्षोभुजरच खल: । 
स्थूलशिरा मायावी सितानुकूलेक्षणस्तु पश्चमज: ॥ २४ ॥ 
मध्वोक्षणः प्रलापी व्यस्तलळलळाट: ससस्सुतनुः। 
कितवइघलशच र्चिरोएरदः षष्टे तु सत्त्वयुत: ॥ २५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मियुन राशि व मिथुन राशि का चोथा नवांश हो तो 
जातक-सुन्दर भृकुटी व मस्तक वाला, कामी, नीलकमल के समान देहधारी, विशाल 
छाती वाला, सफेद दाँत वाला, कोमल मुखवाला और प्रशस्त रोमों से युक्त होता है 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का पाँचवाँ नवांश हो 
तो जातक--मोटा मुख वाळा, बड़े नितम्ब वाला, पुष्ट छाती व पुष्ट हाथ वाला, दुष्ट, 
स्थूल मस्तक वाला, मायावी, स्वच्छ और अनुकूल हृष्टि वाला होता है 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का छठा नवाश हो तो 
जातक-शहद के समान दृष्टि वाला, प्रलापी, व्यस्त मस्तक वाला, समान सुन्दर देहधारी, 
धूतं, चच्चल (अस्थिर) ओष्ठ व दांतवाला और बलवान्‌ होता है ॥ २३-२५ ॥ 
मिथुन राशिस्थ सप्तम, श्रष्टम, नवम नवांश का फल 
ताञ्रारुणाभवणंः समुन्नताक्षो विशाळवक्षाः स्यात्‌ । 
शिक्षास्त्रशिल्पनिपुणो हास्यरतिः सप्तमे जातः॥ २६॥ 
इयामों गुदर्मनस्वी रलितो मधुराभिधानइच । 
ब्यस्तविवृद्धशरी रो दोर्घासितदुक्कलाविदष्टमज: ॥ २७॥ 
वृत्तासितद्दसुतनुः सिद्धो मेघाबलों रतिज्ञ: स्यात्‌ । 
विज्ञानकाव्यनिरतों नवमे ज्ञायेत मिथुनस्य ॥ २८ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का सातवां नवांश हो तो: 
जातक-ताँवे के समान लाल शरीर वाला, ऊंची नाक वाला, विशाळ वक्षस्थल वाला; 
शिक्षा-अस्र-शिल्प ( चित्रकारी ) में चतुर और हुँसने में प्रीति करनेवाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि का आठवाँ नवांश हो तो जातक-- 
कृष्णवर्ण, श्रेष्ठ मनस्वी, सुन्दर, मीठा वक्ता, विपरीत विशाल देहधारी, लम्बे काले 
नेत्र वाळा और कलाओं का जानने वाला होता है । 


१. वक्त्रो । २. वक्र । 


४७६ सारावलो 


यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का नवाँ नवांश हो तो 
'जातक-गोल काले नेत्र वाला, सुन्दर देहधारी, सिद्ध, मेधावी, रति ज्ञाता और विज्ञान 
-व काव्य में तत्पर होता है ॥ २६-२८ ॥ 
॥। इति मिथुने ॥ 
कर्क राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
निर्मेलचारुसुगौरः सुमूर्धंजः स्याद्विशालकुक्षिइच । 


मंगळमुखोंन्नताक्षस्तन्वंगभुजः कुलीराद्ये ॥ २६॥ 
१रक्तच्छवी रणोंग्र: कलाग्रियः स्याद्विडालमुखनेत्रः। 
कर्किद्वितीयभागे त्यागी फृशजानुजंघरच ॥ ३० ॥ 
गोर: सुनेत्रवाग्मी सुकुमारस्थुलयोषिदंगइच । 
धीमान्मु दुक रतस्तृतीयभागे भवेदछसः ॥ ३१ ॥ 


यदि जन्म के समथ लग्न में कर्क राशि व कर्क राशि का पहिला नवांश हो तो 
-जातक-स्वच्छ व सुन्दर सफेद वर्ण का, सुन्दर केशधारी, विशाल पेट वाला, मङ्गल 
« सुन्दर ) मुख वाला, ऊँची आँख वाळा, कृश देह और दुर्बल हाथ वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व कर्क राशि का दूसरा नवांश हो तो 
-जातक-लालवर्णं, संग्राम में उग्र, कलाओं का प्रेमी, विडाल ( विलाव ) के समान 
मुख व नेत्र वाळा, त्यागी और दुर्बळ घेंटू व जाँघ वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्के राशि व ककं राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--गौरवर्णे, सुन्दर नेत्रधारी, वाग्मी, स्त्री देह के समान कोमल स्थूल देहधारी, 
-बुद्धिमानु, कोमल कार्यकर्ता और आलसी होता है ॥ २९-३१॥ 
कर्के राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
इयामच्छविनंत न्रविद्याळपी नोन्नतः सुनासाक्ष: । 
क्षीणः पुरुषों दाता स्वजातिकार्यश्चतुर्थं स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
घण्टास्वरों नतास्य: सुसंहतभ्रूः सुदोघंबाहुः स्यात्‌ । 
सेवारतों विकर्मा मध्ये  दुसंषेणो5ल्पमेधाद६्च ॥ ३३ ॥ 
दीघंविज्ञालशारीर: प्रशस्तनयनो बहुप्रतापः स्यात्‌ । 
गोरः सुवंदाघोणो वक्ता ष्टे च पृथुदन्त: ॥ ३४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्के राशि व ककं राशि का चोथा नवांश हो तो 
जातक--काले वर्ण का, नीची भाँह वाला, विशाल मोटी व ऊँची देहवाला, सुन्दर 
नाक व नेत्र वाला, हीन, दानी और अपनी जाति का कार्य करने वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का पाँचवां नवांश हो तो 
जातक--घण्टा के समान शब्द वाला, नम्र मुख, सुन्दर मिली हुई भौंह वाला, सुन्दर 


१ छविचरणोढः । २ कृष्णश्च । 


पर्‍चादा अध्याय ४७७: 


त्रम्बी भुजा ( हाथ ) वाला, सेवा कार्य में तत्पर, निन्दित कार्यकर्ता, दुर्घर्षं और छोटी 
बुद्धि का होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व कर्के राशिका छठा नवांद होतो 
जातक--लम्बा विस्तृत शरीर वाला, विशाल नेत्रधारी, अधिक प्रतापी, सफेद वर्ण; 
सुन्दर नासिका वाला, वक्ता और मोटे दांतवाला होता है ॥ ३२-३४॥ 
ककं राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवम नवांश का फल 
` भिन्नशिरोरहरोमा वृत्ततनुः स्यात्सिराळजङ्कश्च । 
परगृहरक्षणशीलः काकाकारश्च सप्तमज: ॥ ३५॥ 
घण्टाशिराः कुशिल्पी सुमुखभुजांगश्च कूमंगतिः । 


सध्यविलम्ननसः स्यादष्टसभागे तु कृुष्ठश्च॥ ३६॥ 
गोरो झषनेत्रगुरुम'दुदरो5य पृथुपीनवक्षाः स्यात्‌ । 
दीघंहनुलम्बोष्टो महोरुकृराजानुगुल्फो5न्त्ये ॥ ३७ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का सप्तम नवमांश हो तो 
जातक--भिन्न ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) केश व रोम वाला, विशाल देहधारी, नसों से युक्त: 
जांघ वाला, दूसरे के घर की रक्षा करने में तत्पर और कौआ के समान आकृति वाला 
होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व. कर्के राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक--घण्टा के समान मस्तक वाला, निन्दित शिल्पकार, सुन्दर मुख व हाथ और 
शरीर वाला, कछुए की चाल के समान चलने वाला, बीच में नत नाक वाला और 
कोढी होता है । 

यदि जन्म के समय लग्नमें कर्क राशि व ककं राशि का नवां नवांश हो तो 
जातक--गौर वर्ण, मछली के समान नेत्रधारी श्रेष्ठ, कोमल पेट वाला, विशाल वक्ष-- 
स्थल वाला, लम्बा ओठ व ठोड़ी वाला, स्थुल जंघा वाला और दुर्बेल घुटना व पींडरी 
वाला होता है ॥ ३५-३७ ॥ 

॥ इति ककंटके ॥ 
सिह राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 


सन्दोदरः प्रचण्डो रक्ताग्रनसो बृहच्छिराः शूरः । 
उन्नतमांसलवक्षाः सिहे प्रथमे भवेद्धागे ॥ ३८ ॥ 


उन्नतविततललादश्वतुरस्रतनुविलोमनेत्रशच । 
दीघंभुजोन्नतवक्षाः पृथुग्रघोणो द्वितीयें5शे ॥ ३६॥ 
रोमान्वितायतभुजश्चको रनयनस्तरस्त्यागी [| 


उन्नासिकस्तृतीये स्निग्धतनुर्बाहुवृत्तगलः ॥ ४० ॥७ 


-इ७८ सारावली 


यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिंह राशि का प्रथम नवांश हो तो 
जातक-अल्प पेट वाला; प्रचण्ड (तीक्ष्ण), लालिमा से युक्त नाक का अग्रभाग व विशाल 
- मस्तक चाला, वीर ऊँचा व मांस से युक्त वक्षस्थल ( छाती ) वाला होता हे । 
यदि जन्म के समथ लग्त में सिंह राशि व सिंह राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक--ऊँचा व विशाल मस्तक वाला, चौकोर देहधारी टेढ़े नेत्र वाला, लम्बे हाथ 
वाळा, ऊंची छाती वाला और स्थूल व उग्र नासिका वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिह राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--रोम से ग्रत विस्तृत हाथ वाला, चकोर के समान नेत्रतल वाला, त्यागी, ऊँची 
-नाक वाला, चिक्कण देहधारी और गोळ हाथ व गला वाला होता है ॥ ३८-४० ॥। 
सिह राशिस्थ चतुर्थ, पतचम, षष्ठ नवांश का फल 
घुतमण्डगोरगात्रो दीर्घासितलोचनो मृदुशिरोज: । 
मिन्नध्वनिइचतुर्थे पृथुकरचरणरच भेककुक्षिः स्यात्‌ ॥ ४१ !। 
घण्डाडिरोऽल्पकेशो सितघोणाक्षश्‍च लोमशांगतनुः: । 
लम्बोदरप्रचण्डो दंष््रोत्कटपीनहुन्मव्ये ॥ ४२॥ 
स्रस्ताल्परोममुतिः स्निग्धसमासितविलोचनो दोघं: ¦ 
इयामः स्त्रीणां चतुरो निकत्यनो वावयपण्डितः षष्टे ॥ ४३॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का चौथा नवांश हो तो 
-जातक--मक्खन के समान सफेद शरीर वाला, लम्बी व काली आँख वाळा, कोमल 
केश वाला, भिन्न ( पृथक्‌ ) शव्द वाला, स्थूल हाथ व पैर वाला और मेढक के समान 
"पेट वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का पाँचवाँ नवांश हो तो 
जातक--घण्टा के समान मस्तक वाला, छोटे केश वाला, सुन्दर वा स्वच्छ नाक व 
आँख वाला, रोम से युक्त देहधारी, लम्बा पेट वाला, उग्र प्रकृति, विकार से युक्त दांत 
वाला और मोटी छाती वाला होता है । 
यदि जन्म के समय ळग्न में सिंह राशि व सिह राशिका छठा नवांश हो तो 
-जातक--प्रशस्त व थोड़े रोम से युक्त शरीरधारी, चिकने समान व काले नेत्र वाला, 
लम्बा कद वाला, काला वणे, स्त्रियों के मध्य में चतुर, बकवादी और वाणी से पण्डित 
होता है ॥ ४१-४३ ॥ 
सिह राशिस्थ सप्तम अष्टम नवम नवांश का फल 
दीर्धाननः सिराळः पीनतनुः स्त्रीषु : दुर्भगः कृष्ण: । 
स्यात्सतमे सुचण्डो रोमचितः कूटनिष्ठुराभाबी ॥ ४४॥ 
उत्कु्टवाक्स्थिरांगः "सुभगो गम्भीरहग्विकर्सा च। 
निःस्वः कूटकरः स्यादष्टमभागे प्रसुतत्च ॥ ४५ ॥ 


पश्चा अध्याय ४७९ 


रासभमुखोऽसिताक्षो व्यालम्बभुजः सुपाष्णिजद्धइच । 
इवासनिवीडितवक्षा नत्रमांदो जायते मनुजः ॥ ४६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का सातवां नवांश हो तो 
जातक्र--लम्बा मुख वाला, नसों से युक्त, मोटा शरीर वाला, स्त्रियों का द्रोही, काला 
वर्ण, उग्र प्रकृति वाला, रोम से युक्त शरीर और कपटता से युत कठोर बोलने वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक--अच्छी वाणी वाला, स्थिर देहधारी, सौभाग्यवानु, गम्भीर दृष्टि वाला दूषित 
कार्यकर्ता और नकली वस्तु बनाने वाला होता है 
यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिंह राशिका नवां नवांश हो तो 
जातक गधा के समान मुख वाला, काले नेत्र वाला, लम्बे हाथ वाला, सुन्दर एड़ी व 
जांघ वाला और श्वास रोग से पीडित छाती वाला होता है ॥ ४४-४६ 1 
॥ इति सिंहे ॥ टा 
कन्या राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
सारंगाक्षो वक्ता प्रदानसम्भोगवान्धनाढ्यशच । 
इयामोन्नतहृदयः स्यात्षष्ठे प्रथमांशके जात: ॥ ४७ ॥ 
पूर्णाननः "सुचक्षः *स्निग्धो सुदुवादशीलइच । 


लम्बोदरइचल: स्याद्द्वितीयभागे महोरुइच ॥ ४८॥ 
स्फुटनासिकापुटः स्यात्प्रशस्तपादइच पीनतनुभुजः3 । 
विस्पष्टवाक्व गौरः कन्यासु सुह्दत्तृतीयेञ्हो ॥ ४६ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का पहिला नवांश हो तो 
जातक--हिरन के समान नेत्र वाला, वक्ता, दानी, भोगी, धनवानु, कृष्णवणं और 
ऊँची छाती वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक पुणं अर्थात्‌ सुन्दर मुख वाला, सुन्दर नेत्रधारी, कान्तिमान्‌ वा चुगल खोर वा 
कलह प्रेमी, सुन्दर बोलने में तत्पर, लम्बा पेट वाला, चञ्चल ओर मोटी जाँघ वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय कन्या लग्न में कन्या राशि का तीसरा नवांश हो तो जातक- 
'फटी हुई नाक के पुट वाला, सुन्दर पैर वाला, मोटे हाथ वाला, अस्पष्ट वाणी वाला, 
गौर वर्ण और सुन्दर हृदय वाला होता है ॥ ४७-४६ ॥ 
“कन्या राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
शतवान्खीषु च रमते सुकुमारो मधुररक्तगोरइच 1 
तीक्ष्णश्‍चतुर्थभागे प्रबोधनो5घ:कृशो द्विमूर्धा च॥५०॥ . 


१ वक्षा । २ पिशुनः कलहप्रियः सुगूढवया । ३ पाणि । 


४८० सारावली 


स्थुलोष्ठबाहुरुन्नततनुः पृथुशिरोरुहांसः स्यात्‌ । 
पः्चमजः पृथुवक्षा पराश्रयोद्वद्धजंघशच ॥ ५१ ॥ 
स्निग्धच्छविः सुवाक्यः शस्ततनुः शाखक्कतमतिप्रचुरः । 
लिपिलेख्यकलाभिज्ञः सुमनाः षछांशजी विहारी च ॥ ५२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या रारि का चौथा नवांश हो तो 
जातक- शास्त्र का ज्ञाता, स्त्रियों में अनुरक्त, कोमलाङ्क, सुन्दर लालिमा से युक्त 
सफेद वर्ण वाला, उग्र, बुद्धिमानु, नीचे का भाग दुर्बल और दो मस्तक वाला होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का पाँचवाँ नवांश हो 
तो जातक मोटे ओष्ठ व हाथ वाला, ऊंचा शरीर वाला, मोटे केश व कन्धा वाला, 
विशाल वक्षस्थल, दूसरे के अधीन और पुष्ट जांघ वाला होता है । 


यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का छठा नवांरा हो तो. 


जातक स्वरूपवानू, सुन्दर वाणी का, प्रशस्त देहधारी, शास्त्र कर्ता, अधिक वुद्धिमान्‌,- 
लिपि-लेख्य-कला का जानकार, प्रसन्नचित्त और घूमने वाला होता है ॥ ५०-५२॥ 
कन्या राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
हस्ववदनोन्नतांस: स्निग्धभुजोऽन्ते च केशगौरः स्यात्‌ । 


सक्षमजः पृथुजठरः पृथुतरचरणोऽम्बुभीरुशच ॥ ५३॥ 
सुकुमारगो रदी दिचत्रोन्नतदुकप्रचण्डमानी स्यात्‌ । 
व्यालम्वपी नवाहुः पिंगलरोमाष्टमे जात: ॥ ५४॥ 


ख्यातो मृदुसुखर्मूर्तिवशालनेत्रो बलासदृदासत्त्वः । 
चतुरो नवर्मेश्शे  स्यान्नतांसलेख्यादिविद्दांदच ॥ ५५ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का सप्तम नवांश हो तो 
जातक---छोटा मुख वाला, ऊचे कन्धा वाला, स्वस्थ हाथ वाला, अन्त समय में सफेद 
केशवाला, विशाल पेट वाला, अधिक मोटे पैर वाला और जल से भय करने वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक--सुन्दर कोमल सफेद वणं, विशाल देहधारी, विचित्र ऊँची आँख वाला, उग्र, 
अभिमानी, लम्बी मोटी भुजा ( हाथ ) वाला और मधु के समान पिङ्गल रोम वाला 
होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का नवाँ नवांश हो तो 
जातक--प्रसिद्ध, कोमल सुख स्वरूप, विशाल नेत्रधारी, अतुल्य बळवानु, चतुर, नत 
कन्धा वाळ, व लेखादि का विद्वानु होता है ॥ ५३-५५ ॥ 
॥ इति कन्यायाम्‌ ॥ 


2000 सी क” of गे मे यया महा 


es NF «७४53 


ns 


३१ पञ्चाश अध्याय ४८१: 


तुला राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
गौरो विशालनेत्र: इलाघी दीर्घाननो5थंगोप्ता स्यात्‌ । 


नवपण्यकर्मकुशलस्तु लाधराद्य राजः सुविरुपात: ॥ ५६ ॥ 
प्लुतमण्डलनेत्रः स्यात्कराळदन्तो निमग्नमध्यस्तु । 
युगले विस्मृतनेत्रः कुतनुर्घनसंहतभ्चूश्च ।। ५७ ॥ 
गौरोअश्वमुखः सुरदो महोन्नताक्ष: कृशोऽपि लब्धयद्या: । 
दीघंकरोरुहघोणस्तृतीयजः स्यात्सुचरणश्च ।। ५८ ।! 


यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का पहिला नवांश हो तो ] 
जातक--सफेद वर्ण, विशाल नेत्र वाला, अपनी प्रशांसा सुनने व कहने वाला, लम्बा 
मुख वाला, धन को छिपाने वाला अर्थात्‌ धन रक्षक, नवीन व्यवसाय के कार्य में चतुर 
और प्रसिद्ध होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक--अधिक विशाल गोल आँख वाला, विकराल ( उच्च ) दाँत वाला, पतली या 
टेढी कमर वाला, विस्तृत हृदय वाळा, कुत्सित देहधारी और सघन मिली हुई भौंह 
वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुळा राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--सफेद वर्ण वाळा, घोड़े के समान मुख वाला, सुन्दर दाँत वाला, बड़ी व ऊँची 
आँख वाला, दुर्वेल, यश प्रात कर्त्ता, लम्बे नख व लम्बी नाक वाला व सुन्दर पैर वाला 
होता है ॥ ५६-५८ ॥ 
तुला राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
तन्वंसबाहुभीरुस्तून्नतदन्तः क्कशो मृगतरलहक्‌ । 
ह्वस्वनसः सुविषादी इयाभो शीलश्चतुर्थजो भबति ॥ ५६॥ 
गम्भोरहृविस्थरात्मा सुहृतियः पंचमे ह्यमानी स्यात्‌ । 
खरकेदाः समनेत्रो सध्यप्रतिळग्नघोणहृप्तश्च ॥ ६० ॥ 
पीनाङ्गो गोरः स्याद्विशाल्नेत्र: सुनासिकावंशः । 
स्निग्धनखः सुनयज्ञः षष्टेऽशे शझासतरविज्जातः ॥ ६१॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राझि का चौथा नवांश हो तो 
जातक--दुर्वेल कन्धा व हाथ वाला, डरपोक, ऊचे दाँत वाला, दुर्वेल, हिरन के 
समान चन्चल नेत्रधारी, छोटी नाक वाला; सुन्दर विषाद ( क्षोभ ) से युक्त, कृष्ण वर्णे 
व सुशील होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुळा राशि का पाँचवाँ नवांश हो तो 
जातक--गम्भीर दृष्टि वाला. स्थिर आत्मा, मित्रों का प्रेमी, अलङ्कार से रहित, रूक्ष 
केशधारी, समान आंख वाला और गवं से युक्त चपटी नाक वाला होता है । 


४८२ सारावलो 


यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक--मोटी देह वाला, सफेद वर्ण, विशाल नेत्रधारी, सुन्दर नाक वाला, चिकने 
नख वाला, सुन्दर नीति ( न्याय ) का ज्ञाता व शास्त्रज्ञ होता है ॥५९-६१॥ 
तुला राशिस्थ सप्तम, ग्रष्टस, नवम नवांश का फल 
रक्तावदातम^तिमान्गुरुह्वस्वतनुः कुशो ललारे स्यात्‌ । 
लुब्धः  प्रचण्डडुग: सप्तमभागे मनस्वो च ॥ ६२॥ 
तुङ्कांसगण्डभोक्ता कठिनतनुर्दोघंकृष्णश्र: । 
निर्णक्तवाक्प्रशान्तः सहक्षस्त्वर्धमस्तकोऽएटमजः ॥ ६३॥। 
स्वक्षः प्रसन्नगोरः समचारुतनुः पटुः कलाभिरत: 1 
दाक्षिण्यहास्यनिरतो विटस्वमावो भवेन्नवमे ॥ ६४ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशिं व तुला राशि का सप्तम नवांश हो तो 
जातक--लालिमा से युक्त सफेद वर्ण वाला, बुद्धिमान्‌ मोटा व लघु कद शरीर, छोटा 
मस्तक, लोभी, उग्र स्वभावी और मनस्त्रो होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक ऊचे कन्धा व कपोल वाला, भोगी, कठोर देहधारी, लम्बी व काली भौंह 
वाला, निश्चित वाणी वाला, शान्त स्वभाव, सुन्दर वक्षःस्थल ( छाती ) वाला व 
खण्डित मस्तक वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशिका नवां नत्रांश हो तो 
जातक- सुन्दर नेत्रधारी, प्रसन्नचित्त, सफेद वर्ण, समान सुन्दर शरीरधारी, 
चतुर, कलाओं में लीन, चतुरता से युक्त व हुँसने में तत्पर और क्षुद्र स्वभावी 
होता है ॥ ६२-६४ ॥ 


॥ इति तुलायामु ॥ 
वृश्चिक राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
हस्वोन्नतोष्टघोणः सुललाटः स्याद्दुढाद्भगोरश्च । 
ददुरकुक्षिघंटको5्टम राशो प्रथमनवभागे ॥ ६५॥ 
गौरः पृथ्वायतहुदत्राहुस्तात्रोग्रदृर्द्ितीये स्यात्‌। 
उद्वृत्तवलनिहन्ता साहसङ्गदनल्पकेशश्च ॥ ६६ ॥ 


प्राज्ञो दृढांसबाहु: प्रयत्नकोशो विशुद्धवावयः स्यात्‌ । 
कानोनको वपुष्मानन्गोरो रुचिराधरस्तृतीयँञ्शे ॥ ६७॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वुरिचिक राशि व वृश्चिक राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक--लघु व उच्च ओठ व नाकवाळा, सुन्दर मस्तकधारी, पुष्ट व सफेद देह- 
घारी, मेढक के समान पेट वाला और दलाल होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वुश्चिक्र राशि का दूसरा नवांश हो 
तो जातक-गौर वर्ण, पुष्ट व विशाल हृदय एवं हाथ वाला, लाल व क्रोध युक्त नेत्र- 


धारी, शत्रु सेना के बल का नाशक, साहसी और अधिक केश वाला होता है । 
१ रति । | EE 


पञ्चाश अध्याय ४८३ 


यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का तीसरा नवांश हो 
मतो जातक-विंद्वानु, मजबूत कन्धा व हाथ वाला, प्रयत्न से धनी, विशुद्ध वाणी 
न्वाला होता है ॥ ६५-६७ ॥ 
बृश्चिक राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
परदारद्रोहरतिः क्षेप्ता घोरश्चतुर्थजो दीर्घः । 
इयामोऽसितकेश्राक्षो नटः प्रगत्भश्च पीनरोमांसः ॥ ६८ ॥ 
गम्मीरश्ताञ्राषो मग्ननसः पञमे घीरः। 
सृष्टोदरोग्रकर्मा व्यस्तदृढाङ्को यशस्वी स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
धृष्टो वरिएबुद्धिः पृष्टठोच्चनसो गम्भीरसत्वः स्यात्‌ । 
सुनयः प्रचण्डकर्मा षछे दक्षोऽल्पकचघनश्चुश्च ॥ ७०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का तीसरा नवांश हो 
तो जातक-_दूसरे की स्त्री व विद्रोह में तत्पर, कायं प्रेरक या कार्य में नियुक्ति कर्ता, 


शैयंवान्‌, दीघं देहधारी, कृष्ण वर्ण, काले केश व काले नेत्र वाला, नट (नाचने वाला) 
'धृष्ट, मोटे रोम व कन्धा वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्विक राशि व वृश्चिक राशि का पाँचवाँ नवांश 
हो तो जातक गम्भीर, लाल नेत्र वाला, चपटी नाक वाला, धैयेंवान्‌, शुद्ध उदर 
( पेट ) वाला, कठिन कायं कर्ता, विपरीत मजबूत शरीरधारी व यशस्वी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का छठा नवांश हो 
तो जातक--डोठ, उत्तम वृद्धि वाळा, ऊँची पीठ व ऊंची नाक वाला, अधिक वली, 
सुन्दर न्याय वाळा, उम्र कार्थ कर्ता, चतुर, वड़े केश वाला और सघन भौं वाला 
होता है ॥ ६८-७०॥ 
वृश्चिक राशिस्थ सप्तम, ग्रष्टम, नवम नवांश का फल 
. दारितमुखः स्थिराङ्कः प्रविकोणरद: शिरावनद्वाङ्कः । 
निम्नोदरः प्लुताक्षः स्रस्ततनुः सप्तमे भवेदंशं ॥ ७१॥ 
स्फुटिताग्रनसः कालो विपन्नशोलो झलीमसाद्भः स्यात्‌ । 
भिन्नोत्कटः शिरोजेः सत्त्यक्तमतिस्तथा्मजः ॥ ७२॥ 
गोरो मृगाङ्ृतिमृडुः प्रश्ञान्तपिद्भाक्षरोमदुढपीनः । 
सुसमेतश्च गुरूणां मतः प्रजातो नवसभागे ॥ ७३॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का सातवाँ नवांश 
हो तो जातक- खुले हुए मुख वाला, स्थिर देहधारी, छोटे-बड़े लघु बृहत्‌ दांत वाला, 
नसों से युक्त शरीर वाला, संकुचित पेट वाला, उत्तेजित नेत्र वाला और सुन्दर देह- 
धारी होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का आठवां नवाँश हो 
तो जातक- आगे से फटी हुई नाक वाला, काळ स्वरूप अर्थात्‌ कृष्ण वर्णे, विपत्ति से 
युक्त, दूषित देहधारी, बिखरे उत्कट केश वाला और बुद्धिहीन होता है । 


४८४ सारावलो 


यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का नवां नवांश हो 
तो जातक--सफेद वर्ण, हिरन के समान कोमल, शान्तचित्त, पिङ्गल नेत्र वाला, मोटे 
मजबूत रोम वाला, सुन्दरता से युक्त और गुरुजनों से सम्मत होता है ॥७१-७३॥ 


धनु राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
सुब्रृहन्नसोजदृष्टिः स्फुटाग्रभाषी सुदन्तरोमा च। 
गौरः सुबद्धवृषणश्चापाद्यांशे प्रचण्डः स्यात्‌ ॥ ७४॥ 
प्रोत्तुङ्खशिराः स्थिरविहिस्तोर्णाक्षो गुरुस्िगूरुशच । 
विकृताग्रनसो दीर्घो महाहनुः स्यादष्ठितीयेऽशे ॥ ७५॥ 
शिक्षाशाख्मतिज्ञः प्रगल्भगम्भी रसूर्तिसुनयञ्च । 
ख्रीवल्ळभो मनस्वी ठृतीयजो हास्यदिल्पज्ञः ॥ ७६॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का पहिला नवांश हो तोः 
जातक- सुन्दर बड़ी नाक वाला, विषम दृष्टि, स्पष्ट व आगे वोलने वाला, सुन्दर दाँत 
व रोम से युक्त, गौरवर्ण, सुन्दर दृढ अण्डकोश वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का दूसरा नवांश होतो 


जातक--उन्नत मस्तक वाला, स्थिर ज्ञाता, विशाल: नेत्रधारी, मोटी कमर व मोटी 
जाँघ वाळा, नाक का आगे का भाग विकार से युक्त, छग्बी आकृति और स्थूल ठोड़ी 
चाला होता है । 


यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु रारि का तीसरा नवांश हो तोः 
जातक- शिक्षा व शास्त्र में उत्तम मति ( बुद्धि ) वाला अर्थात्‌ ज्ञाता, प्रौढ़, गम्भीर 
स्वरूप, सुन्दर न्याय का जानकार, स्त्री का प्यारा, मनस्वी और हास्य व चित्रकारीः 
का ज्ञाता होता है॥ ७४-७६ ॥ 
घनु राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चस, षष्ठ नवांश का फल 
दक्षो मधुमण्डळद्ग्गोरः कच्छपविवृद्धकुक्षिश्च । 
प्राज्ञो नटः सुकेशः पृथुशुभमूतिइ्चतुर्थ स्यात्‌ ॥ ७७॥ - 
पुथुकर्णनेत्रवदन: प्रबद्धहरिविग्रहो महाझू: स्यात्‌ । 
पीनोन्नतांसहन्ता पच्चमजो गुढरोमद्ढबुद्धिः ॥ ७८ ॥ 
स्निग्धासितान्तपुथुदुकू महालूछाट: सुर्भातिकाव्यरत: । 
पृ थुपीनमुखो हीनः षष्ट विदृत्कथ: सुधन: ॥ ७६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का चौथा नवांश होतो 
जातक--चतुर. शहद के रङ्ग के समान गोल आँख वाला, सफेद वर्ण कछुए के समान 
पेट वाला, बुद्धिमानु, नाचने वाला, सुन्दर केशधारी और विशाल सुन्दर शरीरधारी 


होता है । 


पञ्चाश अध्याय ४८५ 


यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनुराशि का पाँचवां नवांश हो तो 
जातक--विशाल कान आँख व मुख वाला, सुगठित सिंह के समान शरीरधारी, बड़ी 
'भौंह वाला, मोटे कन्धे वाला, हिंसक, रोम रहित और स्थिर बुद्धि वाळा होता है। 

यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशिका छठा नवांश हो तो 
जातक--स्निग्ध काले प्रान्तों से युक्त विशाल नेत्र वाला, बड़ा मस्तक वाला, सुन्दर 


स्वरूप, काब्य में तत्पर, मोटा व विशाल मुख वाला, असहाय, विद्वत्ता पूर्णं वाणी 
जाला और सुन्दर धनी होता है ॥ ७७-७६ ॥ 


धनुराशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
इयामो मुदुर्वचस्वी तुंगशिराः सङ ग्रहानुसन्धिरतः । 
दीघो विशालनयनो दाक्षिण्यचण्डश्व समजः ॥ ८० ॥ 
चिपिटाग्रनासिकः स्याद्विस्तीणेशिराः सुबद्धवेरशच । 
बि्रान्तदुकप्रलापी? गुरुषवमिमतोऽष्टमांशभवः ॥ ८१॥ 
गोरो हयाकृतिमुखो दीर्घासितदुक्‌ तथाल्पवाक्यः स्यात्‌ । 
सत्यः सतां विषादी नवमे कुटिळोरुजंघशच ॥ ८२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु रारि व धनुराशि का सातवाँ नवांश हो तो 
:जातक--काले वणं का, सरल स्वभाव, वाणी का पालक, उन्नत मस्तक वाला, संग्रह 
करने में व अनुसन्धि में तत्पर, लम्बा कद, विशाल नेत्रधारी, चतुर व उग्र होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न प्रें धनुराशि व धनुराशि का आठवां नवांश हो तो 


'जातक--आगे से चपटी नाक बाला, विशाल मस्तक वाला, शत्रुता करने वाला, भ्रान्त 
इष्टि, प्रलापी और गुरुजनों का प्रिय पात्र होता है । 


यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशिका नवां नवांश हो तो 
-जातक--गौर वण, घोड़े के समान मुख वाळा, विशाल काले नेत्र वाला, मितभाषी, 
-सज्जनों में सत्य बोलने वाला, विपादी, टेढे घुटना व जाँघ वाला होता है ॥८०-८२॥ 


॥ इति धनुषि ॥ 
सकर राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
विरलाग्र रद: इयामः प्रभिन्नवाक्यजरशि रोजवरनासः । 
गीताध्वहास्यनिरतो मकराद्ये चधनः छुशांग: स्यात्‌ ॥ ८२॥ 
अळसशठः कुटिलनसो गीताभिरर्तिवशाळदेहरच । 
प्रचुरांगनासु निरतो बहुभाषी स्याद्द्वितीयजः कल्प्यः ॥ ८४॥ 
गान्धर्वकलाकामः ख्यातांगो गोरदृक्सुमनसः । 
बहुमित्रबन्धुरतिमांस्तृतीथजः स्विष्टकर्मा च॥ ८५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक-_आगे के पतले दाँत वाला, कृष्ण वर्ण, अल्पभाषी, केशहीन, सुन्दर 


१ भाषी । 


४८६ सारायळो 


नासिका वाला, सङ्गीत-हास्य व मागें में लीन, अस्थिर, धनी और दुर्बल शरीरधारी' 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर रारि व मकर राशि का दूसरा नवांश होतो 
जातक--आरूसी, धूर्त, टेढ़ी नाक वाला, सङ्गीत का प्रेमी, विशाल देहधारी, अधिक 
स्त्रियों में लीन, अधिक बोलने वाला और चतुर होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशिका तीसरा नवांश 
हो तो जातक--सङ्गीत का प्रेमी, प्रसिद्ध देहधारी, सफेद आँख वाला, सुन्दर मन 
वाला, अधिक स्त्रियों से युक्त, बान्धव प्रिय और इच्छित कार्य का साधक होता 
है ॥ ८३-८५ ॥ 
सकर राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
रक्तासितवत्ताक्षो महाललाटभुजदुबंलांगकर: । 
भवति हि विकीर्णकेशइचतुर्थजो विरलदन्तवावय: स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
उद्गण्डघोणकुक्षिभंवति हि भोक्ता सुनासिकावंदाः । 
इयामो वृत्तोरुभुजः पञ्चमभागे स्थिरारम्भः ॥ ८७॥ 
स्निग्धच्छविः सुवेषः कामरतः सुकष्मसमरदसुवक्ता । 
षष्टांशजः पृथुहनुर्महाललाटः पुमान्भवति ॥ ८८ ॥। 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का चौथा नवांश हो तोः 
जातक--लाल व काले गोल नेत्र वाला, मड़े मस्तक वाला, दुर्वल हाथ व शरीर वाला, 
फैले हुए केश वाला, पतले दाँत वाला और अल्पभाषी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का पाँचवां नवांश हो 
तो जातक--उच्च कपोल नासिका व पेट वाला, भोगी, सुन्दर नासिका के छिद्रों से 
कृष्ण वर्ण, गोल जाँघ व हाथ वाला और स्थिर कार्यरम्भी होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक--कान्तिमान्‌, सुन्दर वेषधारी, कामी, छोटे समान दाँत वाला, सुन्दर वक्ता; 
मोटी ठोड़ी वाला और विशाल मस्तक वाला होता है ॥| ८६-८८ ॥ 


सकर राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवम नवांश का फल 
इयामोऽलसः सुभाषी कु १चितकेशो ब्रृहत्तनुः कठिनः । 


मृदुपादपाणिमतिसान्सप्तमजः शीलसम्पन्नः ॥ ८९ ॥ 
गम्भी रदृवसुधोणो रक्तास्यो भिन्ननखशिरोजः स्यात्‌ । 
उद्बद्धतनुः रक्तोञ्ट्मजो घटपृथुललाटव्च ॥ ६० ॥। 


विपुलाक्षिहृत्सुमेधाः पुणंमुखो गीतवाद्यनिरतशच । 
माधुयंसत्त्वयुक्तः साधुनंवमे भवेत्सुजन: ॥ ९१ ॥ 


१ रूक्षितदेहो । 


पञ्चाश अध्याय ४८७ 


यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का सातवाँ नवांश 
हो तो जातक--कृष्ण वर्ण, आलसी, सुन्दर बोलने वाला, घु घराले केश वाला, 
विशाल देहधारी कठोर, कोमल पैर व हाथ वाला, बुद्धिमान्‌ और सुशील होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का अठवाँ नवांश 
हो तो जातक--गम्भीर हृष्टि वाला, सुन्दर नाक वाला, लाल मुख, छिन्न नख व 
केश वाला, उद्वद्ध देहधारी, पमर्थ्यवानु और घड़े के समानविशाल मस्तक वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशिका नवाँ नवांश हो 
तो जातक--विस्तृत नेत्र और हृदय वाला, सुन्दर बुद्धिमान, सुन्दर मुख वाला, 
गाने व बजाने में लीन, मधुर (मीठा), बलवान्‌, सज्जन और अच्छे मनुष्यों से युक्त 
होता है ॥ ८5-४१ ॥ 
1 इति मकरे ॥ 
कुम्भ राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
इयामो मृदुः कुशांगः पीनहनुः शास्रकाव्यमतिः। 
कामी रतिमान्क्ान्तः कुम्भस्याद्यांदाके भमवेज्जातः॥ ९२ ॥ 
त्वङ नखदुष्टिशिरोजंः खरंशच सुविपन्नवत्सलः साधु: । 
दीर्घो विशिरा मुखो द्वितीयभागे भवेज्जातः॥ ६३ ॥ 
संसक्ततनुः प्रमदाप्रियशच वेडूयंकान्तिधरः । 
शास्तरार्थवित्प्रवक्ता तृतीयनवभागसंजातः ॥ ६४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक काले रङ्ग का, सरल स्वभाव, दुर्वेल देहधारी, मोटी ठोड़ी 
वाला, शास्त्र व काव्य में दत्त बुद्धि वाला, कामी, प्रेमी और सुन्दर स्वरूप वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक-- कठोर खाल नख इष्टि व केश वाला; दुःखियों का प्रेमी, सज्जन, लम्वा 
कद, विशिष्ट मस्तक वाला और मूख होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--अव्यवहित देहधारी, स्त्रियों का प्रेमी, वेद्यं मणि के समान स्वरूप वाला, 
शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता व प्रवक्ता होता है ॥ ६२-९४ ॥ 
कुम्भ राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
कान्तानुरतो गोरो विदारितास्यो रिपुप्रणाशकरः। 
गम्भोरधीरसत्तवशचतुर्थजो भोगरतियुक्तः ॥ ६५॥ 
स्पष्टार्थवित्कलाज्ञ: खररोमधराङ ्रिरुग्र स्यात्‌। 
संरुद्धगण्डकणंः पञ्चमजः कृष्णवर्णश्च ॥ ८६६॥ 


४८८ सारावलो 


व्याप्नानन: प्रगल्भः कुञ्चितकेशः सुनिश्चितार्थशच । 
व्याळमृगोरगहन्ता षष्टेऽशे वल्लभो नृपतेः ॥ ६७ ॥। 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का चौथा नवांश हो तो 
| जातक स्त्री का अनुगामी, गौरवर्ण, फटे हुए मुख वाला, शत्रुओं का नाशक, गम्भीर, 
" घैयेंवानू, बलवान्‌, भोगी व रतिमान्‌ अर्थात्‌ प्रेमी होता है । 
यदि जन्म के समय रूग्न:में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का पाचवाँ नवांश हो तो 
जातक--स्पष्ट अर्थ का ज्ञाता, कलानित्‌, कठोर रोमयुत पैर वाला, उग्र स्वभाव, 
संकुचित कपोल व कान वाला और काले वर्ण का होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का छठा नवांश हौ 
तो जातक- सिंह के समान मुख वाला, प्रगल्भ ( प्रौढ़ ) घुँघराले केश वाला, 
इृढ्‌ संकल्प, दुष्ट हाथी, हिरन व सर्प मारने वाला राजा का प्रिय होता 
'हे॥ ६५-९७ ॥। 
कुम्भ राशिस्थ सप्तस, अष्टस, नवम नवांश का फल 
मेषाक्षिमुखस्तीक्ष्णो ग्राम्यरतिः स्त्रोषु परिभतः । 
पित्तरर्गादतदेहः सप्तमज: सत्त्वधृतियुक्तः ॥ ६८ ॥ 
स्थिरसत्त्ववुद्धिरतिमान्नरेन्दयोधो नरेश्वरः सुभग: । 
स्थुलरदो विपुलाक्ष: कुम्भे स्यादएमेंडशके पुरुष: ॥ && ॥ 
इयासः सम'ग्रदरानो विशेषितः सुधनदारपुत्रश्‍च । 
नवमांराजः सुवाक्यः प्रथितः शक्तो भवेत्पुरुषः ॥ १०० ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ का सप्तम नवांश होता 
जातक--मेष ( वकरा ) के समान नेत्र व मुख वाला, उग्न स्वभाव, गाँव में प्रेम करने 
वाला, स्त्रियों में अपमानित, पित्त रोग से पीड़ित देहवाला, वलवानु ओर धैर्यवान 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का आठवाँ नवाँश हो तो 
जातक--स्थिर वल-बुद्धि व प्रेम से युक्त, राजसैनिक या राजा, सुन्दर ऐश्वय से युक्त 
मोटे दाँत वाला और विशाल नेत्र वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का नवाँ नवांश हो तो 
जातक-- इयामवर्ण, विशेषता से युक्त समस्त दाँत वाला, सुन्दर धन, पुत्र, स्त्री से 
युक्त, सुन्दर वाणी वाला, प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान्‌ होता है ॥ ६८-१००॥ 
॥ इति कुम्भे ॥ 
मीन राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
गोरोऽपि रक्तदेहः प्रभान्ुदुखोमतिप्रचलचित्तः । 
हृस्वगलः छशमध्यो मीनस्याद्यांके पुरुषः॥ १०१ ॥ 


१ वदना । 


पञ्चाश अध्याय ४८९ 


१प्थुपीनभग्ननासः क्रिपापदुर्मासभुग्रुचिरदेहः । 
काननपवंतचारी बृहच्छिराः स्यादुद्वितीयांशे ॥ १०२ ॥ 
गोरः दाठः सुचक्षुः ास्ततनुधर्मवान्सुविद्वाश्च । 
दाक्षिण्यवान्विनीतस्तृतीयजो रूपवांश्रतुरः ॥ १०३॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का पहिला नवांश हो तो 
जातक--सफेद वर्ण भी लालिमा से युक्त देहधारी, कान्तिमान्‌, सरल स्वभाव, स्त्री 
बुद्धि, चञ्चल चित्त, छोटा गला और दुर्वेल कमर वाला होता है 1 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक--मोटी विशाल टेढ़ी नाक वाला व क्रोधयुक्त नाक वाळा, कार्यकुशल, मांस 
भोजी, सुन्दर शरीर वाला, वन व पर्वत में घूमने वाळा और बड़े मस्तक वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--गौर वर्ण, धुत, सुन्दर नेत्र वाला, प्रशस्त देहधारी, धर्मात्मा, सुन्दर विद्वानु, 
-चतुरता से युक्त, नम्र स्वभाव और चतुर (सुन्दर) स्वरूपवान्‌ होता है॥ 
१०१-१०३ ॥ 


सीन राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 

गुणवान्विपन्तशीलः प्रवृद्धसेवो क्रियापटुः विद्वान्‌ । 

सत्त्वाधिको नयज्ञस्तुङ्गनसः स्याच्चतुथ तु ॥ १०४॥ 

दीर्घोऽसितः प्रतापी तुद्काङ्कः स्वल्पनासिकः स्वक्षः । 

हिसारतिः शुभरदो दुष्प्रसहः पश्चमे प्रलापी स्यात्‌ ॥ १०५॥ 

कान्तः प्रतापगुणवास्प्रसन्नवंशोऽल्पनासिको मानी । 

तिर्यग्वदनः ख्यातः षष्टेऽशे स्यात्तया निपुणः ॥ १०६॥। 

यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का चौथा नवांश हो तो 

'जातक--गुणी, विपत्तिग्रस्त, वुद्धों का सेवक, कार्यकुशल, विद्वानु, वडा वलवान्‌, नीति 
ज्ञाता ओर ऊंची नाक वाला होता हैं । 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का पाँचवाँ नवांश हो तो 
जातक--अधिक कृष्णवणं, प्रतापी, उच्च देहधारी, छोटी नाक वाला, सुन्दर नेत्रधारी, 
हिंसा प्रेमी, सुन्दर दाँत वाला, असह्य और व्यर्थ बोलने वाला होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक- सुन्दर प्रतापी, गुणी, प्रसन्न कुल वाला, छोटी नाक वाला, अभिमानी, टेढ़ा 


मुख, प्रसिद्ध और चतुर होता है ॥ १०४-१०६ ॥ 


“१ पृ तुषी नमुग्रनासः । २ पटुर्वीरः । 


४८६० * सारावलो 


सीन राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
पुरुषामिमानपरकृद्धमरुचिः श्रेष्टकश्न सचिवः स्यात्‌ । 
प्रबलो विषादशील: *दाठो5स्थिरः ससमे भागे ॥ १०७॥ 
दीर्घो बृहच्छिरा: स्यात्कृशोऽळसो रूक्षनेत्रकेशश्व । 
मन्दात्मजोऽर्थनिरतो रणकुशलो ह्यएमे भागे ॥ १०८॥ 
हृस्वो मृडः सुधीरो विशालवक्षोक्षिनासिकः स्निग्ध: । 
२बिहिताद्भबुद्धिगुणवान्नवमेंऽशो स्यात्पुमान्छ्यातः ॥ १०६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का सातवाँ नवांश हो तो. 
जातक-अभिमानी, दूसरे के धर्म में प्रेम करने वाला, श्रेष्ठ, मन्त्री, बलवान्‌, विपादी, 
धूते और चञ्चल होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का आठवाँ नवांश हो तो 
जातक--लम्बा कद, बड़े मस्तक वाला, दुर्वल, आलसी, शुष्क नेत्र व केश वाला, अल्प 
पुत्र वाळा, धनलोळूप और युद्ध में निपुण होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का नवाँ नवांश हो तो 
जातक--वामन काय, सरल स्वभाव, सुन्दर, धैयेवान्‌, विशाल छाती नेत्र व नाक 
वाला, कान्तिमान्‌, विशाल देह ओर बुद्धि वाला, गुणी और विख्यात होता 
है ॥ १०७--१०९ ॥ 
॥ इति मीने ॥ 
द्वादशांश फल कथन 
यत्प्रोक्तं राशिफल द्वादशाभागेऽपि तत्फलं वाच्यम्‌ । 
सप्तमभागसमानं झोषेषु विनिदिशोत्प्राज्ञः ॥ ११०॥ 
यहाँ जो राशि फल का कथन किया है वह फल द्वादशांश में भी कहना 
चाहिये । तथा शेष वर्गो में सप्तमांश के समान विद्वानु व्यक्ति को फल कहना 
चाहिये ॥ ११० ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां नष्टजातकाध्याये नववगंगुणचिन्ता 
नाम पञ्चाशोऽध्यायः ।। 


एकपञ्चाशोऽध्यायः । 


प्रश्‍न लग्न से जन्म के अयन का ज्ञान 
प्रदनकाले विळग्नस्य ुर्वार्धेऽप्युत्तरायणे । 
अपरे दक्षिणे न्र याज्जन्मसम्पूच्छतो बुध: ॥ १॥ 


१ शठः । २ वित । ३ प्रोक्तांशादि । 


एकपञ्चारा अध्याय ४९१7 


यदि प्रश्‍नकालिक लग्न १ से १५ अंश के भीतर हो तो प्रश्‍नकर्ता का जन्म उत्त- 
रायण में होता है । यदि प्रश्‍नकालिक लग्न १६ से ३० अंश के भीतर हो तो प्रशन-- 
कर्ता का जन्म दक्षिणायन में होता है॥ १॥ 
बृ०जा० में कहा है-“आधानजन्मापरिवोधकाले संपृच्छतो जन्म वदेदू विलग्नातु ।* 
पूर्वापरार्धे भवनस्य विन्द्याद्‌ भानावुदग्दक्षिणगे प्रसुतिम्‌, (१६ अ० १ इलो०) ॥ १॥ 
विशेष--इस अध्याय में नष्ट जातक की कुण्डली का विधान वर्णित है। जिस 
मनुष्य का आधान काल व जन्मकाल अज्ञात हो तो उसका जन्मकाल प्रश्‍न लग्न से 
ज्ञात करके फलादेश कहना चाहिये । जन्मकाल ज्ञात होने पर ही शुभाशुभ फल 
का ज्ञान होता है । जन्म काल अज्ञात होने पर जिस प्रकार से उसका ज्ञान होता 
है उसको “नष्ट जातक' कहते हैं । कहा है--'तस्मिनु प्रनष्टे सति जन्मकालो येनो-- 
च्यते नष्टकजातकं ततु' ॥ १ ॥ 
ऋतु व सास का ज्ञान 
ऋतुर्वाच्यो दृगाणांदो लग्नसंस्थेऽपि वा? ग्रहैः । 
अयनस्य विलोमे तु परिवतंः परस्परमु ॥ २॥। 
झाशिज्ञगुरुिः सार्धं सितळोहित सूर्यजः । 
बरे क्काणेऽ्े भवेत्पूर्वे मासः पुर्वः परे परः॥ ३॥ 
प्रश्न लग्न में जो ग्रह हो उस ग्रह की ऋतु में जन्म समझना चाहिये । यथा--- 
यदि प्रश्न लग्न में सूर्य हो तो ग्रीष्म तरतु, चन्द्रमा हो तो वर्षा, मङ्गल हो तो 
ग्रीष्म ऋतु, बुध हो तो शरद ऋतु, गुरु हो तो हेमन्त, शुक्र हो तो वसन्त और शनि: 
हो तो शिशिर ऋतु समझना चाहिये । 
यदि अधिक ग्रह हों तो जो सब से वली हो उसकी ऋतु समझना चाहिये । 
यदि लग्न में कोई ग्रह न हो तो प्रश्‍न कालिक लग्न में द्रेष्काण राशि स्वामी ग्रह 
की ऋतु कहना चाहिए । 
यदि अयन और ऋतु में भेद हो जैसे लग्न का पूर्वाद्धे होने से उत्तरायण की 
प्राप्ति ओर लग्न में चन्द्रमा होने से वर्षा ऋतु होती है इस लिए भेद होता है क्योंकि ` 
उत्तरायण में वर्षा ऋतु नहीं होती है यह असम्भव है। अतः परस्पर परिवतंन से ऋतु. 
का ज्ञान करना चाहिये । अथवा यदि अयन व ऋतु में भेद हो तो चन्द्रमा, बुध, गुरु 
को क्रम से शुक्र, मङ्गल शनि के साथ परस्पर परिवतँन कर ऋतु का ज्ञान करना 
चाहिये । 
यदि द्रेष्काण का पूर्वार्ध हो तो ऋतु का पूर्वमास, उत्तरार्ध हो तो ऋतु का दुसरा 
मास जन्म का मास होता है क्योंकि १ ऋतु में दो मास होते हैं ॥ २-३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'ग्रीष्मोऽकंलग्ने कथितास्तु शेषैरन्यायनर्तावुतुरकंचारात्‌ । 
चन्द्रज्ञजीवापरिवतंनीयाः शूक्रारमन्दैरयने विलोमे । द्रेष्काणभागे प्रथमे तु पूर्वोः 
मासोः ` *( २६ अ० २-३ इलो ) ॥ 


१ गृहे । २ पूर्व: । 


"४€र सारावळी 


तिथि व जन्म काल का ज्ञान 
अनुपातात्तिथिः कल्प्या केचिदाहुरिनांदाजाम्‌ । 

द्रेष्काण के गतांश से अनुपात द्वारा तिथि का ज्ञान करना चाहिये । कोई-कोई 
-आचार्ये अनुपात द्वारा सूर्य के गतांश मानते हैं । ३ 3 ॥ 

वृ० जा० में कहा है--'अनुपाताच्च तिथिविकल्प्य०' (२६ अ० ३ इलो०)॥ ३३॥ 

विशेष--द्रेष्काण के पूर्वार्ध में ऋतु का पूर्व मास जन्म का मास होता है इसलिये 
`५ अंश में ३० तिथि, या ३० सूर्य के अंश, तो द्रेऽक्राण के गत अंश में क्या इस प्रकार 
-अनुपातद्वारा मास की तिथि का ज्ञान करना चाहिये । अर्थात्‌ द्रेष्काण के गतांश को 
३० से गुणा करके गुणन फल में ५ का भाग देने से लब्धि गत तिथि, या सूर्ये के भुक्तांश 
“होते हैं। शेष को १२ से गुणा करने पर घट्यादि या सूर्य की भुक्त कलादि समझना 
"चाहिये । इस घट्यादि या भुक्त कलादि से इष्ट घटी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

वृ» जा० में कहा है--अत्रापि होरापटवो ड्विजेन्द्रा: सूर्याशतुल्यां तिथिमुदूदिशन्ति 
“( २६ अ० ४ इलो० ) ॥ ३३ ॥ 


संवत्‌ जन्म का ज्ञान _ 
ऊग्नभागैट्विरभ्यस्तैः पञ्चभिर्ळभ्यते गुरः ॥ ४॥ 


वयोनुमानाद्वर्षाणि द्वादश द्वादश क्षिपेत्‌ । 
प्रश्‍न कालिक लग्न के भृक्तांशादि को दो से गुणा कर के पाँच का भाग देने से 
+रूव्धि राश्यादि गुरु होता है । उस गुरु के द्वारा प्रश्‍न कालिक गुरु से प्रश्‍न कर्त्ता की 
“आयु का अनुमान करके संवत्सर का ज्ञान करना चाहिये। गुरु एक राशि में १ वर्ष 
-मध्यमान से रहता है । इसलिये १२, १२ वर्ष के बाद उसी राशि में पुनः आता है । 


“इसी कारण से प्रश्‍न कर्ता को देखकर अनुमान द्वारा १२, १२ वर्ष जोड़कर जन्म 
-संवतु स्थिर करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


प्रकारान्तर से जन्मेष्ट ज्ञान-- 
द्य रात्रिनामधेयेषु बिलोमाज्जन्मसम्भवः ॥ ५॥ 
लूग्नभाग: क्रमेणैव चेला सृग्याऽनुपाततः । 
यदि प्रश्‍न कालिक लग्न दिन संज्ञक ( सिंह० क० तु० वु० कु" मी० ) होतो 
"रात्रि में जन्म और रात्रि संज्ञक ( मे० वु० मि० क० ध० म० ) प्रश्‍न लग्न हो तो 
दिन में जन्म जानना चाहिये । एवं लग्न के भुक्तांशों से दिनगत या रात्रिगत इष्ट 
“घटी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--रात्रियुसंज्ञेपु विलोमजन्म भागैशच वेला क्रमशो विकल्पाः” 
( २६ अ० ४ इलो० ) ॥ ५३ ॥ 
सतान्तर से जन्म राशि का ज्ञात 
लग्नत्रिभागराशीनां यो बली जन्नकृऱ्धचेत्‌ ॥ ६॥ 
शोर्षादि संस्पृशन्‌ प्रष्टा पृच्छेत्तद्राशिमादिशेतु । 
यावद्गतः शशो छग्नाच्चन्द्रात्तावति जन्मभः ॥ ७॥ 


र 


विद... Ri 


एकपञ्चाश अध्याय ४६२: 


मीनोदये वदेन्मीनं लग्नांदासहशयोदयम्‌ । 

प्रश्नलग्न राशि, पञ्चमस्थ राशि, नवमस्थ राशि, इन तीनों में जो राशि बली? 
हो वही प्रइनकर्ता की जन्म राशि होती है । 

अथवा प्रश्‍नकर्ता अपने शरीर के मस्तकादि अङ्ग का स्पर्श करके प्रश्‍न करे तो 
उस अङ्ग की कालपुरुष के आधार पर जो राशि हो वह उसकी जन्म राशि समझनी 
चाहिये । 

अथवा प्रश्‍नकालिक लग्न से चन्द्रमा जितनी राशि आगे हो उतनी ही राशि आगे 
चन्द्रमा से जो राशि हो वही जन्म राशि जाननी चाहिये ! यहाँ विशेषता यह है कि 
यदि प्रश्‍न कालिक लग्न में मीन राशि हो तो मीन ही जन्म राशि होती है। 

प्रश्‍नकालिक लग्न में जिस राशि का नवांश हो वही राशि प्रश्‍नकर्ता की जन्म 


के समय लग्न राशि होती है॥ ५३-७३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-'लग्नत्रिकोणोत्तमवींयुक्त' संप्रोच्यतेऽङ्ालभनादिभिर्वा 
(२६ अ० ५ इलोक ) 
'यावानु गत: शीतकरो विलग्नाच्चन्द्राद्‌ वदेत्तावति जन्मराशिः । मीनोदये 
मीनयुगं प्रदिष्टमु' ( २६ अ० ६३लो०॥ ५३-७३ ॥ 
जम्म लग्न ज्ञान 
छग्नाऱट्भानुदृगाणे च यावत्यर्काच्च तावति ॥ ८ ॥ 
विळग्नं कथयेत्प्राज्ञ इति शाखस्थ निश्‍चय: । 
प्रश्‍न कालिक लग्नस्थ द्रेष्काण से सूर्य जितनी संख्या के द्रेष्काण में हो उतनी 
ही संख्या में सूर्यं से जो राशि हो उसी को जन्म लग्न समझना चाहिये, यह शास्त्रों. 
का सिद्धान्त है ॥ ७३-८३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--होरानवांशप्रतिमं विळग्नं लग्नाद्रविर्यावति च हकाणे । 
तस्मादु वदेत्तावति वा विल्ग्ने प्रष्टुः प्रसूताविति शास्त्रमाह, ( २६ अ० ७२ इलो० ). 
॥ ७डे-८डे 11 
प्रकारान्तर से जन्स लग्न ज्ञान 
लग्नगे वीर्यगे वाऽपि च्छायांगुलहहते हृते ॥&॥ 
रविभिर्जन्स दिष्ट हि कथबेदधिशङ्कितः । 
तिष्ठतः शयनस्थस्य निविष्टस्योत्थितस्य च ॥ १०॥ 
लूग्नादिकेन्द्रवेश्मानि वदेज्जन्मविधी कमात्‌ । 
सावं विचायं सकलं यद्यतुल्यं तु तत्तया ॥ ११॥ 
यदि प्रश्‍न कालिक लग्न में ग्रह हो तो उस ग्रह की राश्यादि की कला बनाकर, 
यदि अधिक ग्रह हों तो उन मे जो सबसे बली हो उस राश्यादि की कला बनाकर 
प्रश्न कालिक पलभा से गुणा करके बारह का भाग देने से जो शेष हो वही जन्म 
लग्न राशि प्रइनकर्ता की होती है ऐसा निःशङ्क कहना चाहिये । 


~ सारावली 


यदि प्रश्‍न कर्ता खडा होकर प्रश्‍न करे तो प्रश्न लग्न को, यदि शय्या या विछोने 

“पर पड़ा हुआ प्रइन करे तो प्रश्‍न लग्न से चतुर्थभाव में जो राशि हो उसको, यदि बैठा 

'हुअ पूछें तो सप्तमभाव राशि को, यदि उठकर प्रश्‍न करे तो प्रश्‍न लग्न से दशम भाव 

“में जो राशि हो उसको जन्म लग्न समझना चाहिये । इस प्रकार लग्नादि समस्त केन्द्र 
“भावों का विचार करके तदनुसार फलादेश करना चाहिये ।। ८३-११ ॥ 

वृ० जा०में कहा है--'जन्मादिशेल्लग्नगे वीयंगे वा छायाइंगुलध्नो$केहते$वरिष्टम्‌ । 

आसीनसुप्तोत्यिततिष्ठताभं जाथासुखाज्ञोदयगं प्रदिष्टमु” (२६ अ० ८ इलो ०) 11८३-११॥ 


नक्षत्र ज्ञान , 
संस्कारनाममात्रा द्विगुणा च्छायांगुले: समायुक्ताः । 
न्रिघनविभक्ताच्छेषं नक्षत्रं तद्धनिष्टादि ॥ ६२॥ 


प्रश्‍नकर्ता का नामकरण संस्कार द्वारा जो नाम हो उस नाम की मात्राओं की 
“संख्या को २ से गुणा करके प्रश्‍नकालिक पलभा को जोड़कर २७ से भाग देने पर जो 
शेष वचे वह धनिष्ठादि से नक्षत्र जानना चाहिये '। १२॥ 
वृ० जा० में कहा है--'संस्कारनाममात्रा द्विगुणा छायाङगुळैः समायुक्ताः । शेषं 
“त्रिनवकभक्तान्नक्षत्रं तद्धनिष्ठादि' (२६ अ० १५ श्लोक) ॥ १२॥ 
समस्त नष्ट जातक ज्ञान प्रकार 
दृषसिहौ दशगुणितौ वसुभिमिथुनालिकी वणिङ्मेषो । 
मुनिभिः कन्यामकरो वाणेः शोषाः स्वसंमितैरेव ॥ १३ ॥ 
गुरुणा कुजेन भृगुणा बुधेन्टुभान्वाकिभिः क्रमशः । 
वर्षतुंमासतिथयो चू निशामनवांदावेलाइच ॥ १४ ॥ 
एवं क्रमेण हुत्वा स्वविकल्पविभाजिताच्छेषम्‌ । 
एवं भवन्ति सर्वे नवदानविशोधने च पुनः ॥ १५॥ 
प्रथम प्रश्‍न लग्न का कला पिण्ड बनाकर राशिस्थ गुणको से गुणा करना चाहिये 
यदि वृष या सिंह राशि प्रश्‍न लग्न में होतो लग्न कला पिण्ड को १० से गुणा करना, 
“मिथुन व वृश्चिक हो तो ८ से, तुला मेष हो तो ७ से, कन्या व मकर राशि प्रश्‍न 
-लग्न में हो तो से, शेष राशि होने पर अपनी राशि संख्या से अर्थात्‌ ककं राशि हो 
“तो ४ से, धनु हो तो ९ से, कुम्भ हो तो ११से, मीन हो तो १२ से गुणा 
करना चाहिये । 
यदि प्रश्‍नकालिक लग्न में कोई ग्रह हो तो राशि गुणित पिण्ड को ग्रह के गुणक 
से गुणा करना चाहिये । ग्रहों के गुणक ये है । सु० च० बु० श० का ५, मङ्गल का ८ 
गुरु का १० और शुक्र का ७ गुणक होता है । इस प्रकार पिण्ड बनता है इसको एक 
“स्थान में स्थापित करना चाहिये । 
यदि वर्ष ऋतु-मास का ज्ञान अभीष्ट हो तो पुनः पिण्ड को १० से गुणा करे, 
पक्ष या तिथि ज्ञान अभीष्ट होतो ७ से गुणा करै तथा लग्न नवांश व इष्ट काल के 
लिए ५ से गुणा करके अपने-अपने विकल्प से भाग देकर शेष तुल्य वर्ष मास आदि 
जानना चाहिए । 


एकपञ्चाश भध्याय ४९५ 


विकल्प इस प्रकार समझना चाहिये वर्ष का विकल्प १२०, ऋतु का ६, मास व 
पक्ष का २, तिथि का १५, नक्षत्र २७, लग्न का १२, नवांश का & भोर दिन रात्रि 
ज्ञान के लिए विकल्प २ होता है । 

इस प्रकार असंभव संख्या में ९ जोड़ने वा घटाने से जिस प्रकार अभीष्ट की 
सिद्धि हो वैसा ही करना चाहिए ॥ १३-१५ ॥ 

वृ० जा० में कहा है-- 'गोसिहो जितुमाष्टमो क्रियतुले कन्यामृगो च क्रमात्‌, 
संवर्ग्या दशकाष्टसप्तविषय: शेषाः स्वसंश्यागुणाः । जीवारास्फुजिदेन्दवा: प्रथमवच्छेषा: 
हाः सौम्यवद्राशीनां नियतो विधिग्रंहयुतेः कार्या च तदुवर्गणा' (२६ अ० & इलोक ) 
१ १३-१५ ॥ 

उपसंहार 
यवनेन्द्रदरांनाय : कथितं तदिहात्र सर्वमेव सया । 
किन्तु स्फुटं न सर्व स्पष्ट सारस्वतं चिन्त्यम्‌ ॥ १६॥ 


यवन, इन्द्रदर्शन आदि प्राचीनाचार्यो ने जिस प्रकार से नष्ट जातक का वर्णन किया 
है उन सब प्रकारों का मैंने इस अध्याय में वर्णन किया है ' किन्तु सव प्रकार स्पष्ट 


नहीं है । इनमें जो प्रकार श्रेष्ठ हो उसको अपनी वुद्धि द्वारा विचार करना चाहिए 
१॥ १६॥ 
चन्द्र राशि से कालादि का ज्ञान 
पादत्रितयं विदळं दिनरजनोमानयो: क्रसोत्क्रमरा: । 
पृच्छक राशिसमानेदिवसनिश्ासंज्ञितं पिण्डमु ॥ १७॥ 
वारघ्नभवि'हृताग्रं प्रोदगच्छति तावदेव नक्षत्रम्‌ । 
अश्विमघामुलाद्य विनव॑ सनवं क्रमादृक्षम्‌ ॥ १८ ॥ 
तल्लिप्ासप्षहताच्छेषाद्वारो भवेच्च क्रउक्षादि । 
शेषं  प्राग्वत्कायं पृच्छक सुर्यादिभिर्दायम्‌ ॥ १६ ॥ 
उद्गतदशा व्यतीता गम्याथ विलोमतो भवेन्नित्यम्‌ । 
तावत्संख्या योज्या नष्विधौ काळपरिमाणे ॥ २०॥ 
यदि प्रश्‍नकाल में प्रश्‍न कालिक चन्द्र राशि दिन बली हो तो रात्रिमान, यदि 
-रात्रिबली हो तो दिनमान का चतुर्थांश या तृतीयांश वा आधा भाग व्यतीत हुआ 
ऐसा समझना चाहिये । चन्द्र राशि जितनी व्यतीत हुई हो उसी के आधार पर चतुर्था- 
शादि का ज्ञान करके राशि के कला पिण्ड को राशिस्थ पूर्वोक्त 'वुषसिहौ' इत्यादि के 
; गुणक से गुणा करके ७ से पुनः गुणा कर २७ का भाग देने से जो शेष बचे वह 
अश्विन्यादि से जन्म नक्षत्र होता है । 
यदि & घटाने से अभीष्ट की सिद्धि होती हो तो मघा से शेष तक गिनने पर, 
यदि ९ जोडते से अभीष्ट की सिद्धि हो तो मूल नक्षत्र से गणना करनी चाहिए । 


१ निभूताग्रं । २ नवकं नवकं । ३ पूच्छादि । 


४९६ सारावलो 


पुनः कळा पिण्ड को ७ से भाग देने पर जो शेष हो उसे प्रश्न दिन के वार से 
गिनकर जन्म का वार संमझना चाहिए! शेष समस्त क्रिया पूर्ववत्‌ करनी चाहिए। 
इस प्रकार नष्ट समय का ज्ञान करके सूर्यादि स्पब्ट ग्रह साधन कर महादशादि 
के गत गम्य का ज्ञान करना चाहिए । तथा विलोम क्रिया से अर्थात्‌ लग्न से रवि का 
या इष्ट का ज्ञान करना चाहिए । जब तक काल ज्ञानन हो तब तक ९ संख्या 
जोड़कर अभीष्ट की सिद्धि करनी चाहिए ॥ १७-२० ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां नष्टजातकाध्यायो नामकपच्चाशोध्ध्याय: ॥ 


ड्रिपच्चाशोञ्ध्याय; । 


अष्टकवर्गाध्याय का कथन 
उक्तो हि यवनवृद्धेरटकवर्गो विनिवेदयति पुंसास्‌ । 
हेतु शुभाशुभं वा प्रतिदिवसं संभवन्तमिह ॥१॥ 
ग्रहों के चार वश-प्राणियों के प्रत्येक दिन में होने वाले शुभ व अशुभ फल का 
जो स्पष्ट रूप से ज्ञान कराता है; ऐसे अष्टकवर्ग का प्राचीन यवनाचार्यो ने कथन 
किया है ॥ १॥ 
सूर्याष्टकवर्ग का ज्ञान 

स्वात्केन्द्रायनवाएचित्तगृहगो भौमार्कसुन्वोरदि- 

र्जोवादायनवात्मजारिषु सितात्‌ षड्द्वादशास्तस्थितः । 

चन्द्रादवृद्धिषु वोधनात्सनवधीरिःफेषु लग्नाच्छुभः 

साम्बुद्राददागोऽएनरगनिधिना संशोधितो भास्करः ॥ २॥ 

जन्म कुण्डली में सूर्य अपने स्थान से अर्थात्‌ स्वस्थित राशि से १। ४।७। १० | 
११ ॥ ६ | ८। २ इन स्थानों में शुभ फल कारक होता है, तथा मङ्गल व दानि से भी 
१।॥४।७।१०।११।९।।८। २ इन स्थानों में शुभ फल देता है। गुरु से 
११।९।५।६मे, शुक्र से ६।१२। ७ में, चन्द्रमा से ३। ६। १०। ११ में, 
बुध से ३1 ६। १०। ११। &। ५। १२ में, लग्न से ३।६।१०।११।४।१२ 
स्थानों में सूये फलद होता है। इन कथित स्थानों से भिन्न स्थानों में अशुभ फल 
देता है ॥ २॥ 
चन्द्राष्टकचर्ग ज्ञान 

रग्नाद्ञ्रातूदशायशत्रुु शशी सास्तादिषु स्वाच्छुभः 

भोमात्सार्थनवात्मजेडु रवितःसाष्टाङ्कनास्थो गुरोः । 

फेन्द्रायाष्टव्ययेषु धर्मसुखधीत्र्यायास्तवस्थ: सितात्‌ 

केन्द्रायत्रिसुताशगः रारिसुताद्धीत्र्पायऽटस्वकजात्‌ ॥ ३॥ 


Mi 3 5 6 2७८ 686 >> 


३२ द्विप*छाश अध्याय ४९७. 


लग्न से ३।१०।११।६। स्थानों में चन्द्रमा, चन्द्रराशि स्थान से अर्थात्‌ अपने स्थान 
से ३।६।१०।११।७।१। स्थानों में, भौम से ३।६।१०।११।२।९।५। में, सूर्य से ३1६1१० 
।११।८।३। में, गुरु से १।४।७।१०।११।८।१२। स्थानों में, शुक्र से ६।४।५।३।११।७। 


१०। में, बुध से १।४।७।१०।११।३।५।८। में और शनि से ५।३।११।६। स्थानों में 
चन्द्रमा शुभ फलद होता है ॥ ३॥ 


विशेष--इलोक के तृतीय पाद में गुरु के अष्टक विचार में 'केन्द्रायाष्टधनेषु' 


यह पाठ ग्रन्थान्तरों से भिन्न होने के कारण ग्रन्थान्तर सम्मत पाठ ही दिया,गया 
है॥ ३॥ 


स्पष्टार्थं सूर्याष्टक वर्ग चक्र स्पष्टार्थं चन्द्राष्ट वर्ग चक्र 

श. ल. हू | | खिर छ 
१|३|१|३|५|६|१|३ ३|१|२|१ १|३|३|३ 
२|६|२|५|६|७|२|४ ३१३४०५६ 
(४ 4०४ ६६ १२४६ ७।६।५ 3 ५ 10 
७१७३११ ७१७ ८|७|६|५ ८|७|११/११ 
८| 41१० व्यि १०१०|९|७,१०८६| | 
<| [1११ ई बर १११५१०८ ¦१-|१० | 
hs Et | न ११|१०,१२|११ | 
११| ।११ ११ ११: 


मौसाष्टकवगं ज्ञान 
भौमो वृद्धिषु सात्मजासु रवितः साद्यासु लग्नाच्छुभः 
चन्द्रात्कर्सविना च केन्द्रविवरस्वा'सिस्थितः स्वादगृहात्‌ । 
धर्मायाष्टमकण्टकेवु रविजाज्ज्ञाज्यायधीशन्रुबु 
झुक्रादन्त्यभवारिमृत्युषु गुरोः षडलाअकर्खान्त्यगः ॥ ४॥ 
रवि से ३।६।१०।११।५। स्थानों में, लग्न से ३।६।१०।११।१। में, चन्द्रमा से 
३।६।११ में अपने स्थान से अर्थात्‌ भौम से १।४।७।१०।८।२।११।से, शनि से &।११।८ 
;१।४।७।१ र बुध से ३।११।५।६।में, शुक्र से १२।११।६।८। में और गुरु से ६।११। 
१०।१२। स्थानों में मङ्गल शुभ फल देने वाला होता हे ॥ ४॥ 
बुधाष्टक वर्ग ज्ञान 
ज्ञोऽष्टायादिशुभार्थवन्धुषु सुताञ्रातृस्थितो भागंवात्‌ 
. भौसावर्यो:ः सदशास्तगो रिपुभवच्छिद्रान्त्यसंस्थो गुरोः । 
प्राप्त्यन्त्यारितप:सुतेषु तपनात्स्वात्स' त्रिकर्मादिषु 
स्वाजञायारिजलाष्टमेघु शशिनो लटग्नात्सपुवच्छुभः ॥-५ ॥ 
शुक्र से ८११।१।$।२।४।५।३। में, भौम और शनि से ८।११।१।४।२।४।१०।७। 
में, गुरु से ६1११८१२ में, सूर्य से ११।१२।६।९।५। में, बुध से ११।१२।६।९।५।३ 
१ प्राप्ति । २ त्सायकर्मेत्रिग: । 


४६८ सारावलो 


।१०।१ में, चन्द्रमा से २।१०।११।६।४।८। में और लग्न से २।१०।११।६।४।८।१।में, 
बुध शुभ फल देने वाला होता है ॥ ५ ॥ 


स्पष्टार्थ भौमाष्टक वर्ग चक्र स्पष्टार्थ बुधाष्टक वर्ग चक्र 
३| ३| १| ३| ६११ य 
५ ६ २५1८१०४ ३ ६५२१८२ 
६|११| ४ ६११११ ७ ६ ९ ६ ४! ५११ ३। ४ ४। 
१८ ७१११२१२ ८१० ११ | ७' ६१२ ४७ ६ 
११ | ८ &११ १२१० ८ ९ | ५| ८| ¢ 
१० १० ११ &१०| | 4 १११ 
११ ११ १०११ | ९|१०|११ 

| १११२| |११|११ 


जीदाष्टकवर्ग ज्ञान 
केन्द्रायाष्टधनेषु भूमितनयात्स्वात्सत्रिछु ब्राह्मणो 
भानोः सत्रिनवेषु धर्मददाधीस्वा'यारिगो भार्गवात्‌ । 
धर्मायास्तघनात्मजेषु शशिनः कोणात्त्रिषड्घी व्यये 
स्वाज्ञा'याम्बुनवारिपुत्रतनुषु ज्ञात्सास्तगस्तूदयात्‌ ॥ ६॥ 
भोम से गुरु १।४।७।१०।११।८।२ इन स्थानों में अपने स्थान से अर्थात्‌ गुर से 
१।४।७।१०।११।८।२।३में, सूर्यं से १।४।७।१०।११।८।२।३।६ में, शुक्र से ६1१०1५२ 
११।६ में, चन्द्रमा से ९।११।७।२।५ में, शति से ३।६।५।१२ में, बुध से २।१०।११।४। 
९।६।५।१ में और लात ते २।१०।११।४।९।६।५।१।७ इन स्थानों में गु शुभ होता 
है॥ ६॥ 


शुक्राष्टकवर्ग ज्ञान 
ळग्नादातनयायरन्भ्रनवगश्चन्द्रात्सितः सव्ययः 
स्वात्साज्ञेषु शुभो यमान्नवदरात्र्यायाष्टपञ्चाम्ब्रुषु । 
श्न्त्यायारिसुहुन्नवेष रुधिराद्रिःफायरन्भ्र ष्विनात्‌ 
ज्ञाञ्यायारिनवात्मजेष्वय गुरोर्घोाष्टधर्मायगः ॥ ७॥ 
लग्न से १।२।३।४।५।११।८।९ इन स्थानों में, शुक्र, चन्द्रमा से १।२।३।४।५।११। 
८।६।१२ में, अपने स्थान से अर्थात्‌ शुक्र से १।२।३।४।५।११।८।४।१० में, गनि से 
९।१०।३।११।८।१।४ में, भौम से ३।१२।११।६।४।४ में, सूर्य से १२।११।८में, बुध से 
३।११।६।५।५ में और गुरु से ५।१०।८।९।११ में शुक्र शुम होता है ॥ ७॥ 


१ लाभा । २ नर्वारः फपुत्र । 


दिपश्चाश अध्याय 
स्पष्टार्थ जोवाष्टकवर्ग चक्र स्पष्टाथं शुक्रा.्कवर्ग चक्र 
सू. ल मं.| बु 7.| शु.| श.| छ. सू.| चं. मं.| बु. गु. शु.| श. ल. 
| १| २| १| १| १ २| ३| १ ११९५१११ 
२. ० २ २| २ ५ ५ २ ११ २ ४ ५ 4 २| ४ २ 
| ३| ७ ४ ४ ३| ६ ६४ १२| ३ ६ ६ ७ ३| ५| ३ 
1५९७५४९१२५ ४ ३ ९१० ४ ८ ४ 
J SAN Oe ५११११११ ५| ९| ५ 
।/ ॥ १० | 4010 ७ ८१२ | ८१०) ८ 
पत 0100 १४ 2] | दि 0 
1१4 | |११|११ १ पर | क ११ 


मन्दाष्टकवगे ज्ञान 
*स्वादायात्मजषट्त्रिकेषु रविजः सान्त्याम्बरस्थ: कुजात्‌ 


भानोः केन्द्रधनायमृत्युषु तनोस्त्र्यायारिखाद्याम्बुगः । 
आज्ञायाष्टनवान्त्यशत्रुषु बुधादिन्दोभं वारित्रिषु 
शुक्रादन्त्यमवारिषु द्विजवरात्प्रा"प्त्यान्त्यघीात्रुः ॥ ८ ॥ 


शनि अपने स्थान से ११।५।६।३ स्थानों में, 


भौम से ११।५।६।३।१२।१० में, 


सूर्यं से १।४।७।१०।२।११।८। में, लग्न से ३।११।६।१०।१।४ में, बुध से १०।११।८। 
&।१२।६ में, चन्द्रमा से ११।६।३ में, शुक्र से १२।११।६ में ओर गुरु से ११।१२।५। 


६ इन स्थानों शनि शुभ होता है ॥ ८ ॥ 


फल कथन में विशेष 
इत्युक्तं शुभमन्यदेवमशुभं चारक्रमेण ग्रहाः 


झस्तारास्तविरोषितं विदधति 


्रोत्कृष्टमेतत्फळस्‌ । 


स्वक्षस्वोच्चसुहुद्गृहेषु सुतरां झास्तं त्वनिष्ट समं 
३स्वस्वस्वामिगतं दशापतिबलाद्वन्त्यए्वर्गो-द्ूवम्‌ ॥ ९॥ 
रविरुधिरो भवनं प्रविशन्तौ गुरुभुगुजी गृहमध्यसमेती । 
शनिशशिनो खलु निर्गमकाले शशितनयः फलदस्तु सदेव ॥ १० ॥ 


पूर्वोक्त कथित इन स्थानों में सूर्यादि ग्रह 
शुभ होते हैं, तथा इन से भिन्त स्थानों में 
चार वश ग्रह अशुभ होते हैं । प्रत्येक ग्रह 
के अष्टकवर्ग में प्रति राशि में शुभाशुभ चिह्न 
जानकर जिस राशि में शुभ चिह्न अधिक हों 
उस राशि में चार वश उस ग्रह के जाने पर 
शुभफल तथा अशुभ चिह्न राशि में ग्रह के 
संचार वश अशुभ फल ही ग्रह प्रदान 
करता है । 


स्पष्टार्थं मन्दाएकवर्ग चक्र 
ल. 


३ 
डौ 
द्‌ 


| ७११ ६| ९१११२ ६ 
¡ <| १०१०१२, |११ 
१०) ११११ 
1११ 1१२१२ 


} 

8२ । 

| 2१५८ ६११ ५ 
3 

! 


१ स्वात्र्यायात्मज । २ स्वाध्याय । ३ स्वोच्चस्वामिगता । 


४३८ 


५०० सारावली 


यदि शुभाशुभ चिक्तस्थ राशि ग्रह की उच्च या स्वराशि या मित्र की राशि हो 
तो ग्रह विशेष रूप से फल देता है और अनिष्ट फल सामान्य रूप से होता है। दशा-. 
धीश के बल से यदि ग्रह बली हो तो अष्टकवर्ग से उत्पन्न शुभाशुभ फल का नाशक 
होता है । 

सूर्य व भोम प्रारम्भ में, गुरु व शुक्र राशि के मध्य मे, शनि चन्द्रमा राशि केः 
अन्त में और बुध समस्त राशि में फल रेने वाला होता है ॥ ६--१० ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां अष्टकवर्गाध्यायो नाम द्विपश्चाशो ष्ध्याय: ॥ 


।त्रपञ्चाशोऽप्यायः । 


वियोनि जन्माध्याय का कथन 
दैवविदां प्रीतिकरं विश्वसनीयं समस्तलोकस्य । 
कनकाचायंस्य मताहियोनिसंज्ञं प्रवक्ष्यामि ॥ १॥ 
इस अध्याय में समस्त संसार के विश्वसनीय भौर ज्योतिषियों के लिए आनन्द-- 
दायक कनकाचार्य के मत से मैं ग्रन्थकार वियोनिजन्म संज्ञक अध्याय को कहता हूँ ॥१॥ 
सृष्टि के समय योग ज्ञान 
लग्ने कर्कटके सशीतकिरणे वा सद्ग्रहैः सङ्झते 
स्वक्षेस्थेजंगतो5स्य सृष्टिमकरोद्विइदेश्वरः शाश्वतीम्‌ । 
यस्येवं भवति प्रसुतिसमये पुंसः स सम्पाल्येत्‌ 
त्रेलोबयं सुरसुन्दरीजनवृतः क्रीडा `समासेवते ॥२॥ 


जिस समय ककंलग्न में चन्द्रमा वा शुभ ग्रह अपनी-अपनी राशि में थे तब 


ब्रह्माजी ने इस भूमि की रचना की थी इसलिए इस प्रकार का योग जिसके जन्म 
समय में हो वह जातक देवताओं की स्त्रियों के साथ खेल (क्रीडा) करता हुआ तीनों 
लोकों का पालन करता है ॥ २ ॥ 
स्थावर जङ्गम की अभिव्यक्ति 
समभिव्यनक्ति होरा सस्थाधरजंगनं यथा लोके । 
कालनिमित्ताकारैदेंशेन च तउप्रवक्ष्येऽहसु ॥ ३॥ 
समय-कारण (हेतु) आकृति व देश भेद से जैसे संसार में होरा शास्र स्थावर 
( वृक्षादि ) एवं जङ्गम ( पशु, पक्षी, कीटादि ) पदार्थों का जन्म ज्ञान जिस प्रकार 
अच्छी रीति से कराता है, उसका मैं वर्णन करता हूँ ॥ ३॥ 
सनुष्येतर जन्म ज्ञान 
क्रूरैः सुबलसमेतः सोम्येविबलोबियोनिल्ग्ने वा। 
सौम्याकिभ्यां केन्द्रेतदीक्षिते वा वियोनिः स्यात्‌ ॥ ४॥ 


_ १ नीतिकरं । २ समांसेवते । ३ तद्वीक्षिते चोदये । 


शिक केळ 81.6 समा 


त्रिपश्चाश अध्याय ५०१ 


आधाने जन्मनि वा प्रइने वा द्वादशांशगे चन्द्रः । 
यस्मिन्व्यवस्थितः स्याल्लग्ने वा तत्समं सत्वम्‌ ॥५॥ 
यदि कुण्डली में समस्त पाप ग्रह वली हों व शुभ ग्रह निर्वेल हों और वियोनि 
संज्ञक लग्न हो अथवा शनि व बुध केग्द्र में हों या लग्न को देखते हों तो मनुष्य से 


- भिन्न का जन्म समझना चाहिये । वियोनि जन्म का निर्णय उक्त प्रकार से करके मनु- 


'ष्येतर कौन सी योनि है इस का विचार इस प्रकार से करना चाहिये । 
` आधानवा जन्म वा प्रश्‍न समय में चन्द्रमा या लग्न में जिस राशि का द्वादशांश 
-हो उस राशि के समान जन्तु का जन्म जानना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 

वृ० जा० में कहा है--क्र्रग्रहैः सुवलिभिविबलैशच सौम्यैः क्लीवे चतुष्टयगते तदवे- 
क्षणाद्‌ वा। चन्द्रोपग्हिरसभागप्तमानहूपं सत्त्वं वदेद यदि भवेत्स वियोनिसंज्ञः’ 
(३२० १ इलो० ) ॥ ४--५ ॥ 


वर्णाकृति भेद ज्ञान कथन 
वर्णाकृतिभेदाइ्ग्रहयोगनि रोक्षणेमुनिभिरुक्ताः । 
तानहमपि प्रवक्ष्ये विशेषतः सारमादाय ॥ ६॥ 
ग्रहों के योग वा दृष्टि से जन्तुओं के वर्ण व आकार के भेद ऋषियों ने जो वर्णन 
{किये हैं उन से सारभूत अंश को लेकर विशेषता पूर्वक उन को मैं भी कहता हूँ ॥ ६॥ 


पशु शरीर में राशि विभाग का ज्ञान 
मेषवृषो मुखगल्योरंसकपादेु मिथुनमीनो स्तः । 
पृष्ठोदयपाइर्वेषु च निवेशितो रकाककुम्भघरो ॥ ७॥ 
सिहमृगो जघनस्थो पश्चिमचरणे स्थितो युवतिचापौ । 
गुह्यवृषणप्रदेशस्िवपुच्छो जूककोटक्षां ॥ ८ ॥ 
मिथुनादयस्तुळान्ताः सव्ये भागे चतुष्पदानां च । 
वामे झषघटधरमृगकामु क भृद्वृश्चिकाश्चिन्त्या: ॥ ९॥ 
चार पैर वाले पशुओं के मुख में मेष, गले में वृष, कन्धा ओर आगे के पैर में 
मिथुन व मीन राशि, पीठ के दोनों भाग में कर्के और कुम्भ, सिंह व मकर जंघा,- 
कन्या और धनु पिछले पैर में, तुळा गुरा व लिङ्ग में और वृश्चिक राशि पेट के दोनों 
तरफ व पुच्छ में समझना चाहिये । चार पैर वालों के दक्षिण भाग में मियुन से तुला 
पर्यन्त और वृश्चिक से मीन पर्यन्त वाम भाग में राशियों को जानना चाहिये ।।७-5॥। 


वियोनि का वर्ण व चिह्न ज्ञान 
सेवादिभिरुदयस्थैरंशैर्वा ग्रहयुतेशच द्रवा । 
स्वं स्वं वणं ब्रूयादृगात्रे चिह्न वरण वाऽपि॥ १०॥ 


५०२ सारादली 


स्वगृहांशकसंयोगाहि द्याद्र्णान्परांशके रूक्षान्‌ । 
सप्तमसंस्थाः कुयु: पृष्ठ रेखां स्ववणंसमाम्‌ ॥ ११॥ 
वीक्षन्ते यावन्तो वियोनिवणश्चि तावन्तः । 
बलदोप्तो गगनचरः करोति वर्ण वियोनीनासु ॥ १२॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में लग्नस्थ मेषादि राशि वा लग्नस्थ नवांश सहृश वर्णे 
अर्थात्‌ लग्नस्थ राशि व नवांश में जो बल्वानु हो उसके समान वियोनि का वर्ण 
( रङ्ग) समझना चाहिये । 
यदि लग्न में ग्रह हो, या किसी ग्रह से दृष्ट हो तो ग्रह के समान वर्ण । 
यदि अधिक ग्रह हों तो वली ग्रह के समान वर्ण या वियोनि के शरीर में चिह्न 
( लहसनादि ) वा घाव कहना चाहिये । 
यदि ग्रह अपने घर में या अपने नवांश में हो तो स्पष्ट वर्ण कहना चाहिये । 
यदि दूसरे ग्रह की राशि या नवांश में ग्रह हो तो रूक्ष अर्थात्‌ अस्निग्ध वर्ण 


समझना चाहिये। 
यदि लग्न से सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के वर्ण समान वियोनि की पीठ 


पर चिह्न कहना चाहिये । जितने ग्रह लग्न को देखते हों उतने वर्ण वियोनि के होते 
हैं । उन ग्रहों में जो वली ग्रह होता है उसी का वर्ण प्रधान खूप से होता है॥१०-१२॥ 
वृ० जा० में कहा है-'ळग्नांशाकाद्‌ ग्रहयोगेक्षणाद्वा वर्णान्वदेदथ युक्ताद वियोनौ । 
दृष्ट्या समानान्प्रवदेत्स्वसंख्यया रेखां वदेत्स्मरसंस्थैकच पृष्ठे'(३अ० ४₹लो०)।१०-१२॥ 
ग्रहों के वर्णो का ज्ञान 
पीतं करोति जीवः शशो सितं भार्गवो विचित्रं च । 
रक्तो दिनकररुधिरो रविजः कृष्णं बुधः दावलस्‌॥ १३॥ 
स्वे राशो परभागे परराशो स्वांदाके तिष्टन्‌। 
पद्यन्‌ ग्रहोऽपि लग्नं सुवर्णवर्णं तदा कुरुते ॥ १४॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में लग्नस्थ बळी गुरु हो तो वियोनि का पीला रङ्ग, चन्द्रमाः 
हो तो सफेद, शुक्र बली हो तो अनेक रङ्ग, सूर्यं व भौम हो तो लाल, शनि हो तो 
काला और बुध हो तो दुर्वा के समान वणे होता है । 
यदि ग्रह अपनी राशि में व दूसरे के नवांद में स्थित होकर वा अपने नवांश में 
व दूसरे की राशि में स्थित होकर लग्न को देखें तो सोने ( सुवणं ) के समान 
वियोनि का वर्ण होता है ॥ १३--१४ ॥ 
प्रकारान्तर से वणं का ज्ञान 
परिघपरिवेशजळदैः शंकुकचेधंध्वंजेश्च वक्षेश्य । 
वृषमृगदण्डेः सपेः शक्रधनुः पांसुभिर्वापि॥ १५ ॥. 
यद्दर्णन वृतः स्यादुग्रहस्तमिह वर्णमादिशेन्मतिमान्‌ । 
स्वाभाविकंग्रंहाणां वर्णेवर्णा भवन्ति जातानाम्‌ ॥ १६॥ 


न्रिपश्चाश अध्याय ५०३ 


यदि वियोनि जन्म लग्नस्थ ग्रह परिघ-मणडल-मेघ-शंकुवेध-धवज-वृक्ष-वृष-दण्ड-सू्य- 
इन्द्रधनुष या धूलि से आच्छादित हो तो उसी प्रकार का बुद्धिमान्‌ को वणे समझना 


चाहिये । यदि इनसे ग्रह आच्छादित न हो तो ग्रह के स्वाभाविक वर्ण के समान वर्ण 
जानना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


पक्षी जन्म ज्ञान 13 
विहगोदितहृवकाणे ग्रहेण बलिना युते च चरभांरो। 


बोधेंऽो वा विहगाः स्थरम्बुजाः' शाशिनिरीक्षिताः क्रमश:॥ १७ ॥ 
लग्ने जलजे बन्धो ` पंक्तिः स्याद्वीक्षितेऽपि वा जलजा:3 | 
स्थझजे वा तद॒दृष्ट ग्रहवर्णसमस्थरूप्रभव: ॥ १८ ॥ 
यदि वियोनि लग्नस्थ पक्षी द्रेष्काण ( पक्षी द्रेष्काण--मिथुन का दूसरा, सिह 
का पहिला, तुला का दूसरा व कुम्भ का प्रथम ) या चर राशि, नवांश, या बुध का 
नवांश हो और किसी बलवानु ग्रह से युत हो व शनि से दृष्ट या युक्त हो तो भूमि 


स्थल के पक्षी का, यदि उक्त स्थितिस्थ ग्रह चन्द्रमा से दृष्ट या युक्त हो तो जलचारी 
पक्षी का जन्म कहना चाहिये । र 


अथवा यदि वियोनि लग्न में जलचर राशि हो और किसी बलवान्‌ ग्रह से यूत या 
दृष्ट हो तो जलचर पक्षी का, स्थल राशि लग्न हो तथा बली ग्रह से दृष्ट युत हो तो 


स्थल के पक्षी का ग्रह के समान वर्ण की भूमि में जन्म कहना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'खगे हकाणे बलसंयुतेन वा ग्रहेण युक्त चरभांश-- 
कोदये । बुधांशके वा विहगाः स्थलाम्वुजा: शनेफ्रररेंद्दीक्षणयोगसंभवा:' ( ३ अ० 
५ इलो० ) ॥ १७-१८ ॥ 
वृक्ष जन्म योग ज्ञान 
अलूग्नाकंजीवचन्द्रेरबर्ल: शेषेन्‍्च मूल्योनिः स्यात्‌ । 
स्थलजळभवनविभागा वक्षादीनां प्रभेदकरा: ॥ १९॥ 


यदि वियोनि जन्म लग्न, सूर्य, गुरु व चन्द्रमा बलरहित हों तथा शेष ग्रह भी पूर्ण 
बलवान्‌ न हों तो वुक्षादि का जन्म कहना चाहिये। यदि लग्न में स्थल राशि का 


नवांश हो तो स्थल के वृक्ष का जन्म, यदि जल्चर राशि का नवाँश हो तो जल के 
वृक्ष का जन्म समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 


बृ० जा० में कहा है--'होरेन्दुस्‌रिरविभिविबलेस्तरूणां तोयस्थले तरुभवोंऽशकृतः 
प्रभेदः' ( ३ अ० ६ इलो० ) ॥१६ ॥ 
लग्नांश पति से वृक्षों के भेद का ज्ञान 
अन्तःसारास्वक्षान्भानुदुर्गा्करोति तद्रपान्‌ । 
क्षीरस्नेहसमेतान्‌ शशी गुरः फलससेतांइच ॥ २० ॥ 
कटुकण्टकिनो रुधिरः सुदुभंगांस्तरणिजस्तथा शुक्रः । 
कुसुमफलस्नेहयुतान्बुधशच बलर्वाजतं जनयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


१ शनिशशीक्षणाद्योगात्‌. २ पक्षी. ३ जलूजः. ४ लग्ने. 


५०४ सारावलो 


यदि वियोनि लग्नांशपति सूर्य हो तो भीतर की पुष्ट लकड़ी वाले अर्थात्‌ शीशम 
साखू आदि किले के उपयोगी वृक्ष, यदि लग्नांशपति चन्द्रमा हो तो दुधवाले वा स्निग्ध 
देवदारु आदि वृक्ष, गुरु हो तो फलबाले आम आदि वृक्ष, यदि भौम लग्नांश पति हो 
तो कडुवे व काँटे वाले वृक्ष, शनि हो तो दुर्भग अर्थात्‌ देखने में अप्रिय ळगने वाले 
वृक्ष, शुक्र हो तो फल पुष्प वाले चिकने वृक्ष का और वुध ळग्नांशति हो तो फल से 
रहित वृक्ष का जन्म समझना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
बृ० जा० में कहा है--'अन्त:सारानु जतयति रविदु भंगान्‌ सूर्यसूनुः, क्षी रोपेतांस्तु- 
हिनकिरण: कण्टकाढ्यांश्च भौम: । वागीशज्ञो सफलविफलानु पुष्पवृक्षाँश्व शुक्रः, स्तिग्धा- 
निन्दुः कटुकविटपानु भूमिपुत्रश्च भूयः' ( ३ अ० ७ इलो० ) ॥ २०-२१॥ 
वक्ष के शुभाशुभ फल का ज्ञात 
क्रूरः सौम्यग्रहस्थो वक्षमनिष्ट करोति शुभदेदो । 
सौम्यश्च पापभवने फुत्सितदेशे शुभं चापि ॥ २२ ॥ 
व्यामिश्वेः शुभभूमो भवन्ति मिश्रा: सदा वृक्षा: । 
स्थळजलपतयस्तेषां स्थळजळजानां तु संभवे दक्षा: ॥ २३ ॥ 
यदि लग्नांशपति पापग्रह हो तथा शुभग्रह की राशि में स्थित हो तो अच्छे स्थान 
पर खराब वृक्ष का जन्म समझना चाहिये । 
यदि नवांशपति शुभग्रह हो और पापग्रह की राशि में स्थित हो तो बुरी (खराब) 
भुमि में अच्छे वृक्ष का जन्म समझना चाहिये । 
यदि अंशपति पाप शुभ मिश्रित हो तो सुन्दर भूमि में बुरे अच्छे वृक्षों का जन्म 
कहना चाहिये । उनमें जो स्थल राशिपति हो उससे स्थल का वृक्ष, जो जल राशिपति 
हो उससे जल का वृक्ष समझना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-'शुभो शुभक्षं रुचिरं कुभूमिजं करोति वृक्षं विपरीतमन्यथा” 
( ३ अ० ८ इलो० ) ॥ २२-२३ ॥ 
वृक्षों की संख्या का ज्ञान 
स्थळजलळखगो बिलग्नाद्यावति राशो तु तेऽपि तावन्तः । 
स्वांशात्पराशगासिषु यावत्संष्या भवन्ति तावन्तः ॥ २४॥ 
वियोनि कुण्डली में लग्नस्थ नवांगपति लग्न से जितनी राशि संख्या आगे हो 
उतनी संख्या वृक्षों की समझनी चाहिये । अथवा नवांशपति अपने नवांश से जितनी 
संख्या आगे हो उतनी संख्या वृक्षों की होती है ॥ २४॥ 
बृ० जा० में कहा है--'लग्नादू ग्रहः स्थलजलरक्ष॑पतिस्तु यावांस्तावन्त एव तरवः 
स्थलळतोयजाताः' ( ३ अ० ६ इलो० ) । 
( परांशके यावति विच्युतस्त्वका भवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाविधाः' ( ३ अ० 
८ इलो० ) ॥ २४॥ 


ह 


न्रिपञ्चाहा अध्याय ५०५ 


प्रकारान्तर से वियोनि जन्म ज्ञान 
स्वांहो सोम्यरबळेवियोनिळग्ने वियोनिजातं च। 
तद्ठदूबलिमिः पापः स्वरादिसदृशांरासंयुक्तः ॥ २५॥ 
अबछग्रहराशिगता अस्तं याताः पराजिता भिञ्नाः। 
क्रूरयुता दृष्टा वा सद्यो निघ्नन्ति ते नित्यम्‌ ॥ २६॥ 
यदि वियोनि लग्न में शुभग्रह निर्वेल होकर अपने नवांश में स्थित हों तथा पाप 
ग्रह वल्वानु होकर अपने नवांश में स्थित हों तो वियोनि का जन्म होता है। यदि 
'ूग्नांश पति निर्वेळ ग्रह की राशि में या अस्त या युद्ध में पराजित या भेदित या पाप 
ग्रह से दृष्ट या युत हो तो उत्पन्न वियोनि का शीघ्र नाश करते हैं ॥ २५-२६ ॥ 
वु० जा० में इस २५वें इलोक के कुछ विपरीत कहा है---'पापा बलिनः 


-स्वभागगा पारक्ये विबलाइच शोभनाः । लग्न च वियोनिसंज्ञकं ( ३ अ० २ इलो० ) 


॥ २५--२६ ॥ 
वियोनि ज्ञान में विशेष कथन 
उद्धिज्जरायुजानां तथेव सस्वेदजाण्डजानां च । 


व. 


प्रसवं व्यस्तसमस्तं ग्रहयोगेर्ळक्षणेवंक्ष्ये ॥ २७॥ 
उद्भिद ( वृक्ष तृण लतादि ), जरायुज, ( गर्भाशय से उत्पन्न मनुष्य, पश्वादि ) 


-स्वेदज ( कृमि दंशादि ) अण्डज ( अण्डा से उत्पन्न पक्षि सर्पादि) इन चारों 


प्रकार के जीवों के जन्म को ग्रहों के योगादि लक्षण सहित पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करता 


तहँ ॥ २७॥ 


चतुष्पद जन्म ज्ञान 
दुबंलगृहे ग्रहेन्ट्रा मेषो राशियंदोदयं याति । 
भानुश्चतुष्परगृहे चतुष्प"पदस्तत्र भवति सामान्ये॥ २८॥ 
सामान्येनाभिहितो वियोनिसंज्ञो मया समासेन। 
अधुना कोतुकजननं विशेषतः संप्रवक्ष्यामि॥ २६ ॥ 
यदि निर्वेल राशि में निवेल ग्रह हों ओर सूर्य चतुष्पद राशि में हो व मेष लग्न 


-हो तो सामान्य रूप से चार पैर वाले का जन्म होता है। मैंने अभी तक सामान्य 


रीति से वियोनि जन्म ज्ञान का वर्णन किया है । अब आइचर्यजनक विशेषतापुर्वेक 


“वियोनि जन्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ ॥ २८-२६ ॥ 


विशेष रीति से वियोनि जन्स ज्ञान 


इह तु द्वादशभागो राशी राशो प्रचोदितः पूर्वस्‌ । 
जनयन्ति ते वियोनि याता वलिभिः राशाङ्करविळग्ने ॥ ३० ॥ 


१ सम्भवति तत्र । 


५०६ सारावली 


मेषे "शशी तदंशे छागादिप्रसवमाहुराचार्या: । 
गोमहिषाणां गोंऽझ नररूपाणां तृतीयेऽशे ॥ ३१ ॥ 
तत्र चतुर्थ भागे कूर्मादीनां भवेदुदकजानास्‌ । 
व्याघ्रादीनां परतः परतो ज्ञेयं नराणां च॥ ३२॥ 
वणिगंशो नररूपा वृश्चिकभागे तथा भुजंगाद्याः । 
खरतुरगाद्या नवसे सृगरदिखिनां स्यात्तथा दशमे ॥ ३३॥ 
ज्ञेयाइच तत्र विविधा वृक्षास्तृणजातयदिचित्राः । 
एकादश च पुरुषा जलजा नानाविधाइचान्त्ये ॥ ३४॥ 
मेषे द्वादराभागे जायन्ते जातयो .विविधरूपा: । 
शेषेष्वपि चेवं स्याऱ्हधवनेुु यथाक्रमं नियतम्‌ ॥ ३५॥ 
इस ग्रन्थ में पहिले प्रत्येक राशि में जो द्वादशांशों का वर्णन किया गया है, वे 


द्वादशांश बल्वानु यदि सूर्य, चन्द्रमा, लग्न में हों तो वियोनि संज्ञक द्वादशांद में 
वियोनि का जन्म होता है। 


यदि मेष राशि व मेष के द्वादशांश में चन्द्रमा हो तो बकरा, भेड़ा आदि का जन्म 
कहना चाहिये । 


यदि वृष के द्वादशांश में हो तो गाय, भैसा आदि मिथुन के द्वादशांश में मनुष्य 
रूप (वानर आदि) का, ककं के द्वादशांश में कछुवा आदि जल में पैदा होनेवालों का, 
सिंह के द्वादशांश में सिंह व्याध आदि का, कन्या के द्वादशांश में मनुष्यों का, तुला के 
द्वादशांश में मनुष्याकार का, वृश्चिक के द्वादशांश में सर्प, विच्छू आदि का, धनु के 
द्वादशांश में गधा, घोड़ा आदि का, मकर के द्वादशांश में हिरन, मयूर आदि का तथा 
अनेक प्रकार के वृक्ष तृणादि का, कुम्भ के द्वादशांश में मनुष्य का और मीन के द्वाद- 
शांश में अनेक प्रकार के जल जीवों का जन्म समझना चाहिये । जिस प्रकार मेष के 
द्वादश्ांश में अनेक प्रकार के जन्तुओं के जन्म का वर्णन किया गया है ! उसी प्रकार 
शेष राशियों में भी जानता चाहिये ॥ ३०-३५ ॥ 

जन्तुओं की आकृति व यमलादि का ज्ञान 


यो यत्र भवेदाह्मस्तस्याकृतिमादिशेत्कृते तत्र । 
ब्र यात्क्रमेण मतिमान्द्वादशभागात्मके नवमे ॥ ३६॥ 
ज्ञेयादेवं पुंग्रहनवांशकलंग्नगद्विमुतिभ्य: । 
आद्यांदो योगंरपि जायन्ते बहुबिधाः सत्त्वाः ॥ ३७॥ 


जिस राशि में जिस राशि का प्रथम द्वादशांश वियोनि लग्न में हो तो उसी के 


समान जन्तु की आकृति जाननी चाहिये । बुद्धिमान्‌ को लग्नस्थ द्वादशाँश के आधार 
पर उत्पन्न जीव की आकृति का ज्ञान करना चाहिये । जैसे पूर्व में ऊग्नस्थ पुरुष ग्रह 


के नवांश व द्विस्वभाव राशि से यमळ जन्म का वर्णन किया है उसी प्रकार प्रथम 


१ शशिनि । २ मृगाः समीतास्तथा । ३ वृक्षा गुल्मा । 


त्रिपञ्चाश अध्याय ५०७, 


द्वादशांश में पुरुष, स्त्री ग्रह राशि के द्वादशांश को द्विस्वभावादि राशि जानकर एकः 
या दो वा अनेक का जन्म कहना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
एक से अधिक वियोनि जन्म ज्ञान 
श्वप्रभृतीनां प्रसवे यावन्तो द्वादशांशका लग्ने । 
तावन्ति वर्देत्प्राज्ञ पुंखी संज्ञान्यपत्यानि ॥ ३८ ॥ 
लग्ने जीवोऽयवा सौरइचन्द्रो वाऽपि स्थितो भवेत्‌ । 
कूर्मादीनां तथा संख्या द्वादशांशंघु यावती ॥ ३६॥ 
शुक्रो भौमो बुधो वाऽपि चन्द्रो वापि शरनेश्चरः । 
कुर्वन्ति बल्युक्तानि भागेष्वंगानि पुर्वंदत्‌ ॥ ४० ॥ 
कुत्ता आदि जन्तुओं के जन्म के समय लग्न में द्वादशांश की संख्या जितनी हो 
उतनी पुरुष या स्त्री सन्तति होती है। 
यदि वियोनि लग्न में गुरु वा शनि वा चन्द्रमा हो तो छग्नस्थ छादशांश संख्या 
तुल्य कछुए आदि का जन्म कहता चाहिये । 
यदि वियोनि कुण्डली में शुक्र, भौम, बुध या चन्द्रमा अथवा शनि बलवानु 
हों तो पूर्ववत अपने-अपने द्वादशांश के समान जीव के शरीर को कहते हैं 
॥ ३८-४०॥ 
लोक विपरीत प्रसव ज्ञान 
स्वांझात्परस्य भागे यस्मिन्काले ग्रहाः समुपयान्ति । 
तत्र ' विकारा ज्ञेया लोकविरुद्धा ध्रवं प्राज्ञः ॥ ४१॥ 
यदि कुण्डली में प्रसव के समय ग्रह अपने नवांश से दूसरे ग्रह के नवांश में 
जायें तो संसार के विरुद्ध उत्पन्न होनेवाले की आकृति विकारयुक्त अवश्य होती? 
है ॥ ४१ ॥ 
वृश्चिक लग्नस्थ हिपद वा नवस नवांश का फल 
वुझ्चिकळग्ने भवने तन्नवभागेऽथवा द्विपदसंज्ञे । 
बिलवासिनां प्रसुतिर्घोराणां  नि्दिशत्तत्र ॥ ४२ ॥ 
गोधानां सर्पाणां छोमशानां च शल्यकानां च। 
सूषकबिलेशयानां राशिमतां चापि कीटानासु ॥ ४२॥ 
छूतानां नकुलानां वृर्चिकषड्बिन्डुजातकानां च। 
अविषाणां सर्पाणां श्वत्राइमनिवासिनां चेव ॥ ४४॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में वृश्चिक लग्नस्थ नवम वा द्विपद नवांश हो तो बिल में 
रहने वाले गोह, सपं, रोमवाले, शाही, चूहा, क्रीड़ा यूथ, मकड़ी, न्योला, बिच्छू,- 
गोजर, विषहीन सर्प और सफेद पत्थर पर निवास करनेवाले भयानक जीवों का जन्मः 
समझना चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ 


१५०८ सारावलो 


घनु लग्न धनु नवांश वा धनु द्वादर्शांश का फल 
हयरविदेहल्ग्ने द्वादशभागे नवांशके वायि। 


परयति नरेन्द्रसचिचस्तत्रोत्पत्तिभेवेदेवामु ॥ ४५ ॥ 
वाजिखराइवतराणां गोमहिषाणां तथोष्ट्राणाम्‌ 1 
गुरुवणंतुल्यरूपान्प्रवदेन्मतिमान्बलेनेव ॥४६॥ 


यदि वियोनि कुण्डली में धनु लग्न में धनु राशि का नवांश वा द्वादशांश हो और 
“उसपर गुरु की दृष्टि हो तो घोड़ा, गधा, खच्वर, गाय, भैसा, ऊंट का जन्म समझना 
-चाहिये । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को गुरु के बलानुसार ही उतन्न के वर्ण और आकृति को 
“कहना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 
सकर लग्तस्थ सकर नवांश वा सकर द्वादशांश का फल 
सृगवदने लग्नस्थे तन्नवभागे तथापि सुर्याशे। 
आरण्यानां सुति सत्वानां निदिशेत्करहशः ॥ ४७ ॥ 
नागानां खड्गानां वकशरभवराहवानराणाँ च। 
ऋ्षो ग्रसृगाळानां व्याध्रादीनां भवेत्सृतिः ॥ ४८॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में मकर लग्मस्य मकर का नवांश वा मकर का द्वादशांश 
महो तो हाथी, गैँडा, ईहा मृग, हिरन, सूकर, वन्दर, रीछ, श्यार, व्याघ्र आदि बलवानु 
"जङ्गली जीवों का जन्म जानना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥ 
सीन लग्नस्थ सीन नवांश वा सीन द्वादशांश का फल 
सीने मीनांशे वा तज्जे सुक्ष्मांदाकेऽपि वा लग्ने । 
गुरुदण्टे विज्ञेयो बहुदकोत्य: सदा सत्व: ॥ ४९ ॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में मीन लग्नध्थ मीत का नवांश या मीन का द्वादशांश हो 
और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो अधिक जळ में रहने वाले जीव का जन्म समझना 
"चाहिये ॥ ४९ !। 
मेष वा वृष लग्नस्थ मेष वा वृष नवांश का फल 
मेषे मेषांशे वा भौमेन निरीक्षिते सदाजीवी । 
वुषभे तु वदेत्तदवइगोमहिषाद्यान्सदा भृगुणा ॥ ५० ॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में मेष लग्नस्थ मेष का नवांश हो और उस पर भोम की 
दृष्टि हो तो बकरा, भेड़ आदि का जन्म कहना चाहिये । 
यदि वृष लग्नस्थ वृष नवांश शुक्र से दृष्ट हो तो गाय, भेंसा आदि का जन्म सम- 
झना चाहिये ॥ ५० ।) 
स्वं स्वं पुर्वबिळग्नं स्वैः स्वेद ट॒यदेह पतिभिस्तु । 
स्वभवनसदुशान्विद्वान्प्रवदेदविर्शाङ्कूतं तत्र ॥ ५१॥ 
जो राशि लग्न में हो और अपने नवांश से युक्त होकर अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट 
.हो तो उस राशि के समान जन्तु का जन्म अवश्य कहना चाहिये ॥ ५१॥ 


हः 


त्रिपश्चाश अध्याय ५०६. 


ग्राम्यगृहेषु नवांशाः पञ्च'मनवमांदासंयुक्ताः । 
आरण्यानां सूति ग्रामेषु सुनिश्चिता कुग्रुः ॥ ५२॥ 
यदि ग्राम्य राशि लग्न में सिंह, वृश्चिक, या मकर का नवांश हो तो गाँव में पाले” 
हुए वनवासी जीव का अवइ्य जन्म समझना चाहिये ॥ ५२॥ 
स्थलजळरादिबिभागा नागरभवनेषु छग्नसंस्थेषु । 
स्थझलजलचरसत्त्वानां जनयन्ति भवं हि विटपानाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि ग्राम्य राशि लग्न में स्थल वा जल राशि का नवांश हो तो भूमिचारी वाः 
जळ्चारी जीव का जन्म समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
उदयति वणिग्विळग्ने तढुद्रेक्काणे सितेन संदष्ट । 
शुकसारिकान्यपुष्टाइचकोरभासाइच जायन्ते ॥ ५४॥ 
यदि तुला लग्न में तुला का द्रेष्काण शुक्र से दृष्ट हो तो तोता, मैना, कोयल, अन्य 
पुष्ट, चकोर वा प्रभावशाली अर्थात्‌ कान्तिमानु पक्षी का जन्म जानना चाहिये ॥५४।। 
सिहोदये तथाद्य सूक्ष्मांशे रविनिरीक्षिते सुतिः । 
कुवकुरमयूरतित्तिरिपारावतवञ्जुलादीनाम्‌ (?) ॥ ५५॥ 
यदि सिंह लग्न में सिंह का द्वादशांश सूर्य से दृष्ट हो तो मुर्गा, मोर, तित्तिर,. 
कबूतर और वञ्जुलादि ( अशोक आदि ) का जन्म समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
स्थिरभोदये तदंशे सौरग्रहसंयुते च दुष्ट च। 
प्रासादगृहादीनामुत्पप्तिः पु्वंचज्ज्ञेया ।। ५६ ॥ 
यदि स्थिर राशि लग्न में स्थिर राशि का द्वादशांश शनि से दृष्ट हो तो मन्दिर 
मकान आदि की उत्पत्ति कहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां वियोनिजन्माध्यायो नाम 
त्रिपः्चाशोऽध्यायः ॥। 


चतुःपञ्चाशोऽध्यायः । 


भप्रस्तार चक का ज्ञान 
तिर्यग्विइवोर्ध्वनन्दं गिरिगिरिशपदं न्यस्य चक्र तदूध्वं 
मेषाद्याः राइायः स्युग्रेंहगणसहिता शिष्टिसिष्टस्प सद्म । 
तस्याधः सोऽपि मुख्य ग्रहगणमुदयं चाप्यधः क्ष्माक्रमेण 
न्यस्याधः स्वीयचक्रे स्वपदसहितभाक्‌ खाष्टके बिन्दुरेखा ॥ १॥ 


१ पञ्चमदशमाष्टराशि.। 


*५१० सारावलो 


तेरह तिरछी रेखा व ९ खडी रेखा खींच कर इसके अतिरिक्त एक खडी रेखा व 
भएक तिरछो रेखा खींचने पर ११७ कोष्ठ का चक्र बनता है । ग्रन्थकार ने 'तदुध्वं' 
कहकर सिद्ध किया है कि १४ तिरछी व १० खड़ी रेखा खींचने पर ही ११७ कोष्ठ 
का चक्र बनता है न क्रि १३ तिरछी व <& खड़ी रेखाओं से ११७ कोष्ठ का चक्र बन 
नसक्ता है । इन १३ व ६ खड़ी रेखाओं से तो ६६ कोष्ठ का चक्र सिद्ध होता है । इस 

११७ कोष्ठक के चक्र में प्रथम एक कोष्ठक का त्याग करके बायीं ओर से प्रथम पंक्ति 
“में १२ राशियों को ग्रहों के साथ लिखना चाहिये । तथा प्रथम एक कोष्ठक को छोड़ 
“कर ऊर्ध्वं प्रथम पंक्ति में सूर्यादि सात ग्रह व रूग्न को लिखना चाहिये । पुनः अपने- 
अपने अष्टक वर्ग में समागत द्वादश राशियों में शुभ अशुभ विन्दु व रेखाओं को 
:लिखना चाहिये ॥ १ ॥ 
प्रस्तार से फल ज्ञान 

पुर्णबिन्दुभिरष्टमिः पद्गतैहीनो पि भूपो भवेत्‌ 

एकैकोनतया क्रमात्‌ फलविधिः सर्वेप्सिताप्तियंश: । 

वित्तासिशच सुखैः सह प्रियसुहतु प्रात्तिविपच्छून्यता 

वित्तानामपि हानिराधिकुशता शान्यक्रमे संक्षयः ॥ २ ॥ 

जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में हो यदि उस राशि के आठों पद ( स्थान ) 
में बिन्दु हों तो जातक नीच कुल में जन्म लेकर भी राजा होता है! यदि सातो पद 
-में बिन्दु हों तो समस्त अभीष्ट की सिद्धि, ६ में बिन्दु हों तो लोक में यश व धन की 
प्राप्ति, ५ में बिन्दु हों तो सुख के साथ प्रेमी मित्र की प्राप्ति, ४ में बिन्दु हों तो 
“विपत्ति का विनाश, ३ में बिन्दु हों तो धन का भी नाश, र में बिन्दु हों तो चिन्ता, 

१ में बिन्दु हो तो शरीर में दुबेलता और आठों पदों में बिन्दु का अभाव हो तो हानि 
होती है ॥२॥ 
सुर्य के अष्टकवर्ग का फल 
सुर्यस्याष्टसु बिन्दुष क्षितिपतेराप्ता विभूतिधंनं 
सप्तस्वदभुतकान्तिसौख्यविभवः षट्सु प्रतापोन्नतिः । 
पञ्चस्वर्थसमागमः सदसतो साम्यं चतुष्के त्रिके 
त्वध्वशान्तिरथ द्विके गदभयं रूपेऽथ झन्ये मृतिः ॥ ३॥ 

जिसकी जन्म कुण्डली में सूर्य के अष्टक वर्ग में जिस राशि व भाव में ८ बिन्दु हों 
तो उस राशि में सूर्य के संचार से जातक को राजा से ऐश्वर्थ व धन की प्राप्ति होती 
है । जिसमें ७ बिन्दु हों तो सूर्यं संचार वश शरीर पुष्ट व सुख तथा धतागम, ६ 
“बिन्दु हों तो प्रताप और उन्नति, ५ विन्दु हों तो धन का आगमन, ४ बिन्दु हों तो 
-शुभ व अशुभ फल समान, ३ बिन्दु में मार्ग जनित परिश्रम, २ बिन्दु में रोग का भय, _ 
१ बिन्दु व शून्य विन्दुस्थ राशि में सूर्ये का संचार होने से जातक को प्रायः क्लेश वा 
म्मरण भय होता है ॥ ३॥ 


चतुपन्चाश अध्याय ५११ 


चन्द्रमा के अष्टकवर्ग का फल 
इन्दोर्भोगविभ्रतयोऽय विभवाः वस्राननगन्धोद्धवाः 
सन्मंत्री दुविजसंगमाद्घृतिमती दु:खाढ्यसोख्यस्थितिः | 
दुवेषो बन्धुजनं: प्रियार्थविरहोऽकस्माद्‌ विपद्दुस्तरा 
शोकोदुवेगजकष्टमत्र नियतं प्रोक्तं फलानामिदस्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में जिस राशि में ८ विन्दु हों उसमें चन्द्रमा के जाने पर 
“भोग व ऐश्वर्य लाभ, ७ विन्दुस्थ राशि में जाने पर वसत-अन्न व सुगन्धित वस्तुओं से 
धनलाभ, ६ बिन्दुस्थ में सज्जनों से मित्रता, ५ विन्दुस्थ राशि में जाने पर ब्राह्मणों की 
सङ्गति ६ धैर्ये व सुन्दर मति का लाभ, ४ विन्दुस्थ राशि में सुख व दुःख की समानता, 
३ बिन्दुस्थ राशि में बन्धु-वान्धवों से कलह, २ विन्दुस्थ राशि में प्रेमीजन का विरह 
च धनहीनता, १ विन्दुस्थ राशि में अचानक कठिन विपत्ति और शून्य बिन्दुस्थ राशि में 
चन्द्रमा के जाने पर शोक व उद्वेग जन्य कष्ट होता है ॥४॥ 
सङ्कल के अष्टक वर्ग का फल 
आरस्यार्थमहीसपत्नविजयाः सोभाग्यकान्तिप्रदा: 
राज्ञां बल्लभता प्रसिद्गगुणता साम्यं विपत्संपदो: । 
आतुस्त्रीविरहो विपत्परिमवो राजाग्निपित्तज्वर्रः 
स्फोटं दू'वितगात्रता जठररुङ मूर्च्छाक्षिरुङः मृत्यवः ॥ ५ ॥ 
भौम के अष्टक वर्ग में जिस राशि में 5 बिन्दु हों उस राशि में भौम के संचार 
से जातक को धन व भूमिलाभ और शत्रु से विजय, ७ बिन्दुस्थ राशि में जाने पर 
सोभाग्य व सुन्दरता की वृद्धि, ६ विन्दुस्थ राशि में राजा की प्रियता, ५ बिन्दुस्थ 
राशि में विख्यात गुणता, ४ बिन्दुस्थ राशि में सुख व दुःख की समता, ३ विन्दुस्थ 
राशि में भाई और स्त्री का वियोग, २ विन्दुस्थ राशि में जाने पर राजा, अग्नि तथा 
पित्तञ्वर से कष्ट, १ बिन्दुस्थ राशि में घाव व पेट रोग से शरीर में अस्वस्थता ओर 
शून्य बिन्दुस्थ राशि में भौम की सत्ता वश मूर्च्छा ( मिर्गी ) नेत्र पीड़ा, व मृत्यु वा 
मृत्यु तुल्य शरीर कष्ट होता है॥ ५॥ 
बुध के अष्टक वर्ग का फल 
कस्य क्ष्मापतिमान्यता द्रविणतो विज्ञानसौख्याप्तय: । 
सर्वोद्योगफलोदयो नवसुहुत्प्रासिरनिरुद्योगता । 
चित्तब्याकुरताऽर्थहानिव शतः खरीपुत्र मित्रादिभि 
बँराद धैयभतिक्षयोऽय सततं सर्वस्वहानिमृतिः ॥ ६॥ 
बुध के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उस में बुध के गमत से जातक को 
राजा से सत्कार, ७ बिन्दुस्थ राशि में धन से विज्ञान व सुख की प्राप्ति, ६ विन्दुस्थ 
राशि में समस्त कृत कार्यों में सफलता, ५ विन्दुस्थ राशि में जाने पर नवीन मित्रों की 
प्राप्ति, ४ बिन्दुस्थ राशि में उद्योग करने में गतिरोध, ३ बिन्दुस्थ राशि में धन की 


५१२ सारावळा 


हानि से चित्त में व्याकुलता, २ बिन्दुस्थ राशि में स्रो-पुत्रादि के द्वेष से धेयें व 
मति का क्षय ओर शून्य बिन्दुस्थ राशि में बुश्र के संचारवश निरन्तर सर्वस्व की हानिः 


तथा मरण भय होता है ॥ ६ ॥ 
गुरु के अष्टक वर्ग का फल 
जीवस्याच्छयशः तुखार्थनिचय: सौभाग्यसौख्याप्तयो 
वासो वाहनहेसलब्धिरहितध्वंसक्रियासिद्धयः । 
“ छाभच्छेदविहीनता श्रवणद्क-पु'स्त्वंप्रणाशादयो 
भूभृत्कोपभयं गदेविकळता न्न्ध्वर्थपुत्रक्षयः ॥ ७॥ 


गुरु के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उस राशि में गुरु के संचार 


से जातक का सुन्दर यश-सुख व धन बढ्ता है । ७ बिन्दुस्थ राशि में सौभाग्य व सुख 


की प्राप्ति, ६ बिन्दुस्थ राशि में वस्त्र-वाहन व सुवर्ण का लाभ, ५ विन्दुस्थ राशि में 
गुरु के जाने पर शत्रुओ का विनाश, और कार्यों की सिद्धि, ४ विन्दुस्थ राशि में लाभ 


व हानि समान, ३ विन्दुस्थ राशि में कान-आँख व उपस्थ में पीड़ा वा इनका नाश, २ 
बिन्दुस्थ राशि में राजा का कोप ( क्रोध ) डर, १ विन्दुस्थ राशि में रोगो से वेचेनी 
ओर शून्य बिन्दुस्थ राशि में गुरु के जाने पर बन्धु-धन-पुत्र का विनाश होता है 151 
शुक्त के अष्टक वर्ग का फल 
शुक्रस्याखिकभोगवर्खवनितापुष्पान्नपानाप्तयों 
भूषामोक्तिकपोषयः प्रियवधूलाभः सुहुत्सङ गम: । 
मध्यत्वं शुभपापयोजंनपदग्रामोच्चविद्वेषिता 
स्थान भ्रेशरुज; कफरच विषमः सर्वापदां सङ्गमः ।। ८॥ 
शुक्र के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उसमें संचार वश शुक्र के जाने 


पर जातक को समस्त प्रकार के भोग सुख, वस्त्र, स्त्री पुष्प, (सुगन्ध) अन्न, पान की 
प्राप्ति, ७ बिन्दुस्थ राशि में जाने पर अलङ्कार व मोती का पुष्ट लाभ, ६ विन्दुस्थ राशि 


में प्रिय स्त्री का लाभ, ५ बिन्दुस्थ राशि में मित्रों का मिलाप, ४ बिन्दुस्थ राशि में 
शुभ ( सुख ) व पाप ( दुःख ) की समता, ३ विन्दुस्थ राशि में नगर व ग्राम के लोगों 
से गहन शत्रुता, २ विन्दुस्थ राशि में कठिन कफ जन्य व्याधि और शून्य विन्दुस्थ राशि 
में समस्त विपत्तियो का सङ्गम होता है ॥ ८ ॥ 
शनि के श्रष्टक वर्ग का फल 

सोरेग्रामपुरप्रजाद्यधिपता दासीखरोष्ट्राहयः 

पुजाचोर निष! दसंन्यपतिसिर्धान्यार्थसौस्थागलः 1 

अन्योपाश्रितसौख्यता खुतवधूभूत्यार्थविध्वंसरन 

बन्थोदवेगरुज: सहाञ्धनतया भार्यादितबेक्षय: ॥ ९ ॥ 

शनि के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उसमे संचार वश शनि के जाने 

पर जातक को ग्राम या नगर वा प्रजा का स्वामित्व प्राप्त होता है । 


0000 SS PS FYE EN 


३३ चतुःपच्चाण अध्याय ५१३ 


७ बिन्दुस्थ राशि में दासी, गधा तथा उँट की 


प्राप्ति, ६ बिरुस्थ राशि मे चोर 
निषाद के स्वामी से सत्कार, ५ बिन्दुस्थ राशि में धन, धान्य व सुख की प्राप्ति, ४ 


बिन्दुस्थ राशि में दूसरे के आश्रित रहने पर सुख, ३ बिन्दुस्थ राक्षि में पुत्र-स्त्री-नौकर' 
व धन का नाश, २ बिन्दुस्थ राशि में बन्धन ( जेल ) उद्देग ( आवेश ) व रोग, १ 
बिन्दुस्थ राशि में अधिक निर्धनता और शून्य बिन्दुस्थ राशि में शनि के जाने पर स्त्री 
आदि समस्त वस्तुओं का नाश होता है॥ &॥ 


उपसंहार 
इत्थं होराशाख रचितं कल्याणकोविदेनंब । 
पर्वाचार्येनिमितमवलोवय मुदं प्रयातु देवज्ञः॥ १०॥ 
पौलिस-बसि्ट-रोमश-यदन-बादरायणाः शक्तिः। 
अन्निइच भरद्वाजो विददासित्रो गुणारिनिक्ेशो च॥ ११॥ 
गगं-पराशर-जीवा एतैरन्यैदच दिस्तरं रचितम्‌। 
कथयति शाषुक्तं जातर्कामति चित्रगुसक्कतम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार पूर्वाचायों द्वारा रचित होरा शास्त्र का विद्ठानु कल्याण वर्मा ने भी. 
सारावली नाम से निर्माण किया, इसको देखकर ज्योतिषी जन प्रसन्नता का अनुभव 
करें। पहिले पौलिस-वशिष्ठ-रोमश-यवन-वादर]यण-शत्ति-अत्रि-भरदठ।ज-व्दिव। मित्र 
गुणकेश-अग्निकेश-गगे-पराशर-जीवशार्मा इन आचायोँ ने तथा अग्याचायो ने भी जातक 
शास्त्र का निर्माण विस्तार से किया है, जो कि होराशास्त्र चित्रगुसत के लिखे हुए 
प्राणियों के सुख व दुःख का ज्ञान कराता है ॥ १०-१२॥ 
॥ इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावत्यां चतुः पः्चाशोऽध्यायः ॥ 
इति मथुरावास्तव्य श्रीमद्धागवताभिनवशुक पं० केशवदेवततुर्वेदात्मजमृरली धर- 
चतुवेदकृतायां कान्तिमती हिन्दीव्यास्यायां सारावस्याः चतुःपः््ाशोऽध्यायः ॥ 


अ. 
अकळत्रं सुख रहितं 
अकुलीनो विकलाङ्गः 
अकुशलकर्मा द्वेष्यः 
अगुहः प्रभिन्नदारः 
अग्नीनां परिचारका 
अङ्भप्रत्यङ्गानां छेदं 
अङ्गारकोऽपि कुरुते 
अचतुरममृष्टवाक्यं 
अजवृषककिविलग्ने 
अजसंस्थानमुखः 
अजादितः क्र रशुभौ 
अटनप्रियाः सुरूपा 
अटनंप्रियोऽल्पसत्वः 
'अटनमसुखं दरिद्र 
अत उत्तरेण चण्डाः 
अत एव विस्तरेभ्यो 
अतस्तृतीये नक्षत्रे 
अतिकर्मकृदतितीक्ष्णो 
अतिकामं कुजहष्टो 
अतिकृष्णतनुं शूरं 
अतिचपलमतिविरूपं 
अतितप्तो वाचाटो 
अतिथिद्विजदेवरतिः 
अतिदुष्टदारशत्रुः 
अतिघनमतीव मधुरं 
अतिपरिभुतः कृपणः 
अतिमतिरतितेजस्वी 
अतिमतिरतिविभवबलो 
अतिमदमतीव सुभगं 


अतिमधुरगमनमधनं 
अतिमलिनमति च शूरं 


कलोकाचुक्रमणिका 


अ० इछ्लो० 


- २५-५८ 
१६-२७ 


०-३४ | अतिललितमति च धनिनं 


४४०४ | 
२०-३० | 
४०-७२ 
४४-१२३ 
२३-५४ 
१२-१० 
५०-२ 
३-२० 
२१-४३ 
२२-५७ 
२३-२८ 
३६-१५ ! 
१-४ 
१०-७५ 
४५-२४ 
२३-१० 
२५-६१ 
२०-३० 
१६-११ 
४७-२८ 
२६-२२ 
२७-३२ 
३०-५२ 
३०-२१ 
३०-११ 
२३-५६ 
२५-६३ 
२३-७३ 


अतिमलिनमलसमटन 
अतिरूपदारसौस्यं 
अतिरीद्रमति च शूरं 


अतिविभवमत्युदारं 
अतिशयधनो नयज्ञो 
अतिशयबळयुक्तः 
अतिशयरूपं ललित 
अतिशूरमतिप्राज्ञं 
अतिशूरं विक्रान्तं 


। अतिसुभगमति च मलिनं 


अतोंशके लग्नगते तु 
अत्यरिभवनं प्रास: 
अत्यर्थं द्युतिमन्त 
अत्युग्रतरो नृपतिः 
अत्युग्रमतिद्रव्यं महान्तं 
अत्युच्चस्था रुचिरवपुषः 
अथवा निषेककाछे 
अथवाप्यन्यतरयुते 

अथ होरागतो भौमः 
अथ होरागतः सूर्यो 
अदृढस्मृति दरिद्रं 
अधनः कदशनतुष्टः 
अधनः परोपकारी 
अधनं दु:खितमटनं 
अधनं व्याधितमटनं 
अधिकद्वेष्यं स्त्रीणां 
अधिकमनिष्टं स्त्रीणां 
अधिमित्रगते केन्द्रे 
अधिमित्रांशगश्चन्द्रो 
अधियोगादयोऽन्येऽपि 


अध्वनिरतः सुपुण्यभ्रसक्त 


अ० इलो० 
२८-३० 
३०-६८ 
२८-५५ 
२७-३५ 
२३-६८ 
१५-१८ 
२०-२७ 
२६-५३ 
२३-१८ 
२६-६३ 
२७-६० 
५०-१ 
३८-२१ 
२७-४४ 
२३-२ 
४४-१ 
३५-३३ 
८-३३ 
१०-५४ 
१०-९१ 
१०-८५ 
२२-४३ 
३०-२७ 
. २८-१८ 
२३-६६ 
२३-४५ 
२८-५७ 
३०-६७ 
३५-१४५ 
३५-११२ 
१३१-३३ 
२५-१३ 


|) 


अनुपचयरासिसंस्थे 
'अनिवारितरणवेगः 
अनुदितचक्रा्धे युतैः 
अनुपमदेहं कुरुते 
अनुपमधैय कुरुते 
अनुपमविद्यावृत्तं 
अनुपहतदेहबुद्धिः 
अनुपातात्तिथिः कल्प्या 
अनुयाति शिष्टपदवीं 
अनृतप्रियं सुवाक्यं 
अनृतं वच्चनपापं 
अन्तदेश्ा ग्रहाणां 
अन्तदेशा दशायां भुगोः 
अन्तदंशा दशायां सितस्य 
अन्तईंशा यदा (स्यात्‌) 
अन्तदंशा शुभायां 
अन्तविषमः कामी 
अन्तःसारान्‌ वृक्षान्‌ 
अन्त्याष्टमादिभागे 
अन्त्ये तृतीयभागे जल 
अन्त्ये तृतीयभागे लोष्टक 
अन्त्ये वयसि च लक्ष्मी 
अन्ये: क्र रोत्पातँः 
अन्योन्यभागगतयो: 
अन्योन्य रविचन्द्रौ 
अपगतधृतिरूक्षरमश्रु 
अपरिसितायद्वारो 
अवलग्रहराशिगता: 
अब्दाधिपाइचतुर्थाः 
अभिधाताद्विषपानात्‌ 
अभिजातं कुलपुत्र 
अभिमुखकरप्रवाहः 
अयनक्षणदिवसतु क 
अथमेव समुद्रार्यो 
अर्कः कछिङ्गविषये 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० श्लो० 
८-२ 
२२-४६ 
९-२२ 
२३-६२ 
२३-५३ 
२७-६६ 
३०-३८ 
५१-४ 
४१-५३ 
२६-२७ 
२३-२८ 
४१-९ 
४१-४७ 
४१-८४ 
४१-१० 
४१-५६ 
४७-१५ 
५३-२० 
३८-३ 
४६-३८ 
४६-३७ 
२६-१८ 
३८-१२ 
४५-१८ 
८-१८ 
२७-२३ 
३०-६० 
५३-२६ 
७-२ 
४६-३० 
२३-३४ 
३६-२८ 
४-१७ 
३५-६१ 
७-१४ 


अर्काकिभ्यां दृष्टे 
अर्कादिग्रहदैवतमन्त्रैः 
अपरदबचारुवचा 
अथंविहीनः प्रेष्यो न 
अर्थाजेने सहायः 
अर्थोत्पादनकुशलं 
अर्धेमेकस्थितो भागं 
अलसं मलिनं सधनं 
अलसशठः कुटिलनसो 
अलसं सुखिनं स्थूलं 
अललितसुख मित्रयुतो 
अलसो लोकढ्वेष्यो 
अलिनि त्रिविशयुक्ते 
अल्पवदनरच मध्ये 
अल्पायुर्बत्धनभाग्दीनो 
अविकलमति नयज्ञं 
अवितथकथनं मधुर 
अविरूपं मन्दगुहे 
अविषादी कर्मपरः 
अंशपतेरचन्द्रस्य 
अंशाधिपजन्मपती 
अशुचिः परान्नकांक्षी 
अद्युभगगनवासे: 
अशुभशुभेः सन्हष्टे 
अशुभे क्षीणे$स्तगते 
अंशे मीनयुगाद्ये 
अंशोद्धवं विलग्नात्‌ 
अदिवन्यनुराधास्य: 
अष्टमगतस्य भानो: 
असहशकाय: पुज्य: 
असहः प्रचण्डशूरः 
असहिष्णुरनिष्टसुतः 
असितजलदकान्तिः 
असुरदयितोऽस्वतन्त्रं 
अस्तंगतो वि र्मिः 


५१५ 


अ० इलो० 
२२-१२ 
४-१३ 
२९-१३ 
२८-३ 
२-५ 
२३-१९ 
४१-१ 
२३-७१ 
५०-८४ 
३०-७३ 
३०-१५ 
३०-६१ 
१०-११२ 
४०२४ 
१८-२ 
२३-२६ 
२६-३७ 
२५-६४ 
३०-२३ 
२४-२४ 
१०-१७ 
२२-५५ 
३५-३ 
१०-५२ 
४५०९-१७ 
४६-४४ 
३९-२ 
३५-१६५ 
४०-५द 
१६-१४ 
२५-९ 
४७-१२ 
३७-१९ 
४४-१८ 
३६-६ 


५१६ 


अस्ते$शुभयुतदष्टे 
अस्त्राचार्यो मतिमानु 
अस्मिन्नायुर्दाये 
अस्वस्थो विकलाङ्गः 
अहितेभ्योऽर्जनभी रु: 
आ. 
आकरगिरिदुर्ग रतं 
आग्नेयसौम्यहृष्टौ 
आचारशोचनिरतो 
आचारसत्यशुभशौच 
आचार्यों व्रतदीक्षा 


आजन्मतो नराणां 
आजीविनां कुहकिनां 
आढ्यः कर्मोच्क्तः 
आढ्यः नृपात्तरीति 
आढ्यस्त्वनेकविद्यो 
झाढ्यो रुचिरसुपुण्यो 
आताम्र दारिताक्षः 
आत्मत्रिकोण आकिः 
आत्मनि रक्षांनिरतः 
आत्मादयो गगनगैः 
आत्मा रविः शीतकरः 
आत्मीयनाथहृष्टः 
आदित्यगुर्वाकिशशा ङ्धुपुत्रा, 
आदित्यस्य दशायां शनैः 
आदित्ये हिबुकस्थे 

आदौ दशासु फलदः 
आद्यन्तवयसि सुखिताः 
आद्यन्तवर्णलोपात्‌ 
आद्याम्बुसिक्तवसुधागरु 
आद्ये कन्यात्र्यंशे 


सारावली 


अ० इलो० 
८-& 
३१-५८ 
३९-१ 
१६-२२ 
२५-१२ 


२५-४२ 
८-५४ 
२६-२३ 
५-४५ 
२७-१७ 
३४-६८ 
२०-३३ 
३२-१५ 
४४-२४ 
२८-४ 
२८-१४ 
४८-२२ 
४४०८ 
२१-३७ 
४-२ 
४-१ 
३-२५ 
२०-४ 
४१-१७ 
३१-१९ 
४०-७५ 
२१-२६ 
२-२ 
३७-२१ 
४६-२२ 


आद्यो मिथुनत्र्यंशे 
आद्ये ऽलिनस्त्रिभागे 
आद्यो वणिक्त्रिभागे 
आधाने जन्मनि वा 
आधाने हि मयोक्तः 
आधानोदयशशिनोः 
आनृतिककितववन्धन 
आनृतिकमधर्मपरं 
आनृतिकगुक्तिपालाः 
आनृतिको बहुवित्तो 
आपूर्णमण्डलकलाक लितं 
आपुर्यमाणमूतिरढ्वादश 
आभरणश्रूषणानां 
आयतकुळजातानां 
आयनबलसमुपेतो 
आयुर्ज्ञानाभावे सर्वं 
आयुषो येन यदत्तं 
आये बुधेऽपि वर्गे 
आरक्षकः प्रधानः 
आरण्यभवनलग्ने 


आरस्यार्थमहीसपत्नविजया: 


आरामपुत्र (बुद्धि) सेवा 
आर्योचितवाग्वृत्तिः 
आर्य ग्रामश्चेछ' कुटुम्बिनं 
आर्यः कुलटाद्वेषी 
आविशतेभंवेयुः 
आशाबलसमुपेतो 
आश्रययोगे ज्ञाता 
आहितकलासमूहः 
आहितधन: सुमेधा: 

ङ्‌. 
इज्याव्रतनियमपराः 


HS ओह... 


-इतिहासकाव्यकुशलं 
इतीरितोऽयं स्वगुण 
-इत्याककृतिजा एते विशति 
'इत्याधानविधानं 
इत्याधानं प्रथमं 

"इत्युक्तं शुभमन्यदेव मशुभं 
इत्थं होराशापस्त्रं 
इन्दु लं कुजो ऽग्नि जँ लमु 
इन्दुसुतस्थ दशाया 

'इन्दुः स्वोच्चे पश्यन्‌ 
इन्दुर्भागविभूतिकाचन 
इषुकरणदस्युवन्धन 

इह तु द्वादशभागो 


'ईड्ये ज्यावस्ड्िरा जीवः 
ईर्ष्यान्विता सुखपरा 
-ईश्वरश्ृतको मूर्खः 
-ईषत्पि ्कललो चनश्रुति 
उ 
उक्तं बहुप्रकारं 
उक्तं फलं गगननगा 
उक्तो हि यवनवृद्धौः 
-उच्चवलेन समेतः परां 
उच्चवळं कन्थायां बुधस्य 
उच्च भागत्रितयं वृष 
उच्चरा शिभ्भवेद्धो रा 
उच्चराशो विछोमे च 
-उच्चस्थः शशितनयः 
'उच्चस्थस्त्रिदरगुरु: 
उच्चाभिलाषी सविता 
'उडुपतिक्कतरिष्टानाँ 
उत्कृष्टवाक्‌ स्थिराङ्गः 
उत्तमरूपो गुणवानु 
'उत्तरमयनं प्राप्ताः 
-उत्तमगुहरायनानां 
-उत्तमरामः सुभगो 


पद्यानामकारादिकोशः 


अ० |ड्लो ° 
२७-२६ 
४३-२७ 
२१-१७ 
२१-६२ 

८-५२ 
५२-९ 
५४-१० 
प्रे 
४१-३० 
३५-१११ 
५४-४ 
२१-३८ 


५३- ३० 


४-११ 
४५-२५ 
३१-७३ 

४४-२५ 


३२-११५ 
१५-२३ 
५२-१ 
प-रे८ 
५-२१ 
५-२२ 
३५-३६ 
५-१४ 
३५-११६ 
३५-१२१ 
२५-४८ 
११-२ 
५०--४५ 
३२-२४ 
४-३७ 
३२-१४ 
१३-२२ 


उत्पातक्रूरहते तस्मात्‌ 
उत्सवसमाजशीलो 
उत्सृष्टवचा: स्मृतिमान्‌ 
उत्सृष्टा सूर्यस्ते 
उदकचरनवांशकेषु 
उदयगिरिनिविष्टेः 
उदयति गुरुरुच्चे 
उदयति मीने शशिनि 
उदयति वणिग्विळग्ने 
उदयनवांशाधिपतेः 
उदयशिखरिसंस्थो 
उदयाद्वाविशतिम ० 
उदयास्तगतैः पापैः 
उदये दिनकरपुत्रे 

उदये चागस्त्यमुनेः 
उदयेऽसुरमन्त्रिवरो 
उदितांशसमो मोहः 
उद्गतदशा व्यतीता 
उद्घोणो रूक्षदेहः पृथुक 
उद्दण्डघोणकुक्षिः 
उद्धतमूर्ति: सुशिरा: 
उद्‌बन्धनमतिचपलं 
उल्ह्रिज्जरायुजानां तथैव 
उद्यानसुभवा 
उद्य_क्तकर्मेसुभगः 
उन्नतविततललाटः 
उन्नासश्यामचक्षुः सुरत 
उन्नासो व्यायताक्षः 
उद्देगरोगतप्तः 

उपकारी च परेषां 
उपचयगुहसंस्थो जन्मपो 
उपचयभवने शशक्षृद्हृष्टो 
उपचयगौ रवि शुक्रो 
उपासका बुद्धसमाश्रयं 
उभयस्थिरचरसंस्थेः 
उल्कायाः पतने चैव 


५१७ 


अ० इलो० 
८-३२ 
३२-११ 
१४-६ 
४५-१६ 
३५-२७ 
२५-७ 
३५-१८ 
३५-२४ 
५३-५४ 
४६-२० 
३५-१७९ 
४६-२२ 
८-३६ 
३४-७८ 
१२-९ 
३५-७० 
४६-२१ 
५१-२० 
२३-७२ 
५०-८७ 
४८-७ 
२८-२६ 
५३-२७ 
३०-७१ 
४७-८ 
५०-३८ 
२३-१६ 
२३-४४ 
२८-२१ 
२८-१० 
३५-३२ 
८-५ 
८-११ 
२०-३२ 
२१-१५ 
३८-११ 


५१८ सारावली 
अ० इलो० 

ऊ एतेषां फलयोगं कथयामि 
ऊनातिरिक्तदेहा २१-४५ | एते समस्तयोगा: 
ऊध्वं पश्चदशापिः ३६-१२ | एते सर्वे भङ्गा मया 

ऋ एभिळंग्नाघिगतैः 
ऋक्षं भवननामानि ३-८ | एवं क्रमेण हृत्वा 
ऋग्वेदाधिपतिर्जीवो ४-१४ | एवं क्र्रैर्नाशो 
ऋणवानु डम्भप्रायः १५-१४ | एबं त्रिभिश्चतुभिः ` 
ऋतुवाच्यो हृगाणांशे ५१-२ | एवं त्यादिषु वाच्यं 

ए एवं फलनिर्देश: 
एक एव खगः स्वोच्चे ३५-३० | एवं महेन्द्रशास्त्रे 
एकतमे गुरुवे ३४-२६ | एवं यद्भवति रजो गर्भस्य 
एकत्रिशद्धिस्तु प्रवरा ३६-१६ | एवं सर्वप्रयत्नेन जायमानस्य 
एकं त्रीनथवा वहन्ति २०-३४ | एवं स्थानविशेषैः । 
एकद्वित्रिचतुर्था ४१-७ | एष्बिह भवन्त्यवश्यं 
एक्रभवनादिसंस्थ: २१-१९ CN 
एकं गतैः सर्वे: २०-२६ | ऐन्द्राद्य परिवर्तैस्तितयं 
एकक्ष संस्थितदशा ४१-३ | ऐखवर्येरत्नकाञचन 
एकस्मिन्‌ पश्चक्कतौ पळ्चकृतौ ३५-१६१ र ओ 
एक्रिशद्भागैयु क्तः ७-४ | ओजक्षे गुरुसूयों 
एकान्तरगै विहगैः ३५-९० ओजसमराशिसंस्थौ 
एकादशगे धनवानु ३०-३६ | ओजस्विनमतिशूरं 
एकादशे तृतीये होरायां १०-६८ | ओजस्वी बहुशत्रुः 
एकादि पञ्च यावत्‌ ३६-१० | ओजस्वी साहसिको 
एकांशस्थितयोर्वा ९-४० | ओजे स्थिताः पुमांसः 
एकेनापि न दुष्टं ३४-९ मौ 
एकेनापि शशाङ्को ३८-१९ | औत्पातिकः कृशतन्‌निशि 
एककेन फलं स्यातु ८-७ | औपत्पातिकाः सवितृलूत्त 

गे जन्माधिपतिः ११-१७ क 

एकोनविशतिर्भानो. ३९-१३ | कटुकण्टकिनो रुधिरः 
एको$पि विहग: कुर्यात्‌ ३५-६४ कटुलवणतिक्तमिश्रित 
एकः पापोऽष्टमगः शुक्र १०-८ | कन्दर्परूपनिपुण: 
एकः स्वोच्चे शुभगगनगः ३५-१४१ | कन्दर्पसदृशरूपं 
एते न यदा योगाः १३-२ | कम्याकुमारकाणां 
एतेनेव तु विधिना १०-६७ | कन्यानामतिदयितं 
एतेषां गुणदोषानु ३-१९ | कन्यानुजो न बन्धुः 


अ० इलो 
२१-२० 
३३-६३ 
१२-१५ 
३-३८ 
५१-१५ 
३४-४६ 
३१-८७ 
३३-४५. 
३४-६५ 
३६-३ 
८-४ 
१०-११५ 
३२-५१ 
३५-४ 


कन्यापुररक्षकर 
कन्यामीनांशस्थान्‌ 
कन्यायां पञ्मिनीशत्रुः 
कन्यायां प्रथमेंशे 
कन्यायां बहुदारं 
कन्यालिवुषर्भातहे 
कन्याविलाससत्वस्थितिः 
कन्येव स्वगृहे दुष्टा 
कफमारुतरोगातं: 
कफवातिकर्कलिरुचिको 
कमलदहनदी प्ति: 
कमलभवनबन्धुः 
करभखरदास्त्रतोयात्‌ 
करभाश्वखरोष्ट्रेभ्यो 
करोत्युत्कृष्टोय दिनकृद ० 
करकंटकःदिमभागे 
कर्केटके शशिजीवौ 
कर्केटधामनि सौम्यः 
कर्केटसंस्थः केन्द्रे 
ककिणि मन्दे मकरे 
ककिणि लग्ने भीरुः 
ककिळग्ने गुरुः सेन्दुः 
कर्तारो नृपतीनां 

कपू रजात्पुत्पल पुष्पगन्धो 
कर्मणि दिनकरसितयोः 
कर्मणि सुरेज्यशशिनोः 
कमंपरां शुद्धांगीं 
कर्मेफललाभहेतुमु 
कमसु चपलः ख्यातो 
कर्माम्वुवित्तसंस्थः 
कर्मासक्त कुरुते 
कर्मास्तजलहोरासु 
कर्मो क्तो दशमे 
कर्षकमतिकर्मकरं 


पद्यानामङा रादिकोशः 


अ० एलो० 
२५-३८ 
८-२६ 
४६ ५ 
१०-११३ 
२३-४२ 
४०-२८ 
४७-२३ 
४५-६९ 
२२-३३ 
४७-२७ 
३७-२० 
३८-२४ 
४६-३४ 
४६-२५ 
२५-१६ 
४९-१० 
३५-१६३ 
१०-१० 
३५-११ 
४६-४ 
८०-१४ 
३६-२२ 
३८-१३ 
३७-१६ 
३१-२१ 
३१-३७ 
२८-४३ 
२-३ 
२२-२६ 
४६-१३ 
२३-५५ 
३५-६४ 
३०-३५ 
२२-६& 


mere 


कर्षकमधनं कुरुते 
कर्षणनिरतमथाढ्य 
कलह प्रियो मृदुवचाः 
कलहप्रियं कुलीनं 
कलहरुचिनिद्रालु: 
कविकुसुमभोज्यमणि 
कष्टदशा व्यसनकरी 
कान्तः क्लेशस हिष्णुः 
कान्तः प्रतापगुणवानु 
कान्तः श्रुताभिनिरतो 
कान्तं मधुरं सुभगं 
कान्तानुरतो गोरो 
कान्तान्नपानगुहवस्त्र 
कान्तासुवर्णवेसर 
कान्तिविहीनं मलिनं 
कामपरमति च सुभगं 
कामरति गणमुख्यं 
कामीवहुतुरगनरः 
कामे विवादकुरालो 
कारकयोगे जाता 
कारकवेधो बलवान्‌ 


कामु के त्रिदशनायकमन्त्री 


कार्येविनाशनदक्षः षण्डो 
कालनरस्थावयवान्‌ 
काव्यकथास्वतिनिपुणः 
कीतिसुखमानविभवः 

कु कुलोद्गतां सुशीलां 
कुजज्ञवागीशसिताकि 
कुज भृगुवुधेन्दुरविशशि 
कुजसौरयो सिंत्रकोणे 
कुजार्कजीवाकिभिरत्र 


कुजाकिदेवेड्य सितेन्दुपुत्रैः 


कुजाकिसोमात्मजदेव 
कुजेन्दुसूर्यज्ञपुरो हितश्च 
कुजे विलग्ने च शशी 


५१६ 


अ० इलो० 
२३-३६ 
२६-२५ 
२५-३३ 
३२-५९ 
१७-२२ 
७-८ 
४०-६७ 
२५-५ 
५०-१०६ 
२७-१४ 
२८-३४ 
५०-८५ 
१३-७ 
४०-४२ 
३२-६६ 
२८-३९ 
२७-६४ 
१८-११ 
१६-५ 
३५-१२७ 
६-६ 
३५-२५ 
२२-४१ 
३-६ 
१५-४ 
३१-१७ 
४७-६ 
२०-११ 
३-११ 
६-२७ 
पारे 
२०-१८ 
२०-६ 
२०-३ 
३५-१५ 


५२० 


कुजे विलग्ने तरणेइच 
कुजोऽलिगोऽथ मेषे 
कु त्सितयोषिद्रमणो 


कुत्सितरामाभर्ता 
कुत्सितशीलः कान्तः 
कुन्दाग्जकाराधवलः 
कुब्जाङ्गो वृत्तनेत्रः पृथु 
कुमुदगहूनबन्छु 
कुमुदगहनवन्धौ 
कुमुदवनसुबन्ध ` 
कुम्भ; कुम्भधरो नरोऽथ 
कुम्भविलग्ने पुरुषः 
कुम्भस्य पश्चदशके 
कुम्भस्याष्टमभागे 
कूम्भेऽतिसत्यवाक्यं 
कुम्भे दिशति शशाङ्को 
कुम्भे प्रथमत्र्यंशे 
कृम्भोदयो न शस्तो 
कुरुते ज्योतिषकुशलं 
करुते द्विमातृपितृकं 
कृरुते बान्धवरहितं 
कुरुते भयं कूलस्य 
कुरुते लोकद्वेष्यं 

कुरुते शत्रुगुहेर्ष्को 
कुरुते शशी धनाढ्यं 
कुरुते शशी सुशील 
करुते हिमकरपुत्रः 
कुर्यात्तुद्गो त्रिकोणे वा 
कूलगुणवृद्धेर्वादो 
कूलटापतिः प्रगल्भ 
कृष्टभगन्दररोगे 


कूटकरो बह्वाशी 
कृतकोपचारकुशलः 
कृतधर्मकीतिरग्रचस्तेजस्वी 


कृत्तिकारेवतीस्वाती 


सारावली 
अ० इलो० 
३५-१२५ | कृष्णनयनं सुकेशं 
३५-१५४ | कृष्णारवुधगुरुसिता 
१३-२३ | कृष्यादिकर्मधनवानु 
२२-८ | केतुर्येस्मिन्नृक्षेऽभ्युदितः 
४७-४१ | केतोरुदयं पूर्व 
३५-१२५ | केन्द्रगौ यदि तु जीव 
०३-५८ | केन्द्रस्वोच्चमुपेतः 
३५-६० | केन्द्रात्परं पणफरमापो 
३५-४८ | केन्द्रादिसंस्थिते खेटे 
२ 9 केन्द्रा दिस्थेग्रेहैर्याग: 
कर केन्द्रायास्तधनेषु 
३५-१५३ क लियन 
द्रे विळग्नाथः श्रे 
३५-१५७ | >_> बिळग्ननाथः 
स सड कसा हि थः टर 
०४४ | केसरिगो महेन 
१०-१११ | कौमारदारमाढ्यं 
४६-१२ | क्रुद्धो मायानिपुणः 
४७-४५ | ऋ रदशायां क्रूर 
२७-४० | क्र रभवने शशाङ्को 
२९-६० | क्र रराशौ स्थितः पापः 
२३-२२ | क्रूरः साहसनिरतः 
४०-३२ | क्रूरः सौम्यगृहस्थो 
२३-५२ | क्र,रान्तस्थः सूर्यः 
४४-१५ | ऋराहुतः 
२३-५० | क्रूरे जामित्रगते नवमे 
२३-८४ | क्ररेषु राशिसन्धिषु 
४४-१७ | ऋरेगु हस न्थिगत 
३५-६६ | क्र रैनीचै रिपुभवनगैः 
४०-४७ | क्र.रैविरूपदेहा लक्षण ० 
* क्र रै: सुवळसमेतेः सौम्यैः 
१७-२६ 
३०-८१ क्रो धापरोऽस दुवुत्तो 
२६-२ | क्लीवं गुरुविधत्ते 
२६-१४ | क्लीवाचारो द्वेष्यः 
१७-२८ | क्लीवाचारो मानी 
३५-१४ । क्लीबो विपन्नचेष्टः 


“क्लेशो मातुः क्र रैवेन्ध्व० 
'क्वचिद्राज्यं क्वचित्पुजां 
-क्वचित्‌ स्वभाग्यैः क्वचिदेव 
-क्षमासुततः स्वोच्चमुपाश्रितो 


भयरोगभयं शीर्य 
क्षितितनयस्य दशायां 


-क्षित्याजाविकतान्त्रिक० 


-क्षणश री रश्चन्द्रो 


क्षीणेन्दुदशायोगे 
क्षीणेन्दुभोम रविचन्द्र 


क्षीणे शशिनि विळग्ने कण्टक 
क्षीणे शशिनि विळग्ने पापैः 


क्षीणे शशिनि सपापे 
क्षीणं यदा शशाङ्क 
-क्ष्तुष्णातिः शोको 
क्षुद्रः कठारचोरः 
-ुद्रः परधनलुब्धो 
क्षेत्रगृहाणां सुहृदां 
क्षेत्रग्रहेन्द्रतुल्याँ 
क्षोणीभर्ता याने यस्य 
ख 


खष्ट्वाङ्गपाशवुषकामु क० 


खष्ट्वास्थितिर्भवनव० 
खरोष्ट्र्थोः पञ्चवर्गः 
ख्यातो मृदुसुखमूतिः 
ख्यातं नरेन्द्रपुरुषं 
ख्यातं विजिष्टचेष्टं 
ख्यातः कर्मसु विभवी 
ग 
गगनस्थो दिवसकरः 
गगनस्थौ गुरुशुक्रौ 
गजतुरगगोधनाढथं 


-गणोत्तमे रूग्ननवांशकोद्गतो 


-गण्डान्तविष्टिपरिघ० 
राण्डोदराक्षिरोगैः 


प्यानामकारादिकोशः । 


२१-१० 


गन्धं लेख्यपटुः कविः 
गम्भी रदृक्सुघोणो 
गम्भीरदुक्‌ स्थिरात्मा 


३५-८६ ¦ गम्भीरदुण्लसात्मा 
४१-१८ ; गम्भीरपिङ्गलोद्धतदृक्‌ 


४२-२ 
४०-३४ 
१०-२० 
४०-६२ 
४६-११ 
१०-३८ 
१०-३२ 

६-४ 

१२-११० 
४०-२८ 

२८-२ 
३१-२८ 
२६-४७ 
३४-४४ 

३५-१५२३ 


३७-३२ 

८०१८ 
है ६-२४ 
५०-५५ 
२८-५६ 
४४-३३ 


१३-२१ 


१०-३ 
३१-७८ 
२5-५ 

३५-६ 
३५-८८ 
४१-४३ 


गम्भीरस्ताम्राणो 
गम्भीर: स्थिरसत्वो 
गर्ग“ पराशर 

गर्भ प्रस वविधानं 
गर्भाधाने चरे राशौ 
गलितेन्द्रकभुपुत्रैः 
गान्धवंकलाकाम: 
गान्धर्व शिल्पकुशल 


गम्भी रयंसत्वमेधास्थान 


गिरिदुर्गेतोयकानन 
गिरिवनचारी शूरः 
गीतज्ञः शीतभीरुः 
गीतापरार्धेभागी 
गुणवान्‌ परदोषकरः 
गुणवान्‌ विपन्नशीलः 
गुरुचन्द्रदानवेज्याः 
गुरुणा कविप्रधाचं 
गुरुणा कुजेन भृगुणा 
गुरुदृष्टो मीनस्थो 
गुरुबुधचन्द्रा नवमे 
गुरुबुधशुक्राः सोम्याः 
गुरुभागे गुरुहष्टो 
गुरुभेऽसृक्‌ शनिहृष्टः 
गुरुभौमसौरसूर्याः 
गुरुरपि दशमस्थाने 
गुरुमृ गे विळग्नस्थो 
गुरुविबुधातिथिभक्तो 
गुरुशशिरवयो नीचे 
गुरुशुक्रयो: स्ववर्णाः 
गुरुशुक्रौ च केन्द्रस्थौ 


प्‌ २ १ 

अ० इलो० 
१३-१६ 
५०-८० 
५०-६० 
५०-१२ 
४७-३१ 
५०-६९ 
२२-३५ 
५४-१२ 
८-४९ 
८-४५ 
४५-१६ 
५०-८५ 
४७-११ 
१३-१७ 
३१-५३ 
४७-४० 
२३-६५ 
४९-१८ 
४€-३ 
५०-१०४ 
३४-७० 
२४-५ 
५१-१४ 
२३-८३ 
३२-७१ 
४-९ 
२४-१६ 
२५-६० 
३२-९४ 
३२-११ 
३८-१८ 
४१-३४ 
९-२३३ 
२३४-४५ 
१२-१३ 


५२२ 


गुरुसौम्य शुक्र चन्द्राः 
गुरुस्त्रिकोणे होरायां 
गुरुहिमगुरवीणामेकः 
गुरोः पञ्चदशाब्दानि 
गुह्वास्तुज्ञानरतं 
गुहृशयवसनगन्धैः 
गेयरतिः स्त्रीसंगो 
गोधानां सर्पाणां 
गोल्युगशूलपाशाः 
गौरो झषनेत्रगुरु 
गौरोऽतिरक्तनयनः 
गोरोऽपि रक्तदेहः 
गोरो मृगाक्कतिमृदुः 
गौरो विशालनेत्र: 
गौरोश्श्वमुख: सुरदो 
गौरो हयाकृतिमुखो 
गोरः पृथ्वायतहृत्‌ 
गोर: शठः सुचक्षुः 
गौरः सुनेत्रवाग्मी 
गोरः स्थिरः प्रचण्डो 
ग्रहणोपगते चन्द्रे 
ग्रहयुक्त वा नियतं 
ग्रहाणां स्वोच्चसंस्थानां 
ग्रहाः समेयुर्वेहवो 
ग्रामक्षेत्रतरूणां 
ग्रामङुरश्रेणीनां पुरोग 
ग्रामसहस्राधिपति 
ग्राम्यगृहेषु नवांशाः 
ग्राहेण मद्यपानात्‌ 


घठ्शीर्षो जी 
घर्टासहवुश्चिकोदय 
घटोदये नीचगते: 
घण्टाशिरा: कुशिल्पी 
घण्टाशिरो नतास्यः 


सारावली 
अ० इलो० 
३२-१०५ | घण्टाशिरोइल्पकेशो 
१०-९२ | घृतमण्डगोरगात्रो 
२०-२५ र च 
३९-१४ | चक्रस्य पूर्वेभागे पापाः 
२७-५२ | चण्डाकारो वर्यो 
२७-२५ | चण्डं साहसनिरतं 
४०-४६ | चतुरश्रस्थिताः पापाः 
५३-४३ | चतुरोऽल्पभाग्यवीरो 
२१-५ | चतुर्थस्थानसंस्थस्य 
५०-३७ | चत्वारिशद्यूक्ताः पञ्चा० 
५०-२२ | चन्द्रः कुजरवियुक्तः 
५०-१०१ | चन्द्रः पुष्ये नृपति 
५०-७३ | चन्द्रः शुभवर्गस्थः 
५०-५६ | चन्द्रः संपूर्णतनुः 
५०-५८ | चन्द्रः स्वसुतसमेतः 
५०-८२ | चन्द्रचतुर्थंः क्र रैः 
५०-६६ | चन्दरज्ञकुजसुरेज्याः 
५०-१०३ | चन्द्रदशायां ज्ञदशा 
५०-३१ | चन्द्रदशायां प्राप्ता 
४5-२२ | चन्द्रदशायां वित्तं 
१०-२७ | चन्द्रदिवाकरगुरवो 
5-२० | चन्द्रबुधशुक्ररवयो 
५-४५ | चन्द्रवृहस्पतिशुक्राः 
१०-८७ | चन्द्रशनिशुक्रजीवाः 
२३-७६ | चन्द्रस्तिपुष्करस्थः 
२६-५३ | चन्द्रात्व्रिकोणराशौ 
३६-१७ | चन्द्रादष्टमराशो 
५३-५२ | चन्द्रादित्यौ तृतीयस्थो 
४६-२९ | चन्द्रादुपचयसंस्था 
चन्द्राद्ग्रहैनिगदिताः 
५०-२१ | चन्द्राहृशमे भानुभू पुत्रो 
१०-१०८ ¦ चन्द्रादृशमे भानुर्मातुः 
३८-६ | चन्दादृशमे सूर्य: 
५०-३६ | चन्द्राध्यासितराशेर्नाथो 
५०-३३ । चन्द्रारभानुजसिताः 


चन्द्राकभागेवरशा ङ्कसुता: 
चन्द्राकेयोरेकतरे 
चन्द्रार्काभ्यां दृष्ट 
चन्द्रावनेयसोमजसित० 
चन्द्रे कुजेन दृष्टे पुष्पवती 
चन्द्रेक्षितस्तु कुरुते 


चन््रन्ुपुत्रा रसुरेड्यभास्करेः 


चन्द्रे भवति न शूरो 
चन्द्रे भौमांशगते 
चन्द्रोऽपि धनस्थाने 
चन्द्रो भार्गवसहितो 
चन्द्रो रुधिरसहायो 
चपळं नीचप्रक्कति 
चपलः शठः कृतघ्नो 
चपळमसत्यं पापं 
चपलमहितं जनन्या 
चरराशिगते सूये 
चरराशिगतं सौरं 
चापस्याद्ये त्र्यंशे 
चापाध भगवान्‌ 

चापे भवेत्युरगुरुः 
चारित्रविहीनायाः पुत्रो 
चारदीर्घभुजः प्रथुरु 
चित्रं नवं भृगुसुते 
चिन्तयेञ्जायमानस्य 
चिन्ता स्वप्नानुभवैः 
चिपिटाग्रनासिकः स्यात्‌ 
चूडा यदाकंसक्त 

चोरः परदाररतः कृष्टी 
` चोरः प्रमादबहुलः 
चोरविघाते शुरं 
चोरस्वामी धृष्ट: स्ववशो 


छ्‌ 
छलकृच्च मन्युदुष्टः 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० इलो० 
२०-१५ ज. 
जनयति गुरुखवनस्थो 
४८-२५ 
__ ५ | जनयति वृधेन दृष्टो 
२२-८६ | जनयति विदेशनिरतं 
४०-२१ | जनयन्ति भाग्यसंस्था: 
८-६ | जन्मकाले विवाहे च 
२७-२८ । जन्मनि मातुरनिष्टं 
२०-८ | जन्मपतिविकलाङ्गः 
३०-१८ | जन्मविधावज्ञाते 
३४-३२ | जन्मसमये ग्रहाणां 
३४-१६ | जन्माधिपः सूर्यं सुतेन दृष्ट: 
३२-१६ {| जन्माधिपतिः केन्द्र 
३२-३६ जन्माधिपतिः पापः 
२९-२६ जन्माधिपतिर्वलवान्‌ 
> ` ° | जन्माधिपतिलंग्ने दृष्टः 
र जन्माधिपतिः सूर्यः 
२४-६९ | जन्मा्टसप्तषष्टद्वादश 
२५-६२ | जन्मोदयगृहवर्णा 
१०-५१ | जन्मोदयभवनपती 
१०-५२ | जळचरराशितवांशक 
४६-३८ | जलजीविनं समृद्धं 
३५-२० | जलमुक्तामणिपोतैः 
३५-१४० | जळयन्त्रधातुपारदरसा 
१६-३१ | जळवणिजः सुसमृद्धया 
४-२६ | जलसंयानो विधनः 
5-1५ | जाङ्गलमथवातूपं 
१०-११६ | जातकमिति प्रसिद्ध 
४०-७४ ¦ जातो न जीवति नरो 
५०-८१ ¦ जात्यन्धो बहुदुःखी 
३४-३५ | जामित्रे रवियुक्त लग्न 
१६-३ } जामित्रे सितशशिनोः 
४८-२ | जायतेऽभिजिति यः 
२५-३२ । जायात्रिकोणसंस्थः 
१३-१५ | जायाभवने कुरुतः 
जायाविनाशकारणं 
२६-६ | जायासुखसुतहीनो 


५२३. 
अ० इलो०- 


२६-५८ 
२३-८२ 
३३-३१ 
३२-११४ 
४५-३२ 
२८-४४ 
२०-२४ 
४७-१ 
३६-२९. 
२०-२३ 
३५-११४ 
१०-१३क 
११-१२ 
११-१३ 
१०-१५ 
१०-५५ 
३-४१ 
३५०-रे४ 
३५-६१ 
२६-६२ 
३१-४६ 
१८-१६- 
३३-६८ 
२५-४८ 
३३-३ 
३-४ 
३-२१ 
१८-४ 
८-४१: 
३१-४० 
३५-८७ 
5-३१" 
३१-२३६- 
२८-३६- 
३१-१६ 


५२४ 


'जिह्यो$तितीक्ष्णशोको 
जीणेवधुजनरमणो 
जीव: पुनहितकरं 
जीव: सौरसहायो 
'जीवति माता भ्रियते 
जीवति विद्यावादेविशिष्ट० 
जीवनिशाकरसुर्याः 
-जीवसहायः सूर्य: 
जीवसिततयोविळग्ने 
जीवाकेर्योगु णयुतो 
-जीवार्कयोर्यूवत्यां 
जीवार्कास्फुजितोऽह्लिविच्च 
-जीवेक्षितस्तुलायां 
-जीवे साध्वी नटी 
जीवोबुधो भृगुसुतोऽथ 
जूकस्य दशमे भागे 
जैवे गुणान्विता मन्दे 
जैवे सती शनौ 
-ज्ञस्य क्ष्मापतिमान्यता 
-ज्ञानकथास्मृतिवाह्यः 
ज्ञानकलापरिहीनो 
जञेयादेवं पुंग्रहनवांशकैः 
ज्ञेयाच्च तत्र विविधाः 
ज्ञो नीचं रविभवने 
ज्ञोऽष्टायादिडुभार्थवन्धषु 
ज्येष्ठः पूज्य: सुहृदां 
-ज्योतिषकाव्यविधिज्ञं 


त. 
तत्कमंग्रहदिवसे तदेव 
तत्काळशुहूदरित्वं वलं 

-तत्काले यदि विजयी 
तत्तत्परं प्रमाणेन 
तत्र चतुर्थे भागे 
ततत्र शुभाशुभमिश्र: 

तत्र स्थितो रविसुतः 


सारावली 


अ० इलो० 
२५-२४ 
१५-१२ 
४४-५७ 
३२-४५ 
१०-५६ 
१५-२० 


३५-१६८ 


३३-१६ 
३१-७५ 
३१-१४ 
३१-१६ 
४-३६ 
२३-४८ 
४५-७ 
३५-७५ 
३८-१६ 
४५-५ 
४५-८ 
नट द्‌ 
२८-२२ 
२६-९ 


५३-३७ 


३६-५३ 
३३-३० 
८-१० 
३४-३ 


तत्रोच्चदशा राज्यं 

तनुद्विजास्यो द्रुतगः 

तन्वर्थंसहजबान्धव० 

तन्वंसबा हुभीरुः 

तपोगुहँ यस्य भवेत्‌ 

तमसावृते समन्तात्‌ 

| तरणिबुधचन्द्रसौराः 
तल्लिप्तासप्तहृतात्‌ 
तस्मिन्नेव च भौमे 

| तात्क्रालिकदिवसनिशा 
तामसनेत्रस्तीक्ष्णो 

| ताञ्रसितारुणहरित० 
ताम्रारुणाक्षवर्ण: 
तिमिरामयी दरिद्र: 
तिर्यग्विरवोध्वं मन्दं 

तीक्ष्णं चोरं क्षुद्रं 
तीक्ष्णः परोपतापी 
तीक्ष्णालसधन रहिताः 
तीर्थेषु सदा रमते 

| तीब्रफलराजयोगा 

| तीव्रमदनं प्रकारा 

| ठुङ्गसुहृत्स्वगृहांशि 

| तु गाच्च्युतस्य हि दशा 
तुङ्गायस्वगृहोदय 

| तुद्धांतगण्डभोक्ता 

। तुङ्ग पु पड्विवुधमागचरा: 

। तुरगगजपत्तिसंपत्‌ 
तुलायां पदि्मिनीवन्धुः 
तुलायां रुधिरे याते 

तुहिनकरस्य दशायां 

। 

| 

| 


तृतीयगाः गुक्रशशाद्भूभास्करा: 


तेजस्विनं कुतनयो 
तेजस्विनमतिसुभगं 
तेजस्विनं विशोक 
तेजस्वी निपुणमतिः 


अ० इलो० 
४०-६१ 
३७-३४ 
३-२६ 
५०-५९ 
३५-७६ 
३-१ 
३२-5९ 
५१-१९ 
३४-३३ 
१७-९ 
४-१२ 
५०-२६ 
जिरी 
५४-१ 
२३-४६ 
४१-३८ 
२ १ ->>४८ 
१९-६ 
१०-११ 
२३-८० 
६-३ 
४ई०--८ 
३५-१२२ 
५०-५३ 
३५-५० 
३१-२९ 
३5-१५ 
४६-१५ 
४१-२२ 
३५-७४ 
४४-२ 
५-३० 
३२-७७ 
१६-२ 


तेजस्वी वित्तयुतः 


तेजस्वी सत्ययुतः 
तैक्ष्ण्यादवाप्तसिद्धिः 


त्रपुसीसकाललोहक० 


त्रयो ग्रहा भ्रातृसुतायसंस्थाः 


त्रिकोणस्थो यदा चन्द्रः 
त्रिकोणे दक्षिणे सूर्यः 
त्रिचतुःप्चखगेन्द्राः 
त्रिदशगुरुभुमिसुतयो: 
त्रिदशगुरुमन्दसूर्याः 
त्रिदशगुरुसौ रसूर्याः 
त्रिदशगुरो रविहिमकरस्य 
त्रिदशगुरी सिंहस्थे 
त्रिदशपतिगुरुदशायां 
त्रिविधमिह शास्त्रकारा 
त्रिशद्भागे भानुग्रेहस्य 
त्रिशत्षडभिः सहिता 
त्रिशत्सनत्रा गावो 
त्रिशन्मण्डलसहिता 
त्रि्ांशबलेन तथा 
त्रिषु लोकेषु ख्यातो 
त्वङ्नखदृष्टिशिरोजेः 
fn द्‌ 
दक्ष: प्रगल्भदाता 
दक्षिणमष्टमसंस्थः सव्यं 
दक्षो मधुमण्डलहक्‌ 
दद्रूविच चिकाद्यैः 
न्ताक्षिरोगतप्तः 
दम्भर्रांच पापरतं 
दयितं बालस्त्रीणां 
दयितं स्रीणां सुभगं 
दशजलघिगुणाया० 
दशभागा ईड्स्य च 
दशमे कुरङ्गवगें 


पद्यानामकारा दिकोशः । 


भ० |्लो 0 
१७-३४ 
२५-१ 
४०-३१ 
७-१३ 
३५-९७ 
१०-७९ 
१०-७८ 
३२-११३ 
३१-५४ 
३३-३७ 
३२-६५ 
३५-१३५ 
२७-१० 
४०-४१ 
१०-३ 
९-४७ 
३६-१९ 
३६-२१ 
३६-२० 
५-३३ 
३१-१३ 
५०-९३ 


२६-३ 
१०-६४ 
9०-७७ 
४१-१४ 

२३-३ 
२६-४८ 
२७-३३ 
२७-५३ 
३६-२२ 
- श्रे 
३३-७८ 


| 


दशमे नक्षत्रपति (ते) 
दशमे वुधहिमकरयोः 
दशमे भास्करिजीवो 
दशमे विज्ञानयुतान्‌ 
दशंनभागे सौम्थाः 
दशविधचिद्ञ ज्ञात्वा 
दहनास्त्रतस्करेभ्यो 
दाक्षिण्पदानगुणवान्‌ 
दाक्षिण्यरूपधनभोगगुण: 
दाता परकार्यकरः 
दातासुतु गनासो 
दाता हर्ता दीप्तः 
दानरतो बहुभृत्यो 
दानवपूज्यः कुरुते 
दामिन्यामुपकारी 
दारमरणं च जनयति 
दारितपृथुमुखवक्षाः ` 
दारितमुखः स्थिरा ङ्गः 
दारिद्रच दुःखतप्त 
दारिद्रयालस्ययुता० 
दारुविदारणदक्षः क्ष र० 
दासा: खला: सुरौद्रा: 
दिक्स्था नकाल्चेष्टाकृतं 
दिक्स्थानकालादिवल: 
दिकस्थानचेष्टा 
दिग्भागराशिमण्डल 
दिग्वह्वयष्टाविशतितिथि० 
दिनकरदृष्ट: शुक्रो 
दिनकरसुतेन दृष्टो 
दिनकरसुतेन सहितो 
दिवसकराद्य: खस्थैः 
दिवसे मातापितरो 
दिवारात्रिप्रसुतस्य 
दिवौकसां पतेमंन्त्री 
दिव्यस्त्री भोगयुत: 
दिशति भयं शत्रुभ्यो 


५२५. 


अ इलो० 
३३-६ 
३१-३३ 
३१-८२ 
२३-४७ 
१०-१०६ 
४७-२ 
४६-४१ 
२८-२३ 
३०-१४ 
१९-२ 
४८-२४ 
४९-१ 
२२-४ 
४४-५१ 
२१-५१ 
४१-७ 
४८-१७ 
५०-७१ 
२१-४६ 
२६-३१ 
१५-२२ 
३१-४२ 
४-३४ 


३५-१२३ 
४-४१ 


९-१४ 
३-३६ 
२८-२१ 
२८-४२ 
१०-६५ 
३३-८१ 
८-२७ 
¥o—२ 
३५-१०९. 
२२-५४ 
४१-२६ 


'५२६ 


'दीप्त विचरति पुरुषः 
'दीप्त: स्वस्थो मुदितः 
'दीघंविशालशरीर: 
'दीर्घे: कृशो विहारी 
'दीर्घेः शठः प्रतापी 
-दीर्घाननः सिरालः 
'दीर्घायुरनुप मसुखः 
दीर्घास्यः स्वच्छकान्तिः 
दीर्घो बृहच्छिराः स्यात्‌ 
दीर्घो रोमशगात्रो 
दीर्घोऽसितः प्रतापी 
दुःखपरिप्लृतदेहः 
-दुःखघ्रायोऽल्पधनः 
दुःखी बहुप्रपञ्चो 
दुःखैर्याधिभिररिभिः 
-दुःशीलाभर्तारं 
'दुःशीलायाः पुत्रः पतिइच 
दुर्गन्धी लघुतापनो 
दुर्गारण्यनिवासं 
ुर्गारण्याभिरतं 
दुर्नामकुष्ठ रोगै रभिभूतो 
दुर्बेलचक्षुः शूरः 
दुर्वेलगृहे ग्रहेन्द्रा मेषो 
दुश्चिक्यगतो भाग्यं 
दुर्वाकुराभच पलः 
हृढ़वैरसत्वधी रः 
हृढ्सौहृदो विनीतः 
हस्तो गजेन्द्रवयनः 
दृब्येते शूभदैः स्वकेन्द्र 
दृष्टो बुधेन चन्द्र; 
देवगुरी भाग्यस्थे मन्त्री 
देवगुरी भाग्यस्ये काव्याकंज० 
देवग्रामपुरप्रपोषण० 


4 


सारावली 


अ०० इलो० 


५-५ 
५-२ 
५०-३४ 
४०-१० 
४९-३३ 
५०-४४ 
३०-६९ 
३७-३१ 
५०-१०५ 
१5-९ 
५०-०५ 
ए 
RNS 
१८-१ 
४-१० 
२८-३३ 
६-१५ 
३७-२४ 
४०-१४ 
६-६० 
२२-४० 
१६-१३ 
५३-२८ 
३२-५ 
५०-५ 
२७-९ 
१५-१० 
५०६ 
३५-३५ 
२३-४७ 
३२-६ 
३२-२२ 
१-५ 


देवप्रासादानां कृत्यकरं 
देवमन्त्री कुटुम्वस्थो 
देवारामतटाकान्करोति 
देवालयाम्वुपावक 
देशत्यागो व्याधि: 
देशभ्रंशं व्याधि 
देशाद्देशं गच्छति 
देहचि कित्सानिरताः 
दैवतपितृकार्यपरः 
दैबतपितृकार्य रतो 
दैवविदां नीतिकरं 
रोरषैविविधैः ख्यातं 

द निशोरर्कासितयो: 
द्यते रतोऽध्वनिरतः 
द्य नगरतेऽके लग्ने 

द्य नचतुरश्रसंस्ये 

द्य नाष्टमगेः पापै० 
यने कुजभारवयोः 
द्यूने ठु कु जनवांश 

द्य ने बुधं युक्तो 

दुयूने वृद्धो मुर्ख; 
द्रव्यान्वितो नृपेष्टो 
द्रेक्काणजामित्रगतो 
्रेक्काणे च दशामूर्ते; 
द्रोहवधा हितबुद्धिः 
द्वावशभागच्छन्ने 
द्वादशमण्डलभगणं 
द्वाभ्यां त्रिकोणसंस्थाभ्यां 
द्वावरिभवनसमेतौ 
द्वावुच्चगौ जनयतो 
डिगुणा द्विगुणं दद्युः 
द्विगुणाः स्युर्दीधितियो 
द्विघ्नाः षष्टिनिशा पञ्च 
हविजमस्त्राणां लब्धिः 
द्विपदचतुष्पदभागिन० 


अ० इलो० 
२७-४१ 
३५-१२६ 
२२-३९ 
९-१७ 
४०-७० 
४१-५१ 
१३-२६ 
३३-७६ 
३०-२२ 
३०-५८ 
५३-१ 
२४-१८ 
९-२९ 
४८--८ 
१०-३९ 
१०-३४ 
१०-३२ 
३४-५१ 
४५-२० 
३१-३२ 
४५-२१ 
२२-४८ 
१०-८६ 
४०-२० 
२५-१६ 
९-२४ 
३-९ 
४४-२७ 
४४-४२ 
४४-२३ 
५-४२ 
३६-८ 
३९-२३ 
४०-३० 
२७-३१ 


1111 11 0 | 


“द्विपदचतुष्पदभागी 
द्विपदचतुष्पदरूपं 
द्विपदादयो विरूग्नातु 
द्विशरी रांशकयुक्तानु 
द्विशरीरांशकयुक्तान्‌ 
द्वे चाधेयोगसंज्ञ 
'ह्वेषपरो विषमो वा 
द्वेष्यः पतितः क्षुद्रो 
द्वेष्यः परकर्मरतः 
दवौ द्वौ राशी मेषातु 
द्वौ स्वगृहस्थो कुरुतः 
इचन्तरयोगाध्याये 
इचादिग्रहसंदृष्टं 

. ध. 
-घनकनक रत्नभाजं 
-घनकनकवस्त्रयो षित्‌ 
धनजनसुखहीनः 
धनदारपुत्रवन्तं 
-धनदारपुत्रसुखितो 
धनधान्यमूलचणिजः 
'घनपुत्रदारनाशं 
धनपृत्रमित्रभागी 
धनरहितविकलदुःखित० 
धनराशी द्वादशभे चन्द्रः 
धनवानु कल्यो वाग्मी 
धनवान प्राज्ञः शुरो 
धनवान्‌ बहुसुतभागी 
धनवानु भोजनसारो 
धनवान वनितानिन्द्यः 
धनवान्‌ विद्यायुक्तो 
धनवान्‌ विधेयभ्ृत्यः 
घनवानु सुखप्रधानः 
'धनसौख्यमानरहितं 
'धनहीनमनिष्टकरं 
धनिनं नियुद्धकृशलं 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० इलो० 
३०-४ 
३३-३ 
ऽऽ 
=-२३ 
८-२४ 
२१-६ 
२९-१५ 
३०-२५ 
२२-४५ 
९-१३ 
४४-३२ 


३३-७ 
३४-१० 


३२-६७ 
२३-२८ 
३४-४२ 
२५-२५ 
२२-२४ 
३३-७४ 
४१-४९ 
३०-१० 
२१-३९ 
१०-६१ 
१६-२० 
३०-5३ 
३०-२४ 
३०-५१ 
१७-२ 
३२-१5 
३०-४८ 
१७-१७ 
२८-२७ 
२३-१४ 
२९-४० 


धनिनं परदाररतं 

। धनुषि च विज्ञे जीवः 

¦ धनुषि सुरेड्यः शशभृत्‌ 
धन्यो वित्ताहर्ता सुख० 
| धर्म क्रियासु सिद्धिः 
धर्मपरः शास्त्रज्ञो 
धर्मपरो निपुणमतिः 

धर्म प्रियोऽतिवाग्मी 
धर्मरतं हिमरदिमिः 
धर्मरहितोऽल्पधनिकः 
धर्मव्यवहारतो विनीत० 
धर्म सुतयो स्त्रिकोणं 
धर्मायसहजसुतगा 
धमिष्ठमनृतभीरु 

धातुज्ञो धर्ममयः स्वधमँ० 
धात्विन्द्रजालकुशल: 
धीरो विदेशभागी 


| 
| 
। 
धृतगीतनृत्तविभव: 


धृतिमेधा शौर्ययुतो 
धृतिसत्त्वबुदधियुक्तो 
धृष्टो बरिष्ठबुद्धिः 
ध्वंसयति शत्रुपक्षं 


न. 
न केन्द्रे करिचदाग्नेयो 
नक्त बला मिथुनककि० 
नक्षत्रनाथसहितः 
नखरोमधरं मलिनं 
नगरग्रामपुराणां 
नगरजनयोगभोगै; 
नगरपुरवुन्दयोगे: 
न च केन्द्रगता पापा: 
न नीचगृहसंस्थिता: 
न नैधने ग्रह: कर्चितु 
नन्दन्ति स्वेर्भाग्यैः 
न प्राप्नोति जरामाशु 


५२७ 


अ० इलो० 
२९-६६ 
३५-१६० 
३५-१९ 
२५-१९ 
४०-३९ 
१३-२४ 
२५-६ 
२६-११ 
४४-९ 
३०-८२ 
२९-२४ 
३-३० 
३४-७७ 
२७-२५ 
१५-७ 
१५-१६ 
४९-१७ 
२८-६ 
१३-२७ 
१४-७ 
ए॥०--७० 
२२-६२ 


१०-९४ 
३-२४ 
३५-१०३ 
२३-७८ 
३१-४४ 
३४-६२ 
३४-६४ 
१०-९७ 
३५-४१ 
१०-९३ 
२१-८ 
३५-२२ 


५२० 


नयनविकारी पतितो 
नयनातुरः कूलीनः 
नरपतिपुरुषमधन्यं 
नरपशुवृह्चिकजलजाः 


नवमगते भवति पुमान्‌ 
नवमसुतयोरशुभयोः 


नवमे दक्षिणकणं 

नवमे पञ्चमराशौ 

न स्थूलोष्ठो न विषमवपुः 
नागानां खद्धानां 
नानारत्नधनानां 
नानाविद्याचार्यः 
नानाविधसौख्ययुतं 
नामानि चतुर्थस्य तु 
नारीषु दुष्टरतिषु 

नायु पचारप्रवरो 

नित्यं च धनप्रायं सुखिनं 
नित्यं विहसनशीलं 

नित्यं शुचि: प्रतापी 
नित्यं सुखप्रधानाः 
नित्योद्विग्नो रोगी 
निधनधनारिव्ययगाः 
निधनास्तव्ययळग्न० 
निधने दक्षिणनयनं 
निधिकरणे निपुणधिथः 
निन्दितजननीपुत्रः 
निपुणमतिग्रामपुरेनित्यं 
निपुणो ज्योतिषवेत्ता 
निरन्तरं यदि भवनेषु 
निर्मेलचारुसु गौर: 
निलंज्ज: पापरतो 
निशाभर्ता चाये 
निःइमश्ररोमहि्तः 
निःश्रीकः परिभूतः 
निषेककाले चरराविगेऽकं 


सारावली 


अ० इलो० 
३०-३७ 
१६-८ 
२३-२४ 
३०-२३ 
३-४६ 
४६-७ 
१०--७० 
१०-६९ 
३७-२९ 
प्३-४८ 
२९-५० 
२३-४ 
२७-५ 
३-२९ 
२८5-१२ 
४९-३१५ 
२८-६० 
२९-३४ 
१७-९ 
२१-४१ 
१८-१२ 
३४-७६ 
१०-९८ 
१०-६६ 
RNS 
३१-२२ 
१३-१४ 
२२-१९ 
३५-९२ 
५०-२९ 
१६-१ 
३५-९ 
४९-२४ 
३०-८ 
८-४४ 


CT THT CHT TET REE EET 


निष्ठुरमतिप्रवाचं 
नीचकुले संभूतः 
नीचक्रियासु निरतो 
नीचगानां ग्रहाणां च 
नीचः परकर्म रत: 
नीचः पिशुनो द्वेष्यो 
नीचमपुत्र ममित्रं 
नीचरक्षेगः सकलमेव 
नीचशत्रृगृहं प्राप्ताः 
नीचस्य दशा भानो: 
नीचस्थे भूशयनं चन्द्र 
नीचापति विरूपं 
नीचापत्यं कृपणं 
नीचारिराशिसंस्थाः 
नीचारिवर्गरहितैः 
नीचे सौरनवांशे 
नीचोच्चादिविभेदेन 
नीचो मूर्ख: षण्डः 
नीचोऽलसो दरिद्रो 
नृत्तविधेविज्ञाता प्राज्ञो 
नृपङ्कत्यकरं सुभगं 
नुपकोझकरं ख्यातं 
नृपजननीपत्नीनां 
नृपति नृपगुणयुक्तः 
नृपति नृपतिप्रतिमं 
नृपति नृपलुल्यं वा 
नृपतिमति वित्तवन्तं 
नृपतिमथाढ्यं कुरुते 
नृपतिन्‌ पमन्त्री वा 
नृपतिविरुद्ध जनयति 
नृपतिसपत्नं कुरुते 
नृपतिसमर्पितविभवं 
नृपतिसमों विख्यातो 
नृण्तीष्ट: सत्सुतवानु 
नुपतुल्यं स्निग्धतनुः 


३४-७२ 
४१-५५ 
२६-१९ 
२२-१७ 
१५-१७ 
२६-२९ 
२३-३८ 
२5-३७ 

३-२७ 
२८-५४ 
२९-५९ 
२५-६६ 
२३-५९ 
२२-१६ 
२७-५५ 
२३-३१ 
२९-४५ 
३१-११ 
१६-२९ 
२९-३८ 


३४ 


'नृपतेरर्थावाप्षि धैर्य 
नुपपुरुषं विख्यातं 
नृपपुरुषशुरमुग्र 
नृपमन्त्रिणं गुणाढ्य 
नृपमन्त्रिणं नृपं वा 
नुपमन्त्री नृपतिसमो 
नृपमन्त्री नृपदयितः 
नुपसचिवदुर्गपालन- 
नुपसचिवो निरुजतनुः 
नृपसंमतः क्षताङ्गो 
नेत्रातुरोऽतिधनवानु 
नैक्ृतिकमलसमधनं 
नैशान्धो बहुदोषो 
नोच्छत्रकूटकामु क० 
नौभेदाञ्जलमध्ये 
न्यूने कुलेऽपि जातो 
न्यूने मण्डलशोध्य- 


न्यूनोपि कुमुदबच्धुः 
प्‌ 


पक्षबला द्विपुनाशं 
पक्षे सिते भवति 
पङ्कूजविशालनेत्रः 
पञ्चदशपषट्समेतः 
पञ्चभिनिम्नगैः खेटैः 
पञचमनवमद्य ने 
पञ्चारिगुहे विहगाः 
पण्डितभार्यापतिकं 
पण्डितमाहुः सुभगो 
पत्नीसहस्नभर्ता 


पद्माक्षो दीर्घमहावाहुः 


परकर्मरतो नित्यं 
परगुहनिवासशीलो 


परतो दशकं यावत्‌ 


परतो मण्डलभाजो 
परतः परतः किरण: 
परदारगमनशीलः 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० इलो० 
४०-२६ 
२८-५१ 
२७-२७ 

२४-८ 
४०-१२ 
२८-२१ 
२५-२५ 
३३-७७ 
३१-८० 
१६-२० 
१६-१० 
२६-५२ 

२८-१ 

प्रकट 
४६-४५ 
१६-३५ 

३६-६ 
३५-१०६ 


५-४३ 
११-१८ 
४९-१० 

१०-११७ 
३८-१० 

३० 
४४-४४ 
२८-४६ 
३०-४१ 
४१-३७ 
४८-१८ 

१८5-२ 

२५-७ 
३६-५१ 
३६-१८ 
३६-२५ 
१७-२४ 


परदारद्रोहर ति: 
परदाररतइचण्डो 


परदाररतश्चोरो 
परदाररतं पापं 


परदाररतः शूरः 
परदाररतिद्वेष्यो 
परदेशगः सुधीरः 
परधनहरणे निपुणं 
परधनहरणे निपुणः 
परनीचं गते चन्द्रे 
परपुत्राणां पितरं 
परचाधको विशिष्टो 
परभागलव्धसौख्याः 
परमकुलीनापुत्रं 
परमोच्चगताः सर्वे 
परिमोच्चे शिशिरतनुः 
परमोच्चे स्थितइचन्द्रो 
(प) वरयुवतिधनविभूषण० 
परयोषित्क्षत्राणां प्रभुः 
परवः्चनासु निपुणः 
परविषयदुःख सुखिनं 
परकर्मको दरिद्रो मृदु: 
परिघपरिवेषजलदेः 
परिभूतो दीर्घायु - 
परिभूतं सुखरहितं 
परिमण्डलाक्षवको 
परिविष्टो गगनचरः 
पर्य ङ्कुशंखहरिशस्त्रमृदङ्ग० 
पर्वंतवनानुसारी 
पझ्यति न गुरुः शशिनं 
पश्यति वक्रः समभे 
पश्यति सौम्यो बलवान्‌ 
पश्यन्‌ ग्रहः स्वलग्नं 
पाकस्वामिनि लग्ने 
पाताले शशिशुक्रो 


५२९ 


अ० इलो ० 
५०-६८ 
१४-५ 
१७-१२ 
३२-६२ 
२२-३७ 
४०-३६ 
४७-१७ 
२५-२७ 
१६-४ 
३८-१४ 
२६-५५ 
२६-८ 
२१-& 
२८-३२ 
३५-४५ 
११-५ 
३५-३४ 
२३-७० 
२८-१९ 
३२-७८ 
२६-३५ 
१४-४ 
५३-१५ 
३०-५७ 
२३-८१ 
४८-२५ 
१२-७ 
३७-२६ 
४७-२० 
८-२२ 
८-१५ 
८-२९ 
३४-८ 
४०-१६ 
३१-३५ 


५३० 


पातीह देशानु खलु 
पादत्रितयं विदलं 
पानान्नबन्धुरहितः 
पानान्नसौख्यरहितः 
पापकरं सुदरिद्रं 


पापकरा जायन्ते 
पापग्रहमध्यगतो 


पापग्रहसंयुक्तशचर 
पापद्वय मध्यगते 


पापभवनं तृतीयं 
पापा निघ्नन्ति मूर्त्यादीन्‌ 


पापा यदि शुभवगें 
पापा व्रणं लाञ्छनमेषु 


पापास्तृतीयषष्ठाः 
पापास्त्रयोऽपि मिलिताः 


पापा सित्रको णकेन्द्रे 
पापेऽष्टमे तु विधवा 
पापैर्नेभःस्थलस्थैः 
पापैबेलिभियु क्तो 
पापैरहार्येवृत्तैः 
पापैयु क्त चन्द्रे मातुः 
पापं मलिनाचारं 
पारुष्यदण्डनिरतः 
पाथिवमन्त्रिणमग्र, यं 
पाशुपतयज्ञदीक्षा 
पाशे बन्धनभाजः 
पाषण्डभागिनो वा 
पाषण्डव्रतनिरता 
पिङ्गो निम्नविलोचनः 
पितृमातृभक्तमायं 
पित्तरुगदतिदेहः 
पित्तानिलोएरोगः 
पित्तासुक्कृतरोगो 
पित्तासुग्वह्विभयं 
पित्रा रहितं बाल्ये 


सारावली 


अ० इलो० 
३७-३९ 
५१-१७ 
३१-७२ 
३१-६० 
२६-६६ 
१६-१६ 
१०-४७ 
१०-४९ 
१०-३५ 
३४-२१ 
३०-८६ 

१२-३ 

४-६ 
३३-६४ 
१६-३८ 
१०-१६ 
४५-२७ 
३३-६२ 
३४-३७ 
४७-२५ 
१६-३६ 
३२-४४ 
२६-१६ 
२६-४० 
२०-३५ 
२१-५० 
२१-४७ 
२०-३६ 

४--२७ 
२७-६२ 
२५-४३ 

४७--४ 
४१-४५ 
४१-१४ 
२९-४२ 


पिशुनः शठो दरिद्रो 


पिशुनस्त्वसत्य चेष्टो 
पिशुनो न साधुशीलः 


पीडां धातुत्रितयात्‌ 


पीडितहूदयो हिबुके 
पीतं करोति जीवः 


पीनांगो गौरः स्यात्‌ 
पीनो विशालदेहः 
पुण्येष्वसिद्धिकलहं 
पुंराशिगैः शुभखगैः 
पुरुषाकृतिशौ लयुता 
पुरुषाभिमानपरङृत्‌ 
पुष्कलयोगे पुरुषाः 
पुंस्त्रीभवनवलेन च 
पूज्यः सतां प्रशान्तो 
पूज्यः सतामतिधनो 
पूज्याः सुभगाः धीराः 
पूज्यो गणप्रधानो 
पूर्णाननः सुचक्षुः 
पूर्णन्दुयुते भाग्ये 

पूर्ण बिन्दुभिरष्टभिः 
पूर्णं पश्यति रविजः 
पूर्वार्धे संभूतो जननी 
पूर्वोक्त चिन्तयेत्सर्वं 
पृथुकण्ठनेत्रवदनः 
पृथुपीनभुग्ननास: 
पृथ्वाननो वृहत्स्फिक्‌ 
पृथ्वायतवृत्ततनुं 
पौलिशरोमशवासिष्ठ ० 
पौष्णे फाल्गुन्यां वा 
प्रकथितमुनियोगे 
प्रकृतिस्था ऊन्नेन्दोः 


प्रचुरतुरंगमदरितारातिः 


प्रचुरान्नपानविभवा 
प्रचुरामित्रस्तीब्री 


अ० इलो० 
४७-४४ 
२६-२० 
२७-२१ 
४०--४० 
३०-७७ 
५३-१३ 
५०-६१ 
२७-३ 
४०-५१ 
५-५१ 
ड५-४ 
५०-१०७ 
३५-१४६ 
५-३४ 
२२-४५ 
२५-११ 
३६-१४ 
१५-१५ 
५०-४८ 
३२-२८ 
५४-२ 
४-३३ 
२३-१५ 
३९-१६ 
५०-७८ 
५०-१०२ 
५०-२४ 
४८-४४ 
५४-११ 
३५-१४८ 
२०-३७ 
४५-३ 
३१-४५ 
३०-६३ 
३०-१४ 


७. 3 रामा 


अज्ञाधनं प्रकाशं मिथुने 
अज्ञां सुचारुवेषां 
अणतानां हितकारी 
अणताशेषनराधिप० 
घ्रतिदिनमटनमधन्यं 
्रतिरूपदास भृत्यं 
त्रत्यथितं धनवन्तं 
प्रधानबलसंयुक्त: 
्रवलमदनं सुदेहं 
घ्रबलमदनोदराग्निर्वेल 
प्रवलमदनोदरारिनिः सुश० 
्रमदापुत्रगुहाणां 
प्रमदाविभवेयु क्त 
प्रवदेत्तत्समदेशे 
प्रवरमतिक मंचेष्ट: 
प्रविशन्ती चन्द्रदशा 
प्रवेशे बलवान्‌ खेटः 
भ्रत्रज्याया: स्वामी रवि० 
घ्रब्रज्येशे दिनकरगते 
घ्रशमितसमस्तशत्रुः 
घ्रशमितसमस्तशत्रुः 
प्रश्नकाले विळग्नस्य 
घ्रश्रयज्ञौचविहीनो 
घ्राकारतरुनदीषु च 
श्राग्रात्रिभागेजिबलः 
भ्राच्यादिगृहद्वितीयं 
राज्ञं गृहीतवाक्यं 
राज्ञं चतुरं मधुरं 
घ्राज्ञं धनचयनिरतं 
राज्ञं नरेन्द्रभृत्यं दूतं 
राज्ञं नृपति कुलजं 
्राज्ञं पृथिवीपालं 

राज्ञं बहुधनधान्यं 
राज्ञं मधुरं धनिनं 
गराज्ञं मधुरं सुभगं 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० |्लो ° 
२३-१७ 
३०-४४ 
२५-४६ 
२१-३५ 
२६-५१ 
३०-७२ 
२६-३२ 

३५-११७ 
३०-७९ 

३०-७ 
३०-३१ 
२८-३५ 
२३-३५ 

३३-५ 
३०-४७ 
४१-२१ 

४३-१ 
२०-२१ 
२०-२० 
३१-७४ 
३१-७६ 

५१-१ 
२५-२१ 

5-५ 

४-३९ 

5-१5 
२६-२३४ 
२७-२४ 
२८-६४ 
२६-४१ 

३२-१०५ 
२७-६१ 
२७-३६ 
२८-४० 
२५-२८ 


प्राज्ञ वावयविधिज्ञं 
प्राज्ञो दृढांसबाहुः 
प्राज्ञो बहुप्रलापी 
प्राज्ञो विदेशनिरतः 
घ्राज्योनुपदेशात्‌ 
प्राणिवधपरं क्षुद्रं 
प्रात्ययिकं राजकुले 
प्रायेण चन्द्रसितयोः 
प्रायो दरिद्रदुःखी 
प्राय: शुभाः समेंताः 
प्रियकल्हसमरसाहस० 
प्रियकलहस्त्वविनीतो 


प्रियपानभोंज्यनारी 
प्रिमभाषी रुचिरतनुः 


प्रिययज्ञशिल्पविद्यः 
प्रियवस्त्रमाल्यगन्धं 


प्रियवाक्‌ सुभगः कान्तः 
प्रियवादिनं सुवाक्यं 
प्रियविग्रहस्तु वेत्ताचार्यो 
प्रेष्यो मुखे: क्लीवः 
प्रेष्यः परकर्मरतो 

प्रेष्यः श्यामल्नेत्रः 


प्रोत्तु गशिराः स्थिरवित्‌ 
प्रोद्धतवेषङ्री डो 


प्लृतमण्डळनेत्रः स्यात्‌ 


बधिरो धनवानु ल 
वन्धारिभंगभाज 
बन्धुजनवित्तहीनः 
बन्धुजनाढ्य सुखिनं 
बन्धुपरिच्छदरहितो 
बन्धुपरिच्छदवाहन ० 
बन्धुप्रधानचतुरः 
बन्धसुतमित्रहीनो 


बन्धुसुहृत्तनयसुख ० 


५३१ 


अ० कलो 0 
२३-११ 
५०-६७ 
३१-१० 

२६-७ 
३३-७२ 
२८-२७ 
२९-४१ 
३४-४८ 

१९-८ 
१६-२७ 
२१-२२ 
३१-१८ 

४-४ 

१४-८ 
२९-२३ 
२८-६५ 
१३-२५ 
२३-६४ 

२६-१ 
१८-१५ 

२२-६ 
१६-२८ 
२०-७० 

२५-४ 
४०-४७ 


१७-२५ 
४४-२० 

३१-७ 
२३-४१ 
३०-२९ 
३०-१७ 
४९-२७ 
३१-५६ 
३१-३१ 


५३२ 


चन्घुसुहृत्संपन्न: 
बन्धुसुह्ृत्सुखसहित: 
बन्घुसुह्ृत्सुखसहितं 
बन्धोल्वणवकूत्रः स्यात्‌ 
बन्ध्वर्थक्षय रोगाः 
बन्ध्वास्पदोदयविलग्न० 
बलिरहितेन्दुरविभ्यां 
बलवति सूये इष्टे 
बलिन: परिपुर्णस्य च 
बलिना कुजेन दृष्टे 
बरिनाममर्षणपरः 
बळिभिबुं धयुरुशुक्र ह ष्टे 


बलिभिबुं धगुरुशुक्रौ : शशाङ्क» 


बहवो यदि बलयुक्ता 
बहवो यदि शुभफलदाः 
बहुकथनमधुरवचनं 
बहुताडनसं प्राप्तौ 
बहुदारं बहुविभवं 
बहुधनधान्यसमृद्धः 
बहुधनरत्नाः क्षितिपाः 
बहुधर्मो नृपसचिवः 
बहुभिः क्षतैः कृशाङ्गो 
बहुभिर्व्याधिभिरार्तो 
बहुभृत्यधनसमृद्धो 
बहुश्ृत्यं त्वक्सारं 
बहुभ्रृत्यो द्विनमनाः 
बहुयुवतिरत्नसहितः 
बहुविषयर्पात स्यातं 
बहुझत्रुमित्रपक्षो 
बहुशत्रुमित्रपक्षः 
बहुशास्त्रज्ञानपटुः 
बहुशास्त्रदारितमुखो 
बहुशास्त्राणां कुशलो 
बहुशिल्पज्ञो लुब्धः 
बहुशीलोदारमतिः 


सारावली 


अ० |्लो 0 
३२-५२ 
३१-६४ 
३०-६५ 
४७-३३ 
४०-१४ 
१२-१४ 
३७-२८ 
९-२६ 
४०-६३ 
४६-१७ 
४७-३६ 
८-४२ 
४५-३१ 
९-४६ 
१२-१२ 
२७-५४ 
३९-९ 
२७-४७ 
२६-६४ 
२१-३६ 
१५-५ 
२५-१७ 
२५-४४ 
२३-५ 
२३-६१ 
२२-२५ 
२५-३ 
३२-७८ 
२२-१५ 
१८-२० 
१८-१७ 
२२-२३ 
२७-१५ 
२५-५१ 
४७-४९ 


बहुसाधनो$पि राजा 
बह्ननृत; सुमहान्‌ स्यात्‌ 
बह्ृथंभाक्‌ स्थिराधंः 
बह्वायुः स्थिरविभवः 
बह्वाशिनो दरिद्राः 
बह्वणबन्धनतक्तः 
वान्धवमात्रनिमित्तं 
वान्धवरहितः सहितो 
बान्धवसुतसुखहीनो 
बान्धवसुहृदुपकर्ता 
बाले: सुखी सुशीलरच 
वाल्ये मृतजननीकः 
वाह्यो मङ्गल्वाद्यँः 
विभद्रश्मिकरालपूर्ण 
बुध: कन्यालग्ने 

बुध: ककंटमारूढो 
बुधः स्वोच्चे लग्ने 
बुधगुरुभार्गवशनयो 
वुधगुरुशुक्रा भाग्ये 
बुधदृष्ट त्रिदशगुरुः 
बुधहष्टे प्राग्लग्ने 
बुधदृष्टो हास्यकरं 
बुधभवनगतः शुक्र: 
बुधभागे बुधहृष्टः 
बुधभागेवयो रस्ते 
बुधशृगुभानुजगुरवो 
बुधरविजरविसिताः 
बुधशुक्रयोयु वत्यां 
बुधशुक्रयोविलग्ने 
बुधशुक्रौ हिवुकस्थो 
बुधसूर्यभार्गवसुताः 
बुधोदये सप्तमगे 
बुध्योपाजितविभवो 
वृन्दग्रामपुराणां 


बृहस्पतिर्भोमगृहेष्टमस्थः 


बृहस्पतेभौ मदिवाकरे 


अ० इलो“ 
५-११ 
२९-२१ 
४८-१४ 
३०-८४ 
२१-३४ 
२९-५ 
२७-४६. 
३१-४८ 
३१-३ 
४४-३६ 
4-40 
१६-१९. 
२९-१६ 
३५-५६. 
३५-१३६ 
३५-१८१ 
३५-२३ 
३३-६१ 
३२-८० 
३४-१८ 
२४-४ 
२४-१६ 
२८-४१ 
२४-७ 
३४-५६. 
३२-११२ 
३२-७९ 
३१-६९ 
२१-६७ 
३१-६५ 
३३-३४ 
६५-८९. 
३०-३९. 
४०-४९. 
१ ०-४ 
३५-१७० 


न्बोधनगुर्वोरदरामे 
-बोधनसितयो: कर्मणि 
बोधे पुंश्चेष्टिता जैवे 
बौधे विज्ञानसंयुक्ता 
“बौधे शिल्पान्विता नारी 
भ. 

“भङ्गक्षयव्ययार्तो 
“भवति ख्यातो मल्लः 
-भवति नरस्य भ्रंशो 
-भवनाधिपदिङ्नाम 
भवनाधिपांशतुल्याः 
“झवनाधिपै: समस्तं 
“भवनांशसहशदेशे 
भागा: सदृशाः सहिताः 
-भाग्यगुहे रवि शुक्रौ 
भाग्यरक्षेपतिः कस्मिन्‌ 
-भाग्ये शुभगमनसदो 
-आनुजवुधगुरुचन्द्राः 
"भानु जरविवुध गुरवो 
-भानुजरवि भूपुत्राः 
-आनुदशायां लभते 
भानु: प्राणी शशिगुहः 
“भानुभो मसमेतः 
भानुर्वक्रसमेतो 

“भानु: शुक्रः क्षमापुत्रः 
भानुस्त्रिकोणसंस्थो 
“भानुः स्वतुत्रसहितो 
-भानोरर्धे विहगैः शुराः 
भानो क्षीणे चेन्दौ 
भान्वर्केजयोर्म दने 
-भान्विन्दुजेन्द्रकुजजीव० 
भारसहं तामसिक 
भारस्तुलायां तुलितो 
-भाराध्वरोगतप्ताः 
आरो भवति नृपाणां 


पद्यानामकारादिकोशः 


अ० इलो० 
३१-६६ 
३१-३० 
४५-११ 
४५-१२ 
४५-१० 


२२-४४ 
१६-६ 
४०-६४ 
३-२३९ 
३४-४७ 
३-१२ 
६-३ 
४१-५ 
३२-६४ 
३२-३ 
३२-२५ 
३२-१०६ 
३२-९६ 
३३-३२ 
४०-२५ 
३५-१५६ 
३३-१४ 
३२-३१ 
४-८ 
४४-५ 
३१-२५ 
२-१२ 
३४-६६ 
३१-२४ 
२०-१९ 
२९-६४ 
३७-४४ 
३४-७ 
३७-७ 


eee oon 
----३३:८८:२२२2२२>><>><>>>:------ाबट्ट 


भागंवरविभानुसुता: 
भागेववाक्पतिसौम्यै: 
भागंवसहित: क्षितिजः 
भागेवसुरेज्यभोमा: 
भास्करसुतोऽपि कुरुते 
भास्करसूनुः कुरुते 
भास्करहिमकरसहितः 
भिक्षामटति व्याद्यौँ: 
भिक्षुस्त्यक्ताशितभुक्‌ 
भिन्नशिरोरुहरोमा 
भीरुः प्रियसन्त्यक्तः 
भुवनभरसहिष्णोः 
भूपतिचरितः ख्यातो 
भूपतिमनुपमवीयं 
भूपतिसमीपवर्ती 
भुमण्डलवर्धनभाक्‌ 
भूरिद्रविणो दाता 
भूषणयानगुहाणां 
भृगुसुतसहितः सौम्यः 


५३३ 


अ० इलो० 
३२-६८ 
३४-५७ 
३२-४३ 
३३-४२ 
४४-२२ 
४४-१५ 
१०-६ 
३८-२० 
४४-४१ 
५०-३५ 
१८-५ 
३६-२७ 
२२-२२ 
२६-६९ 
२५-५२ 
४७-२४ 
२२-७ 
२३-१३ 
३२-४६ 


भृगोरपत्याद्बुधभास्करात्मजौ ३५-१७१ 


भृत्याथेचोरचक्षु: 
भृत्यैधेनैश्च पुत्रैर्वाहन० 
भोक्ता ख्यातः कुनखो 
भोजनमाल्याच्छादन 
भोज्यान्नपानविभवं 
भौमगुरुशुक्रमन्दा: 
भौमञ्चशुक्रशनयो 
भौमज्ञसुरिशनयो 
भौमदशायां लभते 
भौमदिवाकरसौ रादिद्चद्रे 


भौमनिशाकरजीवाः 
भोमवुधमन्दगुरवो 
भोमबुधशुक्रसोरा: 
भौमबुधसूयंपुताः 
भोमभूगुजीवरविजा: 
भौमयुता द्रेष्काणा 


४०-२७ 
२८-४७ 
४७-५५ 
२२-११ 
२७-६५ 
३३-६० 
३२-११० 
३२-१०९ 
४०-३४ दे 
१००७ 
३२-६८ 
३३-५८ 
३३-५९ 
३३-४१ 
३२-१११ 
८-६१ 


५२४ 


भौमशनिद्रेक्काणे पापे 
भोमसितबुधसुरेड्याः 
भोमसितशशिजचन्द्राः 
भोमः साहसनिरतं 
भौमः सुरगुरुसहितो 
भोमः सोमजसहितो 
भोमः सौरसहायो 
भोमादीनां बल॑ देशं 
भोमेंशे कुजदृष्टो 
भोमे कळत्रसंस्थे 
भोमेन नरपतिसमं 
भोमेन सुवर्णंधनं 
भोमेन्द्ुजसुरपुज्याः 
भौमेन्दुशुक्रजीवाः 
भोमो वृद्धिषु सात्मजासु 
भोमः पञ्चमभवने 
भोमः सुरगुरुयुक्तो 
भ्रमणरुचयो निङृष्टा 
भ्रमति च देशाद्देशं 
भ्रातृजनाश्रयणी यो 
भ्रातृप्रियो$थंमुख्य: 
स्‌. 
सकरस्य पञ्चमांशे 
मकराद्ये द्रेक्काणे नृप० 
मगधेषु बुधो जातः 
माङ्गल्यदयाशोचस्व० 
मदनार्तो मृदुचित्तः 
सदवहुलः स्थिरजीवी 
मद्यरुिः समधर्मा मानी 
मद्स्त्रीकृतसोख्यं 
मधुपिङ्गाक्षो गोरो 
मधुरवचनो लिपिज्ञः 
मधुरायताक्षकामी 
मध्यायतोऽतिदक्षो 
“मध्ये पापग्रहयोः 


सारावली 


अ० इलो० 
९-४३ 
३३-५७ 
३२-१०० 
३३-९ 
३३-२० 
३३-१६ 
३३-२२ 
१३-९ 
२४-१ 
३४-५० 
२४-२० 
२४-१४ 
३३-३४ 
३२-१०२ 
५२-४ 
३४-४१ 
३२-४२ 
२१-३१ 
३१-४८ 
३०-१६ 
४७-२८ 


३५-१६२ 
४६-४० 
७-१५ 
२७-२० 
४५-२३ 
३२-१६ 
२२-२७ 
२९-३६ 
४८-२४ 
२२-५२ 
४८-६ 
४८-५ 
३४-७४ 


मध्ये स्त्रीकृतदु:खेः 
मध्वीक्षण: प्रलापी 
मन्त्राभिचारकुशलो 


मन्त्रिणमथ नृपति वा 
मन्त्री गुणप्रधानो 
मन्त्री नृपस्य सुभगः 
मन्त्री राजप्रतिमः 
मन्ददृशं स्थिरवचनं 
मन्दोदरः प्रचण्डो 
मलिनः संस्कृतदेहो 
मलिनः पापाचारः 
मरिनमतीव च सुभगं 
मलिनं लुब्धं तीक्ष्णं 
मलिनशरीरः पापी 
मलिनासिकोएकुनखी 
मल्लमतिसारयुक्त' 
मस्तकशूळनि रोधैः 
महाधनस्त्रिभिश्चैव 
महितकरिगलित० 
महीसुतात्सत्त्वमुदाहरन्ति 
माङ्गल्यधर्मपोष्टिक० 
माण्डलिको मन्त्री वा 
मातुरपथ्यो विषमो 
मातुर्न शुभो मतिमान्‌ 
मातृपितृदुःखतसतः 
मातृपितृविप्रयुक्तो 
मातृरहितं सुशीलं 
मातृरहितं क्षताङ्ग 
मातृसपत्नीजनकं 
मातृसपत्नीजननं कन्या 
मातृसपत्नीजननं युवति० 


मात्रा रहितः सुभ गस्त्वग्दोषी 


मानधनज्ञानयुताः 
मानाज्ञाविभ वयुतः 
मानार्थविभवहीनो 


अ० इलो 
४६-४३ 
५०-२५ 
३०-डेडे 
२७-५८ 
३१-५६ 
१९-५ 
३१-३५. 
१४-२ 
५०-३८ 
३०-७६ 
२५-४५. 
२७-६० 
२७-३०. 
३१-७१ 
४७-३५ 
२६-६१ 
४१-३३ 
४४-२८ 
४०-७१ 
३७-३ 
७-११. 
२७-१८ 
२५-३२ 


RN 


३१-२. 


१७-७: 
२६-५६- 


२५-२६ 
३२-७२ 


२८-४४ 


२८-५० 
१७-३० 


२१-४४ 
३१-४१ 
१८-६- 


पद्यानामकारादिकोश: 


अ० एलो० 

मान्दं सुतक्षेमिन्दु: ३४-२९ 

मान्यो गुरुबन्घूनां २७-६ 

मान्यो5ल्पसत्वभीरुः ५०-१६ 

सायापट्इचलमतिः २२-५८ 
मारयति षोडशाहाच्छनेइचरः १०-१६ 

माला सर्पार्धेन्दू २१-३ 

मासास्तिशद्गुणिता ७-३ 

मासि तृतीये स्त्रीणां ८-४३ 

मासेष्वाधानादिषु गर्भस्य ८-२६ 

मासेऽष्टमे च तृष्णा ८-३० 

मित्रकळलत्रविरोधो ४०-३५ 
मित्रगृहे$के: ख्यातं ४४-१२ 
मित्रद्वादशभागे ३६-७ 

मित्रस्वगुहगतोऽरधं ३४-६७ 
मित्राणि सूर्याद्गुरुभौमचन्द्राः ४-२5 
मित्रान्विताः सुवचसः २५-५२ 
मित्रेभ्यो धनलाभं ३१-८४ 
मित्रैः सुरते श्च हीनः ३१-४ 
मित्रोच्चोपचयस्थाने ४०-१७ 
मिधुनविलग्ने जातः ४१-१० 
मिथुनस्य मनोभावो ८-१३ 
मिथुनादयस्तुलान्ता: ५३-९ 
मिथुनादिमे हगाणे ४९-७ 
मिथुने चापेञ्कंगुरू ८-१६ 
मिथुने धनुरंशगतानु ८-२५ 
मीनविळग्ने जातो ४७-४६ 
मीने निशाकरः पूर्ण: ३५-१५१ 
मीने मीनांशे वा ५३-४९ 
मीनोदये च हृष्टे ८-६० 
मीनोदये दिनकरे ४६-८ 
मीनोदये वदेन्मीनं ५१-८ 
मीनोदयेंशे नवमे ३९-२१ 
मुखर: सुभग: प्राज्ञो १७-१९ 
मुखरो धूर्तोऽनृतवाक्‌ १६-३४ 
मुदिते विलसितमुदितो ५-७ 


५३५ 
अ० इलो० 

मुनिभागे दिवसनिशोः ८-५१ 

मुखं धृष्टमनायं २८-२८ 
मूर्खं प्रवासशीलं २३-६८ 
मूर्खोऽधर्म रतोऽस्व- ४४-३५ 
मूर्खोऽलसो वच्चयिता ३७-६ 
मूर्त्यादयः पदार्थाः ३०-१ 

मूर्धालोचनक्नंगन्धवहनं ४-५ 
मूलदशायामिन्दोः ४०-१० 

मूळं दशाधिनाथस्थ कृत्वांदां ४१-२ 
मूलं दशाधिनाथस्य विबलस्य ४३-१ 

मृगवदने लग्नस्थे कृशगात्रो ४७-३८ 
मृगवदने ळग्नस्थे तन्तवभागे ५३-४७ 
मृगराशि परित्यज्य ३५-१०४ 
मृगे मन्दे लग्ने ३५-१३ 

मृगोदये भूमिसुते ३५-१३८ 
मृतदारो रोगार्तो ३०-३२ 

मृतसुतयुवतीषु रतो ५०-१७ 
मृदुर्दे या लु बे हुदा रभृत्य: ३७-४ 
मृद्धङ्गवान्वपुष्मान्‌ ५०-१३ 

मृष्टान्नपानचतुर: ४९-२३ 

मेधाविनमतिदयितं २६-४६ 
मेधाविनं सुनिपुणं २५-५७ 
मेधावी धर्मपरः २७-११ 

मेधावी बहुपुत्रो _ २७-१३ 
मेधावी वाङ्मधुरो २२-१८ 
मेधावी श्राद्धरतो १७-३५ 
मेधावी सुकलत्रः २२-३६ 
मेषविलग्ने जातः ४७-३ 
मेषवृषमिथुनककंटसिहाः ३-३ 
मेषवृषौ मुखगलयो ५३-७ 
मेषस्य सप्तमांशे ३५-१५८ 
मेषाक्षिमुखस्तीक्ष्णो ५०-६८ 
मेषादिभिरुदयस्थैः ५३-१० 
मेषादीनां क्रियतावुरू० ३-७ 
मेषाद्ये द्रेक्काणे ४६-२२ 


५३६ 


मेषालिमिथुनमृगहरि० 
मेषे द्वादशभागे जायन्ते 
मेषे मेषांशे वा 
मेषेऽकंजे सुरोषो 
मेषे शशी तदंशे 
मेषे सहस्ररर्मिः 
म्रिथते पापैहृषष्टे शशिनि 
य. 
यज्ञाध्यापननिरतो 
यज्ञेन भङ्गमपरे सरोज० 
यत्प्रोक्तांशा दिफले 
यत्रस्थस्तत्रस्थ: स्वपुत्र० 
यत्रस्थस्तत्रस्थो रुधिरा० 
यथा यथा ल्ग्यगृहाश्रयाणां 
यदा तूपचय: सर्वः 
यदा होरा चतुर्थस्थः 
यदि पश्यति चन्द्रमसं 
यदि पश्यति दानवाितं 
यदि होरागतः शुक्रः 
यद्वर्णेन वृत: स्यात्‌ 
यन्त्रज्ञो बहुविभवो 
यन्त्रतृणकाष्टगोसय ० 
यःप्राग्विलग्ने द्रेक्काणः 
यमभूमिजयोवेर्गे 
यमे विलग्ने मकर० 
यवनाचायँबू दध: 
यवनाय विस्तरतः 
यवनेन्द्रदर्शनाद्यौः 
यस्मिन्ट्वादशभागे 
यस्य ग्रहस्य भावो 
यस्योत्तरस्यां भगवानु 
यस्योदरे जगदिदं 
याते भोमे कर्मस्थानं 
यादृक्‌ पश्यति सौम्यः 
यावन्तो मव भागाः 


सारावली 


अ० इलो० 
३-१६ 
५३-३५ 
५३-५० 
RS 
५३-२३१ 
३५-१२० 
९-३८ 


२६-१८ 
१२-११ 
५०-११० 
१०-५४ 
१०-४४ 
४-३ 
३९-७ 
१०-५० 
३५-६५ 
३५-१०८ 
१०-९५ 
५३-१६ 
१5-७ 
४०-६५ 
१०-८८ 
३४-५५ 
३५-१२३७ 
१५-१ 
२१-१ 
५१-१६ 
८-४८ 
७-५ 
३५-६४ 
१-१ 
३५-१५२ 
९-४१ 
३४-२२ 


यावल्लग्नादुदितं 

युक्त: शुभफलदायिभि: 
युक्तः सौभाग्ययोगे: 
युगपच्चन्द्रादित्यौ 
युद्धकुशलः समर्थः 
युद्धे च विजयी तस्मिन्‌ 


युवतिजनजनितसारं 
युवतिजनोपासनको 


युवतिद्वेष्यं कान्तं 
युचतिभवनस्थितेषु 
युवतिविनाशितसारं 
युवतीनामतिसुभगः 
युवतीनां वशगः स्यातु 
ये भुक्ताः शशिनोंशा: 
योगा ये बलयोगाः 
योगा विभक्ताश्चतुरादि 
योगे वलिनः स्थानं 
योद्धा प्राज्ञस्तीक्ष्णो 
यो बळयुक्तो निधनं 
यो यः पूर्णं शिशिरकिरणं 
यो यत्र भवेदाद्यस्तस्याकृति 
योषिदुगुरुमित्राणां 
योपित्पानप्रभवैः 

र. 
रक्तच्छविचरणोढः 
रक्ताग्निपित्तदोषैः 
रक्तान्तहक्‌ प्रगल्भो 
रक्तान्तद्ृष्टिरलसो 
रक्तान्तपिज्धदृष्टि: 
रक्तान्तायतलोचनो 
रक्तावदातमतिमानु 
रक्तासितवृत्ताक्ष 
रक्तास्योन्ततनासिकः 
रक्तोत्पलताम्रसुवर्ण ० 


"रजकं मालाकारं 
-रजनिकरः षष्ठगतो 
रजनिकरेण दृष्टो 
“रतिधर्मरतः प्राज्ञो 
“रमते सर्वेवधूभिः 
“रवि किरणमुषितदीस्तेः 
“रविकुजबुधभानुसुताः 
रविकुजशशिशुक्रं इचन्द्र० 
रविगुरुब्ुधभूतनयाः 
रविगुरुसितभार्गवशनयो 
रविगुरुवक्रा नवमे 
रविगुरुसितभानुसुताः 
रुविचन्द्रवुधा भाग्ये 
रविचन्द्रभौमराशिजाः 
रविचन्द्रमौमगुरुभिः 
रविचन्द्रभौमबुधजीव० 
रविचन्द्रसिता नवमे 
रविजवुधचन्द्रभौमाः 
रविजीवशुक्रसौम्याः 
रविजीवसीम्यसौराः 
रविजे जलजविळग्न 
रविणा युक्तः शशिजः 
रवितनयो जुकस्थः 
रविदृष्टे प्राग्लग्ने 
-रविदृष्टे युक्ते वा 
रविदृष्टः शनिभवने 
रविबरुधगुरवो दशमे 
रविवुधगुरवो नवमे 
रविबरुधजीवसिताः 
रविबुधशनयो दशमे 
रविबुधशुक्रा भाग्ये 
रविभागे रविदृष्टे 
रविभिजंन्मशिष्ट' हि 
“रविभुगुजदेवपुज्याः 
रविभौमचन्द्रपुत्रा: 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० इलो ० 
२६-४३ 
१०-६२ 
२६-२६ 

२८-७ 
३१-८३ 
४१-५७ 


३३-५२ | 


रविभोमदेवपूज्याः 
रविभोमवुधसुरेड्या: 
रविभौमबुधा नवमे 
रविभौमयोविळग्ने 


रविभौमौ धनसंस्यो 
रविरपि विधनं जनयति 
रविरप्यधिमित्रस्थो 


२०-१६ | रविरविजभूमितनयाः 


३२-९० 
३३-५६ 
३२-५८ 
३२-९८ 
३२-५३ 
३२-८३ 
१०-१०० 
७-१ 
३२-५५ 
३२-१०१ 
३३-५३ 
३३-५४ 
९-९ 
१०-१०१ 
६-२ 
३४-१ 
३४-५८ 
२७-४२ 
३३-३३ 
३२-६१ 
३२-६५ 
३३-२५ 
३२-६२ 
२४-१३ 
५१-१० 
३३-३६ 
३३-२९ 


रविरुधिरो भवनं 
रविनेभस्थः स्वत्रिकोणगो 
रवियंदा चन्द्रमसः 
रविशशिकुजैर्मेषे लग्ने 
रविशशिबुधशुक्र : 
रविशशिभवने शुक्रो 
रविसहितः शशितनयो 
रविसितबुधभानुसुताः 
रविसुठसहितश्चन्द्रो 
रविसोरिचान्द्रिभौमाः 
रविस्तृतीये भृगुनन्दनः 
रवीन्दुभोमेन्दुजजीव 
रवीन्दुवागीशशनैस्च रश्च 
रवेद्वितीये बुधजीव० 
रवो सरुधिरे यने 
रश्मिप्रधानमेतत्‌ 
रहितो बुधगुरुशुक्र : 
राजपुरुषं प्रकाशं 
राजयोगाः समाख्याताः 
'राजाधिनृपं स्वक्ष 
राजा रविः शशधरः 
राजा राजसमो वा 
राजोपयोगि शास्त्रं 
राजोपसेवकः स्यात्‌ 
राज्ञः संप्रापधनो 

राज्ञः सुनीतिशिक्षा 
राज्यं ददाति विपुलं 


५३८ 


रात्रिदिवाबलपूर्ण: 
राभसिको दानरतः 


राशिदशवर्गेभूपति० 
राशिपतौ बलयुते 
राझिप्रभेदसंज्ञः कथितः 
'राझिप्रमितैवंषंः 

राशिफल यदुहृष्टः 
'राशेस्तदीरचरस्य च बलेन 


राशी होरान्तर प्राप्य 
राशो कर्ककटहोरायां 


-राइयधिपेन च हृष्टं जीवे 
राइ्यन्तगतेः पापैः 
'राइयन्तगतैछंग्नात्‌ 
राइयादिफलविभागः 
राश्यादौ लग्नपतिः 
रासभमुखो5सिताक्षो 
राहुइचतुष्टयस्थो मरणाय 
राहुः ससमभवने 


राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात्‌ 
रिक्तातिरिक्तनिम्ना० 
रिक्त वुधेन्दुभृगुजैः 
रिक्तोत्कटहक्‌ क्र,रो 
रिपुवान्धवक्कृतपीडा 
रिपुभयकलहसमेतो 
रिपुभयकलहैर्मुक्तः 
रिपुभयविदेशगमनं 
रिपुभयविनाशदुःखैः 
रिपुभावे क्षितिसुनुः 
रिपुराशौ त्रिभागोनं 
रिपुरोगपापमुक्तः 
रिपुहन्ता क्रोधपरो 
रुधिरगृहे शनिदृष्टो 


रुधिरदशायां झुक्र० 
रुधिरशनैश्चरदृष्टो 


रुधिरसहितस्तु सौरः 


सारावली 


अ० इलो ० 
५-४१ 
२५-२ 

१-३ 
२३-८६ 
५-१ 
१०-१८ 
२४-२३ 
CS 
१०-७१ 
१०-९६ 
३२-२३ 
१०-३३ 
२१-१६ 
८-१ 
३५-१४७ 
५०-४६ 
१०-१५ 

१०-१०७ 
१२-४ 

४०-६९ 

४५-२६ 
४८-१ 

२२-२० 

RR 

४१-३६ 

४०-७३ 
४१-४१ 
३४-४३ 
३९-१० 
४१-३२ 
२२-३४ 
२६-२० 
"शोत 
१०-४५ 
१०-५३ 


रुधिरा ङ्गसौरयुक्तः 
रुधिरे सुखेऽथवाके 


रुधिरः सोमजसहितो 
रूपान्वितमतिचतुरं 


रोगार्ता: कुकळत्रा मूर्खाः 
रोगार्तो मन्दसुतः 
रोगिणमरूपभा य॑ 


रोमशगात्रो विकृतो 
'रोमान्वितायतभुजः 
रोमोपचितांसभुजो 


लग्नं गणोत्तमोनं 

लग्नं मुक्त्वा विषमे 

लग्नं लग्नाधिपो 

लग्नं विहाय केन्द्र 
रूग्नगा: सितशशाङ्कज 
लग्नगुहगस्य हि दशा 
लग्नछिद्रत्रिको णेषु 
लग्नदायोंऽशतुल्यः स्यात्‌ 
लग्नदिवाकरचन्द्राः 
ळग्ननवभागतुल्या मूर्तिः 
लग्नभागैः स्फुटरस्मेः 
लग्नभागै क्रमेणैव 
लग्नव्ययदशमस्थेः 
लग्नस्थःसुखसंस्थो 
लरनस्थे रवितनये 
लग्नाच्छशी त्रिरिपुलाभ० 
लग्नातु षष्ठमदाष्टमे 
लग्नात्तक्षणमुदितं 
लग्नादातनयाय रन्ध्रनवगः 


लरनादिकण्टकेभ्यः 
लग्ना दिकेन्द्रवेश्मानि 


लग्तादीनां लिप्ता ज्ञेयाः 
लग्नादुपचयसंस्थैः शुभ: 
लग्नाहशमे चन्द्र 
लग्नाहशमे राशो 


अ० इलो 
१०-६३ 
४६-९ 
३२-४१ 
२६-५० 
२१-२० 
२५-२२३ 
२६-६१ 
२५-२२. 
५०-४० 
५०-२० 


३८-०५ 
८-१७ 
१०-१४ 
३५-१०७ 
३५-७२ 
४०-६६ 
४६-१९ 
३९-१७ 
३९-३ 
९-४५ 
३५-१७४ 
२१-६९ 
३४-५४: 
६-४ 
३४-५३ 
३५-५५ 
३४-१ हे 
डॅड 
५२-७- 
२१-१२ 
५१-११ 
३-१८ 
१३-३२: 
३४-४० 
३३-१: 


छरनादभ्रातृदशायशत्रुषु 
लग्नाद्विषमक्षेगतः 
छग्नाद्द्वादशधनगैः 
लग्नाद्वययरिपुगतयोः 
लग्नाधिपजन्मपती 
लग्नाधिपतिः: पापः 
लग्नाधिपतिः स्वोच्चे 
ल्ग्नाधिपतेइचन्द्रो 
लग्नाधिपतेस्तुल्य: 
लग्नान्निशाकराद्वा 
लग्नान्त्यनवमनैधन० 
लग्नार्कजीवचन्द्रै: 
ऊग्नार्कशीतरङ्मीनां यो 
लग्नाकंशीतरइमीनां यरि 
लग्नांशलिस्तिका हत्वा 
लग्नास्तगतैः शीम्यैः 
लग्ने ककेटके सशीत० 
लग्ने चन्द्रेऽक वा पापाः 
लग्ने जलजे बन्धौ 

लग्ने जीवबुधौ दिवाकर 
लग्ने जीव: सितबुधयुतः 
लग्ने जीवाकेजयो: 

लग्ने जीवो5थवा सोर: 
लग्ने त्रयो विगतशोक ० 
लग्नेन्द्रो्यों बलवान्‌ 
लग्ने बुधद्रेककाणे 

लग्ने भौमो रविजसहितः 


लग्ने यद्द्रेक्काणा निगडा० 


लग्ने रविपुत्रसंयुते 
लग्ने रविमन्दकुजैः 


लग्ने रविसंयुक्त क्षीणेन्दौ 


लग्ने$क5$ल्पकच: 

लग्ने शनैशचरांशे 
लग्नेश्वरस्य चन्द्रः 
लग्ने समराशिगते 


पद्मानामका रादिकोश: । 


अ० श्लो० 
५२-३ 
८-२८ 
१०-२४ 
३४-५२ 
१०-२५ 
१०-१०५ 
३५-११० 
१०-१०४ 
४-१८ 
३२-२ 
१०-४१ 
५३-१९ 
४०-३ 
४०-०५ 
३९-१८ 
२१-१४ 
५३-२ 
१०-४२ 
५३-१८ 
४-३५ 
४१-६० 
३१-७९ 
५३-२९ 
३४-१२ 
१४५-५ 
३४-७१ 
३५-१०५ 
१०-१४ 
३५-६९ 
१०-१०२ 
d—Yo 
३०-२ 
८-४९ 
११-१६ 
८-९१ 


५३९: 
अ9 इलो ० 
लग्ने सुरेज्यशशिनो: ३१-३४ 
लघुचित्तो मृदुनिपुण: २८-११. 
लघुवीर्यो मकरस्थे २७-१९: 
लघुसत्वो$सिततनयो ४७-३८ 
ललितः कान्तः सुभगो ३२-१० 
ललितसरोगं सुभगं २३-४९: 
लाभधमंस्थिता: सौम्याः ३५-९६- 
लाभे तृतीयषष्टे ३५-१७५ 
लाभे मन्दो गुरुभूगु ३५-१८६ 
लाभो भवति नराणां ४०-४३ 
लावण्यवाही बहुभारवाही ३७-१३ 
लिपिकरतस्करमुखरो १७-१” 
लिपिकरपुस्तकवाचक० १६-२५ 
लिपिगणितकाव्यकुशलं २५-३९ 
लिपिपाख्यपरोऽभिज्ञो २९-९ 
लिपिलेख्यकाव्यनिरतं १३-४६ 
लिपिलेख्यकाव्यपुस्तक ० २२-१४ 
लुब्ध: कविः प्रधान: १७-२०- 
लुव्धः कुस्त्रीसक्तः २२-५६- 
लूब्धः परस्वहरणे ४९-१५ 
लुब्ध: समर्थमधुरो ४६-३२ 
लूब्धः स्वाद्ृदनपरः ४४-११ 
लुब्धा: कुकर्मनिरताः ५-४६- 
लुम्म्रो वृत्तोरुजंघ: २३-५१. 
ळूब्धो व्याधिग्रस्त: २७-२२ 
लूतानां नकुलानां ५३-४५ . 
लेखकमतिसुकुमारं २६-५६- 
लोकनमस्य सुभग २५-५५. 
लोहितसितशुकहरिताः ३-४० 
च 
वक्रदशायां च गुरोः ४१-२७ - 
वक्राकंशुक्रसौम्याः ३३-५१. 
वक्राकंसोमात्मजदानवेब्याः २०-१३ 
वक्रिणस्तु महावीर्याः ५-३९. 
वक्री शनिभो मगुहं १०-५. 


५५४० 


ववक्रोपगस्य हिं दशा 
वक्रोऽपि तस्करपति 
वक्रो वा सौरो वा द्वादश 
“वक्र त्रयोदशमितानि 
-वचसां पतिः सितयुतः 
बचसामधिप: पुञ्यं 
वचसि निपुणो महार्थ: 
-वणिक्‌ कुलस्वभावः स्यात्‌ 
वणिगंशे नररूपाः 
वदनाक्ि रोगतप्तः 
वधबन्धनङ्घन्मृत्युः 
वर्धवन्धनरोगार्तो 
वनपर्वतेषु रमते 
वनवासिचतुर्चरणातु 
वनितासहृाचारः 
-वथोनुमानाद्वर्षाणि 
वरयुवतिमाल्यवस्त्रैः 
-वर्गे पः्चमराशौ 
वर्गे रविचन्द्रमसोः 
वर्गोत्तमगते चन्द्रे 
वर्गत्तमस्त्रभवनेषु 
वर्गोत्तमे नवांशाः 
-वर्योत्तमे तिप्रशृतिग्रहेन्द्राः 
-वर्गोत्तमे स्वकीये 
- वर्गोत्तमे स्वभवने 
वर्गोत्तमे हिमकरः 
-वर्णाकृतिप्रभेदात्‌ 
-वर्घेयति मित्रपक्ष 
वर्षानु मारयति शशी 
-वसुसंचयवित्ससुहृत्‌ 
-वस्त्रमणिरत्नभूषण 
'वस्त्राणां स्थुलाहतशिखि 
वहति मृदुसमी रो 
-चाक्चपलमतिसुसौम्यं 
-वाख्बुद्धिकर्मनिरताः 


सारावली 


अ०० इलो० 
४०-६८ 
४४-६९ 
१०-५७ 
३७-३० 
३३-२६ 
४४-१४ 
१६-७ 
१४-९ 
५३-३३ 
RRS 
३१-१२ 
१८-१३ 
२५-३१ 
४६-२८ 
१७-१० 
५१-५ 
२३-२१ 
३४-३१ 
३४-३६ 
३५-११ 
३५-३८ 
३-१३ 
३५-२९ 
RN 
३९-६ 
३५-६२ 
५३-६ 
४१-५४ 
१०-२१ 
१४-३ 
७-१२ 
प्या 
३५-१४३ 
२६-६३ 
२६-२१ 


0 छ कनकक७ 0 0000 0 0 0 3 


वाग्त्रुद्धियुतोदारः 
वाखुद्धिविक्रभगुणैः 
वाखबुद्धिविभवपुत्रैः 
वाग्मीन्द्रजाळनिरतः 
वाग्मी भ्रभुद्रेविणवानगदः 
वाचालः कलुषक्कशो 
वाजिखराशवतराणां 
वाणिज्यविपणिजीवाः 


वातव्याघिगुहीत 
वादविवादे कलहे 
वादिगुणैः सम्पन्नः 
वादितगीतविधिज्ञः 
वानरमुखप्रवक्ता 
वामनी मकारान्त्ये लग्ने 
वारघ्नमनिहुताग्रः 
वासगृहे द्य नगतात्‌ 
वाहनधनभृत्ययुतं 


| वाहननाशोद्वेगः 


वाहनबन्धुविहीनः 
विकलं कलहप्रायं 
विकलमहितं जनन्याः 
विकलनयनोऽष्टमस्थे 
विकळल्शरीरः काणः 
विकलः पतितो मुखरो 
विकलः सुभगो वाग्मी 
विकलांग सुकलत्र: 
विकलांगो धनरहितः 
विकलो नीचाचारो 
विकलो रविलूश्षकरो 
विक्ृतवदनोऽ्थ भोक्ता 
विक्रम वित्तप्रायो 
विक्रान्तो बल्युक्तो 
विक्षतगात्रं मलिनं 
विख्यातं गुरुराढ्य 
विख्प्रातनामसारः 


विख्यातंमल्लमोहित 
विख्यातोदारगुणः 


विख्यातो नृपमन्त्री 
विचरति नरेन्द्रभवने 
विचरति सुरपूज्यो 
विज्ञानकलाशास्त्रः 
विदधाति सार्वभौमं 
विदित्वा त्रितयं ह्य तत्‌ 
विद्याचार्य ख्यातं नृपति 
विद्यात्तृतीयभागे 
विद्यादानधनोधैः 
विद्याद्वितीयभागे 


बिद्याधनजनहीनानु 
विद्याधनधर्मरतः 


विद्याधनशोर्ययृतं 
विद्यामानयशोभिः 


विद्याशास्त्राज्ञानं 
विद्याशास्राचार्य 


विद्यासंस्कृतमतिरपि 
विद्रुमसुवर्णेमणय: 
विद्वानु लिपिलेख्यकरः 
विद्वानु मिमातृपिठृकः 
विद्वानु सुरूपदेहः 
विद्वांसं धनवन्तं 
विद्वांसं धर्मरतं 
विद्विष्टो बहुदुःखो 
विद्वेषरतिन्‌ शंसो 
विधात्रा लिखिता यासौ 
विनताङ्गः स्रीलोलः 
'विन्ध्याचलसह्यगिरीन्‌ 
विपरोते स्थिते चन्द्र 
विपुलविमलमूतिः 
विपुलश्रमैशच सुखितः 
विपुळाक्षिहृत्सुमेधाः 
विफलारम्भो भृतको 


पद्यानामकारादिकोशः । ५४१३ 


अ० इलो ० 
३९-२९ 
२६-१७ 
२५-४६ 
२२-५२ 

३५-१७६ 

२८-५ 

३५-१५० 
१०-७३ 
१३-१२ 
४६-२६ 
४४-२० 
४६-२४ 
३३-४३ 

१६-१ 
२५-३७ 
२२-३० 
४०-१२ 
२३-२० 
१६-२१ 

४१-१३ 
२२-३८ 
१७-२७ 


अ० इलो ० 
विवुधगुरुर्यंदि भोमनवांशे ३५-७३ 
विश्रान्तहृक्‌ प्रचण्डो ५०-५. 
विरळाग्ररदः श्यामः ५०-८३. 
विलग्नं कथयेत्प्राज्ञः ५१-४ 
विलग्नन।थः खलु लग्न ३५-५३ 
विळग्नादिकळा भाज्या ३९-४ 
विळग्नाधिपतेः शत्रु; ४२-४” 
विविधधनागमलाभ ४१-२५ 
विविधव्ययदुःखभुजां ४४-४३ 
विविधस्त्री भोगयुतः २५-५३ 
विविधोपभोगमाढ्य २५-६५ 
विवृतोष्ठरद: कुष्ठी ४७-४७- 
विशतिरंशा: सिहे ५-२४ 
बिशतिरेकं द्वितयं ३९-२० 
विश्वासहासवश्य: ४७-३२ 
विषमशरीरो ह्वस्वः १७-४ 
विषमाः क्रूरा निःस्वाः २१-४२ 
विषमे विषमांशगता ८-१४ 
विषशस्त्रयोगदोषैः ४६-३२ 
विस्तरक्ृतानि मुनिभिः १-२ 
विस्तरतो निदिष्टाः ३८-१ 
विस्तीणंभुजो नेता १३-१९ 
विस्तीर्णोपचितायत ४८-१६ 
विहगोदितद्॒क्काणे अ ५३-१७ 
वीक्षन्ते यावन्तो ५३-१२ 
वृत्तानन उच्चनसस्त्वसिताश ४८-१३ 
वुत्तासितदुक्‌ सुतनुः ५०-२८ 
वुद्धचरितं कुला ग्रूयं १३-२९ 
वृद्धश्रावकभस्मधूलि २०-३१ 
वृद्धस्त्रीभिः क्रीडा ४१-४८ 
वृद्धाकारो निस्वः ९९५७४९५ 
वृद्धसभानां ज्येष्ठो २६-१४ 
वृश्चिककुलीरलग्ने ९-८ 
वृर्चिकलग्ने पुरुषः ४७-३० 


वृश्चिकलग्ने भवने ५३-४२. 


5५४२ 


-वुषभगणे दशमस्थे 
-सुषभविङग्ने गुर: 
वुर्षासहो दशगुणितौ 
“बृषे शशी लग्नगतः 
-वेदाग्धिसंख्येष्च मयूख 
-वेदार्थं शास्त्रवेत्ता 
-वेश्यामद्यच्यू तै: 
-वेश्यामद्यव्यसनैः 
-वेश्यारतिमृ दुवचाः 
-वेइयास्त्री कृतसौख्यः 
-वेश्यास्त्रीजनवहुलाः 
-वेश्यास्त्री संयोगः 
-वेसरमहीसुवर्णं 
-बैधव्यं निधने चिन्त्यं 
वैरप्रियो5प्रह्मट: 
-व्यजनातपत्रसुमनो 
-व्ययगे$के शशिनि कृशे 
-उ्ययभथपरिसन्तप्तो 
-ऽपयभवनगतश्चन्द्रो 
-व्ययाम्बुधनखायेषु 
-व्पयाष्टषष्ठोदयगे 
-व्यवहारबोध्य शिक्षा 
-व्यसनपरिश्रमतप्तः 
व्यसनानि व्यसनानां 
-व्यसृजज्जगत्समस्तं 
व्याघ्रानन: प्रगल्भः 
व्याप्रेक्षण: सुदशनः 
व्याधिप्रायोञ्ल्पायुः 
“व्याधिभिररिभिर्ग्रस्तं 
-व्याधिभिररिभिग्रेस्त: 
व्याधिभिररिभिग्रेस्तः 
:ब्याधिभिररिभिव्यंसनैः 
'व्याधिविनाशं सौख्यं 
अपाध्यार्तश्रमवहुलः 
-्यापन्नमा तृवंशं 


सारावली 


अ० इलो० 
३३-६७ 
४७-७ 
५१-१३ 
३५-८५ 
३६-२४ 
२७-२३ 
४१-४२ 
, ४१-३९ 
२२-१२ 
३१-३८ 
३४-६ 
३४-६३ 
४०-१८ 
४५-२ 
४७-४३ 
४०-४४ 
८-३७ 
२८-१९ 
८-५५ 
४-२० 
१०-३० 
२९-१७ 
२९-१ 
४१-२५ 
३-२ 
५०-९७ 
५०-१८ 
३०-३३ 
२६-३३ 
१८-१४ 
२२-५८ 
४१-१५ 
४१-४० 
२७-१६ 
३२-७० 


व्यापारश्रूतिसत्यश्चोर 
व्यामिश्रैःशुभभुमौ 
व्यायतगात्रं रूक्षं 
व्याळमृगो र गहुन्ता 
व्यालम्वभुजः इयामः 
व्याल: सुतुङ्गघोणो 
व्यालुप्तकेश गौरो 
व्यूढोरस्कोऽतिदाता 
व्योमळग्नप्रपन्नस्य 
व्योमाम्बुवातार्निमही 
व्योम्नि शङ्खधवलो 
ब्रणिताङ्गमरूपं वा 
ब्रतनियममङ्गरूपराः 
श. 
शक्तिधनपोरुषगुह 


शक्रेड्यः ससितः शुतचिः 


शङ्कप्रवालमणिभिः 
शङ्घासिकुङजरगदा 
शत्रुगृहेऽकंदशायां 
शत्रुनीचनवांशेषु 
शत्रुभयात्सोद्वेगो 
शनिवर्गेस्थे चन्द्रे 
शनिशुक्रबुधशशाङ्काः 
शनिशुक्रामरगुरवो 
शनैश्चरश्च होरायां 
शनै₹चरे लग्नगते 
शफरीयुगले चन्द्रः 
शब्दार्थ विन्त्यायपटुः 
शमयति रिपुप्रतापं 
शयनोपचारकुशलं 
शरपःचचाष्टमुनी न्ट्रिय 
शरिगुरुसौरा नवमे 
शशिजळनिधिसंख्यैः 
शशिज्ञगुरुभिः साधं 


शशितनयोऽपि विधत्तो 


अ० इलो० 
२५-१५ 
५३-२२ 
२६-५४ 
२५-१० 
४९-२८ 
५०-१५ 
५०—४ 
२३-५ 
४१-५९ 
३७-११ 
३५-१६६ 
३२-६९ 
२१-२७ 


३-२७ 
३५-१३० 
२२-६२ 
३७-४५१ 
४०-५८ 
४०-१९ 
१६-१५ 
३४-३४ 
३२-१०७ 
३२-5२ 
१०-८८ 
२५-१३९ 
३५-१८२ 
३७-१२ 
४१-१२ 
२३-७५ 
३-१५ 
३२-७५ 
३६-२२ 
५१-३ 
४४-१० 


शाशिनो दशमे शुक्र: 
दाशिनो$न्त्ये बुधसितयो: 
-शशिवुधरुधिराख्यै: 
डाशिवुधरुधिरांग: 
शाजिबुधसौराँ नवमे 
झाशिवङ्राकिसुरेज्या 


शरिसुरगुरुबुधरवयो 
नशशिसहिते केन्द्रस्ये 
झाशी हृगाणे रविजस्य 


शशीन्दुपुत्रक्षितिजाकं पुत्राः 


दाशी पूर्णः स्वांशं 
'शस्त्रदहुनप्रभेदैः 
'शस्त्रप्रहरणविद्याशक्ति 
'शास्त्राग्यियोनिपोषण 
शस्त्रात्सलिलाद्योनि 
शाकटिका मणिकाराः: 
झान्ते प्रशान्तचित्तः 
शादू लप्रतिमावनो 
"शाश्वतसुलब्धविषयं 
शास्त्रकुशलो नरेन्द्रः 
'शास्त्रार्थ काव्यबुद्धि 
“शास्त्रार्थक्कतिकलाभिः 
'शास्त्रार्थतत्त्वबुद्धि: 
शास्त्रवित्प्रवक्ता 
शास्त्रार्थविद्धृतियुत: 
'शास्त्राथेशिल्पकार्ये: 
'शिक्षाशास्त्रमतिः 
शखिजलशस्त्रज्वर 
{शिरसो रुक्‌ गलरोगः 
शिल्गज्ञोऽतिसुशीलो 
"शिल्पविवादाभिरतो 
“शिल्पश्रुतिशास्त्रज्ञो 
'शिल्पाचाये ख्यातं 
गशल्पादिकर्मनिरतः 
-शिल्पोत्पन्ताध्षिकारो 


पद्यानामकारादिकोगः । 


अ० |्लो ० 
२३ १२ 
११-१५ 

३५-१४४ 
३५-५८ 
२२-७३ 

३२-१०३ 
३२-८७ 

२५-१५४ 
२०-२२ 
२०-१४ 
३५-४७ 
३३-७९ 

१५-६ 
३१-६९ 
३३-८० 
३३-७१ 

५-८ 
३७-४० 
२७-३९ 
१७-२१ 

२४-६ 

RR 
१६-२४ 
४९-२६ 
३७-४२ 
२७-१२ 
५०-७६ 

४६-१ 

४१-१६ 
३२-२० 
२६-१३ 
१५-१४ 
२३-३९ 
४७-३७ 
२३-७८ 


शिशिरकिरणशत्रुः 
शिशिरकिरणे स्वोच्चे 
शीतार्तो बहुभाषको 
शीर्षादि संस्पृशनु 
शीर्षास्यवाहुहूदयं 
शीर्षोदयक्ष षु गताः सवस्ताः 
शीर्षोदये विलग्ने मूर्धा 
शीर्षोदयेषु राशिषु 
शुक्रकुजयोविळग्ने 
शुक्रः कुटुम्बभवने 
शुक्रगुरुभोमरवयो 
शुक्रगुहेऽथ नवांश 
शुक्रगुहेऽकंज हृष्टः 
शुक्रज्ञभोमसूर्याः 
शुक्रदशायां पुंपा 
शुक्रदशायां विजयः 
शुक्रनवांशे तस्मि० 
शुक्रबुधयोविलग्ने 
शुक्रवुधो रवितनयात्‌ 
शुक्रबृहस्पतिसौम्याः 
शुक्र भास्करेन्द॒वो 
शुक्रवाक्पतिबुधैः 
शुक्रशनैरच रशशिजा: 
शुक्रसहायः सूर्यो 
शुक्रः सुरगुरुसहितो 
शुक्र: सो रसहायः 
शुक्रस्याखिलभोगवस्त्र 
शुक्रा रजीवरविशशि 
शुक्राकंजी चन्द्रमसोन 
शुक्राकेभौमर्शार्शाभ: 
शुक्रासितौ यदि परस्पर 
शुक्रेण हृद्यमान: 
शुक्रेण हष्टमूतिः 
शुक्रेण नृपतिसचिवं 
शुक्र न्दुजीवर्शाशजैः 


५४३ 


अ० इलो० 
३८-९ 
३५-१२ 
३७-२२ 
५१-७ 
३-५ 
३५-२१ 
९-२ 
१२-५ 
३१-५५ 
३४-२० 
३२-९३ 
४५-२२ 
२६-३६ 
३२-८१ 
४१-४६ 
४०-४५ 
३४-३८ 
४५-२६ 
३५-१७२ 
३३-४५ 
३५-७१ 
३५-१५५ 
३२-८१ 
३२-३४ 
३२-४८ 
- ३ ३-२८ 
५४-८ 
८-२३१ 
४-२६ 
८-१२ 
४५-१४ 
२५-४१ 
२४-१५ 
२४-३ 
२३४-४५ 


कळ 


शुक्र न्दुभोमरवयो 
'शुक्र न्दुयमा नवमे 


शुक्रो घटे कुजो मेषे 
शक्रो भौमो बुधो वाऽपि 


शुक्रो रविशनिस हितो 


शुक्ळप्रतिपदृशके मध्यबलः 


शुभपणफरगाः शुभप्रदा 
शभभवनसमेतैः 


शुमूतिः शुभशीलो 
शुभवेषः प्रियभाषी 
शभस्य शुभदः पूर्ण: 
शुभाधमदद्चा ज्ञेया 
शुभे लग्नं याते 
शून्येषु केन्द्रेषु शुभः 
शून्येऽस्ते कापु रुषो 
' शूरं नरेन्द्रयोधं 
शरं प्रमेहपीडितं 
शुरं विकलशरीरं 
शूरं कलाकाव्यनिधिः 
शूरः क्षुधार्तेशचपलो 
शूरः षण्डप्रकृति 
शूरः संग्रामरुचि 
शूरोऽथ सुत्रकारइचक्रधरो 
शूरो भवत्यधृष्यो 
शूरो रणप्रतापी मल्लो 
शूरो वित्तसमृद्धो नगरा 
शूरो विद्वान्‌ वाग्मी 
शरो विमातृपितृको 
शोभनकर्मा मतिमान्‌ 
शोभनशिल्पाभिरतानु 
शोषभगन्दररागैः 
शौचाचारश्रुतिवाक्‌ 
इयामः कलासु निपुणः 
श्यामगुरुस्कन्धभुजो 
इयामच्छविनंतभ्रूः 


सारावली 


अ० इलो० 
३२-८५ 
३२-७६ 
३५-१७ 
५३-४० 
१०-४३ 
५-१६ 
३५-५२ 
३५-५१ 
३१-६३ 
२६-५ 
४१-३ 
४०-२४ 
३५-१०० 


३८-७ ; 


४५-१५ 
२७-६३ 
२६-५५ 
२३-२५ 
३७-५ 
३७-१५ 
२२-६० 
२२-१३ 
१७-११ 
३०-२८ 
१५-८5 
१५-२१ 
१७-३२ 
१७-२३ 
२२-६१ 
३३-४० 
२२-२६ 
४७-४८ 
४९-३६ 
५०-३ 
५०-३२ 


इयामः समग्रदशनो 
इयामः सुवार्विनीतः 
इयामो गुरर्मनस्वी 
इयामो मृगाक्षधन्यः 
श्यामो मृदुः कृशाङ्गः 
इयामो मृदुमृ गाक्षो 
इयामो मृदुवंचस्वी 
झ्या मोऽलसः सुभाषी 
इयामो विशालचक्षुः 
श्रमनिरतः परिदीनः 
श्रमलब्धवित्तशूरो 
श्रमशोकानर्थपरः 
श्रीदेवकीतिराजा 
श्रीमान्‌ श्लिष्टाङ्गसन्धिः 
श्रीमान्‌ स्ववाहुविभवो 
श्रुतलिखितशिल्पचेत्य 
श्रुतवान्‌ स्त्रीषु च रमते 
श्रृतिकल्पकलाभिज्ञः 
श्रृतिनीतिकाव्यनिरतं 
श्रुतिशास्त्रगेयकुशलो 
श्रेणीगणराष्ट्राणां 
श्रेणीभृतिनगराणां 
श्रेष्ठो राज्ञो मन्त्री 
इवप्रभृतीनां प्रसवे 

ष. 
षट्कोनं रिपुभवनं 
षट्दशभवदुरिचक्यानि 
षड्‌ ग्रहाः स्वोच्चगाः 
षड्भिः प्रवृद्धशब्दं 


| षण्डमुखकामसेवी 


पण्डाकारोऽतिशठः 
षष्टिर्होरातरिशच्चुडपदाना 
षष्ठं द्यूनमथाष्टमं 

पप्ठे साधुत्वयुतः 

षष्ठे कुजाकिरवयः 


अ० इलो ०- 
५०-१०० 
४८-१६ 
५०-२७ 
४८-१४ 
५०-८२ 
५०-७ 
५०-८० 
५०-८८. 
डॅन-रे 
३०-४०. 
२८-१३ 
२६-१५ 
३७-१ 
३७-२६ 
१३-४ 
७-१० 
५०-५० 
२६-६ 
३५-१५ 
१३-११ 
२७-४२ 
२६-५७ 
२२-३१ 
५८-३५ 


३-३१ 
३-३२३ 
४४-२५ 
४४-३४ 
४१-३५ 
२६-११ 
३-१५ 
३५-२१ 
४७-२२ 
३५-१४२ 


३५ 


स्‌. 
सकलकरभारभारित 


सकलगगनगेहा: 
सक्लेशो निद्रेव्यः सुख 
संख्या नवांशतुल्या 
संग्रहनिरतं लुब्धं 
संग्रामकथाभिज्ञं 
संग्रामलव्धविजयो 
संग्रामे लव्धयशाः 
संग्रामे विक्कताज्ञ क्र रः 
संग्रामोत्कटवीर्यः 
सचराचरस्य जगतो 
सचिव नुत्त मपुरुषान्‌ 
सचिवो दानवेन्द्रस्य 
सश्चयनिरतो बलवान्‌ 


संज्ञा वेशमाष्टमयोश्चतुरस्रं - 


सततमनारोग्यतनुं 
सततं मानार्थपरा 
सततोत्थितं विनीतं 
सत्यवचनं सुखाढयं 
सत्यं सतां गुरूणां 
सत्यसमाधिमुयुक्तः 
सत्योक्तं तूच्यते कञ्चित 
सत्वेन वायोः पुरुषः 
सत्सुतभृत्याप्तयश्षाः 
सद्यः प्रतिरणविजयी 
सद्धर्मकर्मधनजैः 
सद्वस्तुभू षणयुतो 
सद्वित्तसारसुभगो 

सधनं नरेनद्रपुज्यं 
सनाहका मणीनां 
सन्नोदरार्निपुंस्त्वः 
संनिरीक्ष्य रवेवीय॑ ग्रहाणां 
संपइपन्ति स्थानात्सदा 
सप्तमभवने भोमे 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० इलो० 


पटं 
३२-२९ 
३१-२७ 
३४-२७ 
२८-५२ 
२८-२३ 
३१-५८ 
२२--५१ 
२७-५७ 

२२-५ 

२१-४ 
३३-४४ 
३८-२२ 
३०-१२ 

३-२५ 
३०-८० 
२१-३२ 
२६-४२ 
२६-२५ 
२७-५१ 

२७--८ 

४१-४ 
३७-१४ 
२२-६७ 
२५-२० 
२८-१७ 

२७-४ 
२८-१८ 
३३-२३ 
३३-७० 
३०-५५ 
१४-१० 

४-३२ 
४६-१४ 


सप्तमभवने सौम्या ६ ` 
सप्तमभागे कोजे 
सप्तमळग्ने जातो 
सस्तक्षेगैग्रेहेन्दै: 
सप्तारिभे ग्रहेन्द्रा: 
सप्तांशकबलसहितः 
सप्ताष्टमषष्टस्थाः 
संभूतारिष्टाख्या भङ्गः 
समकृष्णतनुः स्तव्धः 
समभिव्यक्ति होरा 
सममायततनुवित्तो 
समराशौ शशिसितयोः 
समाः स्वरैः सिंहमृदङ्ग 
समुदितगुणं नरेन्द्रं 
सम्पूणंमुतिभँगवानु 
सर्वग्रहकृते योगे 
सबंग्रहयुतहृष्टे 
सबद्न्दरवि मुक्तो 
सवंमपहाय चिन्त्यं 
स्वेमर्ध तृतीयांश: 
सर्वसहः सुभद्रः समकायः 
सर्वेस्य सर्वंकालं 
सर्वातिशाय्यतिबलः 
सर्वे क्रूराः केन्द्र 

सर्वे प्रणाममेते 
सर्वेगंगन भ्रमणैहं ष्टे: 
सवेगगनभ्रमणं ष्टः 
सर्वे मित्र क्षेगर्त: 
सलिलभवने च चन्द्रो 
सलिलमृगारण्यानां 
सलिलविषपादरोगातु 
सलिलाशयतो धनवानु 
सलिलाशयेषु रमते 
सलिलोपजीवविभवा: 
संवाहनादिकमं धु दक्षः 


५४५ 


अ० इलो० 
३५-८२ 
३४-३० 
४७-२६ 
२१-१३ 
४४-४५ 
५-३२ 
११-७ 
११-१ 
५०-११ 
५३-३ 
३०-७० 
८-२२ 
३७-८ 
२६-६५ 
३५-५४ 
३५-६३ 
३४-६६ 
३१-८६ 
३२-१ 
३८-११ 
१४-११ 
२२-१ 
१२-१ 
३८-४ 
३६-४ 
११-३ 
२४-११ 
४४-३८ 
5-६ 
१७-5 
४६-३१ 
२५-5 
३७-३८ 
२१-२१ 
२२-४३ 


२४६ 


सविता दशाफलानां ` 
` सवितुर्दशा च पुंसो 
सवितुस्तृती यप चम 
सव्यापसव्यभागे 
सव्यालौनिकशैलस्वरणं 
सत्रणगात्रं रूक्षं 
संसक्ततनुः प्रमदाप्रियञ्च 
संस्कारनाममात्रा डिगुणा 
सहितौ चन्द्रजामित्रे 
साधु: कल्यशरीरो 
साघ्वीतनयः प्रायः 
साध्वीव्रतभङ्गकरः 
सामान्यतश्च षोढा 
सामान्येनाभिहितो 
सारङ्गाक्षो वक्ता 
साहसकर्माभिरतः 
साहससङग्रामरुचिः 
साहसिकमतिक्षुद्रं 
सितगुरुशशिजशशाङ्काः 
सितदृष्टः शनिः कुम्भे 
सितभागे सितहृष्टे 
सितशशिकुजगुरुमन्दैः 

` सितशशिवगं धीस्थे 
सितनभिसूतजीवै: 


सितारसूर्पात्मजजीवभास्करे: 


सिताकंभौमाकंसुताः 
सिते-दुजी वाकं जसूयें 
सिद्धा रम्भो मान्यः 
सिहवृषमेषकन्या 
सिहमृगौ जघनस्थौ 
“सिंहस्य समानमुखः 
सिंहाजगोभिरुदये 
सिहःदिद्रेष्काणे दाता 
सिंहे क्रमलिनीनाथः 
सिंहे दयितं स्यातं 


सारावली 


अ० इलो० 
¥o—S 
४०-५७ 
३५-१७३ 
१०-७२ 
७-७ 
३२-५२ 
५०-८४ 
५१-१२ 
१०-७६ 
१८-१८ 
१६-२३ 
२५-३ 
४०-६० 
५३-२९ 
४०-४७ 
२२-३ 
३४-३ 
३२-६० 
३२-१०५ 
३५-१८२३ 
२४-४ 
२०-१७ 
३४-३९ 
३५-१२३४ 
२०-७ 
२०-५ 
२०-१० 
३०-५६ 
२-३४ 
५३-५ 
४७-१ ९ 
८६-४२ 
४८-१३ 
३५-१८० 
२७-८९ 


सिहोदये तथाद्ये 
सिहोदये दिनकरो 
सिहोदये प्रसुतो 
सुकळत्रो हतशत्रुः 
सुकलाविदमत्याढ्यं 
सुकविः क्षोणीनाथः 
सुकुमारगौरदीर्घः 
सुकुमा रमतिप्राज्ञ' 
सुकुमारमूतिकान्तः 
सुखतनुमदगाः शुभाः 
सुखधनमानाज्ञ्त 
सुखधनसहितं शुक्रो 
सुखधनसौभाग्ययुतं 
सुखधनहीनमनायँ 
सुखनयनविज्ञानयुतः 
सुखबुद्धिसत्वयुक्तः 
सुखभाक्‌ ख्यातो धनवानु 
सुखरहितमथात्यन्तं 
सुखसुत मित्रविहीनं 
सुखसुत मित्रसमृद्धः 
सुखसुत मित्रोपचितं 
सुखसुतवित्तविहीनः 
सुखिनं कुजभे शशिजः 
सुखिनं धनिनं प्राज्ञ 
सुखिनमतीत्र हि लालितं 
सुगुहीतवाक्यमलसं 
सुतनुः झपितारिगणो 
सुतभवने शदिदेवनमस्यौ 
सुतभवनं शुभयुक्तं 
सुतसु खदुश्चिक्यगताः 
सुधा मृणालोपमविम्ब 
सुनफाऽनफा दुरुधराः 
सुनभानभासरूपाः 
सुनयनमुदारदानं 
सुनयनवदनशरीरं 


अ० इलो 0 
५२-५५ 
२५-८८ 
४७-१८ 
३१-६५ 
२८-४५ 
१६-२६ 
५०-५४ 
२६-५२ 
४८-११ 
३५-३५ 
४०-१३ 
३०-६४ 
२९-२६ 
२९-४६ 
१३-२८ 
३१-३० 
२५-३६ 
२६-३७ 
३०-७८ 
३०-५४ 
३०-६६ 
३०-६ 
३६-२५ 
२७-५६ 
२३-६३ 
३०-४ 
१६-३२ 
३५-७७ 
३४-२५ 
२५-५३ 
३५-५७ 
१३-१ 
१३-३ 
२८-२६ 
३०-६२ 


सुप्तस्तु पश्यति 
सुप्रज्ञा च भवेत्‌ शोक़े 
सुभ्राज्ञो$तिसुशील: 
सुबहूना मृपयोज्या: 
सुवृहन्नसोजदृ्टि: 
सुभगं ललितं सुखिनं 
सुभग पूज्यो लोके 
सुभगः सुतधन्युक्तो 
सुभगः सुरुचिरुदारः 
सुभगाः सेनापतयः 
सुभगान्वितो दरिद्रो 
सुभगो बहुभृत्यधनो 
सुभगो विद्वान्‌ वक्ता 
सुश्रूळलाटकामी 
सुमधुर मतिवाचाटं 
सुमनस्क: सोन्मादो 
सुरनुरुपहितः सूर्यो 
सुरुगुरुसहिते चन्द्रे 
सुरपतिगुरुबंन्धुस्थाने 
सुरपतिगुरुः सेन्दुलंग्ने 
सुरपुज्य: शशिशुक्री 
सुरराजगुरुः साकिः 
सुरुचि रकारी दाता 


सुविस्तरं नीचकुलोद्धवाः 


सुशरीरं बलनाथं 
सुसत्री रत्नार्थंश्रुतः 
सुहूदां संग्रहशीलः 
सूच्यादिकर्मकुशलो 
सूर्यजसहितः सौम्यो 
सूर्यनिशाकरसौरा 
सूर्य शिभौमगुरव: 
सूर्यचतुष्पदस्थः शेषा 
सूयश्चन्द्रसहायो 
सूईसहायः शुक्रो 
सूर्यः सौम््रसमेतो 
सूर्यः सौरसहाथो 


पद्यानामकारादिकोझः । 


अ० श्लो० 
३७-२७ 
४५-१३ 
३२-१७ 
२१-४८ 
ए०-७४ 
२६-२३५ 
१७-१४ 
२३-६ 
३०-५६ 
२१-२५ 
२७-७ 
१४-१२ 
३२-२१ 
५०-२३ 
२६-३८ 
१८-२२ 
३२-३३ 
३२-३८ 
३५-१०१ 
३५-४० 
४-२० 
३३-२७ 
४६-१४ 
३५-६८ 
३१-५ 
३१-७७ 
२२-६६ 
२६-२४ 
३२-४७ 
३२-५६ 
३२-८४ 
९-४४ 
३२-३० 
३३-१७ 
३३-१५ 
३२-३५ 


ूर्यस्याष्टसु बिन्दुषु 
सूर्य: स्वपुत्रसहितो 
सूर्या ङ्गारकयोः खबन्धुगतयो 
सूर्यात्‌ केन्द्रादिगतो 
सूर्यादष्टमराशौ यदि 
सूर्यादीनामुच्चाः 
सूर्या दृद्दितीयराशौ 
सूर्याद्रय यगैर्वाशिद्वितीय 
सूर्यारचन्द्ररवयः 
सूर्याशि यदि चन्द्रः 
सूर्यक्षिते गोनृपदेववासे 
सूर्येण चोरघातकमथवा 
सुयंण महामूर्ख 
सूर्यन्दुशुक्रा यं मही सुतेषु 

सजाय स्फीतो 
सेनाधिपतिः शूरः 
सेनानाथा निखिलनिरतो 
सेनापति प्रचण्डं 
सेनापति समृद्धं 
सेष्य॑ कन्यादयितं कामार्तं 
सेवाकृदस्थिरधनो 
सेव्यं दिनकरदृष्टो 
सोन्मादो गणमान्य: 
सोभाग्यसोख्यविजय 
सौम्यः कान्तविलोचनः 
सौम्यक्षेत्रे चन्द्रो होरा 
सौम्यग्रहसंयुक्तः 
सीम्यग्रहैरतिबलेः 
सीम्यदशायां प्राप्त 
सौम्यवपुस्त्री सुभगो 

, सौम्यः शुक्रसहायो 

| सौम्यः सुरगुरुस हितः 

। सौम्यः सौरसहायो 

| सौम्यस्त्रीधनलाभः 

सौम्या।र्थपुत्र मित्रश्चलमतिः 

सौम्याः धष्ठाष्टमगाः 


4७ 


अ० इलो० 
५४-३ 
३३-१८ 
४६-३ 
१३-३० 
१०-४८ 
३-३५ 
३४-७३ 
१४-१ 
३२-८६ 
३८-७५ 
5-११ 
२४-२ 
२४-६ 
२०-२ 
३२-३१ 
३१-५० 
३७-३५ 
२३-३२ 
२३-६० 
२८-४९ 
१५-४ 
२६-४९ 
१७-१५ 
४१-५२ 
४-२२ 
११-१० 
३१-४६ 
१२-२ 
४०-३७ 
४९-५ 
३३-२४ 
३२-४५ 
२३-२५ 
४०-११ 
३०-३० 
१०-२३ 


५४८ 


सौम्ये चाधंमितो याति 
सोम्मे त्रिकोणसंस्थे 
सौम्येन धनी ज्ञेयः 
सौम्येन पापनिरतं 
सौम्ये पापफलं प्रोक्त 
सौम्यैलंग्ने पूर्णे स्वगुह 
सौम्यो धृष्यः सुखितः 
सौम्यो भास्करहष्टः 
सौरगुहे शनिहष्टः 
सौरक्षें शुभयोमंध्ये 
सोरक्षे सौरगणो 
सौरसहायः शुक्रो 
सौरारगृहे तद्वत्‌ 
सौरांशेऽथ जलांशे 
सौरांशे शनिदृष्टः 
सौरिः शुभभागस्थ' 
सौरिश्रतुथंराशौ 

सोरे ग्रामपुर।धिवाद्य 
सौरेण दृष्टमूतिः 
सोरेणाकृत्यकरं 
सोरेदेशां प्रपन्नः 

सौरे वृषभं याते 

सौरे व्याधिमवाप्नोति 
सौरो व्याधितदेहं 
सौवर्णाङ्गः स्थिरस्वः 
सौवणिकः प्लुताक्षः 
स्त्रीकलहरुचिधंनभाक्‌ 
्त्रीक्षेत्रवित्तविभवः 
स्त्री चचलो5थंभागी 
स्त्रीचः्वलो विहारी 
स्त्रीजनहस्तिप्रायं 
स्त्रीणां चन्द्रसितौ नपुंसक 
स्त्रीणां जन्मफलं तुल्यं 
स्त्रीणां वश्यः सुभगो 
स्त्रीतुल्यतनु हीमान्‌ 


सारावली 


अ० श्लो० 
३९-१२ 
८--५८ 
३२-७ 
२४-२१ 
४०-५२ 
९-७ 
३०-२० 
३४-२४ 
२८-६६ 
४६-६ 
३४-२८ 
३२-५० 
४५-१९ 
९६-२७ 
२४-१९ 
२०-२८ 
३१-२३ 
५४-९ 
२७-४८ 
२४-११ 
४०-४८ 
२६--४ 
१०-६० 
३३-१३ 
२३-१ 
१७-५ 
१७-३१ 
३-१३ 
४८६-१२ 
४९-२ 
३४-५४ 
४-१४ 
४५-१ 
३४-२ 
२२-४२ 


स्त्रीदुर्भेगः स्वतन्त्रो 
्तरीदुर्भ गोऽल्पवित्तः 
्त्रीद्वेषणो वपुष्मान्‌ 
स्त्रीनिजितं दरिद्रं 
स्त्रीपुंनपुंसकाख्याः क्षेत्रेषु 
स्त्रीभरणदुःखत्तः 
स्त्रीभिः सम्परिभूतो 
स्त्रीमण्डलेषु कुशलं 
स्त्रीमरणं हरणं वा 
स्त्रीमानयशोभूतिः 
स्त्रीमित्रभ।गरसवित्‌ 


स्त्रीमृष्टपानभोजन 
स्त्रीरत्नानि सुखानि 


स्त्रीलोलूपः कुचरितः 
स्त्रीलोलो लम्बवाहुः 
स्त्रीवस्त्र माल्य गन्धैः 
स्त्रीविरहदुःखखिन्नः 
स्त्रीवै रान्नष्टधनः कुत्सित 
सत्रीवैरान्तष्टधनः शूरः 
स्त्रीसङ्गादुद्वि ग्नः 
स्त्रीसत्वं स्त्रीललितं 
स्त्रीसम्मर्कजविभवाः 
स्त्रीसेवी युवतिधनः 
स्त्री हेतो दु : खातं 
स्तिमितं बुषभं स्त्रीणां 
स्थलजलराशिविभागाः 
स्थलजलखगौ विलग्नात्‌ 
स्थानधनैश्वयंयु तं 
स्थनबलेन समेतः 
स्थितो भानोः पुत्रो 
स्थिरपुत्रदारसुहृदं 
स्थिरभोदये तदंशे 
स्थिरसत्वबुद्धिरतिमानु 
स्थूला स्थिमंन्दरोमा 
स्थूलोष्ठबाहुरुन्नततनु: 


स्तानविभूषणनिरतः 
स्नानोपभोगभूषण 
स्निग्धच्छविः सुवाक्यः 
स्निरधच्छविः सुवेषः 
रिनिग्धरमृदुपवनभाजो 
स्निर्धस्तेजो युक्तः 
स्निरधासिता च हरिता 
स्निग्धा सितान्तपृथृृक्‌ 
स्निग्धैर्भवन्ति भूपाः 
स्पष्टार्थवित्कलाज्ञः 
स्फटिकोपल्संकाशा 
स्फीत धनस्त्रीसहितः 
स्फीतयशसो गुणाढ्याः 
स्फुटनासिकास्फुटः स्यात्‌ 
स्फुटवाक्यं विगतधनं 
स्फुटिताग्रनसः कालो 
स्मृतिमतिकुलसंपन्नं 
स्यातां यद्याध्राने 
स्यान्मल्लः परपृष्टः 
स्रग्धौताम्बरयुक्तः 
स्रस्ताल्परोममूतिः 
स्वक्षः प्रसन्नगौरः 
स्वक्षः स्थिरः सुकेशः 
स्वक्षेत्रे च चतुष्टये 
स्वगृहनवांशे लग्ने 
स्वगृहांशकसंयोगात्‌ 
स्वगृहे तृतीयभागे 
स्वगृहे मित्रभागेषु 
स्त्रगृहेऽसृक्‌ सित दृष्ट: 
स्वगृहोच्चसौम्यवगे 
स्वजनपरिच्छदवाहन 
स्वजनायासवियोगं 
स्वजनावमर्दनपरो 
स्वजनाश्रयो दयावानु 
स्वतन्त्रः सर्वे कार्येषु 


पद्यानामकारादिकोगः 


अ० इलो० 
२९-२० 
२८-२२ 
५०-५२ 
५०-८८ 
१२-८ 
३७-१० 
३७-१८ 
५०-७९ 
३७-९ 
५०-९६ 
३७-१७ 
२४-४ 
२१-२८ 
५०-४९ 
२९-३१ 
५०-७२ 
२६-५८ 
८-५३ 
१७-३३ 
१५-११ 
५०-४३ 
५०—-६्‌४ 
५०-१६ 
३७-२ 
९-४ 
५३-११ 
३५-६७ 
३५-४४ 
२५-२९ 
३४-१४ 
३०-५३ 
४१-२३ 
४७-९ 
२१-२३ 


| 
| 
| 


स्वत्रिकोणगतैः सर्वे: 
स्वत्रिकोणगुहं केचित्‌ 
स्वद्रेक्काणवलेनाहीनो 
स्वप्नेऽभिपञ्थति सुवर्णं 
स्व मिन्रक्षेत्रसंस्थानां 
स्वराशौ स्वत्रिकोणे च 
स्वरक्षेत्रिकोणतुङ्गस्थाः 
स्वक्षंबलेन च सहितः 
स्वक्षेसुतनवमेशा द्रेक्काणानां 
स्वर्क्षात्‌ केन्द्रेषु यातं: 
स्व्क्षे नक्षत्रनाथः 

स्वक्षें शशी विपुलरहिम 
स्वर्भानुनोपसृष्टा यदि 
स्वल्पश्रुतमतिमूखरं 
स्वल्पसुखं स्वल्पधनं 
स्वल्पा कुस्चितमूधंजः 
स्वस्थः करोति जन्मनि 
स्वस्थशरीरसमागम 
स्वस्थानपरि भ्रष्ट: क्लिष्टः 
स्वं स्व पूर्वविलग्नं 
स्वस्वामिदष्टयुक्त 
स्वात्केन्द्रायनवाष्टवित्तगृहगो 
स्वात्र्यायात्मजषट्त्रिकेषु 
स्वायुषो लग्नगे क्ररे 
स्वांशात्परस्य भागे यस्मिनु 
स्वांशे दिनकरदष्ट: 

स्वांशे दिवाकरो यस्य 
स्वांशेऽधिमित्रभावे 

स्वांशे रवौ शीतकरे 

स्वांशे सौम्यैरबलैः 

स्वे राशो परभागे 

स्वे स्वे भवने पुंसां 
स्वोच्चत्रिक्रोणगुहगैः 
स्वोच्चनीचत्रिकोणक्षे 


३७-४३ | स्वोच्चप्राप्तस्य दशा 


५४९ 


अ० इलो० 
४४-३१ 
३८-१७ 
५-३१ 
३७-२५ 
५-४७ 
४०-२३ 
६-१ 
५-२९ 
२-१४ 
३५-२६ 
३५-१० 
३५-८० 
१०-६० 
२६-४५ 
२८-२६ 
४-२१ 
५-६ 
५—Yo 
५-१२ 
५३-५१ 
३२-४ 
५२=२ 
५२-८ 
३९-१९ 
५३-४१ 
२४-१० 
३५-८ 
३५-११३ 
३८-८ 
५३-२५ _ 
५३-१४ 
३२-२७ 
३५-२ 
४०-५२ 
४०-५६ 


५५० 


स्वोच्चं याता: सर्वे 
स्वोच्चसिद्धो ग्रहः शोच्य: 
स्वोच्चस्थस्वगृहे$थवापि 
स्वोच्चस्थित: शुभफलं 
स्वोच्चस्थे दश सूर्ये 
स्वोच्चस्थै रा :भोमसौर 
स्वोच्चस्थो रवितनयो 
स्वोच्चस्वकालबलिन: 
स्वोच्च: स्वकीयभवने 
स्वोच्चस्वराशिनिजभाग 
स्वोच्चाश्रिता श्रेष्ठवला: 
स्वोच्चे गुराववनिजे 
स्वोर ।गुरुस्तनुगतः 
स्वोच्चे दशमे जीवे 
स्वोच्चे भवति च दीप्तः 
स्वोच्चे भानुः प्रकटितबलो 
स्वोच्चोदये कृतपदः 
हः 

हतपुत्रदारनिःस्वा 
हयनरविदेहलग्ने 
हितसमरिपुसंज्ञा ये 
हिवुकगते धरणिसुते 
हिवुकास्तकर्मस हितैः 
हिवुकेऽकं वियति कुजे 
हिमरदिमिरल्पपुण्यं 
हिल्रोऽरिनिकर्मे कुशलो 
हृद्रोगी बहुसत्वः सतां 
हेमप्रवालभूषण 
हेलिर्भानुः शशी चन्द्रः 


सारावलो 


अ० इलो० 
४४-४६ | होरागगतैर्घनगतः 
३६-१५ | होराग्रहवल्साम्ये निसगंजं 


११-१४ ¦ होरा चतुर्थसप्तमदवामेषु 
५-२५ | होरा जन्माधिपतेः 
३६-२ | होरातृष्णार्तानां शिष्याणां 
३५-५ | होरादिकण्टकेभ्यः 
४४४ | होरादिनेशशशिनां 

४०-२२ ¦ होरादिपतिद्यू ने 

३०-७४ ¦ होरानिधनास्तगतैः 

होरामनीक्षमाणे शशिनि 


३०-६ 
५-१५ होरायां कण्टके चन्द्रो 
३५-ऽ | होरायां कण्टके भौमो 
३५-१२९ | होरालेखामुपेतः स्फुट 
९-१२ | होराशशिनोबेलवान्‌ 
५-३ होराष्टमस्थितः सूर्य: 
३५-८४ | होरा सर्वबलोपेता 
३५--१०२ | होरासंस्थे जीवे सुशरीरः 
होरास्तगतैः शकटं 
होरेन्दुयुतैः सौम्यैः 
२१-४० । होरेन्द्रोर्वलयोगाद्यो 
५३-४४ | होरेश्वरम्तु मृत्यौ 
४-३१ | ह्रस्वः पिङ्गललोचनो 
८-३९ | ह्लस्वः पृथुचा रुतनुः 
४६-१२ | ह्वस्ववदनोन्नतांसः 
४६-१० | हस्वाननस्वरूप: 
४४-१६ | हृस्वास्तिमिगोजघटा 
२१-४७ | हृस्वोदर: सुरोषो 
२२-६४ | हुस्वोन्नतोष्ठघोण: 
३४-६० | हस्वो मृदुः सुधीरो 


४-१० | हस्वो हृठभुतार्थः 


इति सारावलीस्थपद्यानामकारादिक्रमकोशः सम्पूर्णः । 


St ७ म 0 ७ ll ES Ye 


अ० इ्लो ० 
३३-८२ 
५-२०' 
३१-१ 
४१-५८ 
१-६ 
२१-११ 
४०-४४ 
१०-२६ 
१०-४० 
९-२५ 
१०-५५. 
१०-३ 
३५-१३२ 
३३-६५ 
१०-५२ 
३९-५ 
३०-५० 


२१-१५ 
८-२३४ 


३३-२ 
१०-२८ 
४-२३ 
४८-२३ 
५०-५३ 
४ ९-८ 
३-२७ 
५०-१४ 
५०-६५ 
५०-१० 
४८-१२ 


हमारे अन्य प्रकाशन 


1, अंक विद्या--गोपेश कुमार ओझा 5h. ९५. 5 
2. अर्घमातँण्ड--मुकुन्दवल्लभ ( तेजी-मन्दी का हिन्दी में अनुभूत ग्रंथ ) शीक्र 
3. अघंमार्तण्ड ( ए707 ९०. )--मुकुन्दवल्लभ 10 
4. आप और आपकी राशि --केवलानन्द जोशी 6 
5. उडुदाय-प्रदीप--लघुपाराशरी भाष्य--भाष्यकार मुकुन्दवल्लभ 6 
6. कमंठगुरु--मुकुन्दवल्लभ 16 
7. कालचक्र ( फलित ज्योतिष )--दीवान रामचन्द्र कपूर 8 
#8. कालचक्र की उत्पत्ति और विकास --राजेश्वर झा 6 


+9. Key to Astro-Palmistry & Hand Psychology K. C. Sen Shortly 


+10. Khandnkhadyaka of BrahmaguPta—With thc Comm. 
of Bhattotpala, Eng. Tr. Introduction and Notes— 


Bina Chatterji 125 
11. ग्रहलाघव--सं० केदारदत्त जोशी शीघ्र 
12. गणितप्रवेशिका--केदारदत्त जोशी 2:50 
13. चन्द्रहस्तविज्ञान--चन्द्रदत्त पन्त शीघ्र 
14. चमत्कारचिन्तामणि-भट्टनारायणकृत ( हिन्दी व्याख्या )--ब्रजविहारी 
लाल शर्मा ( अजिल्द ) 28; ( सजिल्द ) 35 
15. ज्योतिषजगत्‌-दुर्गादत्त शर्मा शीघ्र 
16. ज्योतिष तत्व प्रकाश--पं ० लक्ष्मीकान्त कन्याल 30 
17. ज्योतिषशास्त्र मे स्वरविज्ञान--केदारदत्त जोशी 3 
18. ज्योतिष रहस्य--जगजीवनदास गुप्त, 270. ०१. ( गणित खण्ड ) 5 
( फलित खण्ड ) 12 
19. ज्योतिविदाभरण कालिदासकृत मुल व हिन्दी टीका--रामचन्द्र पाण्डे शीघ्र 
20. जातकादेशमार्ग (चन्द्रिका) --गोपेश कुमार ओझा 10 
21. जातक पारिजात-मूल हिन्दी व्याख्या सहित, सम्पादक--गोपेश कुमार ओझा 
प्रथम भाग ( अजिल्द ) 45; ( सजिल्द ) 60 
द्वितीय भाग शीघ्र 
22. ताजिक नीलकण्ठी भा० टी० केदारदत्त जोशी ( सजिल्द ) 45 
( अजिल्द ) 30 
23. त्रिफला ( ज्योतिष )-गोपेशकुमार ओझा 8 
24. दैवज्ञकामधेनु--मूल एवं हिन्दी, व्याख्याकार पं० केदारदत्त जोशी शीघ्र 
“25. दशाफलविचार-जगजीवनदास गुप्त 374 ९५. 10 
26. प्रश्‍नचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पंत 7 


27. Popular Hindu Astronomy—K. N. Mukberji 20 


५५२ 


28. फलदीपिका ( हिन्दी अनुवाद सहित ) गोपेश कुमार ओझा 22 
29. फलितमातंण्डमुकुन्दवललभ 16 
30. Fundamentals of Astrology M. R. Bhat 60 
31. Bribat Samhita——M. R. Bhat Part 1 110; part II 90 
32. बृहद्‌ दैवज्ञरञ्जन मूल व हिन्दी--टीकाकार पं० मुरलीधर चतुर्वेदी शीघ्र 
33. भारतीय ळग्नसारणी--गोपेशकुमार ओझा शीघ्र 


34. मुहूतँचिन्तामणि--पीयूषधारा हिन्दी टीका सहित--केदारदत्त जोशी 
(अजिल्द ) 40; ( सजिल्द) 60 


35. रमल-प्रश्‍नोत्तरी--रामचन्द्र कपुर 5 
36. राइयभिघानकल्पलता--मुकुन्दवल्लभ, 270 ९५. 5 
37. ळघुपाराशरी-सिद्धान्त--मेजर एस ० जी० खोत 40 
38. ळग्नचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पन्त 36 
39. वषंचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पंत शीघ्र 
*40. षोडशांगं अर्थात्‌ तान्त्रिक पंचांग--पं० श्रीधर सिद्ध ( तप्रक ) 6 
41. षड्वर्गफर प्रकाश--मुकु न्दवल्लभ शीघ्र 
42. वृहृदवकहड्ाचक्र- हिन्दी व्याख्या सहित--पं० केदारदत्त जोशी 3 
43. सत्य सिद्धान्त ज्योतिष--प्रभुलाल शर्मा 6 
44. सचित्र ज्योतिष शिक्षा--वी० एल० ठाकुर ज्ञान खण्ड : 9 
गणित खण्ड : प्रथम भाग 25 

२० ११ ¦ द्वितीय भाग 10 

फलित खण्ड : प्रथम भाग 20 

१, ०, : द्वितीय भाग 24 

, 7 ¦ तृतीय भाग 40 

वर्षे फल खण्ड 25 

प्रश्न खण्ड 25 

मुहूर्त खण्ड 16 

संहिता खण्ड 24 

45. सचित्र हस्तरेखा सामुद्रिक शिक्षा--एन० पी० ठाकुर 20 
46. 1000 Aphorisms on Love and Marriage-—G. K. 0108 30 
47. सुगमज्योतिषभ्रवेस्तिका--गोपेश कुमार ओझा 20 
48. सारावली--मुरलीधर चतुर्वेदी ( अजिल्द ) 30; ( सजिल्द ) 45 
20 


49. हस्तरेखाविज्ञान--गोपेश कुमार ओझा 
50. होरारत्नमु--मुरलीधर चतुर्वेदी प्रथम भाग ( अजिल्द ) 50, ( सजिल्द ) 75 
द्वितीय भाग ( अजिल्द ) 50; ( सजिल्द ) 75 


1 111. 


उँ 


हमारे महत्त्वपुणां ज्योतिष प्रकाशन 


अंकविद्या---गोपेश कुमार ओझा शर 
त्रिफला (ज्योतिष) --गोपेश कुमार ओझा ८ 
कमंठगुरु--मुकुन्द वल्लभ १६ 


ग्रहलाघव---सं ० केदारदत्त जोशी 
(अजिल्द) ३५; (सजिल्द) ५० 
चमत्कारचिन्तामणि--भट्टनारायण 
(हिन्दी व्याख्या )--ब्रजबिहारीलाल शर्मा 
(अजिल्द) रु० ४०; (सजिल्द) ६० 
जातकादेशमार्ग चन्द्रिका--गोपेश कुमार ओझा १० 
जातकपारिजात--गोपेण कुमार श्रोझा (दो 
भागों में) प्रथम भाग (अजिल्द) ४५; (सजिल्द) ६० 
द्वितीय भाग , ६५; » ८५ 
ज्योतिष तत्त्व प्रकाश--लक्ष्मीकान्त कन्याल ३० 
ज्योतिषरहस्य--जगजीवनदास गुप्त 
(गणित खण्ड) ५; (फलित खण्ड) १२ 
ताजिक नीलकण्ठी भा० टी०--केदारदत्त जोशी 
(अजिल्द) ३०; (सजिल्द) ४५ 


दशाफलविचार--जगजीवनदास गुप्त १० 
फलितमार्तण्ड-म्‌कुन्दवल्लभ १६ 
फलदीपिका--गोपेश कुमार ओझा ४० 
बृहद्‌ दैवज्ञमनोरञ्जन--मूल व हिन्दी टीकाकार 
--मुरलीधर चतुर्वेदी शीघ्र 


मुहू्तचिन्तामणि--पीयूषधारा हिन्दी टीका सहित 
-केदारदत्त जोशी (अजिल्द) ४०; (सजिल्द) ६० 
लघुपाराशरी-सिद्धान्त-मेजर एस० जी० खोत ४० 


लग्नचन्त्रश्रकाश--चन्द्रदत्त पन्त ३६ 
सचित्र ज्योतिष शिक्षा--वी० एल० ठाकुर 
ज्ञान खण्ड : € 
गणित खण्ड : प्रथम भाग २५ 
„» „» : द्वितीय भाग १० 
फलित खण्ड : प्रथम भाग २० 
छः : द्वितीय भाग २४ 
„» „» : तृतीय भाग ४० 
वर्ष फल खण्ड २५; प्रश्न खण्ड २५ 
मुहूतं खण्ड १६;  संहिताखण्ड २४ 
सचित्र हस्तरेखा सामुद्रिक शिक्षा 
---एन० पी० ठाकुर २० 
सुगमज्योतिषप्रवेशिका--गोपेश कुमार ओझा. २० 
हस्तरेखाविज्ञान--गोपेश कुमार ओझा २० 


मोतोलाल बनारसोदास 
दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 


श्रीमिश्रवलभद्रविरचितं 
होरारत्नम्‌ 
व्याख्याकार : डॉ० मुरलीधर चतुर्वेदी 

भारतीय ज्योतिषशास्त्र में होरा का अधिक महत्त्व है क्योंकि इसके आधार 
पर वार-गणना की जाती है तथा अहोरात्र के बारह लग्नों का और उनके आधार 
पर शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है। 

होरारत्न के दस अध्याय हैं। प्रस्तुत कृति होरारत्न का प्रथम भाग है । इसमें 
प्रथम पांच अध्याय हिन्दी अनुवाद के साथ दिये हैं । 

प्रथम अध्याय--राशियों और ग्रहों की संज्ञा, स्वरूप, बलावल और फल का 
भिन्न-भिन्न रीतियों से विवेचन । द्वितीय अध्याय--जातक के जन्मकाल में निषिद्ध 
योगों का निरूपण, अशुभ-योग की शान्ति के उपाय, होराचक्र, उसमें अभिजित्‌ 
गणना का विचार, जन्मपत्री लिखने का क्रम, प्रभव आदि संवत्सरों के फल, 
पञ्चांग, षड्वगं, गण आदि के फल, डिम्भचक्र एवं उसके फल का विवेचन । 

तृतीय अध्याय--भावों की आवश्यकता, उनका आनयन, भावस्थ ग्रहों का 
फल, हिल्लाज के ग्रनुसार भावफल, ग्रहचेष्टाश्रों एवं भावचेष्टाश्रों का विचार, 
अवस्था ज्ञान, पञ्चम, सप्तम और दशम भाव में ग्रहों की ग्रवस्था का फल, शयन 
आदि अवस्था में सूर्य आदि ग्रहों का फल, बारह राशियों में स्थित सूर्यादि ग्रहों 
का और उन पर ग्रहों की दृष्टि का फल। 

चौथा अध्याय--राशिस्थ ग्रहों तथा सूर्यादि ग्रहों का फल, उच्च, नीच, मित्र, 
शत्रु आदि में स्थित ग्रहों का फल । पांचवां अध्याय--अ्ररिष्टविवेचन, आयुयोग, 
पितृ-मातृ-कष्टप्रद योग, जातक के अरिष्ट-विनाशक योग, राजयोग, महापुरुष योग, 


) छाया व तत्त्वों के फल, ग्रहरश्मियों का ज्ञान और उनके फल का विवेचन । 


हिन्दी व्याख्या सरल, सुगम श्रौर स्पष्ट है । ज्योतिविदो के लिये ग्रतीव 

उपयोगी है। प्रथम भाग: मूल्य (श्रजिल्द) रु० ५०; (सजिल्द) २० ७५ 
ग्रहलाघव 
केदारदत्त जोशी 

सोलह अध्याय का यह ज्योतिष ग्रन्थ त्रिस्कन्ध ज्योतिष में गणित ज्ञान देने में 
सर्वोपरि हे । आकाशीय वस्तुस्थिति का चमत्कारिक सिद्धान्त इसमें स्थापित 
किया गया है । बड़े लम्बे अंकों की संख्याओं के गणित की गुणन भाजन की लम्बी 
और परिश्रम साध्य ग्रहगणित की असुविधा को समझकर लेखक ने लघु आंकड़ों 
से ग्रहसाधन की शुद्ध एवं सूक्ष्म चमत्कारिक गवेषणा की है--इसी कारण इस 
ग्रन्थ का सही नामकरण 'ग्रहलाघव' किया है। 

मूल एवं दो प्राचीन टीकाओं के साथ मूल ग्रन्थ को लेखक ने महान्‌ परिश्रम 


, से हिन्दी भाषा के माध्यम से उदाहरण सहित सरल एवं स्पष्ट कर दिया है। 


(अजिल्द) ३५; (सजिल्द) ५० 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 


